रंगनाथ रामायण 


[ राजा गोनबुद्ध-रचित मूल तेलग से अनूदित ] 


॥चु4/दुक 

श्री ए० सी० कामाक्षि राव 
स्यप्पादुक 
श्रीअवधनन्दन 


विहार-राष्ट्रभाषा-परिषदय्‌ 


पटना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद 
पटना 


सर्वस्वत्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
१८८२ गकांब्द; २०१७ विक्रमाब्द; १९६१ सखुध्टाब्द 
सजिल्द मूल्य ६. ४० 


मुद्रक 
बेनी माधव प्रेस 
राँची 


वकक्‍तब्य 


प्रस्तुत ग्रंश्र / गनाथ' रामायण” को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करत हुए हमें 
बड़ा हर्ष हो रहा है । परिषद्‌ का मूल उद्देश्य जहाँ अधिक्रारी विद्वानों द्वारा मौलिक 
ग्रंथों का प्रथयत कराकर प्रकाशित करना रहा है, वहाँ देश और विदेश की समृद्ध 
भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिन्द--अनुवाद कराकर उनके प्रकाशनो से हिन्दी-साहित्य 
की समृद्धि मे योगदान भी रहा है । इस प्रकार, परिषद्‌ से अबतक जमंन भाषा से 
रिचर्ड पिशल-लिखित प्राकृत भाषाओं का व्याकरण तथा फ्रच भाषा से मारिस मेटर- 
लिक-रचित नाटक “नीलपर्छ/ के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हे । इन दोनों के अतिरिक्त 
संस्कृत-साहित्य से काव्यमीमांछा' तथा कथासरित्सागर' (प्रथम खड ) के अनुवाद 
मूल संस्कृत के साथ भी परिषदु-द्वारा प्रकाशित हुए हे। कथासरित्सागर' का दूसरा खण्ड 
इसी साल प्रश्शित होनेवाला है और उसके अन्तिम खण्ड का अनुवाद-कार्य सम्पन्न हो 
रहा हैँ । पाइचात्य भाषाओं के साहित्य के अलावा परिषद्‌ ने संविधान द्वारा स्वीकृत 
बौदह भाषाओं और उनके साहित्य पर प्रिचयात्मक निबन्ध उन-उन भाषाओं के अधि- 
कारी विद्वानों से लिखवाकर, उनके संग्रह के रूप में चतुर्देश भाष।-निबन्धावली” प्रकाशित 
क्री है । तदुपरान्त भारत की प्रमुख लोकभाषाओ में से पन्द्रह लोकभाषाओं और उनके 
साहित्य पर निबन्ध लिखवाकर पचदश लोकभाषा-निबन्धावली' नाम का संग्रह प्रकाशित 
किया है। उपर्युक्त पुस्तकों का हिन्दी-सं पार में अच्छा स्वागत हुआ--यह्‌ हमारे लिए 
असन्नता की बात है । 


किन्तु, भारतीय भाषाओं के साहित्य से अनुवाद द्वारा हिन्दी-भाण्डार को भरने 
की दिद्या में परिषद्‌ ने संकल्प किया था कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत को चार--तमिल, 
तेलुगु, कन्‍नड़ और मलयालम--भाषाओं के साहित्य से एक-एक ग्रथ चुनकर अनूदित 
कराया जाय। तदनुसार ही तमिल' और तेलुगु के एक-एक ग्रंथ और उसके अनुवादक 
का चुनाव किया गया और अनुवाद के काम सौंपे बये। इस योजना में हमें तेलुगु की रंग- 
नाथ रामायण के अनुवाद की पाण्ड्लिपि सबसे पहले प्राप्त हुई और आज हम उसी 
रामायण को आपके सामने उपस्थित करने में समर्थ हो सके हैं । हमें प्रसन्नता हैं कि 
इसके बाद ही हम तमिल का कंब राभायण' का हिन्दी-अनुवाद भी यथा, प्र प्रकाशित 
कर हिन्दी-सं्तार के सामने रख सकेंगे। 


मूल रंगनाथ रामायण” के सौष्ठव के सम्बन में म [स-विश्वविद्यालय के विद्वान 
पैडर तथा तेलगु-विभाग के अध्यक्ष श्रीनिडदवोल बेंकट राव ने अपने परिचय में जो 
उद्गार प्रकट किये है, वे इसी ग्रंथ में अन्यत्र देखने को मिलेंगे । फिर, इस ग्रंथ के 
अनुवादक श्री] ए० सी ० कामाक्षि राव ने भी, अपनी भूभिका में, तेलुगु-साहित्य का विवेचन करते 
हुए इस ग्रंथ की महत्ता पर जो कुछ प्रकाश डाला है, वह अलम्‌ हैँ । उसके बाद इस 


( ४ ) 


सम्बन्ध में और कुछ लिखना पिष्टपेषण ही होगा। हम तो कवल इतना ही कहग कि 
दक्षिण भारत के प्राचीन एवं मूर्बेन्य साहित्य की गरिमा एवं आभा से हिन्दी-साहित्य 
के भाण्डार के भरते की दिशा में हमारा यह विनम्र अनुष्ठान नगण्य न समझा जायगा। 


इस अवसर पर हम सबसे पहले श्री म० सत्यनारायण को साधुवाद दिये विना 
नहीं रह सकते कि उन्होंने परिषद्‌ को इस दिशा में अपने विचार और सुझाव दकर 
अत्यधिक उत्साहित किया है । प्रारंभ में हमें उनका सहयोग न प्राप्त होता, तो शायद 
हम इस ग्रंथ को तना शीघ्र प्रकराग में न ला सकते | साथ ही हम दक्षिण भारत के 
गाँव-गाँव में हिन्दी की धूती रमानेवाले श्रीअवधनन्दनजी के क्रपापूर्ण सहयोग और 
साहाय्य को शब्दों में बाँधना नहीं चाहते । इसम रंचमात्र भी अत्युक्ति नहीं कि उनके 
प्रथल्तन का ही यह परिणाम है कि हम इस अनुवाद को हिन्दी-जगत्‌ के सामने ला सके हे। 
उन्होंने अनुवादक से सारी पाण्डुलिपि प्राप्त कर पढ़ जाने की कृपा की, साथ ही सम्पादन 
भी यथासाध्य किया । निःसंकोच रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस कार्य 
में साहित्य के प्रति उनका अदम्य उत्साह और परम पवित्र निष्ठा गौरव एवं ईर्ष्या की 
वस्तु है। हम श्रीनिडदवोलू बेंकट राव के प्रति अतिशय क्तज्न है कि उनका परिचय 
हमें इस ग्रंथ के लिए उपलब्ध हो सका । अनुवादक और सम्पादक के साथ-साथ हम 
उनका भी आभार स्वीकार करते हें, जिनका साहाय्य हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त 
हो सका हैँ । 


आशा है, सुधी पाठकों को रंगनाथ रामायण के अनुश्शीलन से प्रसन्नता होगी और 
वे देख सकेंगे कि वाल्मीकि रामायण एज तुलसीदास के रामचरितमानस से यह किन- 
किन बातों में एक और किन-किन बातों में भिन्न है, और यह अनुभव करेंगे कि भाष&, 
और वेश-भूषा की भिन्नता होते हुए भी हमारे सम्पूर्ण देश की मूल संस्कृति किस प्रकार 
सर्वेया एक, अभिन्न ए अ्रखण्ड है । 


मुवनेशवरनाथ मिश्र माधव 


७-२-६ १ 
संचालक 


पर्चिय 


तेलगु-पाहित्य में राम-कथा को अग्रस्थान प्राप्त हुआ है और आज तेलगु में 
रामकथा से संबंधित रचनाओं की संख्या लगभग तीन-चार सो तक हे। पुराण, प्रबंध, 
द्विपद, शतक, वचन, यक्षगान, दंडक, पद, गीत एवं संकीत्तंन--मतलब यह कि आज 
तलूगु में सहाक्राव्य जेसे शास्त्रीय रूप से अपढ़ ग्रामीण जनता के हारा गाये जानेवाले 
लोकगीतों तक में रामकथा उपलब्ध है । साहित्य-रचना के रूप सें रामकथा-साहित्य का 
प्रारंभ तेरहवीं सदी में हुआ और उस समय से उस साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति 
होती गई । इस साहित्य को प्रेरणा देनेवालों में भव्राचकस्‌ सें विराजमान श्रीरामचर् 
के अनन्यभक्त रामदास तथा अमरगायक भक्त त्यागय्या सर्वश्रेष्ठ हे। 

तेलगु-साहित्य के सभी यूगों में रामकथा विशेष आकर्षण की वरतु रही हे। 
आज भी जब तेलुगु-साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ जन्म ले चुकी हैँ और जन्म ले 
रही है, तेलुगु-भाषा के कई प्रसिद्ध आधुनिक कवियों ने रामकथा को शास्त्रीय पद्धति 
पर लिखा है ओर आज भी कुछ कवि इस कथा को लिखने में लगे हें। यह इस बात 
को प्रमाणित करता हे कि राम-भक्ति तेलग्‌ु-जनता के हृदय को ही नहीं, बत्कि उनकी 
प्रतिभा पर भी अपनी अमिद छाप छोड़ चुकी हे। प्राच्य तथा प्रतीच्य विदन रामणय्ण 
फा अध्ययत आधुनिक ढंग से करने लगे हें। अतएवं आधुनिक विचार एवं सांस्कृतिक 
परिपाइव की दृष्टि से इस सहाकाव्य की व्याज्या करना आवश्यक हे । चूँकि दक्षिण की 
भाषाओं में भो संस्कृत-रामायण की कथा अनुवादों के रूप से अथवा मौलिक रचना के 
रूप सें आ गई है, हमें विचार करना होगा कि आए्ठ एवं आयेंतर संरक्ृतियों का समन्वय 
करने में रामायण का क्या स्थान हे और रामायण भारत की सामासिक संस्कृति का 
प्रतीक कसे बनी हुई है आदि । 

(रंगनाथ रामायण' एक द्विपद-काव्य है, जो तेलगू की रामकथा-संबंधी क्ृतियों 
में अत्यंत लोकप्रिय है । उसकी सरल, शुद्ध तथा प्रवाहमयी देशी शेली ने पंडित एवं 
पामर दोनों को समान रूप से आक्षष्ठ किया है। इस कथा के कुछ भाग 'तोलबोम्म 
लाटा (एक विशेष प्रकार कीं पुतलियों का नृत्य) जेसी लछोक-कला के कार्य-क्रमों में 
भी गाये जाते हे और यह इस बात को स्पष्ट करता है कि कवि रास की अमर-क्था 
को तेलग्‌-हृदय तक पहुंचाने में किस प्रकार सफल हुए हूँ । 


चूँकि इस कृति का नाम रंगनाथ रामायण है, सहज ही यह भ्रम हो ज़ाता है 
कि इसका कवि 'रंगनाथ” नामक कोई व्यक्ति रहा होगा । किन्तु, इस विषय पर 


हज ) 


जो शोध-क्ार्य हुआ है, उससे यह प्रमाणित हो गया हुँ कि तेरहवीं सदी में बृदपुर 
(ऐतिहासिक बोधान नगर) के आसपास राज करनेवाले सूत्रवंशी राजा विदठलराणजु के 
दिशानूसार उतके पुत्र मोनबुद्ध राजा ने इसकी रचना की है । इसका उल्लेख कवि 
स्वयं काव्य के प्रारंभ में कर चके हे। प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों के आधार पर 
यह प्रमाणित हो चुका हूँ कि इस काव्य की रचना लगभग १३८० ई० में हुई थी । 
(रंगदाथ रामायण की विशेषता यह है कि उसकी रचना उस समय तक जनता 
में प्रचलित राम-कथा के आधार पर हुई है, जो संस्क्ृत-रामायण से कई स्थानों में भिन्न हे। 
यद्यपि, रामायण आर्यावर्त्त था उत्तरापथ के राजा राम की कथा है, तथापि वह 


परंपरागत लोक-कथाओं के रूप में सार दक्षिण में अति प्राचीन काल से व्याप्त थी। 


अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि दक्षिण की भाषाएँ, तसिल, 
तडुगू, कन्नई और सल्यालम--जो संस्कृत भाषा-परिवार से स्वंथा भिन्न परिवार की है -- 
अपनी प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती थीं। 
ऐसी दया में यह आशा नहीं की जा सकती कि इत भाषाओं के बोलनेबाले वाल्मीकि 
रामायण की सूलकथा का ज्ञान प्राप्त करे । उन्होंने स्थूल रूप में कथा को ग्रहण किया 
होगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न युगों में उस कथा का अपने ढंग से मोड़- 
तोड़कर प्रचार किया होगा। यह कोई आहइचर्य नहीं, यदि घर-घर में इस कथा का प्रचार 
हो गया हो जोर उत्पुझ बालक-बालिकाओं को मनोरंजन के लिए तथा उनमें राम तथा 
उनकी पत्वी सीता के आदर्श जीवन में प्रतिबबित आये-धर्म को प्रतिष्ठित करने के 
उद्देश्य से घर के बड़े-बूढ़े, रामायण के इतिवृत्त का छोटी-छोटी कहानियों के रूप में 
प्रसार किया हो । हमारे यहाँ ऐसी प्रथा रही भी है। महाकृवि कालिदास अपने मेघदूत 
में कहते हे कि कोशांबी नगर से ग्रामवृद्ध अपने पोते-पोतियों को उदयन की कर्थों 
सनाते थे । स्वयं कालिदास-कृत रघुवंश में वर्णित राम-कथा कुछ स्थानों में मूलकथा 
से भिन्नता रखती हे । 

रास को कथा त्रेतायुग की होने के कारण उदयन की कथा से भी अधिक प्राचीन है 
और कदाचित्‌ उससे द्राबिड़ों के 'हृदय एवं प्रतिभा पर असिट प्रभाव डाला होगा । 
इसका एक कारण यह भी हो सकता हे कि रामायण के दो प्रधान पात्नों में रावण 
दक्षिण का था। लंका का राज्य, राम के विजय प्राप्त करने के पदचात्‌ भी बना रहा 
और विभोषण उसका पालन करता रहा। आधुनिक यूग की भाँति यदि राम भी लूंका 
को जीतने को पद्चात्‌ अपने किसी भाई को अपनी तरफ से लंका का राज्य चलाने के 
लिए नियुक्त करते, तो कदाचित्‌ दक्षिणापथ का इतिहास कुछ बातों में भिन्न होता । 


तेल-भाषा तमिल के मुकाबले में प्राचीन न होने पर भी कुछ हद तक प्राचीन 
ही कही जा सकती हूँ; उस भाषा के बोलनेवालों में बहुत समय तक वाल्मीकि रामायण 
की अपेक्षा लोक-कथाओं के द्वारा प्रचलित राम-कथा का ही आदर होता रहा । क्रमदाः 
तेल ग-भाषाभाषी संस्कृत के प्रति आकृष्ठ हुए और उस भाषा के प्रकांड पंडित बन गये। 
'रंगनाथ रासायर्णा और “भास्कर रामायण' के कवि संस्कृत के महान्‌ पंडित थे और 


( है ) 
उन्होंने अपनी क्रृतियों में स्पष्ट कहा भी है कि उनकी कृतियाँ वाल्मीकि रामायण कौ 
आधार सानकर चलती हे। फिर भी, वे जनता के बीच प्रचलित रामकथा की सर्वथा 
उपेक्षा नहीं कर सके । 


0०.६ 


कहा जाता है कि सन्‌ १३१० ई० सें कवित्रय के प्रसिद्ध कवि एरंता ने 
मूल संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तेल्गु-पद्य सें लिखा था। खेद हू कि वह रचना 
आज हमें अप्राप्त है--केवल उसके कुछ एक पद्य तेलगू को एक लरुक्षण-प्रन्थ में हमें 
मिलते हैँ। एरंना के पदचात्‌ सन्‌ १८६० ई० तक किसी और कवि ने वाल्मीकि रामायण 
का सहो-पही अनुवाद तेलूगु में प्रस्तुत नहीं किया । सन्‌ १८६० ई० में गोपीनाथ बेंकट 
कवि ने संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तंलुगु-पद्य से प्रस्तुत किया । उसके पदचात्‌ 
कितने ही कवियों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार संस्क्ृत-रामायण का अनुवाद किया। 


कहने का तात्पयं यह है कि १८६० ई० तक राम की कथा पर जो काव्य लिखे गये, 
उनपर लोक-कथाओं का ही अत्यधिक प्रभाव रहा। 


आज के शभ समय में, जबकि भारत की विभिन्न संस्क्ृतियों में आदान-प्रदान का 
कार्य प्रारंभ हो गया है, यह अत्यंत हुं की बात हे कि दक्षिण के एक सुयोग्य तथा 
हिन्दी-तेलगु-भाषाओं के निपुण विद्वात्‌ श्री ए० सो० कामाक्षि राव ने, तेलगु की अत्यंत 
लोकप्रिय हिपद रामायण का अनुवाद राष्ट्रभाषा हिग्दी के गद्य में किया है, जिससे 
वह भारत के सभी साहित्यों तक पहुँच सके । 


तेलगु की 'रंगनाथ रामायण अपने इतिवृत्त, भाव, कला एवं शेल्री के कारण 
तीन करोड़ तेलगु-भाषाभाषियों के हृदय में राम-भवक्ति को जागरित करने में सफलता प्राप्त 
कर चुकी है । यदि उसका हिन्दी-अनुवाद आसेतुहिसाचछ व्याप्त चालीस करोड़ 
भारतवासियों के ह॒ृदयों में राम-भक्षित जागरित करनेवाली प्रबल्ल दक्ति का स्रोत बन सके, 
तो आइचर्य नहीं करता चाहिए। जयहिन्द।' 


ता० ८, शाके श्यवर विद्यारत्न निडदवोलु वेंकट राव, एम्‌० ए० 
चेत्र, सोमवार रीडर तथा तेल्गु-विभाग के अध्यक्ष 
२८-३-६० ई० सद्रास-विद्वविद्यालय 





१, आन्भ्र महाभारत क तीन प्रसिंद्ध कवि नज्नया, तिवेकना और एरेना कविद्र्य' 
के नाम से विख्यात हैं। 
२. प्रस्तुत परिचय मूल अगरेजी लेखन से अनूदित । 


अ्रस्तावना 


[ १ ।ै। 


लेकए-थ7क्ष7-विदेशी पंडितों के द्वारा इटालियन ऑफ दि ईस्ट' (धक्वा७४ 0 ६४० 
एछ9७8+) कही जानवाली तंलगु-भाषा, द्राविड़-भाषा-परिवार की समृद्ध एवं साहित्य-संपत्त 
भाषा है । बेसे तो इसके तीन नाम हे--तेलग, तेनुगू, आध्रमु; किम्तु तेलगु' दब्द का ही 
अधिकाधिक प्रयोग होता है । आंध्र' शब्द पहले जाति-परक था, किन्तु बाद को वह देश- 
परक हुआ और निदान आंध्र देश की भाषा आंध्रमु' कहलाई। तेलुगू अजंत भाषा है--- 
प्रायः इसके सभी दाब्द स्व॒रांत और विशेष रूप से उकारांत होते हे। (उदा०-संतोषमु, 
साहसम्‌, नीनु, नेनु आदि)। अतः, यह भाषा अधिक संगीतमय होने की क्षमता 
रखती है। कदाचित्‌ इसी कारण से विदेशी विद्वानों ने इसे पूरे की इटालियन भाषा 
कहा होगा । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी समय आंध्र-सह्म्राज्य उत्तर सें पाटलि- 
पुत्र से कावेरी नदी के दक्षिण तक फेला हुआ था। किन्तु, समय-समय पर इस 
साम्राज्य पर बहुत-से आक्रमण हुए और इसका बहुत-सा भाग दूसरों के अधीन हो गया। 
व्रिजयनगर के प्रसिद्ध सम्नाट्‌ कृष्णदवराय के समय में तेलगु-प्रदेश उत्तर में कटक से प्र/रस्भ कर 
दक्षिण में मदुरे तक फेला हुआ था। आज भाषावार प्रान्तों के विभाजन के बाद 
तेलगु-प्रदेश की सीमाएँ बहुत हुंद तक निशद्चित-सी हो गई हैं। आज इसकी उत्तरी 
सीमा उत्त र-पूर्व में बरहमपुर से प्रारंभकर उत्तर में गोदावरी नदी के किनारे होते हुए नेजामा- 
बाद के कुछ उत्तर तक चली गई है । इसकी दक्षिणी सीमा मद्रास के उत्तर में लगभग 
तीस मील से प्रारंभ कर कोलार तक हे और पूर्व में सर्मुद्र-ट तक यह प्रदेश फेला हुआ हे। 
हन सौसाओं को भीतर-स्थित विशाल भू-भाग में तथा भारत के अय्याग्य प्रान्‍्तों 
हुए तेलगु-भाषाभाषियों की संख्या १९५१ ई० की जन-गणना के अनुसार तीन करोड़ तौस 
लाख हे। भारत में हिन्दी-भाषाभाषियों के बाद तेलगु-भाषाभाषियों की संख्या ही 
अधिक हूँ । 


तेलग-भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते ह--साहित्यिक भाषा का रूप 
और बोलचाल की भाषा का रूप। साहित्यिक भाषा का रूप प्रदंह-भर मे एक ही हैं, 
किस्तु बोलचाल की भाषा के रूप में कहां-कहीं थोड़ा-सा अन्तर विखाई देता है। 
सन्‌ १८७५ तक साहित्य-रचना को लिए केबल साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग होता रहा, 


किन्तु उसके बाद बोलचाल की भाषा को भी साहित्य म॑ स्थान दन के लिए आंदोलन 


( ६ ) 


शुह हुआ । यह आंदोलन आज तक चल रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि तेलगु के 
पचहत्तर फी सदी लेखक अपनी साहित्य-साधना बोलचाल की भाषा के साध्यम से करते हे । 
साहित्यिक भाषा (ग्रांथिक भाषा) ओर बोलचाल की भाषा (व्यावहारिक भाषा) में 
जो अन्तर है, वह विशेषतया क्रियाओं तथा कुछ शब्दों के रूपों तथा संधि के नियम- 


पालन के ऊपर निर्भर करता हूं । एक उदाहरण से यह अन्तर स्पष्ट करेगे । 


स7हित्यिक-पप7०7--भी राम चरित्रमु परम पावन भैनदि । अंदुवलनने तेल्गुलो 

ननेकुल रामायण-मृनिदिवरलो रचियिचिरि। इप्पटिकिति रचिचचु तम जन्ममुनु 
चरितार्थमु गाविचु कोन चन्नार । 
व्यावहारिक भाषा--- 

श्रीराम चरित्र परम पावन मेदि। अंदुवल्लने तेलगलो अनेकुल रासायणाप्नि य्रिदि 
बरलो व्रासारु । इप्पढिकी त्रास्तु तम जन्मान्नि चरितार्थमु चेसुकुंट्ल्नारु । 

(शीराम की कहानी परम पावन है। इसलिए, कई लोगों ने अबतक रामायण की 
रचना की। आज भी कुछ लोग इसकी रचना करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे है ।) 

जैसा हम पहले निवेदन कर चुके हुं, तेलग द्राविड़-भाषा-परिवार की एक मुख्य 
भाषा है । किसी समय तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयारूस मूल द्राविड़-भषा की 
बोलियाँ मात्र थीं । किन्तु, बाद को भिन्न-भिन्न वातावरण में पनपने के कारण आज ये 
एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हे। तेलगु-प्रदेश पर कई राजवंशों ने राज्य किया । 
सातवीं शताब्दी तक सातवाहन, इक्ष्वाकु, बृहत्फलायन, शालंकायन, परलूव, दिष्णकुंडिन 
तथा पूर्व चालक्य राजाओं ने तेलगु-प्रदेश पर राज्य किया था। इन राजाओं की राज- 
भाषा यथा तो संस्कृत थी या प्राकृत । जो शिलालूख अबतक उपलब्ध हे, उनमे बहुतों 
की भाषा प्राकृत हूँ । इन राजाओं में कुछ तो वेदिक धर्मावलंबी थे और कुछ बूर्द्ध के 
अनुयायी थे। इस तरह तेलगु-प्रदेश में राजभाषा तथा धर्म की भाषा की हैसियत से संस्कृत 
तथा प्राकृत का अत्यधिक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देशभाषा पर पड़ता रहा। 
परिणाम यह हुआ कि आज तेलगु में पचहत्तर फी सदी शब्द संसक्ृत या प्राकृत भाषाओं 
के तत्सम या तद्भव रूप है। त़ेलगु-प्रदेश के पंडितों का संसक्ृत के प्रति इतना 
अधिक आग्रह रहा कि तेल्ंगु का सब से प्रथम व्याकरण संस्कृत-भाषा में 
लिखा गया । 


तेलग की साहित्यिक भाषा के भी दो रूप मिलते हे । एक रूप वह है, जो संस्कृत 
शब्दों तथा समस्त पदों से भरा हुआ होता है और दूसरा वह, जिसमें ठेठ तेलग शब्दों 
का ही बाहुलय है । ठेठ तेलुगु को जानु तेनुग' कहते हे । इंत दोनों रूपों में संरक्ृत- 
बहुल भाषा का ही अधिक आदर होता रहा और धीरे-धीरे ठेठ तेलग के प्राचीन काव्यों 
के बहुत-से शब्दों का प्रचलन कम होता गया। इसलिए, ठेठ तेलग के प्राचीन काव्यों 
को समभना बहुत-से तेलगु-भाषाभाषियों के लिए भी आज कठिन-सा ही गया हे। 
55 तडुगु तथा सस्कृतबहुल तंलगू के उदाहरणों को देखने से इन दोनों में अंतर स्पष्ट 
ही जायगा--- 


; 


ठेठ तेलगु-- 
चेप्पु लोनिरायि चेविलोनि जोरीग, 
कंटिलोनि नल॒सु, कालिमुल्ल, 
इंटिलोनि पोरु इंतित कादया॥ 


(जूतों में पड़ा हुआ कंकड़, कान में पहुँचा हुआ कीड़ा, आँख की किरकिरी, पेरों में 
काँठा ओर घर में ऋगड़ा--इनकी पीड़ा असहनोय होती हे।) 
संस्कृतबहुल तेल गु-- 

अधरमु गदली गदलक 
मधुरम्‌ लगु भाष लुडिगि 
सौन ब्र॒तुडा अधिकार रोग पूरित 
बधिरांधक शबवम्‌ जूड पापमु सुमती ॥ 

[ अधरों को बिना हिलाये, मधुर भाषा से रहित हो, मौन व्रत धारण करनेवाला 
अधिकार-रोग से भरा व्यक्ति बहरे तथा अंधे शव के बराबर हू । उसे देखना भी पाप हैं। 
(रेखांकित शब्द संस्कृत के हें।) ] 

इत दोनों शैलियों का सामंजस्थ भाषा के जिस रुप में पाया जाय, जिससें तेलुगु 
का मुहावरा भी और संस्कृत का मधुर एवं गंभीर शब्द-समूह भी हो, वही तेलुगु अधिक 
लोकप्रिय है और वही सुंदर समझी जाती है । रंगनाथ रामायण की भाषा में ऐसी ही 
सुंदरता पाई जाती है । इसकी चर्चा यथास्थान आगे की जायगी । 

लेलए-स7हछित्य-महाकबि नन्नया का आं श्र-सहाभारत तेलगु-साहित्य के उपलब्ध 
काव्य-प्रत्थों में सबसे प्राचीन है । इसकी रचना ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। 
इस* काव्य की प्रौढ भाषा एवं उत्कृष्ट कला-कौशरू को देखकर विद्वान यह अनुमान करते हे 
कि यही महाभारत तेलगु-साहित्य का आदिकाव्य नहीं हो सकता। उनका विचार हे 
कि किसी भी भाषा के प्रथम साहित्य का रूप इतना विकसित एवं प्रोढ नहीं हो 
सकता; शताब्दियों की साहित्य-साधना के परिणास-स्वरूप ही ऐसी प्रोढ रचना का 
प्रगयन संभव है । यह विचार कल्पना-सात्र कहा नहीं जा सकता। सातवीं तथा आठवों 
दाताब्दी के जो शिलालेख एवं ताँबे के दानपत्र अबतक उपलब्ध हुए, उनमें उत्कृष्ट 
काठप्र-स्वरूप को नम्‌ने मिलते हे। अतः, यह कहना सत्य से दूर नहीं होगा कि तेलुगु मे 
साहित्य-रचना का प्रारंभ ईसा को सातबों शताब्दी में ही हुआ होगा, किन्तु सातवों से 
दसवीं दाताब्दी तक का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं हो सका । 

सन्‌ १०५० ई० से आजतक के तेलुगु-साहित्य के इतिहास को पाँच यूगों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 

१. पुराण-पुग. (१०५०--१३५० ई०) 

२. श्रीनाथ-पुणग (१३५०--१५०० ई० ) 

३. प्रबंध-युग. (१५००--१६०० ई०) 

४. वरक्षिणांध्रयूग (१६००--१८७५ ई०) 

५. आधुतिक-युग (१८७५ ई० से) 





( ८ ) 


प्रत्येक युग का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

दुए7ण०-यु7--वैदिक धर्म तथा उसके समर्थक पुराणों के प्रचारार्थ इस युग में 
साहित्य-साधता का प्रारंभ हुआ। महाकवि नज्नया ने सहाभारत' की रचना प्रारंभ की 
ओर भरण्य-पर्व का अद्धं भाग लिख भी न पाये कि उनका स्वर्गंवास हो गया । उसके 
दो सो वर्ष के पद्चात्‌ तिक्‍कना सोझयाजी ने विराट पर्व से प्रारंभ कर होष पंद्रह पर्वों की 
रचना की। उसके पदचात्‌ एरंनाप्रगडाने अरण्य-पर्व का अधूरा अंश पुरा किया । इस 
तरह महाभारत की रचना तीन कवियों के द्वारा लगभग तीन सौ वर्षों में पूरी हुई । 
इन तीन महाकवियों को कवित्रय कहते हे । आंध्र-महाभारत तेलगु-भाषाभाषियों के 


लिए एक साथ, धर्मशास्त्र, नीति-प्रन्थ, पुराण तथा महाकाव्य है। उसका प्रभाव तेलगु- 
जन-जीवन पर अक्षुण्ण है । 


इसी युग से रामायण को रचना भी हुई । गोनबुद्धराजु ने देशज छन्द 'द्विपवा' 
में रामायण की रचना की, जो साधारण जनता के बीच अत्यंत प्रिय हुई, जिसका 
हिन्दी-अनु वाद उपस्थित है। भास्कर रामायण” की रचना भी इसी युग में हुई, 
किन्तु वहु केबल पंडितों के बीच ससादृत हुई । महाभारत तथा रामायण के 
अलावा इस युग में शव काव्यों की रचना अत्यधिक मात्रा में हुई । नश्नेचोड़ कवि कृत 
कुमारसस्भव, पालकुरिके सोसनाथ-कृत बसवपुराणमु! तथा 'ंडिताराध्यचरिचत्र' 
इस युग की श्रेष्ठतम शैवभक्तिपरक रचनाएँ हैं, जो तेलगु-साहित्य के उज्ज्वल आभूषणों की 
भाँति शोभायसान हैँ। इस यूग के एक और प्रतिद्ध कवि नाचन सोस है, जिनका उत्तर- 
हरिवंश” एक बड़ी ही सुंदर कृति है। 

अरिनएथ- यएु7--इस युग के प्रसिद्ध कबियों में भीनाथ तथा पोतना अग्रंगण्य हे। 
ओऔताथ राजदरबार फे भहाकवि तथा महापंडित थे । उन्होंने कविता-शैली में ऋँतिकारी 
परिवत्तंत किया । उनके प्रसिद्ध प्रन्थ हें-- काशीखंडमु', “शूृंगारनेषधमु' तथा 'पलूमाटि 
जरित्रभु । इनमें काशीखंडमु' और “ूंगारनेषधम्‌! संस्कृत के का्यों के अनुवाद हूं 
और पलतनाटिचरित्रमु' ऐतिहासिक्र वीर-काव्य' है । श्रीनाथ के अनुवाद की शेली भी 
निरालो हूँ । मूल ग्रन्थ को आधार मानते हुए, उसके समस्त काव्य-सौंदर्य को तेलगु की 
मुहावरेदार भाषा में मृत्तिमान्‌ करने को उत्तकी क्षमता अद्भूत है। उनके समकालीन कवि 
पोतना, तेलुबु-भाषाभाषियों के हृदय-पीठ पर सर्वदा विराजमान रहेगे। उनकी उत्तकृष्ट 
रचता आंध्च-महाभागवत” हैँ, जिसका प्रचार गरीबे की भोपड़ी से अमीरों के 
महलों तक में हे । पोतना राम के भक्त थे, किन्तु उन्होंने कृष्ण-प्रधान काव्य की रचना की । 
उनकी भक्ति विलक्षण थी। राम-कृष्ण, शिव-केशव में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। 
उनकी भागवत के कुछ भाग, जैसे प्रह्माद-चरित्र, गज़ेखमोक्ष तथा क्ृष्ण-लीलाएँ आदि 
तेलुगु-प्रदेश में इतने प्रसिद्ध हे कि छोग उन्हें जबानी याद करके समय-सभय पर भक्षति- 
भाव से. गाते रहते हे। 

यबनक-युण --पह. पुग तेलुगु-साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है। विजयनगर- 
साम्राज्य के विख्यात राजा श्रौकृष्णदेवराय का प्राअय पाकर तेलंगु-साहित्य ने अभूतपूर्व 


$ 


( ६ ) 


उन्नति की। श्रीकृष्णदेवराय स्वयं भी कवि थे और उन्होंने 'आमुक्‍तमालयदा नामक 
एक प्रौढ काव्य की रचना की थी। उनके दरबार में आठ महाकवि थे, जो अष्टदिग्गजा 
के नाम से प्रस्यात थे। इस युग में कई प्रबंध-काव्यों की रचना हुई । तेलगु में प्रबंध- 
काव्य की एक विलक्षण परिभाषा प्रचलित हे । किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा 
काल्पनिक प्रेमाख्यान को आश्चित कर आवश्यकता तथा औचित्य की दृष्टि से उसे घटा-बढ़ाकर 
अपनी प्रतिभा एवं कल/कोशल के अनुसार तेलगु की मुहावरंदार भाषा में, तेलगु-जन- 
जीवन को प्रतिबिबित करते हुए जिस कला-कृति का निर्माण कवि करता है, उसे प्रबंध- 

काव्य कहते हे। ऐसे प्रबंध-काव्यों में अल्लसानि पेहुना का मसनुचरित्र', तिम्पना का 

'पारिजातापहरण' तथा रामराजभूषण का वसुचरित्र' अत्यंत प्रसिद्ध हैं। धूजेंटि फवि का 

“कालहस्तीव्वरशतक' और तेनालि रामकृष्ण का पांडरग्ाहात्म्यमु' इस यग के भक्ति-परक 

भहाकाव्य है। इस युग के उत्तराद्ध में पिगलि सूरना ने कलापूर्णोद्यमु! नामक एक मोलिक 

प्रबंधनकाव्य की रचना की, जो वस्तु, भाव एवं कला की दृष्टि से बेजोड़ है। उन्होंने 

“शघवरपांडवीयमु' नामक एक दृ॒यर्थी काव्य लिखा, जो अपने ढंग का प्रथम काव्यहे । 
इसको अपना आदर्श भानकर आगे कई कवियों ने तीन-तीौन, चार-चार अर्थ॑ंवाल् 

काव्योंकी रचना की । 


दुद्ेणं9-यु7/-विजयवपर- साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ आं ध्र-सात्राज्य दक्षिण 
म तंजाऊर और गदुर में प्रस्फुटित हुआ । वहाँ के प्रायः राजा स्वयं विद्वान्‌ होते थे 
और विद्वानों तथा कवियों का बहुत आदर करते थे। उनका आश्रय प्राप्त करके कई तेलग- 
कवि तेलगु-साहित्य-मंदिर को अपनी सरस कृतियों से सजाने लगे। इस युग को कविता 
भी प्रबंध-शेली को ही अपनाकर चली, किन्तु समय के साथ-साथ उसकी भाव-प्रवणता 
में शिथिलता आती गई। भाव-सौंदर्य की अपेक्षा पांडित्य-प्रद्शंन एवं आश्रयवदाता 
की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा को ही कवि अधिक सहत््व देने लगे । फिर भी, इस 
युग में कई सुंदर काव्यों की रचना हुई, जिनसें कंकंदि पापराजु-कृत उत्तर- 
रामायण, चेमक्रि वेंकठ कवि-कृत विजयविलासमु, कवयित्री मोल्ला द्वारा विरचित 
“रामायण तथा कवधित्री मुददु पलनी कृत “राधिका स्वांतनम आदि अत्यंत 
प्रश्षद्ध है । ० 


किक आकर] 


आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने के पहले तेलगु-साहित्य की एक 
और प्रवुत्ति का उल्लेख कर देना आवश्यक है । तेल की प्रबंध-काव्य-धएरा के साथ ही 
मुक्तक-काव्य-घारा का भी विकास सभानांतर में होता रहा । मुक्तक-साहित्य के 
अंतर्गत शतक, गीत, संकीत्तेव तथा यक्षगान आदि आते हे । तेलगु में लगभग एक 
हजार शतक है, जिनमें बहुत-ले प्रकाशित हो चुके हे। पेलुगु-साहित्य में इन शतकों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें बहुत-से शतक भक्तिपरक हे, कुछ नौति-बोधक है और 
कुछ दुद्भार-रस से भरे है। इनकी कविता उच्चकोटि की है। इसके अलावा समय-समय 
पर भक्तों के द्वारा रचे हुए पद तथा संकीक्तंन साहित्य तथा संगीत की दृष्टि से अद्वितीय हे । 
अन्नमय्या, त्यागय्या और क्षेत्रय्या, ये तेलुगु के तीन भकत-कवि हे, जिन्होंने भक्ति के उन्सेष में 


( १० ) 


कितने ही मधुर गीतों का गान किया है । त्यागय्या (त्यागराज) तमिलताड के तिरुवाड़ी 
नामक स्थान में हुए थे । उनके कीत्तंन सारे दक्षिण में गाये जाते हे। 

आधुनि द् युए-आधुनिक य्‌ग में तेलगु-गद्य की अच्छी उच्चति हुई हे गद्य की 
विभिन्न प्रवृत्तिपों को प्रारंभ करके गद्य का विकास करने का श्रेय स्व० श्रीवीरेशॉलिंगम्‌ 
पंतुलू को है । उन्होंने स्वयं कितने ही निबंध, नाटक, प्रहलन तथा उपन्यास आदि लिखे और 
दूसरे लेखकों को लिखने की प्रेरणा दी । आधुनिक तेलुगु-साहित्य में उनका वही स्थान है, जो 
हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चद्ध का है। इस युग के प्र(रंभ में कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई, 
जो गद्य-साहित्य के निर्माताओं को प्रोत्साहन देती थीं। चिलकर्मात्ति लक्ष्मीनरसिहम्‌, पानुर्गंदि 
नर्रासहराव, ग्रजाड़ अप्पाराव उन प्रारंभिक लेखकों में से है, जिन्होंने गद्य-साहित्य के निर्माण 
में अथक परिश्रम किया था। इसी समय व्यावहारिक भाषा को साहित्य-रचना के लिए प्रयोग 
करने के प्रइन पर जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। कई युवा-लेखकों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने 
इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में गद्य-लेखक 
निहुछ आये, जो आजतक गद्य-साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं । 


कविता के क्षेत्र में भी तेलगु-साहित्य भारत की अन्यान्य भाषाओं की साहित्यिक 
प्रगति के साथ कदम-ब-कदस आगे बढ़ रहा है। अँगरेजी साहित्य का अध्ययन, स्वतंत्रता- 
आंदोलन, बत्तं मान जीवन का संघर्ष और व्यक्ति-स्वातंत्यवाद ने इस युग के कवियों को एक 
नई दुष्टि प्रदान की तथा उसका प्रभाव उनकी कविताओं में लक्षित होने लगा। छाया- 
बाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जैसी कविताएँ हिन्दी-साहित्य में पाई 
जाती हैं, बैसी रचनाएँ तेलुगु में भी हे। भेद इतना ही है कि तेलुगु में उनके तास सिन्न- 
भिन्न हँ--जैसे भाव-कविता, अतिवास्तविक कविता, अभ्युदय-कविता आदि। वत्तंमान समाज में 
पाई जानेवाली आथिक अससानता, संघर्षमय जीवन, प्राचीन रूढियों तथा परंपराओं के प्रति 
विद्रोह तथा समस्त मानव-जाति के कल्याण का आग्रह आज की कविताओं में दिखाई पड़ते हे । 


[ २ । 


रामायण, महाभारत एवं भागवतपुराण भारत की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित 
रखवेवाले महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हे। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैँ । वस्तुतः, 
आसेतुहिमाचक इन अलौकिक महापुरुषों की पूजा होती हे और प्रत्येक भारतीय भाषा 
को कवि इनके जीवन-वृत्तों का गान करने में ही अपने कवि-कर्म को सफलता मानते आये हे। 
रामायण की कथा नित्य नवीन है । हम अपनी बाल्यावस्था से ही न जाने 
कितनी बार और कितने लोगों के द्वारा इस कथा को सुनते तथा स्वयं पढ़ते रहे हे, 
फिर भी जब-जब इसे सुनने या पढ़ने का अवसर मिलता है, तब-तब हम में नवोत्साह 
जागरित हो उठता हैँ । यही इस कथा की महत्ता है । वाल्मीकि-रामायण में चतुरानन के 
मुँह से निकले हुए निम्नलिखित शब्द अक्षरशः सत्य प्रमाणित होते हे- 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितदच महीतले । 
तावत्‌ रामायणकथा लछोकेषु प्रचरिष्यति ॥॥ 


( ११ ) 


तेलगू भाषा में रामकथा-संबंधी कितने ही काव्य हैं । ये काव्य प्राय: दो रूपों 
में मिलते है--प्रबंध-काध्य तथा मुबतक-गीत। प्रबंध के रूप में प्राप्त हौनेवाल कांध्यों 
में अधिकतर काव्य वाल्मीकि-रामायण के सरस अनुवाद-मात्न हें। 'रंगनाथ रामायण! 
तथा 'मोह्ल रामायण ही दो ऐसे प्रबंध-काव्य हे, जो स्वतंत्र रचन। कहे जा सकते हे 
इन दोनों की कथा यद्यपि प्रधानतया वाल्मीकि-रामायण को आधार सानकर चली है, 
तथापि काव्य-रचना के लक्ष्य में, कथा-वस्तु को विधान में वर्णनों में, तथा चरित्र- 
चित्रण में नवीनता है । इन दोनों में मोल्ल रामायण आकार में छोटी है। “रंगनाथ 
रामायण ही आंध्र-देश मे अधिक लोकप्रिय हे । इसके रचना-काल तक जनता में 
प्रचलित रामकथा-संबंधी कई ऐसे प्रसंग इस रासायण में सिलते हेँ, जो वाल्मीकि- 
रासायण में नहीं मिलते । अबतक रामकथा-संबंधी जितने प्रबंध-काव्य उपलब्ध हुए, 
उनमें यही सब से प्राच्चीन काव्य हे। 

“रंगनाथ रामायण संबंधी चर्चा प्रारंभ करने के पहले हम एक विषय स्पष्ट कर 
दना आवश्यक समभते हे। जिस प्रकार तुलसी-रामायण उत्तर-भारत के लोक-जीवन के 
पोर-पोर में व्याप्त होकर, उसको पारिवारिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक" 
जीवन को प्रभावित कर सकी, उसी प्रकार और उसी मात्रा में तेलगु-भषाभाषियों के 
जीवन को तेलुगु-रामायण प्रभावित नहीं कर सकी। आंध्र-जनता के बीच वह कार्य 
आंध्र-महाभारत तथा आंध्र-महाभागवत ने किया। इन दोनों ग्रन्थों ने तेलगु-प्रदेश में 
लोक-जीवन को प्रभावित ही नहीं, बल्कि अनुप्राणित भी किया है । तुलसी-रामायण 
हिन्दी-भाषाभाषियों के लिए एक साथ धर्म-ग्रस्थ, पुराण, नीतिशास्त्र, समाजश्ञास्त्र तथा 
लोक-जीवन का पथ-प्रदर्शक है । तेलगु-प्रदेश में वह स्थान तेलगु-रामायण को नहीं 
बल्कि तेल्गु-भागवत को प्राप्त हे । तेलगु-भाषत,षियों के लिए आंध्र-महाभ.रत 
एक साथ धम्ंशास्त्र, वेदान्त-प्रन्थ, नीति-ग्रव्थ, महाकाव्य और इतिहास है। 

परन्तु, फिर भी रास की कथा, जो परंपरा से जनता के बीच लोक-कथाओं 
तथा लोक-गीतों के रूप में प्रचलित थी, अपना अक्षष्ण प्रभाव लोगों के जीवन पर 
डालती रही। आंध्र-देश में समय-समय पर कई ऐसे भक्त हुए, जिहोंने अपने भक्ति-रस 
पूर्ण गीतों एवं भजनों के द्वारा राम-भक्ति का ऐसा प्रचार लोगों में किया कि श्रीराम 
आंध्रों के इष्टदेव-से हो गये । आंध्र-प्रदेश में विरला ही ऐसा कोई गाँव होगा, जहाँ 
श्रीराम का मंदिर न मिलता हो। तेल्गु-भाषाभाषियों में रामय्या, रासन्ना, रामराव, 
रामचन्द्र राव, सीतथ्या, लक्ष्मन्ना आदि नामों की तो गिनती ही नहीं हे । 

किन्तु, प्रन्‍नत यह हे कि तुलसी-रामायण के समान सर्वव्यापक तथा प्रभावशाली 
राम-काव्य तेलगु में क्यों नहीं लिखा जा सका ? एसी बात नहीं कि तेलगु-प्रदंह में 
इसके लिए आवश्यक प्रतिभा का अभाव था ॥ यदि ऐसी बात होती, तो महाभारत एव 
भाग वत जै॑सेप्रौह एवं सरस महाकाव्यों की रचना ही तेलग्‌ में नहीं होती । अतःइसका 
कारण जानने के लिए हमें इतिहास का आश्रय लेना पड़ेगा। | 

यह सर्वविदित है कि भगवान्‌ बुद्ध की धार्मिक क्रान्ति से बेदिक धर्म को बड़ा 
भारी धवका लगा । बौद्धधर्म कई शाताब्दियों तक उत्तर-भारत के राजाओं के द्वार 


( १२ ) 


पवादूत रहा । उत्तर-भारत के कुछ राजाओं न ज॑तपधर्म को भी अपनाया था। धीरे- 
धीरे इन दोनों धर्मों न अपनी विजय-यात्रा' सदूर दक्षिग तक बढ़ाई । दक्षिणापथ के 
कई राजाओं ने इत धर्म के आगे अपने घुटने टेक दिये। आंध्र-राजाओं में सबसे प्रथम 
शातवाहन थे, जिन्होंने बेदिक धर्म के अनुयायी होते हुए भी बौद्ध तथा जैन धर्मों का 
आदर किया । इन्हीं शातवाहनों के सामंत इक्ष्वाकु-वंश के राजा (ई० पु० २०० ) 
बौद्धधर्म के अनुयायी बने । इन्होंने बौद्ध तथा जेन धर्मों को बहुत आदर दिया और 
बैदिक धर्म के प्रभाव को नष्ठ करने का भी यथाशक्ति प्रयत्न किया । इस प्रकार, दक्षिण 
भारत में वैदिक, बौद्ध एवं जेत धर्मों के बीच कई दाताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। 
धीच-बीच में ऐसे आंध्र-राजा भी हुए, जिन्होंने वेदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और बौद्ध 
तथा जैन धर्मों को समूल नष्ठ करने का प्रयत्न किया। 


सन्‌ ८5२५ ई० में शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ । उन्होंने बोद्धध्म के प्रचार 
को रोकने तथा बेदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने का जो प्रयत्व किया, उससे 
भांध्र-प्रदेश के वेदिक धर्मावलंबियों को आंध्र-देश से बौद्धघर्म को समूल उखाड़ फेंकने 
की प्रेरणा मिली। उन्होंने कई सोचों पर बौद्धधमं का विरोध किया। बौद्धधर्मावलंबियों 
को तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं और कई ऐसे ग्रन्थों के निर्माण का प्रयत्न हुआ, 
जिनके द्वारा वेदिक धर्म तथा उनके समर्थक पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ी। वातावरण भी 
इसके लिए अनुकल था ॥। उसी समय तमिल-देश में अनेक वेष्णव तथा शेब संतों का 
भाविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी सरस एवं सबल रचनाओं से बौद्ध तथा जैन धर्मों का 
विरोध आरंभ किया । उसी युग में आंध्र में राजराज नरेन्द्र नामक एक विख्यात राजा हुए 
जो वैदिक धर्म के अनन्य अनुयायी थे। इन महापुरुषों का प्रोत्साहन पाकर तेलगु-साहित्य 
में पुराण-युग प्रारंभ हुआ, जिसस प्रधानतया पुराणों और इतिहासों का अनुवाद-कार्य हुआ । 
हन ग्रन्थों की रचना करने से कवियों का उहेद्य यही था कि उनके द्वारा भगवान 
के उस लोकरंजनकारी रूप की अभिव्यक्ति को जाय, जिसको आलंबन मानकर मानव- 
दृदय वेदिक धर्म के कल्याण-सा्गं की ओर अपने आप आक्षष्ट हो सके । रूगभग 
सन्‌ १०२५ ई० में कवि नज्नया ने महाभारत का अनुवाद प्रारंभ किया, किन्तु वे महा- 
भारत के केवल ढाई पव॑-मात्र की रचना कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया। 
इसके पदचात्‌ तलगु-रामायण (रंगनाथ रामायण) की रचना हुई । 


तेलगू में रामायण की रचना को प्रेरणा देनेवाली प्रिस्थितियाँ तुलसी-रामायण 
की रचना के लिए प्रेरणा देनेवाली परिस्थितियों से भिन्न थीं। रंगनाथ रामायण का उद्देश्य 
बेदिक धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा रामचन्द्र जेसे अलौकिक शक्तिश:ली एवं सौंदये- 
संपन्न व्यक्ति तथा अवतार-पुरुष के भव्य चरित्र को प्रस्तुत करना था, जिसकी अनभति- 
मात्र से मानवच्हदय गद्गद हो उठे। या यों कह सकते हें कि रंगनाथ रामायण उस 
ध्यापक पृष्ठभूमि को तेयार करने में सफल हुई, जो पीछे चलकर राम के प्रति भक्ति- 
भावना को. जन्म देने के लिए आवदयक थी। भक्ति का प्रादुर्भाव अचानक नहीं होता । अनंत 
सौंदर्य, शक्ति और झील से संपन्न चरित्र के प्रत्यक्षीकरण से व्यक्षि का हृदय पहले 


( ९ौ३ ) 


आदइचर्य से भर जाता है और धीरे-धीरे बह उस दाक्ति-संपन्न व्यक्ति को भहत्त्व की 
अनुभूति करते लगता है। उसके उपरांत उसकी प्रशंसा करने की इच्छा सहज ही उसके 
सन में जागरित होती है । महान्‌ व्यक्षित की प्रशंसा करने की यह इच्छा ही भक्ति की 
पहली सीढ़ी है । रंगनाथ रामायण के प्रतिभावान्‌ रचयिता ने अपनी रचना के द्वारा 
यही कार्य संपन्न किया। 

रंगनाथ रामायण वाल्मीकिरामायण का सात्र अनुवाद नहीं है । स्थूल रूप से 
वाल्मीकिरामायण की कथा इसमें आ तो गई है, किन्तु उसके कवि ने बीच-बीच में 
ऐसे प्रसंग भी जोड़े हें, जो कदाचित्‌ उस समय तक जनता के बीच लोक-कथाओं के रूप 
में प्रचलित हो चुके थे । हम नीचे ऐसे कुछ प्रसंगों का उल्लेख करेंगे, जो वाल्मीकि- 
रामायण में नहीं मिलते, यद्यपि उनमें से कुछ प्रसंग जनग्रन्थों में सिल्ते हे। कदाचित 
कवि ने वहीं से इन प्रत्नंगों को लेकर अपनी रामायण में सम्सिलित कर दिया हो 


१. जंबमाली का वत्तांत, २. रावण से तिरस्कृत हो विभीषण का अपनी माता के 
पास जाना, ३. ककेसी (रावण की माता) का रावण को हितोपदेश, ४. रावण का रास की 
धतृविद्या-कुशअछता की मशंस! करना, ५. गिलहरी की भक्ति, ६. नागपाश में बद्ध होकर 
राम-लक्ष्मण के पास नारदजी का आना, ७. रावण के आगे मंदोदरी का रास की महिमा 
एवं शौय को प्रशंसा करना, ८० दूसरी बार संजीवनी छाते समय हनुमान्‌ तथा माल्यवान्‌ 
का यूद्ध, ६. कालनेमि का वृत्तांत, १०. सुलोचना का वृत्तात, ११. शुक्राचायं के आगे रादण 
का दुखड़ा रोना, १२. रावण का पाताल-होसम, १३. अंगद का रावण के समक्ष 
मंदोदरी को बुला लाना, १४ रावण की नाभि में स्थित अमृत-क्लश को 
सोखने के निमित आग्नेयासत्र का प्रयोग करते को विभीषण की सलाह; 
१५. लक्ष्मण की हँसी । 


उक्त प्र॒तंगों में जंबुभाली का वृत्तांत, कालनेमि का वृत्तांत, रावण के समक्ष अंगद 
का मंदोदरी को घर्तीतकर लाना, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने की विभीषण की सलाह 
आदि ऐसे है, जो मुलकथा की घटनाओं को अधिक, तकं-संगत सिद्ध करने के निरित्ति 
जोड़े हुए प्रतीत होते हे। रावण से तिरस्कृत होकर विभीषण का अपनी माता के पास 
जाता, कैकेसी का हितोपदेश और सूलोचना का वृत्तांत आदि रावण के परिवार लोगों 
के चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ ही साथ इस ओर भी इंगित करते है कि रावण 
भूत-प्रेतों का वंशज एवं भृत-प्रेतों का राजा नहीं था, किग्तु एक विलक्षण परिवार में 
उत्पन्न हुआ विशिष्ट व्यक्ति था | रावण का, राम की धनुविद्या की कुशलता की प्रशंसा 
करना, मंदोदरी का रावण के समक्ष श्रीराम की सहिसा एवं पराक्षम को प्रशंसा करना, 
गिलहरी का वृत्तांत आदि प्रसंग राम के उस लोकोत्तर व्यक्तित्व पर प्रकाद डालते हे, 
जो शत्रुओं की भी प्रशंसा प्राप्त करने की क्षमता रखता था । साथ ही साथ, वे रावण 
तथा मंदोदरी के चरित्र पर भी प्रकादा डालते हे । उक्त प्रसंगों के अछावा इस रामायण 
में यत्र-तत्र ऐसे वर्णन भी मिलते हें, जो वाल्मीकिरामायण में नहीं मिलते, किन्तु जिन्हें 
कवि ने बैदिक धर्म में लोगों की निष्ठा बढ़ाने के निमित्त जोड़ा है । 


( (९४ ) 


पात्रों ॥7 चिंत्रण०-पात्र-चित्रण की दृष्टि से रंगनाथ रामायण विशेष महत्त्व रखती है । 
जैसा हमने पहले ही निवेदन किया है, रंगनाथ रामायण सें श्रीराम के महिमा-समन्वित शक्ति, 
शौल तथासौंदयय से परिपूर्ण चरित्र को प्रस्तुत करने का अधिक प्रयत्त हुआ है । इस रामायण 
को नायक राम जहाँ एक धीरोदात्त वीर तथा सर्वेगुणसंपतन्न व्यक्ति थे, वहाँ इस काव्य 
का खलनायक रावण भी उदार, वीर, साहसी, असमान पराक्रमी, राजनीतिकुशाल, स्वाभि- 
सानी एवं शिवजी का अनन्य भक्त भी था । किन्तु, उसके दोष भी उसके गुणोंसे 
कम नहीं थे। वह कामुक, अभिमानी तथा उद्धत था। इसलिए, इस रामायण के कवि ने 
रायण के चरित्र का चित्रण करने में अपनो अद्वितीय प्रतिभा एवं सहृद्यता का 
परिचय दिया है । उन्होंने एक कलाकार तथा इतिहास-लेखक--इन दोनों के उत्तर- 
दायित्व को सफहतापूर्वक निभाया है । जहाँ उन्होंने रावण के कृष्ण पक्ष की निदा की है 
वहाँ उसके उज्ज्वल पक्ष को प्रकट करने की उदारता भी दिखाई हे । उनकी दुष्ट 
में रावण एक विलक्षण वीर था, जिसमें जड़-चेतन तथा गुण-दोषों का अद्भुत 
सम्मिश्रण था। उसका पतन इसलिए हुआ था कि जड़ ने चेतन्य पर पुरा-पुरा अधिकार 
प्राप्त कर लिया था | कदाचित्‌ यह रामायण के प्रति द्राविड़ दृष्टि का प्रमाण भी हो। 
द्राविड़ लोग रावण को उसी दृष्टि से नहीं देखते, जिस दृष्टि से आर्यों ने उसे देखा और 
राक्षत, निशाचर आदि नामों से संबोधित किया । द्वविड़ दृष्टि में रावण भी एक वीर, 
विद्वान, पराक्रमी मनुष्य ही था, किन्तु उसके गुणों पर दुर्गुणों ने विजय प्राप्त कर ली थी 
ओर यही उसके सर्वताश का कारण हुआ । इसके अतिरिक्त, कला की दृष्टि से 
देखा जाय, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि रामचन्द्रजी का प्रतिदन्द्री केवल एक लंपट 
तथा नीच व्यक्तित नहीं हो सकता था । रावण को अपने बल-पौरुष का जहाँ अभिमान है, 
वहाँ उसके हृदय में अपने छात्रु के गुणों के प्रति आदर भी है । वह राम के बल- 
विक्रम पर आहइचयं ही प्रकट नहीं करता, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करने लगता है। श्रीराम 

. की धर्वृविद्या की निपुणता देखकर रावण कहता है-- 


नल्‍लूवो रघुराम गयनाभिरास, विल्लविद्या गुरुव, वीरावतार । 
बापुरे, राम भूपाल, लोकसुर नीपाटि विल॒काडु नेचने कलग ? 
(हे नीलमेघदयाम, नयनासिरास, धनुविद्या-निपुण, वीरावतार, रघ्राम, 
है राजा राम, इस संसार सें तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई हो सकता है?) 
रावण की इस प्रशंसापूर्ण शब्दों को सुनकर रावण के मंत्री रावण से कहते हे 
कि आपका इस प्रकार दात्रु की प्रशंसा करना आपको शोभा नहीं देता। तब रावण 
कहता है-- 
विल्लुविद्या पेंपुनु, विक्रम ऋममु, गलितनंबुनु, बाहुगव॑ राजसमु, 
लादियों गुणमुल नधिकुडेनहि, कोदंडदीक्षा ग्रुनितो राज 
वरुनितो, रामभूवरुनितो नोरलु पंकिचि चूड नेपट्ट्न नैन, 
साटिये इस्मूड्‌ु जगमुलयंदु? सेटि श्रुरू पेंपु पेच्चंग वलदे? 


( १५ ) 


(धर विद्या-ने पुण्य, पराक्रम, शौये, बाहुबल आदि गणों में श्रेष्ठ राजा राम की समता 


करनेवाला तीनों लोकों में कौन हू ? क्या भहान्‌ पराक्रमी व्यवितयों की सहानता की प्रहद्मंसा नहीं 
करनी चाहिए ? 


रावण के इन शब्दों से कवि दो उद्देश्यों की पूत्ति करना चाहते हे। रावण के ये 
वचन जहाँ एक ओर उसकी उदारता प्रकट करते हे वहाँ बे छात्र के द्वारा भो 
प्रशंसा प्राप्त करनेवाले श्रीराम के असाधारण एवं अलौकिक व्यक्तित्व पर भी प्रकाश 
डालते है । 
यही नहीं, रावण अच्छी तरह जानता था कि श्रीराम विष्णु के अपर रूप हूं 
और उनके हाथों मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती हे । इसलिए, वह सोचता हे कि युद्ध 
के लिए ललकारनेवालू शत्रु के सामने घटने टेककर में अपनी दीनता क्यों. प्रकट 
करू ओर अपनी बोरता को क्‍यों कलंकित करूँ । जब मंदोदरी राम की महिमा 
का वर्णन करके रावण को युद्ध करने से रोकने का प्रयत्न करती है, तो रावण 
कहता हे -- 
ये नेल्लभंगुल निक राघबुल बोनीक चंपुदु; भूमिज नीय 
वारूठ बलडन, यदूु गाक येनू ओऔराम्‌ दशरमलचे जत्तुनेति 
नाकवासुलू मेच्च ना कोरुचुन्न वेकूंठ सेदुरागवच्चु निच्चटिकि 
ललन नीवेंटिकि ? लंक येसिटिक्ति ? दलकोस्नु मुक्ति सत्पथमु गेकोंदु। 
(अब में किसी भी प्रकार राघवों का वध करूँगा ही; में सीता को नहीं दूँगा । यदि 
इसके विपरीत मे श्रीराम के दारों से ही मारा जाऊंगा, तो मेरा चिर अभिलषित 
स्वर्ग मेरे पास स्वयं आ जायगा और स्वर्ग के निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे । जब में 


मुक्तिपथ को प्राप्त करने जा रहा हूँ, तब हे सुन्दरी ! मुझे न तुम्हारी आवद्रयकता है न 
लंका की।) 


वाल्मीकिरामायण में सुदोचना का वृत्तांत नहीं सिलता है । तुलसी-रामायण 
की कुछ प्रतियों में इस कथा का बड़ा सरस वर्णन सिलता हे। किन्तु पंडितों का विचार हे 
कि तुलसी-रामायण का यह अंश प्रक्षिप्त है । रंगनाथ रामायण में इस महान साध्वी 
के चरित्र का अत्पृत्तम चित्रण मिलता हे । बेंगला-कवि साइकेल सधुसूदन ने अपनी रचना 
'मेघनाद-वध में सुलोचना के चरित्र को विशेष प्रधानता दी है और उस वीर एवं 
सती-साध्वी स्त्री का एक भव्य चरित्र उपस्थित किया है । इन्द्रजीत की मृत्यु के उपरांत 
उसकी बोर पत्नी सुलोचना अपने पति के मृतद्दरीर के साथ सती होना चाहती है। 
अतः, वह अपने सस्‌र रावण से इन्द्जीत के मृत दरीर को मंगा देने की प्रार्थना करती है। 
किन्तु, रावण अपनो अससर्थता प्रकट करता हे; क्योंकि इद्धजीत का दाव शत्रुओं के अधीन 
में था । तब सलोचना अपने पति का म॒तदारीर प्राप्त करने के हेतु स्वयं साहस के साथ 
शत्र-शिविर में चली जाती है । वहाँ पहुँचकर वह पहले रामचन्द्रजी से पति-भिक्षा देने 
की प्रार्थना करती है । उसके साहस पति-भक्ति एवं निर्मेल चरित्न से प्रभावित होकर 
रामचन्द्र उसकी प्रार्थना स्वीकार करने को प्रस्तुत-से होते दीखते हँं। तब हनुमान्‌ उन्हे 


(६ “हैक 7) 


समभाते है कि ब्रह्मा का लेख भूठा नहीं होने देना चाहिए। इस पर रामचन्द्र सुलोचता 
को आइवासन दते हे कि अगले जन्म में तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक सुखभय 
जीवन व्यतीत करने के उपरांत बेकुंठ- धाम प्राप्त करोगी। इसके पदचात्‌ सुलोचना राम से 
अपने पति का शरीर मॉगती है । तब सूम्रीव उसे ताना देते हुए कहता हे--यदि तुम 
पतिब्रता हो, तो अपने मृत पति से वार्त्तातराप करो । सुलोचना इस चुनोती को स्वीकार 
करती है और युद्ध -भूमि में पड़े हुए अपने पति के शब के पास जाकर बड़े ओजपूर्ण 
शब्दों में कहती हे--यदि से सन, वचन, कर्म से अपने पति की सच्ची भक्त करती हूँ, 
तो मेरे पति सजीव होकर म्‌भसे वात्तलाप करें। तब मेघनाद का शव आँखें खोलकर 
कहता है-- हे प्रिय! मेरे पिता ने ही मुझे मारा है। नहीं तो और किसकी ऐसी शक्ति थी 
कि मुझे सार सके, काल को गति प्रबल है। इसलिए चिन्ता मत करो। इतना 
कहकर इन्द्रजीत की आँखें सदा के लिए बंद हो जाती हेँ। इसको पश्चात्‌ सती सुलोचना 
अपने पति के शव को साथ लेकर जाती है और उसके साथ सती होकर देवलोक में 
पहुँच जाती है। 


कल7-पक्छ कला की दृष्टि से भी रंगनाथ रामायण उच्च कोटि का महाकाव्य है। 
कला के उत्कृष्ट चमत्कार इसके प्रत्येक पृष्ठ में दृष्टिगोचर होते हे। कवि संरहक्षत के 
काव्य-शास्त्र के निष्णात विद्वान होने के कारण उक्ति-बंचित्र्य एवं अर्थगोरव, इस दोलनों 
क्रा उचित अनुपात बनाये रखने में सर्वेथा सफल हुए हे । उनकी कला-साधना में पग-पण 
पर उनका हाथ बँटानेवाले अनुग्रास एवं यम्क अलंकारों की छटा कवि के अगाध 
पांडित्य एवं भाषा पर उनके विलक्षण अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करती है । भावों की 
सासिक अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त अर्थालंकार इतने स्वाभाविक हेँ कि हम कवि को 
भोचित्य-प्रियता पर भमग्ध हो जाते हे । रंगनाथ रामायण की भाषा विलक्षण साधये एवं 
गंभीरता से परिपूर्ण हे । तेलग की साहित्यिक भाषा के जिन दो रूपों की चर्चा पहल की 
गई है, उन दोनों रूपों का सुन्दर सम्सेलन इस काव्य में हो गया है। कवि 
फा तेलग ए वं संस्कृत दोनों भाषाओं पर पुरा-पुरा अधिकार था और दोनों भाषाओं के 
हब्द-भांडार उनके आदेश का पालन के लिए सर्बथा प्रस्तुत रहते दिखाई देते हे। 
कवि ने तेलगु की सजीब एवं भधुर महावरेदार भाषा के साथ संस्कृत-शब्दों का 
ऐसा सुन्दर सेल कराया है कि भाषा सें मणि-कांचन-योग की-सी शोभा आ गईं हे। 
इसकी भाषा,क़ा एक नमृता नीचे दिया जाता हे-- 


राज-तिलक चेतोविनिर्म लशिष्ट्‌ विशिष्दु, गौतम जाबालि कदयप कण्व वासदेवादुलों 
वरमुनीध्वरुल सामादि बहुबंद चतुर बोधकुल भरतुड्‌ रप्पिचि भय भृवतु लोप्प, परम सम्मद 
वचोभंगुलू, मेरय श्री रामुनकु पट्टाभिषेकंबु सेयुडरूढ नियतितो” ननि परलूक बार पूनि 
मंगल तुर्यमुल्‌ मोयुचुंड, जानको रामुल चदुरोप्प तेच्चि रमणीयतरमेन रत्नपीठयुन, कोम्रोप्प 
निरुवुर कूचुंड बनि थि मानित बेदोवत मंत्र पूवकमुग अभिषेकंबू कर मथिचेय ना रामु नौदल 
ना पूर्णवारि धार डर्गर्नप्पुड तग चूडनोप्पे गीर्वार्ण मुख्युलू कीतंनल सेय पाबंती सहितुडे 
प्रणुतिपनोप्पु अंगजहरु मौलि नसल से तोरुगु गंगा नद्विय बोले कमनोय सगुच्‌ ना तीर्थध.रल 


( ७ ) 


अंश्रुद कोलिकि भूतलंबून निडि पोलपारे जूड हरिपाद मुन बुट्टि अधथ्यादि गंग 
धरणि पे बरगुविधंबच्चु पडग बरिकिप राम भूषालकुंडपुड हरुडुविष्णवु, दानयन्‌ 
माड्किनंड । 

(भरत ने निर्मेलचेता एवं सदाचार-संपन्न दसिष्ठ, गौतम, जाबालि, कदृदयप, बप्च, 
वामदेव आदि मुतरीदवरों को तथा चतुर्वेद-पारंगत विबधों को बुलाकर विनय एवं भविंत 
के साथ उनसे कहा--आप कृपया विधिवत्‌ श्रीराम का राजतिलूक कीजिए । तब 
संगल-वाद्यों की ध्वनि के साथ वे जानकी तथा राम को बुला लाये और रमणीय रत्नपीठ 
पर उन दोनों को आसीन कराया और बवेदसमंत्र-पुवंक पुण्य सलिल से उनका अभिषेक 
किया। राम के मस्तक पर से गिरनेवाली वह पृण्य जलधारां देखने में बहुत ही रमणीय 
प्रतीत होती थी। देवताओं की स्तुतियों को प्राप्त करते हुए वार्बती के साथ विलसित 
होनेवाले परमशिव की जा से भरनेवाली गंगा नदी की भाँति वह जलूधारा अत्यंत 
कभमनीय दीख रही थी । वह (जलूघारा) क्रमशः उनके चरणों से होकर पृथ्वी पर 
ऐसे गिरने लगी, मानों विष्णू के चरणों में जन्म रूकर पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतर 
रही हो। इस प्रकार, उस समय रासचन्द्र स्वयं विष्णु तथा शिव की भाँति 
दो।भायमान हुए ।) 


सुहावरों का सम्यक्‌ प्रयोग, भावों के अनुकूल भाषा, स्वाभाविक अनुप्र[सों की 
छठा, उक्ति-सौंदयं तथा ओज, प्रसाद एवं माधूय गुणों से युक्त शैली, ये सभी कवि के 
विलक्षण पॉंडित्य तथा कवित्व-शक्ति का परिचय द॑ंते हे । 


बसे तो अनुवाद का कार्य ही कुछ कठिन है; क्योंकि कितना भी प्रयत्न किया जाय, 
मल की सुन्दरता अनुवाद में नहीं आ सकती । एक भाषा की श्रेष्ठ कलाकृति का दूसरी 
भाषा के गद्य में सरस अनुवाद प्रस्तुत करना स्वभावतः कठिन कार्य हे । तेलगू और 
हिन्दी दो भिन्न भाषा-परिवार की भाषाएं हुं और उनके अपने-अपने सुहावर हे। मुहावरों 
का अनुवाद तो हो नहीं सकता। हाँ, यह प्रयत्न अवश्य हो सकता है कि तेलग मुहावरे 
का सिलता-जुलता हिन्दी-मुहावरा का उपयोग किया जाथ। फिर भी, अनुवाद अनुवाद ही हे। 
अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का सौंदर्य एवं उक्ति-बेचित्य आदि अनुवाद में लाना 
कठिन है । उद्दहरण के लिए-- 

_तोगल्‌ वेट्टितुमु दुष्टारि सतुल, तोगलू जानकि इंक तोल गंग 

_तोगलार ! इकभीद तोग येट्टि दनुचु, तोगतेहछ चिदिभि वेतु रु पेच्चु पेरिगि। 


तोग” के कई अर्थ हे--ढुःख, कष्ट, वरूल । यहाँ कवि ने यरूक अलंकार के 
हारा तोग' दाब्द के प्रयोग से भिन्न-भिन्न अर्थों की अभिव्यंजना की है; किन्तु यह सुन्दरता 


चर 


अनुवाद में लाना असंभव हूं । 

फिर भी, अनुवादक ने मूल के प्रति निष्ठा बरतते हुए यथ.संभव मूल रचना को 
सुंदरता को अनुवाद में लाने को भरपुर चेष्टा की है। उसे कहाँतक सफलता मिली हे, 
इसका मूल्यांकन करना सहृदय पाठकों का काम हूँ । 


( शरद ) 


में अंत में दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा के भूतपुर्व संयुक्त मंत्री परस आदरणीय 
पंडित अवधनंदनजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जो इस ग्रन्थ के 
संपादन का कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न करते हुए लगातार मेरी सहायता करते रहे। 
में बिहार-राष्ट्रभावा-परिषद्‌ का भी अभार मानता हूं, जिसने मृभो इस कायें 
के लिए योग्य समझकर मेरे द्वारा यह अनुवाद कराया । यदि यह ग्रन्थ हिन्दी-भाषा- 
भाषियों फो तेलुगु की विपुल साहित्य-संपत्ति का किचित्‌ भी आभास करा सकेगा, तो से 
अपने परिश्रम को सफल भानूँगा । 


श्री रामन वी 


ता० १६, शके १८४८२ ए० स्री० कामाक्षि राव 
प्र-४०१६६० ई० 


८७शनुक्रमणो 


परिचय ९-उं 
यस्तावन7ए 4 
बालकोड ९-4९ 


१ देवस्तुति--३; २ ग्रन्थ-रचना का कारण--४; ३ कथा का प्रारंभ--६; 
४ कुश-लव का रामायण-गान--&; ४ पृत्रकामेष्टियज्ञ करने के लिए दद्रथ का मंत्रियों 
से परामशह--६; ६ ऋष्यश्यृंग का वृत्तान्त--१०; ७ वेहइ्याओं के साथ ऋष्यश्यृंग कह 
रोमपाद के घर आना--१२; ८ दशरथ का यज्ञदीक्षा लेना--१४; € रावण के अत्या- 
चारों के बारे में ब्रह्मा से देवताओं की शिकायत--१४; १० देवताओं का विष्णु की 
स्तुति करना--१५; ११ दशरथ को यज्ञपुरुष का पायस देना--१६; १२ देवताओं को 
वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा की सलाह--१६; १३ श्रीराम आदि का 
जन्म--१७; १४ श्रीरामादि का. बचपन---१८; १४ विश्वासित्र का आगमन--१८; 
१६ यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विद्वामित्र की प्रा्थना--१६; 
१७ राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए वसिष्ठ की सम्मति--२०; 
१८ विद्वामित्र के साथ राम-लक्ष््ण को भेजना--२१; १६ अनंगाश्रम का 
वृत्तान्व--२१; २० विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना--२२; 
२१ ताड़का का वध--२३; २२ विदश्वामित्र का श्रीराम को भूशाइव-संतान-रूपी शस्त्र 
देना--२४; २३ कौशिक का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वृत्तांत सुनाना--२६; २४ 
वर्वामित्र का यज्ञ--२६; २५ कौशांबी का वृत्तांत--२८; २६ गंगा नदी का वृत्तांत--३३; 
२७ गंगावतरण की कथा--३५; २5 अमृत-मंथन की कथा--३६; २६ गौतम 
के आश्रम का वृत्तांत--४२; ३० मिथिला में आगमन--४३; ३१ विश्वामित्र की 
शक्ति का परिचय--४४; ३२ शिव-धनुष का वृत्तांत--५३; ३३ शिव-धनुर्भग--५४; 
३४ दशरथ का वंशक्रम--५८5; ३५ राजा जनक की वंशावली--६०; ३६ सीता 
और राम का विवाह--६३; ३७ परशुराम का गवें-भंग--६५; ३८ अयोध्या 
में प्रवेश--६८ । 


अयरेध्य7कांस  छश्श्स्र 
१ रामराज्याभिबेक का संकल्प--७३; २ मंथरा कौ कुमंत्रणा--७६; ३ कैकेयी 
के महल में दशरथ का आगमन---७८; ४ दशरथ से कैकेयी का वर माँगना--५०; 


( २० ) 


५ कैकेयी के भवन में राम का दशरथ से भेंट करना--८२; ६ कौसल्या का दुःख --४८४; 
७ लक्ष्मण का कोध और राम का समझाना--5५; ८ राम का कौसल्या 
को धैर्प देता--5७; ६ राम का अभिषेक-भंग का वृत्तांत सीता को सुनाना--८८; 
१० राम का सीता तथा लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति देना--8६०; ११ राम- 
लक्ष्मण का सम्पत्ति-दान--&१; १२ त्रिजटारूय को राम का गायों का दान देना--९१; 
१३ सीता-लक्षपणसहित रामका दशरथ के दर्शनार्थ जाना--६२; १४ कीौकेयी पर वसिष्ठ 
का क्रोप--6५; १५ राम का दशरथ को सांत्वना देना--९६; १६ सीता को सीख 
देता--६६; १७ राम का वन-गमन--&७; १८ गृह से राम की भेंट--१००; १६ 
राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करनता--१०२; २० काकासुरृत्तांत--१०३; 
२१ सुमंत्र का अयोध्या पहुचना--१०३; २२ दशरथ का कौसल्या को अपने शाप का 
बृत्तांत सुताना--१०४; २३ दशरथ का स्वर्गवास--१०८; २४ भरत का अयोध्या में 
प्रवेश--११०; २५ भरत का कौसल्या के घर जाना--१११; २६ भरत का राम के 
पास जानता--११३; २७ भरत का भरद्वाज के आश्रम में पहुंचना-- ११४; १८ भरत 
की राम से भेंट---११६; २६ भरत का राम को दशरथ की मृत्यू का समाचार देना--११७; 
३० श्रीराम को जाबालि का उपदेश--१२०; ३१ पादुका-दान--१२० । 


ऋएएण्यकीड ?१३-१४० 
१ चित्रकूट से प्रस्थान--१२५; २ राम का दण्डक वन की यात्रा करता-- 
१२६; ३ विराध का वध--१२६; ४ श्रीराम का शरभंग के आश्रम में पहुँचना--१२७; 
५ श्रीराम का सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुँचना--१२८; ६ मंदकर्णी का वृत्तांत-- 
१३०; ७ अगस्त्य से भेंट--१३०; ८ जटायू से मित्रता--१३२; € हेमंत-वर्णव-- 
१३२; १० जंबुमालि का वृत्तांत--१३३; ११ शूर्पणखा का वृत्तांत--१३६; १२ खर- 
दृूषण का वध--१३९६; १३ लंका में अकंपन तथा रावण का वार्त्तालाप--१४५; 
१४ शूर्यणखा का रावण से दीनालाप--१४६; १४५ रावण का पुनः सारीच के पास 
जाता--१४७; १६ मारीच का पुनः उदबोधन--१४८; १७ मारीच का माया-मृग के 
रूप में आता--१४६; १८ राम का माया-मृग का पछा करता--१५१; १६ भिक्षुक 
के वेश में रावण का सीता के पास आना--१५३; २० जानकी का शोक--१५५: 
२१ जटायूं और रावण का युद्ध--१५६; २२ जानकी को अद्योकवन में रखना--१५६; 
२३ श्रीराम का दुःख--१५६; २४ लक्ष्मण का राम को सांत्वना देना--१६३; २४५ 
जठायू का अग्नि-संस्कार करता--१६५; २६ कबंध का वध--१६६; २७ राम-लक्ष्मण 
की शबरी से भेंट--१६७; २८ श्रीराम का ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचना--१६८। 


किण्किध्ररकांड ९७९-२९० 
१ पंपासर-दर्शत--१७३; २ हनुमान की राम से भेंट--१७५; ३ हनुमान्‌ का 
अपने जन्म का वृत्तांत सुनाना--१७६; ४ सुग्नरीव का सीताके आभूषणों को देना--१७८; 


( २१ ) 


५ वालि-सुग्रीव का दूंद्व-युद--१८३; ,६ तारा का वालि कौ रौकना--१५५; 
७ वालि का संहार--१८७; ८ तारा का शोक--१८९; € बालिका सुग्रीव को उपदेश 
दता--१६१; १० सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाना--१६२; ११ राम का माल्य- 
वँत पर पहुँचना--१६३; १२ लक्ष्मण का किष्किंधा में जाना--१६५; १३ सुग्रीव का 
माल्यवंत पर पहुँचना--१६७; १४ सीता के अन्वेषण के लिए सग्रीव का वानरों को 
भेजना--१६८; १५ हनुमान्‌ को मुद्विका देना--१६६; १६ महंषि कंड के आंश्रम 
में--२०१; १७ स्वयंप्रभा का सत्कार--२०२; १८ वानरों की व्याकुलता--२०३; 
१६ संपाति से भेंट--२०४; २० सीता का पता बताना--२०५; २१ वानरों का 
अपनी शक्ति का परिचय देता--२०६; २२ समुद्र लाँघनें के लिए हनुमान्‌ को प्रेरित 
करना--२०७; २३ समुद्र पार करना--मैनाक से भेंट--२०८ । 


छन्‍्दुरकाड २९१९-२४ ६ 

१ हनुमान्‌ का लंका में प्रवेश--२१३; २ लंकिणी का हनुमान्‌ को रोकना-- 
२१४; ३ हतुमान्‌ का लंका में सीता का अन्वेषण -- २१५; ४ हनुमान्‌ का रावण- 
के अंत:पुर में प्रवेश करता--२१६; ५ हनुमान्‌ का रावण के उद्यान में जाना--२१८५; 
६ हनतुमान्‌ की सीता से भेंट--२१६; ७ सीता से रावण का प्रलाप--२२०; ८ सीता 
का रावण की निन्‍दा करना--२२२; ६€ मन्दोदरी का रावण को उपदेश--२२३; 
१० राक्षसियों को सीता को दुःख देता--२२४; ११ त्रिजटा का स्वप्त--२२४; 
१२ हनुमान्‌ का सीता को राष्रवों का वृत्तांत सुनाना--२२५; १३ हनुमान्‌ का सीता 
को राम की अंगूठी देना--२२६; १४ सीता का संदेह--२२६; १५ अशोकवन का 
ध्वंस---२३०; १६ हनुमान्‌ का राक्षसों का वध करना--२३१; १७ अक्षयकुमार का 
हनुमान्‌ पर आक्रमण करना--२३५; १८ इन्द्रजीत का हनुमान्‌ को बन्दी बनाना-- 
२३७; १६ हनमान्‌ का रावण को अपने आगमन का कारण बताना--१३८; ३० 
लंका-दहन--२३६; २१ अंगद आदि वानरों से हनुमान्‌ की भेंट--२४२; २२ वानरों का 
मधुवन में विचरण करना--२४३; २३ राम को प्लीता का कुशल-समाचार सुताना-२४४ । 


खुद्धकोंड ि २४४-३०७७ 
१ श्रोराम का हनुमान्‌ की प्रशंसा करना--२४६; २ लंका के वैभव का वर्णन-- 

२५०; ३ कपि-सेनाओं की यूद्ध-यात्रा--२५२; ४ महेन्द्र पंत से राम का समुद्र 

को देखना--२५३; ४५ संध्या-वर्णन--२५४; ६ मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रणा-- 
२५५; ७ दातव-बीरों के दर्पपूर्ण वचन--२५६; ए८ राक्षस-वीरों को विभीषण का 
उपदेश--२५७; ६&६ रावण को विभीषण का हितोपदेश--२५८; १० कुंभकर्ण को सीता- 
पहरण का वृत्तांत सुनाना--२६०; ११ इन्द्रजीत का विभीषण को अपने पराक्रम का 
परिचय देना--२६२; १२ विभीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंभ की निदा--२६२; १३ 
रावण का विभीषण को नगर से निर्वासित करना--२६३; १४ विभीषण का अपनी 
माता के भवन में जाना--२६५; १५ विभीषण की शरणागति--२६६; १६ हनुमान 


( २२ ) 


का विभीषण की योग्यता राम को समानो--२६७; १७ विभीषण की स्तुति--२६४८; 
१८ बत्रिकूट पर्वत की उत्पत्ति की कथा--२६९; १६ विभीषण का राम को रावण के 
वैभव का परिचय देना--२६९; २० राम का विभीषण को लंका का राजा बनाना--- 
२७१; २१ शुक्र का संरेश--२७१; २२ राम का दर्भ-शयन--२७२; २३ राम का 
समुद्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना--२७३; २४ समुद्र का राम से प्रार्थना करना-- 
२७५; २४५ सेतु-बन्धन के लिए राम का सुग्रीव को आज्ञा देता--२७६; २६ सेतु- 
बन्धन--२७७; २७ चन्द्रोदय का वर्णव--२७७; २८ गिलहरी की भक्ति--२७९६; 
२६ सेतु को देखकर राम का हर्षित होना--२८०; ३० राघवों का सुवेलादि पर 
पहुँचना--२८५१; ३१ कैकसी का हितोपदेश--२८२; ३२ शुक तथा सारण का राम की 
सैन्य-शक्ति का परिचय पाना--२८४; ३३ सारण का रावण को कपियों का परिचय 
देता--२८०५; ३४ शुक्र का रावण को राम का पराक्रम सुनाना--२५७; ३५ राम के 
माया-धतृष तथा सिर दिखाकर सीता को भयभीत करता--२८८; ३६ माल्यवान्‌ का 
हितोपदेश--२६०; ३७ सूवेलादि पर से राम-लक्ष्मण का लंका को देखना--२९६२; 
३८ रावण तथा सूग्रीव का ढंढ-युद्धझ--२६३; ३६ अंगद का दोत्य--२६९५; ४० रावण 
का अपना वैभव प्रदर्शित करता--२६७; ४१ रामका रावणके छत्र-चामरों पर अस्त्र 
चलाना--२६८; ४२ रावण का राम की ध्ृविद्या का प्रशंसा करना--२६६; ४३ 
वानरोंका लंका ध्वंस करना--२९६; ४४ राक्षसों तथा वानरों का भीषण संग्राम--- 
३००; ४४५ युद्धभूमि का वर्णन--३०२; ४६ इन्द्रजीत का माया-युद्ध-३०४; ४७ 
नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दुःखी होना--३०६; ४८ लक्ष्मण के लिए 
राम का विलाप करना--३०८; ४६ विभीषण तथा अंगद का वानरों को धैर्य देतना-- 
३०६; ५० नारद का आगमन--३१०; ५१ राघवों का नाग-पाश से मुक्त होना-- 
३१०; ५२ धूम्राक्ष का युद्धू--३१२; ५३ अकंपन का युद्ध--३२१३; ५४ महाकाय 
का यूद्ध--३१५; ५५ अंगद के द्वारा महाकाय का संहार--३१६; ४५६ प्रहस्त का 
युद्ध--३२०; ५७ नील के द्वारा प्रहस्त का वध--३२२; ५८ मंदोदरी के हित-वचन--- 
३२३; ५९ मंरोदरी की मंत्रणाँ की उपेक्षा करनता--३२४; ६० रावण का प्रथम 
युद्धझ-३२४; ६१ विभीषण का राम को राक्षस-ब्रीरों का परिचय देना; ६२ हनुमान्‌ 
का रावण से युद्ध करके मूच्छित होना--३२७; ६३ नील का रावण से युद्ध करनता-- 
३२८; ६४७ रावण का ब्रह्मशक्ति से लक्षण को गिराना--३२६; ६५ राम-रावण 
का प्रथम युद्ध--३३०; ६६ रावण का खिन्च होकर लंका लौट जाना--३३१; 
६७ राक्षत्रों का कुंभकर्ण को जगाना--३३१; ६८ राघवों -की युद्ध-यात्रा पर कुंभकर्ण का 
क्रुद्ध होना--३३३; ६६ कुंभकर्ण का शाप-वृत्तांत--३३५; ७० कुंभकर्ण का हितोपदेश-- 
२२६; ७१ रावण का कुभकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना--३३८ ; ७२ कुंभ- 
कर्ण की गर्वोक्तियाँ--३३९; ७३ कुंभकर्ण का युद्ध के लिए जाना--३४०; ७४ वानर- 
कुभकर्ण का युद्धझ--३४१; ७५ कुंभकर्ण और हनुमान्‌ का युद्ध-३४४; ७६ सृग्रीव 
तथा कुंभकर्ण का युद्ध--३४५; ७७ कुंभकर्ण का मूच्छित सृग्रीव को लंका ले जाना--३४४५; 
७८ कुंभकर्ण का वानर-सेना को तहस-नहस करना--३४६; ७६ विभीषण कुंभकर्ण और का 


( रेई ) 
वात्तालाप--३४८; ५० श्रीराम के द्वारा कुंभकर्ण का संहार--३४०; ८१ कुंभकर्ण की 
मृत्यु पर रावण का शोक--३५१; ८२ अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध- 
यात्रा--३५२; छउरे अंगद तथा नरांतक का दुंढ-युद्ध--३५५; ८४ देवांतक तथा त्रिशिर 
का अंगद पर आक्रभण करना--३५६; 5८५ हनुमान्‌ आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि 
राक्षतों का वध--३५६; ८६ अतिकाय का युद्ध--३५७; ८७ लक्ष्मण तथा अतिकाय 
का द्वन्द्व-पुद्ध--३६०; ८८ अतिकाय का बध--३६१; ८६ इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध-- 
३६२; &० ब्ह्मास्त्र से इन्रजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मूच्छित करता--३६४; 
६१ हनमान्‌ का ओषधी-शैल लाकर वानरों की मूर्च्छा दूर करता--३६६; &२ बानरों 
का लंका जलाना--३६८; €३ कुंभ-निकुंभ का युद्ध के लिए प्रस्थान--३६६; €४ 
सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध--३७२; ९५ मकराक्ष का युद्ध--३७३; ६६ इन्द्रजीत 
का तृतोय युद्ध-३७४; ६७ इन्द्रजीत का होम करना तथा क्रृति नामक शक्ति प्राप्त 
करना--३७५; ६८ रामका आग्नेय अस्त्र से इन्द्रजीत की मायाकों दूर करना-- 
३७६; ६६ इन्द्रजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना--३७८; १०० इन्द्रजीत का 
माया-सीता का सिर काटना--३०१; १०१ इन्द्रजीत का निकुंभिल-यज्ञ करना--३5८२; 
१०२ लक्षण का शोक--३८३; १०३ इन्द्रजीत की माया को विभीषण का राघवों 
को समकाना--३८४; १०४ लक्ष्मण का युद्ध के लिए प्रस्थान--३८५; १०४ निकुंभिल- 
होम में विध्व--३८५; १०६ लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत का परस्पर तिरस्कार के 
वचन कहना--३८६; १०७ इच्द्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध-३८७; १०८ इन्द्रजीत 
का वध--३६०; १०६ इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण का शोक--३६३; ११० रावण 
का सीता का वध करने के लिए जाना--३९४; १११ इन्द्रजीत की स्त्री सुलोचना 
का शोक--३६५; ११२ सुलोचना का राम की स्तुति करता--३६७; ११३ सुलोचना 
का सहगमन--३६६; ११४ रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेजना-- 
४००; ११५ वानर-सेना को हनुमान्‌ आदि का प्रोत्साहन देना--४०२; ११६ राक्षस- 
स्त्रियों का रावण की निन्‍दा करना--४०३; ११७ रावण का द्वितीय युद्ध--४०५; 
११८ सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष आदि राक्षसों का वध--४०७; ११६ रावण का राघवों 
पर आक्रमण करना--४०६; १२० रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूच्छित होना-- 
४११; १२१ रावण का चिंतित होना--४१२; १२२ लक्ष्मण की मूर्च्छा बर राम का 
शोक--४१४; १२३ संजीवनी लाने के लिए हनुमान्‌ का द्रोणाद्वि को जाना--४१५; 
१२४ कालतेमि का वृत्तांत--४१६; १२५ मकरी का हनुमान्‌ को निगल जाना--४१८; 
१२६ धान्यमालिनी का वृत्तांत--४१६; १२७ कालनेमि का वध--४२१; १२८ भरत 
का स्वप्तन--४२२; १२६ हनुमान्‌ का माल्यवान्‌ से युद्ध करता--४२३२; १३० लक्ष्मण 
के लिए राघव का शोक--४२४; १३१ हनुमान्‌ का द्रोण-पर्वंत ले आना--४२६; 
१३२ संजीवकरणी से लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर होना--४२७; १३३ रावण का शुक्राचार्य 
से परामश करना--४२६; १३४ पाताल-होम--४२६; १३५ अंगद का मंदोदरी को 
रावण के पास घसीटकर लाना--४३१; १३६ रावण को मन्‍्दोदरी का राघव कौ 


( २४ ) 


महिमा बताता--४३३; १३७ रावण का तृतीय यद्ध के लिए प्रस्थान--४३५; १३५ 
वानरों के द्वारा खडगरोम आदि राक्षसों का वध--४३७; १३६ इन्द्र का मातलि के 
द्वारा राम को रथ भेजना--४३८; १४० राम का रावण के बाणों का प्रतिबाण चलाना-- 
४४०; १४१ रावण का राम पर शूल' चलाना--४४०; १४२ अगस्त्य के द्वारा 
राम को आदित्यहदय का उपदेश--४४१; (४३ राम-रावण का परस्पर दोषारोपण-- 
४४२; १४४ रावण की मू््छा--४४३; १४५ रामका रावण के कर चरणों को खंडित 
करना--४४५; १४६ आग्लेय अस्त्र के प्रयोग से रामका रावण को शक्तिहीन कर 
देना--४४७; १४७ ब्रह्मास्त्र से रावण का वध--४४८; १४८ विभीषण का शोक-- 
४४६; १४६ मृत रावण के निकट मंदोदरी का आना--४४६; १५० मंदोदरी का 
विलाप--४५१; १५१ राम का विभीषण के द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना--४५३; 
१५२ विभीषण का राजतिलक--४५४; १५३ हनुमान्‌ का सीता को राम की विजय 
का समाचार देना--४५४; १५४ राम के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा 
लाना--४५५; १५६ सीता का अग्नि-प्रवेश---४५७; १५७ सीता-परिग्रहण -- ४५८; 
१४८ दशरथ के दर्शत--४५६; १५६ देवताओं का अभिनन्दन--४६०; १६० पुष्पक- 
आरोहण--४६१; १६१ श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों क्रो दिखाकर समभाना--- 
४६२; १६२ राम के द्वारा शिवलिंग का प्रतिष्ठापन--४६३; १६३ श्रीराम का 
सेतु की महिमा बताना--४६५; १६४ भरद्वाज मुनिका आतिथ्य--४६७; १६४५ हनुमान्‌ 
का भरत को राघवों का कुशल-समाचार सुनाना--४६६; १६६ भरत-मिलाप--४७१; 
१६७ अयोध्या में प्रवेश---४७३; १६८ राजतिलक--४७४; १६६ मित्रों को प्रीतिभोज 
देना --४७५ । 


रंगनाथ रामाथण 


श्रीरंगनाथ रामाथण 


(बालकांड) 


१. देव-स्तुति 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं । 
एककमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥| 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राथ वेधसे, 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥ 


श्रीलक्ष्मीनाथ, दैत्य-विजयी, लोक-रक्षक, नित्य, सदानंद, मोक्षदायक, कर्म-रहित, सृष्टि 
के स्वयंभूत आधार, हृदय-कमल में स्थित भक्ति-रूपी आनन्द को व्यक्त करने के साधन-क्रम में ह 
तत्पर भूमर-हूपी भगवान्‌, गजराज को मोक्ष प्रदान करनेवाले, अपने आश्रवित-लोक के बंधु, 
संसार के बंधनों से म्‌क्ति देनेवाले, वलि को बाँधने का दृढ़ संकल्प करनेवाले, प्रणव-रूप, 
गोपिकाओं के हृदय में विहार करनेवाले, अबोध-गम्य आकारवाले, निराकार, योगियों के 
हृदय में ओंकार-रूप में वत्तं मान, योगिसंद्शित, मोक्ष-प्रचारक, श्रुतियों के शिरोमणि, विशुद्ध-चेतन्य 
स्वरूप, अतिलोकवासी, समस्त लोकों का आश्रय, ब्रह्माण्डरूपी मुक्ता का आयतन, नित्याधार, 
अखिल तत्तवातीत, आदि-अंत-रहित, पवित्रात्मा, अविनाशी, वेद-रूपी कमल के लिए सूयें, 
अक्षीण कल्याणों का आधार, निर्शंक मन से सदभक्ति तथा सेवा करनेवाले भक्तों के लिए 
दया-सिधु, ' करुणा-सिधु, बोधक, बोध्य तथा बोध--इन तीनों में व्यक्त होनेवाले पूर्ण-रूप, 


8 रंग्नाथ एयायणग 


आदितत्त्व, तत्त्वमसि' आदि कथनानुसार भेदातीत, अभेद, प्रतापी परमेश्वर का (भक्तति-युक्‍त 
ध्यान करने के निमित्त ) मेने अत्यंत थैये के साथ नियमों का पालन किया; कर्म के बंधनों 
"को ठुकराया, एकांत में रहते हुए इन्द्रिय-व्यापारों को भुला दिया; सुस्थिर होकर सुलभ- 
साध्य तथा परिचित आसन (सुखासन) पर उपविष्ट हुआ, मन को भक्ति-रस-परिपूर्ण 
बनाया; (शरीर के भीतर रहनेवाली ) वहत्तर नाड़ियों का विचार करके उनका परिमार्जन किया, 
एकचित्त तथा निर्मेल मन से नाड़ियों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से व्याप्त पवन को रोका, 
मन को निरंचल बनाकर निरुद्ध प्राण-वायु को मूलाधार-चक्र में प्रविष्ट कराया और उसे 
क्रमश: छह कमलों को पार कराते हुए चंदमंडल में पहुँचाया । वहाँ योगीन्द्रों के हृदय का 
भेद परखने के लिए परम-व्योम के रूप में स्थित अनादि ब्रह्म-स्वरूपा, अत्यंत सूक्ष्म तथा 
निर्मेल नाड़ी को यूप, अविचल मन को यज्ञ-पशु, निष्ठानुरक्ति को बेदी, समस्त इन्द्रियों को 
काष्ठ, ज्ञान को अखंड अग्नि तथा आनंद-योग को यज्ञ-फल के रूप में मानते हुए इच्छित- 
आनंद-श्राप्ति के हेतु, कर्म के द्वारा प्राप्त होनेवाले मोक्ष रूपी परमेश्वर, अगोचर, कर्म-रहित, 
हमारे देव, कमलनेत्रवाले, हमारे पालनहार, आदि नारायण तथा अखिल लोकाधीजञ की 
भक्ति, स्तुति, प्रार्थना एवं वंदना की । अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के निमित्त हार, 
कर्पूर, नीहार, गोक्षीर तथा तारकों के सदृश उज्ज्वल शारदा देवी की उपासना की; चारु 
रामायण-रूपी चंद्र के जन्म-स्थान के रूप में विलसित होनेवाले वाल्मीकि का स्मरण किया, 
भारत-हूपी मंजरी के पारिजात, तत्त्ववेत्ता पराशर-पुत्र का स्मरण किया और उनके पुत्र 
शुकदेव की बड़ी भक्ति से स्तुति करने के पद्चात्‌ में अपने मन में एक ऐसे ग्रन्थ की रचना 
करने का विचार करने लगा, जिसकी कथा के कथन से सभी सज्जन मेरा कीत्ति-गान करेंगे, 
जिसकी कथा का वर्णन करने से मेरे इह-लोक और पर-लोक दोनों सफल होंगे और जिस 
कथा के कथन से ईप्सितार्थ सिद्ध होंगे और साथ-ही-साथ पुण्य की प्राप्ति होगी । 


२. भ्रन्थ-रचना का कारण 


सृष्टि के समस्त प्राणी, जिस पृण्यात्मा की प्रशंसा बड़े आदर से करते है; जो सदा- 
चार के पुण्य-फलस्वरूप सूर्य के समान उदित होकर कलिकाल का अंधकार दूर करते थे; 
जो श्रेष्ठ धर्में-पथ का महत्त्व जानते थे, जिनके पवित्र तेज के समान शत्रु-रूपी नक्षत्रों के 
प्रकाश मंद पड़ जाते थे; जिन्होंने अपने खड्ग की दीप्ति-रूपी गंगा-प्रवाह में अन्य राजाओं 
के ललाट में लेंगे गवं-पंक को धो दिया था; असमान बलशाली; सत्यनिष्ठ; शरणार्थी 
राजा-रूपी भूमरों के लिए (जिनका कर-कमल) आधार था; ऐसे कोनकाट भूपति के वंश 
की कीत्ति बढ़ाते हुए नय, विनय, दया, के आगार महाराजा के पुत्र गोनरुद्व नरेन्र महान 
प्रतापी तथा पविन्नात्मा थे । उनके पोन्र बुद्ध भूपाल,अभंग, अप्रतिम विक्रमी, कुल-गोत्र के 
संवर्द्धक, देवेन्द्र के समान वैभवशाली, धीर और विख्यात थे । उनके पुत्र अक्षीण दाक्षिण्य- 
धनी (अर्थात्‌ अक्षीण कृपावाले), धन-धान्य में कुबेर, मर्म में धर्मराज (यूधिष्ठिर) के समान 
अति-पुण्य सौजन्य-शील, शत्रुओं के लिए अति शौयंवान्‌ वामदेव कात्तिकेय, शुभजन्मा, 
कामिनियों के लिए कामदेव, अखंड विक्रमी और रण-विशारद थे । वे चंदन, मंदार-चंद्विका- 
हार, कंदली, कुंद, इंदु सम उज्ज्वल कीतिमानू, गोनवंश-रूपी पारिजात. के फल-स्वरूप 


बालकाड 4 


दीखने वाले, गोनवंश-रूपी उदयाद्वि पर भानु-सम दीप्त होनेवाले, गोनवश-रूपी क्षीरसागर 
के (उत्पन्न) चंद्र सम सुशोभित, अपनी कीत्ति को दिगू-दिगंतों में व्याप्त करनेवाले, अपने 
दान-धर्म के द्वारा सबकी प्रशंसा प्राप्त करनेवाले, अपने असमान पौरुष से बड़ी आसानी से 
शत्रओं का नाश करनेवाले, महा बलशाली एवं प्रतापी राजाओं के लिए वज्रपाणि सम 
दीखनेवाले, (शत्रु) नृप-वन के लिए साक्षात्‌ अग्निदेव, सत्यनिष्ठ, महाबलशाली शत्रु-सेनाओं 
को मथने में मंथर पर्वत की भाँति प्रचंड रूप धारण करनेवाले, अपने खड्ग-रूपी सूर्य-बिम्ब 
की प्रभा से प्रतापी राजा-रूपी अंधकार का नाश करके अमर-वधुओं के मुख-कमलों को 
वीर-भूमरों से अलंकृत करनेवाले, शत्रुओं के प्राण-रहपी अनिल का सेवन करनेवाले श्रेष्ठ 
भुज-भुजंगों ( सर्प-रूपी भुजाओं ) पर राज्य-भार वहन करनेवाले थे, वे कुरु, केरल, अवंती, 
कुतल, द्रविड़, मरु, मत्स्य, करुष, मगध, पुलिद, सरस, पाण्ड्य, कोसल और बर्बर की राज- 
सभाओं में प्रशंसा प्राप्त करनेवाले, साम-दाम-भेद आदि नीतियों में निपुण, प्राचीन राजाओं 
के समान समस्त वैभवों से युक्त तथा नय, विनय आदि उपायों से सुस्थिर विजय 
प्राप्त किये हुए, यशस्वी विट्वुलनरेश, राजाओं में सर्वज्ञ, नरेशों से पूजित, सफल जगद्धित- 
चातुर्य-धुरी, एक दिन अपनी राज-सभा में बेठ हुए उस समय पुराणवेत्ता, शास्त्रज्ञ, 
काव्य-नाटक-शिरोमणि, मित्र, मंत्री, पुरोहित, आश्रित, पुत्र, सामंत राजा और बहुश्रुत उनकी 
सेवा में उपस्थित थे । राजा भूलोक के दंवेन्द्र के समान बड़े उत्साह से रसिकजनों द्वारा 
भारत, रामायण आदि का पाठ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 


तत्पशचात्‌ वे रसिक-शेखर (राजा) राम-कथा-सुवा से अनुरक्त हो, सभा में यों बोलें-- 
तिलुग में रामायण को सुदर ढंग से कहने की कविता-शक्ति रखनेवाले कवि इस संसार 
मे कौन हैं ?” तब पंडितों ने उस उदात्त, यशस्वी विट्वलनरेश से कहा-- 


(महाराज) आपके सुपुत्र, निपुण, पापरहित, नीति-निष्ठ, सर्वेज्ञ, अनघ, शिष्ट-संपन्न, 
सर्वपुराणवेत्ता, सुदर कलाओ के मर्मज्ञ, सज्जनों को आश्रय देने में ही सुख का अनुभव 
करनेवाले, कविसार्वभौम, कवि-कल्पतरु, कवि-कुल-भोज, कवीन्द्र, शत्रु-राजाओं के लिए वज्- 
पाणि, शत्र राजा-झहपी वन के लिए प्रचण्ड पावक के समान दीखनेवाले, जिनके भयंकर 
खड्ग में स्वर्गंलोक तक प्रतिबिबित है, त्रिलोक-दुर्दम, श्रेष्ठ-साधु-जन-रूपी कमलों के लिए 
सूर्य, पुरुषश्रेष्ठ, आपके परम भक्त, निखिल शब्द, अर्थ, गुण आदि के ज्ञाता, महापंडित, 
रामायण के मर्मज ब॒द्ध-नरेश (रामायण को कथा तेलुगु में कहने की) कविता-शक्ति 
रखते है । (काव्य रचने के क्िए) आप उन्हें आदेश दें ।” 

यह सुनकर उदात्त चरित्रवाले मेरे जनक ने मुझे बड़े स्नेह से वुलाकर यह आदेश 
दिया-- रामायण की कथा पुराणों के ढंग पर तेलुगु भाषा में मेरे नाम पर लिखों कि 
संसार के कवि और पडित उसकी प्रशंसा करे । उनके मृदु बचनों से अत्यंत हर्षित होकर 
उनकी आज्ञा का पालन करने के हेतु शत्रुओं के लिए भयंकर मूत्ति, महानू, ललितसद्गुणा- 
लंकारवाले, निशम्चल दयालु, धन्यात्मा तथा पुृण्यात्मा मेरे पिता विद्वुलनरेश के नाम पर 
श्रीरामचन्द्र का चरित्र, इस ढंग से लिखूँगा कि राजा, पडित, रसिक, सुकवि श्रेष्ठ, 
गोष्ठियों में (उसे सुनकर) हर्षित होकर उसकी प्रशसा करेगे और जिसमें, शब्द, अर्थ, भाव, 


4 रंगन/थ एयायण 


गति, पद, शब्या, अर्थ-गौरव, यति, रस, कल्पना, प्रास, असमान रीतियाँ आदि होंगे और 
आदि कवि वाल्मीकि की कृपा से सभी सज्जन मेरी प्रशंसा करेगे । कथा का प्रारंभ यों है-- 


३. कथा का ब्रारस 
एक दिन श्रेष्ठ तपस्स्वाध्याय-निरत, महान्‌ शीलवान्‌ मुनिश्चेष्ठ नारद से, अनघ, 


तपोनिधि वाल्मीकि ने हाथ जोड़कर प्रइत किया-- हे मुत्ते, आप कृपया बतलाइए कि इस 
संसार में, श्रोमान्‌, क्षमाशील, पुण्यात्मा, उन्नत, नीतिज्ञ, प्राज्ञ, दुर्देम, उत्तम, जितकाय, अजेय, 
ईर्ष्याहीन, संपन्न, सुतब्रती, उदार और चरित्रवान्‌ कौन हैं ? किसके क्रोध से इंद्रादि देवता 
डरते रहते है ? ऐसा व्यक्ति क्‍या, कभी हुआ है या आगे चलकर इस पृथ्वी पर जन्म 
लेनेवाला है ?” 

यह सुनकर लोकज्ञाता नारद मुनि ने अपने मन में बहुत देर तक सोच-विचार कर 
कहा-- इस पृथ्वी पर श्रीविष्णु, महाराज दशरथ के यहाँ जन्मे है । वे नियतात्मा, अति- 
ज्ौयनिधि, कृपानिधि, जयी और स्वजनों की रक्षा में विचक्षण हैँ। वे कंबु-कंधर, सूदराकार, 
बिबारुण ओष्ठ, पीन वक्ष, विशाल-नेत्र, विशाल अवतस और आजानृूबाहु है । वे नियतात्मा, 
वेदवेदांग-कोविद, वेदविदू, विवेकभूषण, सूर्थ के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर, 
अमराद्दि के समान धीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है । उनकी मूत्ति (लोगों को) 
अपनी ओर आकऊ्रृष्ट करती है | वे कौसल्या के आनंद-दाता, श्रीकर, दीप्तिमानू, त्रिलोक- 
पावन मूत्ति, राम के ताम से अवतरित हुए हे । 

राज्ि (विश्वामित्र) के (रामचन्र को) मॉँगने तथा राजा के भेजने पर वें मुनि 
के साथ गये । (उन्होंने) यज्ञ की रक्षा की, दानवी का नाश किया, राक्षसों का संहार 
किया, शिला को स्त्री बनाया, शिव-धनृष को तोड़ा और सीताजी से विवाह करके बड़ी 
ख्याति पाई । सीताजी के साथ अयोध्या जाते समय बड़े क्रोध से विप्र (परशुराम) ने 
आकर उन्हें रोका, तो वे उनसे जूक पड़े और उनका धतृष छोनकर उसे तोड़ डाला । 
उसके बाद सब लोगों के हृदयों को आनंद से भरते हुए वे अयोध्या पहुँचे । 

जब पिता (राम को) युवराज बनाऊँगा--ऐसा कहकर अयोध्या का राज देने को 
उद्यत हुए, तब ढीठ मंयथरा ने ककेयी के कान भरे । कैकेयी पहले ही युद्ध में दो बर प्राप्त 
कर चुकी थी । (राजा ने) राघव को कानन में भेज दिया । पिता के बचन से बँधकर, 
वे सीता और लक्ष्मण के साथ बन में गये, जहाँ उन्होंने बड़े उत्साह से वनों में तपस्या 
करनेवाले संयमी मूतियो की रक्षा की, खर-दृूषणादि राक्षसों के सर शरों से काट डाले, 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रोव से मित्रता की, एक ही बाण से वालि का संहार किया, (सीता 
को पुनः प्राप्त करने का) दृढ़ निरंचय करके सेतु को बाँधा तथा पापी दश्कंठ के दसों 
सिर काट डाले । 

उसके पदचात्‌ आश्रितों के कल्पवृक्ष रामचंद्र, सीता के साथ, वनचर-समूह तथा 
इन्द्रादि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए और सेवा प्राप्त करते हुए, (अयोध्या) आये 
और अपनतो पूज्य सामज्य-लक्ष्मी का पालन करते हुए तथा प्रजा को सूख पहुँचाते हुए कृत- 
कृत्य हुए है ।” 


ब7लकाोड 8 


ईस प्रकार श्रीराम का चरित्र अथ से इति तक कहकर नारद मूनि ब्रह्मलोक को 
चले गये । मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि अत्यंत हर से अपने शिष्य भरद्वाज के साथ सज्जनता की 
मृत्ति, अकलुष जीवन-पयत्त, तमसा नदी के तट पर गये और उस नदी के जल से अपने 
अनुष्ठान का पालन करते रहे । उस नदी के किनारे (पेड़ पर) क्रौच पक्षियों का एक 
जोड़ा बड़े प्रेम से मिलकर बैठा था । एक व्याध ने जब उनमें से एक को मार गिराया, 
तब क्रॉंची जोक से बिलाप करने लगी । यह देखकर न्याय और धरम का विचार करके 
मुनि उस व्याध पर क्रोध करते हुए बोले--हे निषाद, हे पापी, इन्होंने तुम्हारा क्‍या 
बिगाड़ा था ? जब ये क्रौच बड़े प्रेम से मिले, तब तुमने इस प्रकार एक को क्‍यों मार 
गिराया ? इस पाप के कारण तुम बहुत दुःख प्राप्त करते हुए अनेक वर्षों तक भटकते 
रहोगे ।” 

इस प्रकार व्याध को शाप देकर वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से छन्दोबद्ध शब्दों 
में कहा-- मेरे द्वारा कहे हुए वचनो पर बार-बार विचार करने पर मालूम होता है कि 
इन चार समवर्ण पंक्तियों में छनन्‍्दोबद्धता है । यह बड़े आइचर्य की बात है कि ये शाप के 
वाक्य अपने आप एक पद्म के रूप में प्रकट हुए हे ।” तब भरद्वाज आदि शिष्य बड़ी भवित 
से उस पद्म को (दुहराने) पढ़ने लगे । अनघ वाल्मीकि अपने आश्रम को लौट आये । 


एक दिन ब्रह्मा उनके आश्रम में आये । वाल्मीकि ने उनकी अग॒वानी की, चरणों 
पर भुककर नमस्कार किया, कुशासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर अपने 
मह से निकले छन्दोबद्ध दाप-वचन उन्हें सुनाया । तब ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा-- हे अनघ 
यह वाणी पद्म के रूप में आपके मुख से व्यक्त हुई है । नारद ने सारा राम-चरित मभे 
संक्षेप में कह सुनाया है । आप उसको विस्तार के साथ सुनाइए । अपने आप वह चरित्र 
आपको सूक जायेगा ।” यों कहकर ब्रह्मा चले गये । 


, 


इस प्रकार बड़ी कृपापूवंक कमलासन के वर देकर चले जाने के पर्चात्‌ मुनि ने 
निर्मेल मति से ध्यान लगाकर सोचा और रघुचरित, दशरथ की कथा, रघुराम का जन्म, 
“राम. का आचरण, ताड़का-वध, उद्ृण्ड राक्षसों का गवे-भंग, यज्ञ-रक्षा, गंगा का महत्त्व, 
गौतम की स्त्री का शाप-मोचन, धनुर्भग, सीता-विवाह, अयोध्या जाते समय परशुराम का 
क्रोध,, राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी, दुष्ट स्त्री कैकेयी के कटुवचन, अभिषेक में विध्न, 
राम-वन-गमन, राजा का शोक, दशरथ की मृत्यु, दाशरथि से गृह की- भेंट, गंगा पार 
करना, तपोनिधि भरद्वाज से (राम की) भेंट, चित्रकूट पर्वेत पर पहुँचना, भरत और राम 
की भेंट और उनका पादुका प्राप्त करके लौट जाना, दंडकवन-गमन, प्रचंड विराध का वध 
पुण्यात्मा शरभंग के दर्शन, मुनियों को वचन देना, अगस्त्याश्रम में पहुँचना, दिव्य अस्त्रों की 
प्राप्ति, मुनि के आदेशानुसार पर्ण-कुटी बनाकर निवास करना, (राम पर) मुग्ध होकर 
राक्षती (शूपंगखा) का आना, उसके साथ वार्त्तालाप, रामानूज के द्वारा उसका नाश, उधर 
रावण का बुद्धि-भूष्ट होना, कुटिल मारीच की मृत्यु, राक्षसराज (रावण) के द्वारा सीता- 
पहरण, राम का विलाप, जठाय्‌ की मृत्यु, कबंध से भेंट, पंपासरोवर को गमन, ऋष्यमक पबेत पर. 
सुग्रीव से भेंट, उससे मित्रता, वालि-सुग्रीव के वर का कारण जानना, श्रीराम का एक साथ 


5 रंगनाशथ एपाायण 


सातों ताड़ के पेड़ों को काट देना, वालि का वध, दारा का बविलाप, रविपुत्र (अंगद) का 
राज्याभिषेक, माल्यवंत में उस पुरुषोत्तम का वर्षा-काल बिताना, काकुत्स्थ (राम) का कोप, 
कपियों का आना, अंगूठी देकर (उन्हे) भेजना, वानरो के द्वारा सीता का अथक अन्वेषण, 
बिल का दर्शान, महेन्द्रशरि का आरोहण, संपाती से भेंट, समुद्र को लॉघते समय बीच में 
मैनाक के दर्शन, सिहिका की वायुपुत्र से मुठभेड़ और उसकी मृत्यु, लंका राक्षसी को तंग 
करना, उस स्त्री से लंका का मार्ग जानकर लंका में प्रवेश करना, अंतःपुर में सीता की 
खोज, अशोकवन का अवलोकन, वहाँ सीताजी का सदर्शन, विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी 
देकर उन्हें सानन्‍त्वता देना, अशोकवन को उजाड़ना, उस समय हनुमान्‌ का अक्षयकुमार को 
मार डालना, पवनसुत का बंधन में पड़ना, लंका नगर को जलाना, मानिनी सीता का चुूड़ा- 
मणि देकर श्रीराम तथा हनुमान को उत्साहित करना, सूर्यकुलाधिप (श्रीराम) का लंका 
पर आक्रमण करना, समुद्र-तठ पर पहुँचना, समुद्र का मार्ग देने से इनकार करना, श्रीराम 
का क्रोध, विभीषण का आगमन, विभीषण के दुःख से राम का दुःखी होना, सेतु-बंधन, 
जलधि को पार करना, सेना को (उचित स्थानों पर) नियुक्त करना, पराक्रम के साथ 
कुंभकर्ण आदि उम्र वीरों को मार डालना, रावण का वध करना, दया से विभीषण को 
लंकाधिपति बनाना, अनुपम शुद्धि (सीता का अग्नि-प्रवेश), ब्रह्मादि देवताओ द्वारा प्रशंसित 
होते समय सीताजी की रामचंद्रजी से भेट, पुष्पक विमान में बड़े कुतृहल के साथ समुद्र 
पार करना, सेतु पर श्रीकंठ को प्रतिष्ठित करना, अयोध्या को लौट आना, भरत-मिलन, 
अद्वितीय ढंग से रघुराम का सिहासनारूढ़ं होना, कपि सेनापति, सुग्रीव,, विभीषण आदि 
को विपुल संपत्ति देकर विदा करना, बड़े प्रेम से सब प्रकार से प्रजा की रक्षा करते हुए 
उनका पालन करना, आदि सब बातें अच्छी तरह जानकर चौबीस हजार इलोकों और पाँच 
सौ सर्गो में तथा छह कांडों में रामायण की रचना की । | 

बाद की कथा उत्तर-काण्ड में लिखकर वाल्मीकि मुनि सोचने लगे कि कौन इस कथा 
का पाठ करने में समर्थ होंगे और पृथ्वी में यह कथा कैसे फैलेगी ? उसी समय, शुद्धात्मा, 
मनसिजाका रवाले, मजुभाषी, संगीत-साहित्य-वेत्ता, मुनिवेषधारी कुश और लव उनके पास 
आये और हाथ जोड़कर बोले--हे “अनघ, हम बड़े उत्साह से रामायण पढ़ने आये हे 
हमें पढ़ाइए । (यह सुनकर) हर्षित होकर मुनि ने सोचा, मेरा मनोरथ पूरा हो गया । 
उन्होंने राम का चरित्र, जो गेय, पठनीय तथा पुण्यदायक है, तंत्री-लयान्वित रीति से उन्हें 
पढ़ाया । उन्होंबे भी श्यंगारादि रस, वृत्ति-भेद, संधि, समास, शब्द और अर्थ जानते हुए 
उसका अध्ययन किया और स्थान-स्थान में, मुनि-समाजों में उसका गान करते हुए उनकी 
प्रशंसा पाते रहे । काकुत्स्थवल्लभ (राम) ने भी अपने भाइयों के साथ बड़े कुतृहल से 
उन्हें सभा में बुला भेजा । उनके रूप, उनकी स्थिरता, उनकी वाणी आदि (श्रीराम को) 
बहुत प्रिय लगे । श्रीराम कथा सुनने लगे । वह कथा इस प्रकार है-- 


बोलकाड 


8४. कुश-लव का रासायण-गान 

कोसल-देश में सरयू नदी के किनारे, पृथ्वी के उरु-भाग के समान अयोध्या नगर 
सुंशोभित था । वह बारह योजन लंबा, पाँच योजन चोड़ा थाओर शिल्प-निपुण मय द्वारा 
निर्मित था। वह शत्रु-राजाओं की आँखों मे खटकनेवाला नगर सूर्यवंशी राजाओं की राज- 
धानी भ्रा । वह रत्नमय गोपुर, मणिमय तोर>ण, मणिमय कुट्टिम (फर्श), गवाक्ष, क्रीड़ा- 
गृह, झंठक शैल (बनावटी पर्वत), पटह-नाद (नगाडे की आवाज), विशालकाय हाथी, 
उत्तम घोड़े, नाना .प्रकार के रथ-समूह, सेना, स्वच्छ सौध, बाजार, कमनीय उपवन, सरोवर, 
तालाब, बावड़ी ऊल् के खेत, धान के खेत, गहरी खाई तथा महलो से भरा हुआ संसार- 
भर में विख्यात था | उस नगर में दशरथ नामक राजा राज्य करते थे, जो धरनृविद्या में 
निपुण, साम, दाम, भेद आदि चार उपायों के ज्ञाता, (भगवान्‌ के ऐश्वयं आदि) षड्गुणों के 
आगार, ( इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया ) शक्तित्रय-संधानकर्त्ता, धर्मनिरत, कृताध्वर ( जिसने 
यज्ञ किया है), श्रीसंपन्न, धर्मशास्त्र, पुराणादि के ज्ञाता, अजनंदन, बाल्यावस्था से नियमानुकूल 
प्रजा का पालन करते रहनेवाले परमपवित्र व्यक्ति, इन्द्र के निभित्त शंबरासर का गर्व भंग 
कर इंद्र से मंदार-पुष्षों को प्राप्त करनेवाले, इन्दुमती के पुत्र और सूर्यवच्य में श्रेष्ठ राजा थे । 


३ 


वे तेज, कांति, त्याग, चातुर्य, उदारता, साहस, आदि सदगुणों के भांडार थे । 
वे उदित होते हुए सूर्य की भाँति अपने उम्र तेज से सप्त द्वीपों को दीप्त करते हुए शासन 
करते थे । उस नरनाथ के तीन सौ पचास रानियाँ थी, जिनमें विशेष कर अचल शील- 
वाली कौसल्या, कुचकुंभ-निर्जित परिधानवाली कैकेयी, परुण्यशीला सुमित्रा त्रयी विद्याओं 
के समान थी । इस पृथ्वी पर उनके हितेथी पुरोहित वसिष्ठ आदि पुण्य संयमी थे । पुण्यात्मा 
धृष्टि, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, जयंत, नीतिवेत्ता अशोक, धीमान्‌ मंत्री सुमंत्र आदि 
उनके आठ सचिव थे । सभी सचिव परस्पर मित्र और स्वामिकाय में विचक्षण और चतुर थे । 
वे परम मर्मो के उद्घाटन में निपरुण थे और विचार-पूर्वक प्रजा की रक्षा करते थे । 
समस्त कार्यो को सँभालनेवाले ऐसे आठ मंत्रियों से युक्त राजा दशरथ अष्टाक्षर और अष्ट- 
भूजाओं से समन्वित नारायण की तरह सुशोभित थे । उनके राज्य में निबंल, चुगलखोर, 
रोगी, दरिद्र, व्यभिचारी, अनाचारी, पापी, क्र, नीच, जड़, मूर्ख, मंद, एक भी व्यक्ति नही था । 
सारी प्रजा मणि-क्ुंडल आदि अलंक्ृत, धर्मपरायण, कुलाचार-निरत, सकलशास्त्र- 
पारंगत तथा विष्णु-भकत थी । इस प्रकार बड़ी कुशलता से राज्य का पालन करते ओर 
राज्य-सुख ,भोगते हुए राजा दशरथ एक दिन अपने मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लगे । 


५. पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने के लिए दशरथ क्रा मंत्रियों, से परामर्श 


राजा दशरथ अपनी. निस्संतान अवस्था का तथा अपनी ढलती आयु का विचार 
करते हुए बहुत दुःखी हुए । उन्होंने अपने सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुला भेजा और उन्हें 
उचित आसन पर बैठने का आदेश देकर स्वयं भी आसन पर बैठ गयें। और, उनसे इस 


42.3. ५ 


प्रकार कहने लगे-- मेने बहुत दान दिये, अनेक धर्म-कार्य किये, कई यज्ञ किगे जौर बहुत 


8० रंगना/थ एयायण 


सालों से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । मैने बड़ी कीत्ति पाई है । तुम्हारे जैसे स्नेही मंत्रियों 
के रहते हुए मुझे किसी बात का अभाव नही है । पुत्र-हीन होने का एकमात्र छ॒ुःख ही 
मभे है । कुल का उद्धार करनेवाले पुत्रों के विना कोई भी व्यक्ति पुण्य और स्वर्गलोक 
की प्राप्ति नही कर सकता । इसलिए मेरे भी पुत्र उत्पन्न होने चाहिए। समस्त संसार 
मेरी प्रशंसा करे, एतदर्थ मे अश्वमेघ यज्ञ करूँगा और उस्तके बाद पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करूँगा । 
इन यज्ञों के कारण मेरा हित होगा और में जहूर पुत्र प्राप्त करूँगा । राजा के यों कहने 
पर वे सब बड़े सभूमचित्त होकर मन में हर्षित हुए । उन्हें प्रसन्न देखकर राजा मन में 
विचारकर बोलें-- 
में अनपम रीति से, बड़े विनय के साथ अश्वमेध यज्ञ करूँगा, जिसकी प्रशंसा देवता 
भी करेंगे और पुत्रों के लिए पुत्रकामेष्टि-यज्ञ नेत्र-पर्व रीति (दर्शकों की आँश्षों को तृप्ति 
देवेवाली रीति) से करूँगा । ऐसा कहकर उन्होंने आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए सब लोगों 
को भेजा । उसी समय अनघध वसिष्ठ आदि मुनि वहाँ आये । (राजा ने) दण्डवत की और 
। बड़ी श्रद्धा से उन्हें लिवा लाये और उनसे बोले--हे महान्‌ संयमी तथा पुण्यवान्‌ वसिष्ठ ! 
यथाशी क्र आप मुझे श्रेष्ठ अह्वमेध यज्ञ करवाइए, जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो । 
इस पर (मूनि बोले )--तुम्हारे द्वारा संपन्न होनेवाले अहवमेध यज्ञ का निर्वाह हम करेंगे । 
उस श्रेष्ठ यज्ञ की महिमा का वर्णन करता क्‍या सहज है ? इसके अतिरिक्त पृत्र-कामेष्टि 
करने से तुम धन्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करोगे ।/ यह सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ । 
उन्होंने सबको विदा किया और रनवास में पहुँचकर सभी रानियों को यह शुभ संवाद 
सुनाया । तब से वे प्रसन्नचित्त रहने लगे । एक दिन अनघ सूत (सुमत्र) राजा के पास 
आकर एकान्त में यों कहने लगे--- 


4. न्रेग्ण्यथ ग॒ का वृत्तात 

सुमंत्र ने कहा-- हे महाराज, इसके पहले आपको संतान-प्राप्ति कैसे होगी, इस 
सम्बन्ध में मेंने एक कथा सुनी थी। आप उसे सुनें । अंगराज के पुत्र गृणवान्‌ रोमपाद के 
राज्य में न जाने उनके किस अपराध से वर्षा नहीं हुई । अपने राज्य में कहीं भी वर्षा 
न होते देख राजा बहुत दुःखी हुए । उन्होने श्रेष्ठ मुनियों से वर्षा के निमित्त बहुत हवन 
करवाये; फिर भी वर्षा नहीं हुई । तब राजा को अत्यंत दुःख से पीड़ित देखकर मृनियों ने 
कहा--- हे महीपाल ! हे राजचन्द्र ! इस पृथ्वी पर वर्षा होने के लिए हम शुद्ध मत से आपको 
एक उपाय बतायेंगे । हे पर्वत के समान धीर ! परहितनिरत विभांडक के पूत्र पुण्यनिधि 
ऋष्यश्यंग जन्म से नगर-ग्राम के सम्बन्ध में कोई ज्ञान न रखने के कारण स्त्रियों के नाम 
तक से अनभिन्ञ हे । वे तपस्वी की वृत्ति में जंगलों में रहते है । हे वसुधेश ! उनके यहाँ 
आते ही अनावृष्टि-दोष तुरन्त दूर हो जायगा । इसपर राजा अपने मन में सोचने लगे कि 
उस मुनिश्वेष्ठ को नगर में कैसे ले आ सकेगा । उन्होंने बद्धिमान्‌ मंत्रियों तथा मृनियों को 
बुलाकर बड़े प्रसन्न क्ित्त से पूछा । मुनियों तथा मंत्रियों ने भी बड़ी प्रसन्नता से उपाय 
बताये, तो राजा मन ही मन बहुत हर्षित हुए । मुन्ियों ने कहा--“महाराज, अभी 
आंप कई (प्रकार के) मिष्ठान्न तथा सुन्दर वस्तुएँ देकर वेश्याओं को वन में भेजिए । 


बालकोड ४ 


वे प्रोढ कामिनियाँ सीधे वहाँ जाकर, अच्छी तरह उस मुनि के दर्शन करेंगी, उनकी महिमा 
देखेंगी, उन्हें मिष्टान्न देगी और बड़े प्रेम से उनके मत को विचलित करेंगी । वे कामिनियाँ 
अपनी विलास-चेष्टाओ से उनके मन को रसाद्रें बना देगी और अपने मोहक रूप की माया 
का प्रभाव डालकर यहाँ वापस आयेंगी । तब वे भी उनके पीछे-पीछे यहाँ आयेंगे । 


यों कहकर सभी मुनि चले गये । उस दिन रात्रि को राजा बहुत प्रसन्नचित्त रहे । 
सबेरे उठते ही राजा ने मुनियों का स्मरण करते हुए बड़ी अनुरक्ति के साथ अनुपम यौवने- 
रूप-संपन्न, कामदेव के मोहन मंत्र के सदुश सुन्दर तथा चतुर वेश्याओं को वन में भेजा । 
वे युवतियाँ उस मुनि के वन में गई और उनके आश्रम के पास जा पहुँची । उन्होंने अपनी 
नाट्यं-कला तथा संगीत-कला का परिचय मुनि को दिया । वे पुण्यनिधि यह न जान सके 
कि वे स्त्रियाँ हे, और सगीत आदि का रसास्वादन न कर सकने के कारण सोचने लगे कि 
ये इस वन में रहनेवाली मंदगामिनी कोई अनोखी मृगी है | एक दिन वे रमणियाँ उनके 
पास पहुँच गई । उन्होने कामिनियों को अच्छी तरह देखा, उनके कुचों का नाम पूछा, कुचों 
पर डोलनेवाले हारों का उद्देश्य पूछा और कहने लगे--“'मेरे सिर पर तो एक ही श्थंग है," 
लेकिन आपके उर पर दो श्रृंग निकल आये हे । आपके ये वल्कल बस्त्र बड़े ही कोमल हैं । 
ये अनुपम वल्कल किस पेड़ से प्राप्त होते है ? आपके जटाजूट मेरी जठाओं के 
समान नहीं हे, वे चमक रहे है । आपके शरीर पर मली हुई राख सुगंध दे रही है । 
आपके ये बेद-नाद श्रुतिमधुर है । मेने इस बन में ऐसा दृश्य अबतक नहीं देखा है, 
न सुता है । कही मुनियों की भी ऐसी वेष-भूषा होती है ? आप कहाँ के मुनि है ?” 


उस महान्‌ व्यक्ति को अपने जाल में फँपते देख उन स्त्रियों ने हँतते हुए कहा-- 
“है मुत्ति, कर्ण-मधुर साम-गान करते हुए, उसके अनुसार शुद्ध रीति से पदन्यास करके 
दिखाना हम जानती है । इस्त पृथ्वी पर हमारा कौशल जानना आपके लिए कहाँ संभव है ? 
इस तरह अपनी वचन-चातुरो से उस मुनिनाथ को भुलावा देकर उन सुंदरियों ने 
पूछ:-आप कौन हें ? किनके पुत्र हे ? क्यों इस वन में रहते हे, बताइए । तब उन्होंने 
कहा--“में शुद्ध कीत्तिमान्‌, पुण्यात्मा विभांडक का पुत्र हूँ । मेरा नाम ऋष्यश्यंग है । तप 
में महान्‌ निष्ठा रखते हुए तपस्या करने के लिए ही में यहाँ रहता हूँ । मेरे पिताजी- 
भागीरथी में स्तान करने की इच्छा से योगिपुगवों के साथ गये हुए हैँ । वे अन्य दंझ्ों में 
न जाकर बड़ी तपस्याएँ करते हुए अमल तथा भक्तियुक्त चित्त से यही मर रहते हे । 
आप लोगों के यहाँ आने से में पापरहित हुआ, क्ृतार्थ हुआ । अपने पिताजी की कृपा से 
बहुत अधिक तपद्चर्या में लोन में भी यही रहता हूँ । इन वनों में आप जैसे नागर लोगों- 
को देखकर मुझे आइचर्य हुआ । क्‍या अब हम सब आश्रम में चलें ? ” 


कक. 


यों कहकर उन मुनियो को (उन वार-वनिताओं को) अपने आश्रम में लें जाकर 
ऋष्पश्युग ने उनका आदर-सत्कार किया । उन युवतियों ने प्रसन्नता से उन मुनि का आतिथ्य 
ग्रहण करने के बाद कहा--हे मुनिवर, यह लोजिए, हम अपने वन से श्रेष्ठ फल लाये हैं । 
यों कहकर उन्होंने स्वादिष्ठ एवं मनोहर लड्डू, पूड़ी और तरह-तरह के स्वादिष्ड 


भिष्टान्न उन्हें दिये । मुनि उन्हें खाते जाते थे और बीच-बीच में उनके स्वाद की प्रशंसा 


श्र रंग्नशएथ एश्यायण 


करते जाते थे । उन यवतियों की ओर देकर बार-बार मिठाई माँगते, परवश-से होकर 
हाथ फैलाते और कहतें--हे मुनिवर, में ने अब तक एस फल कहीं नहीं देखे । आपका 
ही तप श्रेष्ठ तप है ।' 

यह सतकर उन युवतियों ने मुस्कुराते हुए अपनी तनुलताओं को उनके शरीर से 
छलाकर, अपने सौरभमय उच्छवासों से उनके धैयें को डिगाते हुए होौले-होले अपने 
मख-कमलों को उनके मख से सटाया और मीठें वचन, हाव भाव, मधुर संगीत तथा मादक 
दृष्टियों से उन्हें मोहित कर उनके हृदय को रसादरं करते हुए, अपने कुचों से कसकर 
आलिगन पाश में उन्हें परवश बनाया और फिर कहने लगी--हें अनध, अब हमे आज्ञा 
दें कि अपने आश्रम को वापस जाये ।' यों कहते हुए विभांडक के आगमन के भय से 
पीड़ित वे वहाँ से रवाना हो गईं और उस वन के निकट ही रहने लगीं । उन कमल- 
लोचन रमणियों के जाने के पद्चात, ऋष्यश्वृंग ने यह सोचते हुए कि न जाने वे फिर कब 
लौट आयेंगी, सारी रात जागकर ही व्यतीत कर दी और दूसरे दिन वे उस जगह पर जा 
पहुँचे, जहाँ पहले दिन उन्होंने उन रमणियों को देखा था । 


७. वेश्याओं के साथ ऋष्यथ्‌ ग॒ का रोमपाद के घर आना 


पायलों का कार करती हुई, राजहंसों की गति से वे युवतियाँ मुनि के पास आईं 
और प्रफुल्ल वदन हो चारों ओर से उन्हें घेरकर कहने लगी--हे मुनिवर, आप हमारे 
वन में पधारें ।' जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब वे उस श्रेष्ठ मुनि के चित्त को द्गवित 
करनेवाली बातें करते हुए, अपने उपायों तथा हाव-भावों से उनको मोह-मुग्ध कर लिया 
और उन्हें अंग-देश में इस प्रकार ले आई, जैसे शिकारी पक्षी किसी नये शिकार को पकड़- 
कर ले जाते समय विस्तुत पथ के भय से उसे बचाने के लिए अपने हस्तपल्‍लव-हूपी 
पालकी में (चंगुल में) ले जाता है। उस ऋष्यश्वृंग के आते ही अंग-राज्य में घोर वर्षा 
होने लगी और शस्य बढ़ने लगे । राजा सकल सौभाग्य से युक्त हो संतुष्ट हुए । उन्होंने 
बड़ी भक्ति से उस मनि की पूजा की और अपनी पुत्री शान्ता का विवाह उनके साथ 
कर दिया । वे मुनि उसी राजा के यहाँ रहते है । यदि दशरथ उस मुनि को अपने यहाँ 
ले आकर उनसे पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करायें, तो वे (दशरथ) चार बहुश्नुत तथा महान्‌ पुत्र 
तथा समृद्धि प्रपप्त करेंगे । इस प्रकार मुझसे पहले सनत्कुमार ने कहा था । इसलिए आप 
उस ऋष्यश्ंग से भक्तियकत प्रार्थना कर उन्हें यहाँ ले आयें ।* 

इस प्रकार कहकर सूत' चले गये । उनके जाने के बाद मन में हर्ष तथा भक्ति 
का अनुभव करते हुए चतुर दशरथ उस राजा रोमपाद के यहाँ गये और मुनिश्रेष्ठ ऋष्यश्व॑ंग 
को प्रणाम करके कहा--हे पवित्र आत्मा मुनिराज, आप मेरी विनती सुनें । में अपने मन 
में पूत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आपके यहाँ आया हूँ । आप मुझे अपनाइए । राजा ने 
उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उनकी स्तुति की और उनसे यज्ञ का ऋत्विक्‌ 
बनने की प्रार्थाना की । फिर अनुपम पालकीं में उन्हें बिठाकर अयोध्या के लिए 
रवाना हुए । उन्होंने दूतों के द्वारा अपने नगरनिवासियों' को यह आदेश भेज दिया कि नगर 


इन्द्रपुरी के समान सुन्दर सजाकर रखा जाय । दूतों ने तगरनिवासियों को यहू आदेश 


बश/लकाड ६; 


सुनाया । उन्होंने नाना प्रकार से नगर को सजाया और जहाँ-तहाँ दुदुभि, शख, आदि का 
ठुमुल लाद करन लगे । उसी समय राजा ने भी नगर में प्रवेश किया और मंगलवाच्यों के 
बजते हुए, विध्ननाशक (ऋष्यश्यृंग) को शाता देवी के साथ, बड़ी चतुरता से अयोध्या में लाये। 

राजा ने ऋष्यश्वंग को लाकर अन्‍्त'पुर में ठहराया । अध्ये-पादादि देकर विधिवत्‌ 
उनकी पूजा की और अपने को क्ृतार्थ मानकर प्रसन्न हुए । उसी समय कौसल्या आदि 
रानियों ने राजा की आज्ञा लेकर बड़े हर्ष से शान्तों देवी को श्रेष्ठ भूषण, वस्त्र, माला 
आदि देकर बहुविधि से उनका सत्कार किया । 


५८ 


कुछ दिन के पश्चात्‌ ससार के प्राणियों को आनदित करते हुए वसन्‍्त ऋतु आई । 
तब राजा बड़े उत्साह से ऋष्यशूंग के पास गये और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके विनय 
किया--हे संयमीप्रवर ! आप मभसे यज्ञ कराके मेरा उद्धार कीजिए ।' तब उन्होंने-- 
ऐसा ही हो, कहकर रविकुलोत्तम राजा दशरथ से आगे कहा--हे राजन, यज्ञ के लिए 
विधिवत्‌ आवश्यक सामग्री शैघत्र मँगवाइए ।' तब राजा ने योग्य व्यक्तियों को उन सब 
वस्तुओं का संचय करने के लिए भेजा और सब सामग्री मँगवाई । (उन्होने ) समंत्र को 
भेजकर कीत्तिमान्‌ केक्यराज, अप्रतिहत तेजस्वी काशिराज, जनक महाराज, अंगराज आदि 
पुषण्यचरित्र नरेशों को यज्ञ देखने के लिए सविनय आमत्रित किया । (इसके पदचात ) 
उन्होंने सुमंत्र से कहा--तुम शीक्ष जाकर पुण्यवान वेदवेदांग-पारंगत, गृहस्थ, निपुण एवं 
महिमा-समन्वित ब्राह्मणों को तथा सुयज्ञ, जाबालि, कश्यप, महात्मा वसिष्ठ तथा वामदेव 
आदि (पुरोहितों) को लिवा लाओ । 


सुमंत्र बड़ी प्रसन्नता से गया और बड़ी श्रद्धा से उन सबको लिवा लाया । (राजा ने ) 
उन्हे अध्ये, पाद्य आदि देकर (उनका स्वागत-सत्कार किया ) । वे अपने निर्मल ब्रत 
को निष्ठा क॑ अनुकूल धर्मंसम्मत तथा उचित वचन यों बोले--- हैं मुनिश्रेष्ठ, पृत्रहीन होने 
स अत्यन्त दुःखो हूँ, पुत्र-प्राप्ति की इच्छा बलवती होने के कारण भित्रों के परामर्श से 
अश्वमंब यज्ञ, तथा पुत्र-प्राप्ति के लिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करने के लिए इन ऋष्यश्यृंगजी 
को आमंत्रित किया है। (अब) आपके अनुग्रह का भ्रार्थी हूँ । 

राजा की बातो से प्रसन्न होकर वसिष्ठ आदि तपोधन मुन्ियों ने कहा--“हे रवि- 
कुलोत्तम, लोकहितार्थ पूत्रों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा सर्वथधा संगत है । अब अदव 
को छोड़िए । इस अश्वमेध से आपके विश्वरक्षक एवं उज्ज्वल पराक्रमी चार पूत्र होगे ।” 

इससे बहुत सतुष्ट होकर राजा ने यज्ञ के लिए योग्य जवनाश्व (तेज जानेवाला 
घोड़ा) को चुनकर, भुवनपावन मूत्ति की पूजा करके, उस घोड़े के ललाट पर अपना 
नाभांकित एक पट्ट बॉबकर, एक साल तक उसे अपनी इच्छा से घूमने के लिए 
छोड़ दिया । उस अद्व की रक्षा के लिए पराक्रमी सेना तथा सामत नरेश भी भेजे । उसके 
बाद वसिष्ठ आदि मुनियों की अनुमति से अनुपम शिल्पकारों को बुलाकर सरय नदी की 
उत्तर दिशा में वेद-विधि के अनुसार एक यज्ञ-शाला का निर्माण करने के लिए भेजा 
और सभी देश के राजाओं तथा उन देशों में निवास करनेवाले विप्र, क्षत्रिय, वैद्य तथा 
शूदों को भी आमत्रित किया । 


8 रंगनश/थ एयशयण 


इतने में एक वर्ष पूरा हुआ और मधुमास आया । तब राजा ने चिर तपोनिधि 
ऋष्यश्युग की अनमति तथा गुरु की आज्ञा लेकर एक अच्छे मुहृत्तं में बड़े उत्साह से शान्‍्ता 
तथा ऋष्यश्यृुग के साथ, यज्ञोपकरणों तथा हवन-कुद से युक्त, इक्कीस सुन्दर यूपो से 


शोभायमान, श्रौतधमं-क्रियाचार-विहित, मायाप्रवीण, राक्षयों से रहित तथा समस्त पाप- 


कप 


रहित यज्ञ-शाला में प्रवेश किया । 


5. दशरथ का यज्ञ-दीक्षा लेना 

यज्ञाइव के आते ही, यज्ञनदवीक्षा ग्रहण कर, यतिशुद्धि प्राप्त करके, वसिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ मुनिजनों को ऋत्विकों के रूप में वरण कर, अपनी इच्छा से सवनत्रय को पूरा करके, 
विमल यूपकाष्ठों से बॉँबे हुए जलचर, वनचर, विहग, उरग आदि तीन सौ पशुओं तथा 
प्रद्यात यज्ञाइव का वध करके श्रतियों मे जिन-जिन मत्रों के साथ, जिन-जिन आहुतियो को 
देते की विधि बताई गई है, उन मत्रो के साथ ऋत्विकों ने उन आहुतियों का हवन 
किया । अग्निदेव सप्त-जिद्धाओं से प्रज्वालत हुए । देवता उन आहुतियो से तुप्त हुए । 
'उस यज्ञ के दिनों में न कोई भूखा रहा, न कोई संतप्त रह गया । सभी भिष्टान्न, वस्त्र. 
स्वर्ण, मणिभूषण आदि से सतृप्त किये गये । 

जब किसी भी विध्न के विना यज्ञ समाप्त हुआ, तब ज्योतिष्टोम, विश्वजित्‌ आदि 
महान्‌ यज्ञ-क्रियाओ को सांग रूप से पूरा किया और यज्ञ-दक्षिणा के रूप में अध्वयं (यज्ञ- 
करानेवाले चार ऋत्विकों में से एक) को (अपने राज्य का) दक्षिण का भाग, होता को 
पश्चिम का भाग तथा उद्गाता को उत्तर का भाग दिया । अयोध्या को छोड़ बाकी सभी 
देशों को (दान में) दे दिया, जिससे ऋत्विक्‌ प्रसन्न होकर कहने लगे--“कब हम आपके 
दिये हुए राज्य का शासन करें और कब अपने अनुष्ठान का पालन करें । हम कहाँ और 
देश का शासन कहाँ ? हे राजन, आप हमें इस राज्य का मूल्य दे दे ।” तब राजा ने 
दस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ, सोने की चौगुती चाँदो और एक लाख गायें उन्हें दी । ऋष्यश्यृंग 
आदि ऋत्विक्‌ उस धन को आपस मे बाँठकर संतुष्ट हुए । उस विमल यज्ञ-कर्म में 
प्रवुत्त परिचारको को राजा ने एक करेड़ स्‍्वर्ण-मुद्राएं दीं। मॉगनेवालों को श्रेष्ठ आभूषण दिये । 
जिसने जो कुछ माँगा, राजा ने प्रेम से उसे वह दे दिया । उन्होंने सभी ब्रह्मणों 
को भक्ति से प्रणाम किया और क्रप्रशः उनके आशीर्वाद पाते हुए उन्हें दिव्य वस्त्राभरण 
देकर अकलंक चित्त से यज्ञात स्तान किया । (उधर) ऋष्यश्ंंग के द्व।रा कराये गये पुत्र- 
कामष्टि यज्ञ में आकर क्रपशः अपने-अपने यज्ञ-भाग प्रप्त करनेवाले देवता रावण के सम्बन्ध 
में अपने मन में विचार करने लगे । 


: ९. रावण के अत्याचारों के बारे में ब्रह्मा से देवताओं की शिकायत 

ब्रह्म के पास पहुँचकर (देवताओं ने) उनको प्रणाम किया और यों विनती की-- 
“हे प्रभो! आपके वर की शक्ति से दशकंधर, पुण्यात्मा आचार्यों ब्रह्मर्षियों, देवताओं तथा 
मुनियों को दुःख दे रहा है । हे कमलासन ! हमारा खयाल हैं कि आपके वर की प्रचण्ड 
शक्ति के कारण ही हम उसको जीत नहीं सकते । वह देवताओं के साथ इन्द्र को भी 
पकड़कर उनका अपमान करता है और उन्हें दुःख देता रहता है। (अपने) भूजबल के दर्प से 


कालकाोड 2 ;ट 


वह गंध, यक्ष आदि देवगणों, मूनियों तथा साधुओ को पकड़कर कष्ठ दे रहा हे । 
सभी कुल-पर्वत उसके नाम से डरते है । सूर्य भी ताप फैलाने से डरता है । वह जिस 
नगर में रहता है, वहाँ पवन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ चलने से डरता है । उसके 
अतिशय प्रताप से डरकर समुद्र अच्छी तरह गर्जन नहीं कर पाता है । दीख पड़ने पर हमें 
भी दुःख देता हैँ । ऐसे पापी दशकघर का अन्त करने का उपाय आपको सोचना चाहिए।” 

तब ब्रह्मा ने उन सारी बातों को हृदयगम करके देवताओं से कहा--“(रावण) 
अमरों के हाथ नहीं मरेगा, राक्षसों से नष्ट नहीं होगा, गंधर्वों से मिटेगा नही, रजनीचरों 
से समाप्त नही होगा, भुजंगो से मारा नहीं जायगा, यक्षो से हत नही होगा, पक्षिसमह से 
पराजित नहीं होगा । मेरे वर देते समय उसने नरों का नाम नहीं लिया था, इसलिए 
वेह नरो से ही मरेगा । स्पष्ट सुनो, हिरण्यकशिपु जब सारे संसार को दूख देता था, तब 
नारायण ने स्वय नरसिंह का रूप धारण कर उसे चौीर डाला था। उसी ने अब विश्ववस 
के यहाँ जन्म लिया है । इसलिए नारायण ही अब इसका नाश करेंगे । अब हमें उस विष्ण 
से अभयदान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 

ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सभी लोग तुरन्त क्षीर समुद्र के निकट गये और 
च्यूत को देखकर पवित्र हृदय से उनकी स्तुति की । हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से प्रणाम 
किया और विष्णु से इस प्रकार विनती की । 


१०. देवताओं का विष्णु की स्तुति करना 

है त्रिलोकीनाथ, कमलालय-वक्ष, वसूमतिरक्षक, वनजाक्ष, आपके अतिरिक्त हमारा 
कोई (सहायक) नहीं, यह सत्य हे । हे गोविन्द, परिपूर्णपण चिदानन्द, हे देव, जगन्मय, 
देवाधिदेव, देवो के रक्षक, दिव्यावतार, अमृतसागर में पहले आपकी शरण में आये हुए हमें 
(आपने ) अपना अभयदान दिया था । हे दानवदलन, आपके भुजबल-विक्रम से ही समस्त 
लोकों की रक्षा होती है । हे भकतवत्सल, भक्तियोग को छोड़ अन्य उपायों से आपको 
पहचानना असंभव है । हे मधुसूदन, सन में आपका ध्यान करनेवालो को क्‍या कभी कोई 
विपदा सता सकती हैं ? जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, लय आदि आपकी लीलामात्र हे । 
समस्त लोक आपकी माया का आधार लेकर ही आपका महनीय तन्‌ धारण करते हे । 
है शेबशायी, आपका वैभव तथा आपकी महिमा अवाड्मानसगोचर है । हें शरणागत 
रक्षक, हे लोकेश, हम आपकी शरण में आये है । हम शरणार्थियों की रक्षां आपको करनी 
ही चाहिए । आप त्रिलोक-कंटक रावण का वध करके हमारी रक्षा कीजिए । हे लोकैक- 
स्तुत्य, बिना विलंब हमारा काय॑ संपन्न कीजिए और यश पाइए । निर्मलचित्त, निरचलब्रती, 
धर्मात्मा, उत्तमगुण-समन्वित, राजा दशरथ अव्वमेध यज्ञ पूरा करके पवित्र मन से युक्त 
हुए है । उस काकुत्स्थ-वंशी (राजा दशरथ) की स्त्रियों का विचार करे, तो कोई भी स्त्री 
उनकी बराबरी नहीं कर सकती । हें कमलगर्भ, आप अपने चारों अंशों के साथ नर के 


कि 


रूप में जन्म लीजिए । बर के प्रताप से जो देवताओं के लिए अवध्य है, जो लोकत्रासक है, 


जिस पापी ने गंधर्व एवं किन्नरों का वध किया है, हे पुण्डरीक, ऐसे दह्यकंधर का वध 
करके यज्ञ-संपादन कराइए और संयम-धनी पुरुषों की तथा संसार की रक्षा कीजिए । 


(६ २५ना५ २५।५० 


इस प्रकार विनती करनेवाले देवताओं को देखकर वनजाक्ष (विष्णु) ने घन-गर्जन 
के समान गभीर ध्वनि में कहा-- हैं देवताओ, तुम लोग सुखी होओ । में मत्तर्यलोक में 
अवतार लूगा और उसके पश्चात्‌ दशकधर का बंचु, भित्र, अमात्य, पौत्र तथा बंधुओं के 
साथ नाश करके, ग्यारह हजार वर्ष तक नियमानुकूल इस पृथ्वी का पालन करूँगा । ब्रह्मा 
के वर से ही राक्षसेद्र इस अवनीतल पर जीवित है ।” यों कहते हुए असुरारि (विष्णु) 
ब्रह्मा तथा देवताओं को विदा करके चले गये । 

११. दशरथ को यज्ञ-पुरुष का पायस देना 

उधर विमल हवनाग्नि से नीले अंगवाले, अरुणांबरधारी, सूर्य के समान तेजस्वी, 
महान्‌ विक्रमी तथा पुण्यात्मा एक दिव्य मूत्ति अपने हाथ में पायस (खीर) से भरे एक 
स्वर्ण-पात्र को लिये बाहर आये । उन्हें देख राजा अद्भुत आइचयें में पड़ गये और विनय 
को साथ उठकर खड़े हो गये । राजा को देखकर (यज्ञ-पुरुष ने) कहा-- राजन्‌ मे यज्ञ- 
पुरुष हूँ। तुम्हे पुत्र-दान देने की इच्छा से आया हूँ । इस पायस को ग्रहण कर भक्ति के 
के साथ अपनी रानियों को दो । इप्तपर राजा ने बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की 
और पायस यों ग्रहण किया; जैसे शचोपति ने सुधा-कलश ग्रहण किया था । अग्निदेव 
के अन्तर्द्धान होने के बाद राजा अन्तःपुर में गये, तो रानियों ने बड़े आनन्द से उनका 
स्वागत किया । (राजा ने) देवताओं से बनाये गये उस पायस का आधा भाग कौसल्या 
को दिया, शेष आधे का आधा सुमित्रा को दिया, बचे हुए भाग का आधा कैकेयी को और 
शय पुनः प्रसन्नता से सुमित्रा को दिया । 

उस पायस को भक्ति से ग्रहण करने के बाद रानियाँ गर्भवती हुई । उन्हें देखकर 
राजा आनन्द-मग्न दिखाई देते लगे। निदान, राजा ने ऋष्यश्यृंग आदि मुनियों तथा अन्य 
राजाओं को बड़े आदर-सत्कार के साथ विदा किया और रानियों के साथ परम अनुरागयुकत 


छू 


हो नगर में लौट आये । 


१२. देवताओं को वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्म की सलाह 
अपना-अपना यज्ञ-भाग लेकर जब देवता अपने लोक को जाने लगे, तब ब्रह्मा ने 
इन्द्रादि देवताओं को देखकर कहा--लोकरक्षणार्थ विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं । 
इसलिए तुम्हें भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए तुम लोग 
लोकहितार्थी, शैक्तिमान्‌, पराक्रमी, बल तथा पराक्रम में अपने समान शक्तिमान्‌ कई वानरों को, 
किन्नर, गंधवे, खेचर, यक्ष, पन्नग, अमर, तथा सिद्ध स्त्रियों (के गर्भ) से उत्पन्न करो । 
में अत्यन्त बलनिधि जाम्बवान्‌ को पहले ही जन्म दे चुका हूँ । मेरे जँभाई लेते समय उसने 

जन्म लिया है । वह चिरंजीवी है ।” 

इस तरह ब्रह्मा का आदेश पाकर देवता लोग प्रसन्न हुए । इन्द्र ने वालि को, 
अग्नि ने नील को, सूथ॑ ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तारू को, वरुण ने सूषेण को, कुबेर ने 
गंधमादत को, विश्वकर्मा ने नल को, अश्विनीकुमारों ने द्विविद-मेंद को, पर्जन्य ने शरभ 
“को और वायुदेव ने हनुमान्‌ को इस पृथ्वी पर जन्म दिया । अन्य देवताओं ने भी अपने- 
अपने तेज से अमित पराक्रमी तथा श्रेष्ठ वानरों को जन्म दिया। वे (सभी) वानर जगत्‌ के 


ब7लकोंड १७ 


आप्त बंधु, दावाग्नि-तुल्य विक्रमी, आकार तथा शक्ति में पर्वत की समानता करनेवाले, 
बड़े साहसी, कामरूपी, समुद्रों को भी पार करनेवाले, पहाड़ों को भी उखाड़ फेंकनेवाले, 
नख ओर दाँतों में अमित शक्ति रखनेवाले, अलौकिक शक्तिवाली तथा पृथ्वी को भी चीर 
डालनेवाली क्षमता रखनेवाले थे । ऐसे होने पर भी, आइचय ! उनमें कुछ लोग सूग्रीव 
की, कुछ हनुमान्‌ की, कुछ नील की, और कुछ मेंदकुमुद की सेवा करते थे । वे सर्वत्र 
सिद्ध होते हुए अपना शौर्य प्रकट करते हुए, मलय, दर्दूर, गंधमादन, तथा विध्य पर्वत एवं 
काननों और बहुत-से जल-नद-नदी प्रान्‍्तों में बड़े आनन्द के साथ विचरण करते थे । 

उस महिमायुकत पायस के प्रभाव से राजा की कुलवधुओं ने गर्भ धारण किया । 
गर्भधारण के समय से (उनकी) क्षीण कटियाँ पुष्ट होने लगी । अमृतमय भोजन की रुचि 
लगातार कम होने लगी । सुन्दर देह की कान्ति पांडु रंग घारण करने लगी, मानों ये 
सभी रावण की सामुज्य-लक्ष्मी की नाक में कालिख लगानेवाले चिह्न हों । उनके कुचाग्र 
(इस प्रकार) काले होने लगे, मानों अनपत्यता-दोष (शरीर से) बाहर निकल रहा हो । 
कपोल पतले हो गये । दोहद (मचली आदि) दीखने लगे । नाभियाँ उभरने लगी, 
त्रिवलियों की रेखाएँ मिट गई और (अनेक प्रकार की चीजों को पाने की ) इच्छऐँं उत्पन्न 
होने लगीं । धीरे-धीरे नौ महीने पूरे हुए । 


१३. श्रीराम आदि का जन्म 


प्रशंसनीय मधुमास के श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष में, पूर्ण तवमी तिथि, बुधवार, पुनर्वंसु नक्षत्र 
में मध्याक्ष के समय ग्रह-पंचकों के उच्च स्थिति में रहते समय, गुरु और चन्द्र का योग 
रहते हुए, ललित कके लग्न में, सर्वेलोकाधार, जगदेकवीर, इंद्रादि देवताओ से स्तुत्य, दिव्य 
लक्षणों से देदीप्यमान, अव्यय, असमान, आत्त-त्राण-परायण, भव्य, चिदानन्द, परम कल्याण- 
मूत्ति, देवताओं के रक्षक, दीनात्तिहरण, गुणों से अलकृत, महान्‌ कीत्तिवानू, शेषशायी, श्रीपति, 
हषीकेश, उस कमल-गर्भ (विष्णु) के अर्द्धाश के रूप में, काकुत्स्थवंशी श्रीराम कौसल्या 
के गर्भ से उत्पन्न हुए | जिस प्रकार अदिति ने इन्द्र को ओर प्राच्य-सती ने चन्द्र को जन्म 
दिया था, वैसे ही पुण्य-लक्षत्र युक्त मीन लग्न में ककेयी ने भरत को जन्म दिया । स्तुत्य 
आहइलेबा नक्षत्र-युक्त कर्क लग्न में कमलदललोचनी सुमित्रा ने समान-चरित्रवाले लक्ष्मण 
तथा शत्रुघ्त को जन्म दिया । देव-दुंदुभियों से सारा आकाश गूँजने लगा, देवस्त्रियाँ नृत्य 
करने लगीं, पुष्पों की अत्यधिक वृष्टि होने लगी, ब्रह्मादि देवता परितुष्ट हुए; अयोध्या में 
छोटे-बड़े सभी निवासी उत्सव मनाने लगे । 

तब ददरथ ने पृण्यात्मा वसिष्ठ को बुलाकर (बालकों का) जातकर्म आदि करवाया। 
फिर,पृत्र-जन्मोत्सतः ऐसा मनाया कि देवताओं तथा पुरजनों का नेत्रोत्सवत हो गया । जात- 
शौच समाप्त होने के पद्चात्‌ एक पुण्य दिन को राजा ने उन वंशोद्धारक पुत्रों का नाम- 
करण-संस्कार करने की प्रार्थना वसिष्ठ से की । उन्होंने अपने मन में विचार करके कहा 
कि 'रम्‌', अर्थात्‌ क्रीडा' नामक धातु से 'रमयति” अर्थ देतेवाला राम नाम से कौसल्या- 
सुत अभिहित होगा । कैकेयी का पुत्र महान्‌ बलशाली, सुकुमार शरीरवाला तथा सुकीर्ति- 
वान्‌ है, इसलिए वह भरत के नाम से विख्यात होगा । विचार करके देखने से सुमित्रा के 

दे 


हट रंगनए/थ एयायर 


पुत्र सुन्दर तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, इसलिए उनके लिए लक्ष्मण तथा शत्रुष्न नाम 
उचित होगे । (राजा ने) उन लक्ष्मी-समन्वित (राजकुमारों को) राम, भरत, लक्ष्मण तथा 
शत्रध्न जैसे सुन्दर नाम देकर नामकरण-संस्कार सम्पन्न किया और अपरिसित धन 
दान में दिया । 


१४. श्रीरामादि का बचपन 

वे (बालक) माताओं तथा धाइयों के स्नेह तथा ममता-युक्‍त पालनयोषण में 
(फलस्वरूप) बढ़ने लगे । (वे) भोली-भाली हँसी के साथ आँखें खोलने लगे । धीरे-धीरे 
अटपठाकर चलते हुए अपनी तोतली बोली से ध्बकों आनन्द पहुँचाने लगे । उनकी लटो में 
(पिरोई गई) मोती तथा मणियों की लड़ियाँ कपोलों तक फैली थी । उनके भाल (रूपी) 
इन्दु पर अशोक के पत्ते के समान एक मंगठीका डोल रहा था । मणिखचित बहुत सुन्दर 
बघनखा की श्रेष्ठ कान्ति उनके हृदय पर विराज रही थी । शरार पर जहाँ-तहाँ मरकत 
मणियों के आभरण शोभा दे रहे थे, कठि को करधतनी से घघरू के शब्द हो रहे थे तथा 
बुधरूदार गृपुर पैरों में ध्वनि कर रहे थे। बे राजा क॑ सामने हँसते हुए अपनी बालक्ीड़ाएँ 
करते और उन्हें अपनों मोहनाऊकंति से मुग्ध कर देते थे | वे चारों (कुमार) धीरे-धीरे 
बढ़ने लगे और समान रूप से उनका मानसिक विकास हंने लगा । 

बे दशरथात्मज आपस में जोड्ियाँ बना लेते । रमणोय आकृतिवाले राम और लक्ष्मण 
की एक जोड़ी बनती और भरत-कशत्रध्न की दूसरी जोड़ीं बनतो । उनके चूड़ाकरण 
तथा यज्ञोपवीत-संस्कार कराये गये और बे सुन्दर (राजकुमार) तरह-तरह के खलों में 
मग्त रहने लगे । 

एक बार रघुराम अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से (अपने-अपने) गुइयाँ चुनकर, 
गेंद तथा डंडा लिये फुर्ती से खेल रहे थे । उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा वेग से 
वहाँ आई और कौतुक से गेंद को रोक लिया । इस पर राम ने बड़े क्रोध से डंडे से 
उसपर प्रह्मर किया, जिससे तुरन्त उसकी टाँग टूट गई । (इसके पद्चात्‌ भी) श्रीराम 
को अधिक उत्साह से खेलते हुए देखकर उनपर क्रद्ध हो, लँगड़ी टाँग से वह कैकेयी के 
महल में गईं और सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कैकेयी ने तुरन्त यह समाचार दशरथ को 
सुनाया । सारी बातें जानकर राजा ने वसिष्ठजी को अयोध्या में बुलवाकर उन्हें भक्ति से 
प्रणाम किया और कहा--हें श्रेष्ठ मुनिचन्द्र, आप इन बालकों को वेदादि समस्त विद्याएँ 
सिखायें ।। यह कहकर राजा ने बालकों को वसिष्ठ को सौप दिया । उस मुनीश्वर ने भी 
वेसा ही किया । राजकुमारों ने उस संयमी मुनि की कृपा से हाथी-घोड़े की सवारी, रथ- 
संचालन आदि को क्रियाएँ सीख ली । समस्त वेदों, शास्त्रों और शास्त्रास्त्रो के प्रयोग भी 
सीख लिये । उतमें श्रीराम तो विष्णुदेव ही थे। इसलिए अपार शौर्य, विवेक तथा सद्‌- 
गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे । 

१४. विश्वामित्र का आगमन 

(राजा) अपने पुत्रों के विवाह की बात सोच रहे थे कि (एक दिन ) विद्वामित्र 

मुनि आ पहुँचे । द्वारपल ने आकर महाराज दशरथ से निवेदन किया--देव, दिश्वामित्र 


का/लठकोड ९6 


मुनि द्वार पर आये हैं । तब ददरथ अपने बंधु-वर्ग तथा वस्िष्ठ मुनि के साथ बड़ी 
प्रसन्नता से, परमेष्ठी की अग॒वानी के लिए जानेवाले इन्द्र की तरह, उनका स्वागत करने गये । 
उनकी अमित शक्ति को जानते हुए उनको लिवा लाये और अध्यं, पाद्यादि देकर 
उनकी उचित रीति से पूजा की । तब मुनि ने पूछा-- (हे राजन) तुम्हारी प्रजा कुशल 
से तो है, हे पृजनीय ब्रती वसिष्ठ, आप कुशल से हैं न ? हे मुनियो, आप कुशल 
हें ?' (तब राजा ने कहा)-- हमें किसी बात का अभाव नहीं है । हम धन्य हैं| हे 
परम मुनींद्र, आप हमारा गृह पवित्र करने की इच्छा से यहाँ पधारे । इस कूपा से 
समस्त लोकों में प्रख्यात हुआ और सभी राजाओं में आदरणीय हुआ । आप अपने आगमन 


दे ५ 


का कारण कहें । आपका जो भी कार्य होगा, में उसे सम्पन्न करूँगा । 


१६, यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विश्वामित्र की प्रार्थना 


तब विद्वामित्र ने राजा को देखकर कहा-- हे राजन, दसरात्रि-पर्यंत यज्ञ करने 


की इच्छा से मे (यज्ञ ) करने लगा, तो भयंकर आकारवाले राक्षस हमारी यज्ञशाला में 
लगातार रकक्‍त-मांस की वर्षा करते हुए प्रबल विध्न डालने लगे । यज्ञ करते समय हमें” 
क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पुत्र महाबली श्रीराम को यज्ञ-रक्षणार्थ ले जाने के 
लिए आया हूँ । वे क्र राक्षस उनके सिवा अन्य किसी से नहीं मारे जायेंगे । उनकी 


थे 


(राम की) महत्ता में जानता हूँ, (और) ब्रह्मा के पुत्र ये वसिष्ठ भी जानते है | हे 


व्ककी 


अनघ ! 'राम बालक है' ऐसा विचार मतकरो । वे मेरे पुत्र हे, ऐसा लोभ छोड़ दो । 


जी 


44» 


+ 


90०... 


वे स्वयं यज्ञ-कर्त्ता, यज्ञ-मूत्ति तया यज्ञ-भोक्‍ता है । उन्हें लोकाराध्य मानकर भेजो । में 
उन्हें अतुल्य शस्त्रास्त्र दूंगा । उनसे ही हमारे यज्ञ की रक्षा होगी ।” 

मुनि के ऐसा कहते ही राजा मृच्छित हो गये । बड़ी देर के बाद उनकी मूर्च्छा दुर 
हुई । वे फीके पड़ गये और दीन तथा दूःखी होकर गदुगद-क्रठ से विश्वामित्र की विनती 
करते हुए बोले--“राम अभी बालक है, वह बच्चा हैं। वह युद्ध-कला नहीं जानता । वह 
पन्‍्द्रह साल का ही है । हिलती हुई शिखावाला हैं (अभी उसमें दुृढ़ता नहीं आईं हैं ) । 
अपने तथा शछात्रुओं के बल का विचार करने की क्षमदा उसमें नहीं हैं। हाय! आप दया- 
मय होते हुए ऐसे बच्चे को क्‍यों माँगते हैँ ? राक्षस तो कई दिव्य शस्त्रास्त्र रखनेवाले हे । 
वे युद्धकला में निपुण होते हेँँ। वे विपुल बाहुबलवाले हे । उनके साथ लड़ने की 
योग्यता राम में कहाँ है ? कहाँ वें और कहाँ यह ? हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, साठ हजार साल 
तक पृथ्वी का शासन करने पर्चात्‌ असमय वृद्धावस्था में मेंने इसे प्राप्त किया है । में 
इसे भेज नहीं सकता। यज्ञ रक्षा की चिन्ता आपको क्‍यों है ? आप जाइए, में आज ही सेना के साथ 
आपके पीछे-पीछे चला आऊँगा । हें मृनिनाथ, आपके यज्ञ में बाधा डालनेवाले राक्षसों की 
शक्ति कितनी है ? बे कौन हैं ? उनके नाम क्या है ? यह राघव उन्हें कैसे जीत सकेगा ? ” 

तब विश्वामित्र ने राजा से कहा-- पुलस्त्य ब्रह्मा का पोता, विश्ववस्‌ का पुत्र, 
अखिल लोक का कंटक, पापी रावण के आदेश से बल प्राप्त करके घमण्ड से भरे 
मारीच तथा सुबाहु नामक (राक्षस) उम्र रूप धारण कर यज्ञ में विध्न डालते हैँ । राम 
के सिवा अन्य कोई भी रणभूमि में उनका सामना नहीं कर सकेगा ।” 


० रंगनशएथ रएायायण 


ऐसा मृनि के कहने पर, उन बातों पर विव्वास न करके राजा ने मुनिनाथ से 
विना संकोच कहा-- वह (रावण) चौथा ब्रह्मा है, महान्‌ साहेसी है और ब्रह्मा से वर 
प्राप्त किये हुए है । ऐसे रावण के भेजे हुए वीरों को जीतने में यह (राम) कैसे समर्थ 
होगा ? उन (राक्षसों) की शक्ति जाने विना मैं आने की बात कही थी । अब आप लौट 
जाइए ।॥” 

यों राजा के कहते ही विश्वामित्र (क्रोध से) जलते हुए, रोष-रकत नेत्रो से देखने लगे । 
उनके गडस्थल अत्यधिक्र वेग से हिलने लगे, सारा शरीर काँपने लगा । वें राजा 
को देखकर बोले-- काकुत्स्थ-वंशजो की रीति पर विचार किये विना हो ऐसे कुबचन क्‍यों 
कह रहे हो ? (तुमने) मेरे आगमन का कारण बताने के लिए कहा । यह कहा कि में 
आपका कार्य अवध्य सिद्ध करूँगा । अब तुम मुकर रहे हो । यज्ञ-रक्षा क लिए मेने राम 
को भेजने की प्रार्थना की । पर तुम हिम्मत हारकर कहते हो नहीं भेजूंगा । हे असत्य- 
भाषी, तुम्हारा तो मूँह देखना भी नहीं चाहिए । इसलिए में जा रहा हूँ ।” 
" मुनि के इस प्रकार कहते ही समुद्र सूख गये, पृथ्वी धस गई, समस्त लोक व्याकुल 
हो उठे । दिग्गजों ने घुटने ठेक दिये, देवता सहम गये, दिशाएँ सिमट गईं । सभी भूत 
अवश हो गये । मुनि के क्रोधावेश की कल्पना करके वसिष्ठ ने दशरथ को देखकर यों कहा- 


१७, राम-लक्ष्मण को विश्वासित्र के साथ भेजने के लिए वस्चिष्ठ की सम्मत्ति 

(वसिष्ठ ने कहा)-- है राजन, सूर्यवंशी इस संसार में कभी असत्य भाषण नहीं 
करते । यदि तुम असत्य कहोगे, तो तुम्हारी श्रेष्ठ कीत्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कीत्ति 
नष्ट हो जायगी । देने का वचन कहकर नही दोगे, तो शुद्ध (मन से) किये हुए सभी धर्म 
नष्ट हो जायेंगे । दशरथ महाराज बड़े धर्मात्मा है--ऐसे तुम इस पृथ्वी में विख्यात हो। 
लोकरक्षा के सिवा राजाओं का धर्म और क्‍या है ? इसलिए, हे राजन्‌, राम को 
माननीय गापि-पुत्र के साथ जाने दो । ऐसी शंका क्‍यों करते हो कि मेरा पुत्र बालक हैं, 
वह युद्ध में महाबली राक्षसों की बराबरी नहीं कर सकेगा। कौशिक के रहते किस बात का 
भय है ? राजन, विश्वामित्र का उम्र तप और उनकी शक्ति विचित्र है । ये पुण्यात्मा देव, 
दानव, गंध तथा दैत्यों से भी अधिक दिव्यास्त्रों के प्रयोगों को जानते है । कोई भी ऐसा 
विषय कहीं भी नहीं है, जिसे ये नहीं जानते हों । हे जननायक, दक्ष (प्रजापति) के जया 
तथा सुप्रभा नामक दो पुत्रियाँ थी । उन जया और सुप्रभा के द्वारा भुशारव ने राक्षस-व्ध 
के लिए अस्त्र के रूप में पचास पुत्र प्राप्त किये । वें सब (पृत्र) कामरूपी है । हे राजन, 
उस भूशाइव ने (उन सभी अस्त्रशस्त्रों को) इन्हें दे दिया । इसलिए ये मुनि सभी शस्त्रास्त्रों 
के ज्ञाता हैं। तुम डरो मत । इन मुनि की शक्ति तुम नहीं जानते । इनको वचन 
देकर क्‍यों टाल रहे हो ? इनके साथ जाने से राम का हित ही होगा, उनकी जय अवश्य होगी । 
क्या ये (स्वयं ) राक्षसों को जीत नहीं सकते थे ? राजन (तुम्हारे) हित-चिन्तक 
के रूप में, तुम्हारे पुत्र उज्ज्वल चरित्रवान्‌ (राम) को हास्त्रास्त्र विद्या में निपुण सिद्ध करने 
के उहृेश्य से ही ये यहाँ पधारे हैं । अतः यज्ञ की रक्षा के लिए राम को भेजो । इन्हें 


ये 
(राम को) देने में ही (तुम्हारा) कल्याण होगा । 


कश्ठकांछ २९ 


१८, विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण को मैजना 

इस प्रकार वसिष्ठ के कहने पर, उनकी बातों पर विश्वास करके राजा ने रामचन्द्र 
को बुला भेजा । उनका बालकपन देखकर राजा की आँखों मे आँसू भर आये । उन्होंने 
उन्हें गले से लगाया, प्रेम से आशीर्वाद दिये, उनके कंशों पर हाथ फेरा, कपोलो को प्यार 
से छुआ, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर पुण्याह वाचन, पृण्यत्रत, पुण्य हवन और ग्रहों की पूजा 
करके सुन्दर वस्त्र तथा भूषण प्रेम से दिये । फिर स्वयं, कौसल्या तथा वस्चिष्ठ ने (उन्हें) 
उचित आशीर्वाद देकर, पुण्य मुहत्त॑ में अपने पुत्र-रत्न को पुण्यात्मा गा५धि-पुत्र को सौपा। प्रेम 
और त्याग, इन दोनों का संघर्ष (मन में) चलते रहने पर भी (राजा ने) उस मुनि का 
सत्कार करके उन्हें विदा किया | तब लक्ष्मण भी उस राम से प्रार्थना करके उनके साथ गये । 
( उस समय ) वृष्टि हुई, अनुकूल पवन चलने लगा, श्रेष्ठ मंगल बज उठे । 
आकाश से देवता बड़े प्रेम से धनंष, उत्तम हास्त्र, महान तूणीर, खड़ग आदि सहज 
रीति से धारण किये हुए, बड़े उत्साह से जानेवाले राघव को देखने लगे | अक्षय 
तृणीर, पहुँचा तथा अंगुली-क्ाण पहने कटि से लटकनेंवाले कृपाण के साथ दिव्य शर तथा 
चाप लिये हुए राघव उस मुनि के पीछे बड़े उत्साह से इस प्रकार जा रह थ, जस अधश्विनि- 
देवता भक्ति से ब्रह्मा की सेवा करते हुए जा रहे हों । वे पुण्य-चरित आधा योजन चलकर 
सरय नदी के तट पर (पहुँचते-पहुँचते) थक गये । तब कौशिक ने राम-लक्ष्मण को बुलाकर 
उन्हें बल, अतिबल, नामक महामंत्रों का उपदेश दिया, जिन्हें उन्होंने घोर तपस्या के 
उपरास्त प्राप्त किया था और जो ब्रह्मा की पुत्रियाँ थी और सभी मंत्रों की मूलाधार थी 
तथा सदा सुख्नत्रदाविनी थी । राम-लक्ष्मण ने उस मंत्र-शक्ति के श्रताप से सूर्य कान्सा तज 
प्राप्त कर लिया । थकावट, भूख और प्यास आदि संकट से वे मुक्त हो शवित से शोभायमान 
हो गये । उस रात्रि को दाशरथि सरयू नदी के किनारे, तरुण कोमल कुश-शयब्या 
प्र, कौशिक से पुण्य-वथाएँ सुनते हुए बड़े आनन्द से सो गये । 


३ 


गाधिपृत्र-प्रभात के समय शीघ्र ही उठे और वहाँ तृण-शब्या पर आँखें बन्द किये 
हुए राघवों को देखकर बड़े कौतृहल से कहने लगे-- अनघ, अरुणोदय हो चला । प्रातः 
काल के नित्य कर्मों का पालन होना चाहिए । इसलिए तुम्हे अब जागना चाहिए । यह 
सुनते ही (वे उठे और ) संध्यावन्दन से निवृत्त होकर प्रफुल्लचित्त से कोशिक को 
प्रणाम किया । (उसके पदचात्‌ ) नदी-धारा के किनारे-किनारे चलकर वें सरयू तथा गंगा के 
संगम के पास पहुँचे और वहाँ कई सहस्न वर्षो से नियमबद्ध हो तपस्या करनेवाले परम 
संयमी मनियों को देखकर, बहुत ही हर्षित होकर दश्रथात्मज ने गाधि-पुत्र से 
यों कहा-- 


१९, अनंगाश्रम का वृत्तान्त 
हैं संयमीन्द्र, यह किसका आश्रम है ? इस तपोभूमि में कौन रहते हे ?' तब 
मुनि ने कहा--यह अनंगाश्रम के नाम से लोक में विख्यात है। इस आश्रम मेँ बड़े घैय्ये के 
साथ तप में लीन शिव को देखकर कंदप ने बड़े दर्प के साथ चन्धशेखर पर (पुष्प) बाण 
चलाया था और उस देव के भाल-नेत्र की अग्नि से भस्म होकर अनंग नाम पाया था । 


| 


सर रंग्न/थ ए/य/शयर 


(उसके) अंगों से संबंधित यह आश्रम-भूमि तब से अंगदेश कहलाने लगी! । इस आश्रम 
भूमि में कठिन तपस्या करनेवाले पृण्यात्मा इंतार्थ हो जाते है ।॥” 

इस तरह विदश्वामित्र ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । रघुवीर तथा मुनि वहाँ ठहरकर 
सस्‍्नानादि अनुष्ठान पूरा करके संतुष्ट हुए । उस स्थान के आश्रमवासी मुनीश्वरो ने दिव्य 
दृष्टि से यह बात जान ली । वे रमणीय रूपवाले राम-लक्ष्मण तथा अमित तपोधनी 
कौशिक को अपने आश्रम में लिवा ले गये और अत्यन्त उत्साह से अध्य, पाद्यादि देकर 
उनका सत्कार किया । पुण्य-कथाओं के कथन से वह रात्रि पुण्यरात्रि हो गई । दूसरे 
दिन जब वे पुण्य संयमी उस नदी में नित्य कर्मो से निवृत्त हो चुके, तब विद्वामित्र ने 
कहा-- हमें इस नदी का पार उतारने के लिए यह नाविक समर्थ है । यह वाव सूर्य- 
बंशजों के लिए लायक है । यह सुनकर राम-लक्ष्मण ने उन मुनियों को प्रणाम किया । 
मुनियों ने उनको विदा किया । तब वें विश्वामित्र के साथ नाव पर चढ़कर सरय्‌ नदी 
पार करने लगे । जब नाव बीच धार में पहुंची, तब (रामने) आइचये के साथ हाथ जोड़- 
कर पूछा--यह कैसी ध्वनि आकाश तक गूंज रही है । कृपा करके बताइए । 
| मुनि ने कहा--कैलास पर्वत के मानसरोवर में जन्म लेकर, समृद्ध साकेतनगरी 
को चारों ओर से घेरने के बाद गंगा नदी में मिलनेवाली सरयू नदी की लहरों का यह 
घोष है । इस पर (राम-लक्ष्मण) ने बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम किया । उन पृण्यात्माओं ने 
नदी को पार किया और हाथी, सुअर, भेंसा, हिरण, शरभ, अजगर, बाघ, रीछ, सिंह से 
भरें हुए जंगल में प्रवेश किया । तब राघव ने कहा-- हे मुनीह्वर, खदिर (कत्था), 
तिन्दुक, पूग, खजूर, निम्ब, बदरी, वटठ, अशोक, पाटलि आदि तरुओं तथा बहुकंटक एवं 
लता-परिवेष्टित वृक्षों से युक्त, यह निर्जज वन किसका आश्रम है ? कृपया बताइए ।” 
तब विश्वामित्र श्रीराम से सारा वृत्तान्त यों कहने लगे-- प्राचीन काल में इन्द्र वृत्रासुर 
का वध करने' से मल-कलुष-प्राप्त तथा मलिनांग हुआ। तब देवता तथा मूनि इन्द्र को पाप- 
मुक्त करने के लिए यहाँ ले आये और पृण्यसलिल तथा पवित्र मंत्रों से पुण्याभिसेचन 
किया । इससे उसके शरीर पर लगे मल-कलुष दोनों यहाँ के प्रदेशों में भर गये और 
इन्द्र शुद्ध हो गया । इसलिए इन्द्र ने इन प्रदेशों को, मल युक्त होने से 'मलद' तथा क्लेश- 
कलित होने से करुष' तथा 'पापष्न' नाम दिये । वृत्रासुर के वध से लगे हुए पाप की 
मुक्ति इस प्रदेश में होने से इन्द्र ने इन नगरों को धन-धान्य-वैभव से समृद्ध रहने का वर 
दिया । हे रघुराम, एक बात और सुनो । 

२०. विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना 

“इस पृथ्वी पर ताड़का नाम की एक राक्षसी, एक हजार हाथियों का बल रखती हुई, 
बड़े साहस के साथ, इन दोनों प्रदेशों में प्रवेश कर स्वेच्छा से लोगों को तंग करतीहै ।” 
इसपर राघव ने पूछा--इस स्त्री को किसने इतनी शक्ति दी ? यह दुष्टबुद्धि 
किसकी लड़की है ? यह पापिन क्यों इन दो प्रदेशों को पीड़ा पहुँचा रही है ? कपया बताइए 
“एप कझल्मौके और कालिदास ने भी अनंगाश्रस का वर्णन किया है, पर वह अंग- 
देश में गा गं था। वह तो सरय्‌ नदी के किनारे था। अंग-देश तो वत्तंमान भागलपुर 
ओर मुंगेर जिले माने गये हैं, ज़िसमें सरयू नदी नहीं हे ।->सम्पादक 


ढॉल्कांडे ९३ 
इस पृथ्वी पर सुकेत नामक एक यक्ष ने पूरे में ब्रह्मा की तपस्या की थी और 
अत्यधिक भवित से उनको तृप्त किया और उनसे एक पुत्र माँगा । (तब ब्रह्मा ने कहा) 
में तुम्हे पुत्र नहीं दूँंगे। एक हजार हाथियों का बल रखनेवाली एक पुत्री दंगा ।' उस 
वर से उसे एक लड़की प्राप्त हुई। उसने विचार करके अपनी उस लड़की का विवाह 
सुद (नामक व्यक्ति) से कर दिया । उसने (सुंद ने) उस स्त्री से मारीच' तथा भुबाहु' 
नामक दो भयंकर शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किये । इसके पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई | वह 
स्‍त्री अपने पुत्रों के साथ बड़े गव से अगस्त्य के आश्रम में जाकर बार-बार उनको तंग 
करने लगी । अगस्त्य ने इन पापियों को देखकर क्रोध से उन्हें राक्षत वन जाने का ज्ञाप 
दिया । उस दिन से राक्षस-हूप धारण कर निर्दयी हो वह मनुष्यों का आहार करती हुई 
यही रहती है और पृथ्वी को दुःख देती हैं । तुम्हारे अतिरिक्त कोई इसे मार नहीं सकता । 
सिवा तुम्हारे हाथ के किसी से यह नहीं मरेगी । यह मत कहो कि यह स्त्री है, इसलिए 
इसे मारना नहीं चाहिए । यदि गोज-ब्राह्मणों का हित हो, तो यही कारण स्त्रियों को मारने 
के लिए राजाओं को पर्याप्त है । प्राचीन काल में सारे संसार का नाश करने के लिए - 
उद्यत, मतिमान्‌ विरोचन की दुष्टा पुत्री को क्‍या इन्द्र ने क्रोध से नहीं मारा था ? क्‍या 
वह कार्य (संसार में) स्तुत्य नहीं हुआ है ? पहले दुढ़ ब्रतवाली भृगु-पत्नी के संसार में 
अशान्ति फैलाने का उपक्रम करने पर क्या विष्णु ने (स्वयं) उस स्त्री का वध नही किया था ? 
इसलिए हे पुण्य-चरित्र, लोकहित के लिए स्त्रियों का वध करना भी पुण्य हो है ।” 


२१. ताड़का का वध 


विद्वामित्र के ऐसे अनुपम वाक्‍्यों तथा अपने पिता के आदेश का विचार करके 
राघव ने , उस ब्रह्मिं के वचन की अवहेलना नहीं करते हुए कहा कि में ताड़का को 
दण्ड दूंगा । उन्होने (अपने) धनुष की टंकार से सारे आकाश को गूँजा दिया। (उसे सुनकर) 
ताड़का क्रोध से उबल उठी । कर्ण-कठोर धनुष की टंकार सुनकर उसका चंचल लाल नेत्रों 
वाला मुख विकृृत हो उठा । वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाये हुए इस प्रकार आने लगी, 
जैसे पंखोंवाला पहाड़ बड़े वेग से आ रहा हो] प्रकट अद्ृहास से उसके बड़े-बड़े 
दंष्ट्रों की कांति चारों ओर बिखर रही थी । (चलते समय) वह अपने पदाघात से अपनी 
अमित शक्ति का परिचय पृथ्वी को दे रही थी । सारा आकाद्य एकदम हिल-सा गया । 
इस प्रकार आनेवाली ताड़का को देखकर दाशरथि राम ने संभूम-चित्त से अपने भाई से 
कहा-- देखा तुमने इसका ढंग, इसका रूप और इसकी भयंकर दृष्टि । इसको देखने पर 
किसे भय नहीं होगा ? से अवश्य इसका वध करूँगा । 

इस प्रकार (श्रीराम) कह ही रहे थे कि (अपने) गर्जन से समस्त आकाश को 
कॉपाती हुई, अपनी पद-धूलि से समस्त (संसार) को ढकती हुई वह भयंकर राक्षसी बड़ी- 
बड़ी शिलाओं की वर्षा करने लगी । इससे क्रुद्ध हो राघव ने अपने अनुपम अस्त्रों से 
उन शिलाओं को काट डाला और उस (राक्षसी) के दोनों हाथ भी काट डाले । तब 
लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान इस प्रकार काट डाले, मानों वे यह बतलाना चाहते हों 
कि आगे में उस असुरःराज की बहन की भी यही दा कर दूंगा । 


२8 रंग्न/थ एयशायण 


बड़े आइचर्य की बात है कि तब वह कामरूपिणी, माया का रूप धारण करके, 
कई अस्त्रों की वर्षा करते लगी । तब विद्वामित्र ने कहा--हे अनघ, संध्या हो रही हैं 
और संध्या के समय राक्षसों को जीतना कठिन है । अब तुम उसपर दया करना छोड़ दो 
और लोक-हितार्थ इसे तुरंत मार डालो ।' 

तब गाधेय का आदेश मानकर (राघव नें) शब्द-वेधी बाणों से उस मायाविनी की 
मायाओं को दूरकर, भयंकर गर्जन करती हुई बिजली के समान आनेवाली राक्षसी को 
(उन्होने) देखा । तब उन्होंने एक महान्‌ अस्त्र उसके कुचाग्र पर ऐसा चलाया कि रक्‍त 
की कई धाराएँ बह निकलीं, मानों रामचंद्र असुरों को दण्ड देने का उपक्रम करते समय 
दरों को (रक्त का) उपहार दे रहे हों । 

तब वह (राक्षसी) पृथ्वी पर इस तरह गिरी, मानों प्रलय-मारुत से संध्या का 
आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर गया हो । समस्त प्राणी आनंदित हुए। देवता तथा मुनि 
हषिंत हुए । कौशिक ने राम को गले से लगाकर आश्वीर्वाद दिये । 

तब देवता तथा गंधर्वों के साथ देवेन्द्र वहाँ आया और श्रीराम के दर्शन करके, 
उनकी पूजा तथा प्रार्थता की । फिर देव-भक्त गाधेय को देखकर इन्द्र ने कहा-- हमारी 
रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिये हुए इस महापुरुष को आप भृशाइव की 
संतान-रूपी सभी अस्त्र-शस्त्र प्रदान करें ।” इस प्रकार कहकर इन्द्र देव-लोक को लौट गये। 


520. 


इतने में सूर्यास्त हो गया । वे लोग वही ठहर गये । 
२२. विश्वामित्र का श्रीराम को मुशाइव-संतान-रूपी गस्त्र देना 


ब्त 


दूसरे दिन विश्वामित्र ने राम को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहा-- 
हैं राम ! तुम्हारा रण-कौशल देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए । अब हम तुम्हें ऐसे शस्त्रास्त्र 
देंगे, जो अमर, उरग, असुर तथा यक्षों के साथ यूद्धों में श्रेष्ठ चिद्ध होंगे ।” 

यों कहकर तन और मन से छलुद्ध हो, मुनीह्वर ने राम को पूर्वाभिमुख बिठाया, 
ध्यान क्रिया और क्रमशः दंड-चक्र, धर्मं-चक्र, काल-चक्र, विष्णु-चक्र, इन्द्र का वज्ञ और 
खड्ग, वरुण-पाश, धर्म-पाश, काल-पौश, परमशिव का भयंकर झूल, शक्तियुग्म (विष्णु- 
दक्ति तथा रुद्र-शक्ति), भयंकर उष्ण तथा अनुष्ण अशनियाँ (शुष्काशनि तथा आर्द्राशनि), 
कंकाल (जिन्हें राक्षणत धारण करते हे), भयंकर करवाल, मूसल, कंकण और क्रौचबाण 
आदि शास्त्र "(श्रीराम को) दिये । इसके पदुचात्‌ (उन्होंने) बड़ी प्रसन्नता तथा प्रेम से 
आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तेज:प्रभास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मशिर, प्रस्थापन, नारायण, पैनाक, शिशिर, 
दारुण, शौयं तथा सुदामनू, प्रशमन, विलापन, विशद प्रभावाला विद्याधर, वायवब्य, 
सौम्य, संवत्ते आदि नामक अस्त्र तथा मायाधर, मानव, मदन, सौमन, रुद्र, संतापन, मौसल, 
दर्पण, हयशिर आदि अस्त्र, मायाओं का प्रयोग कर विजय दिलानेवाले गांधर्व तथा सम्मोहनास्त्र, 
अत्यंत निष्ठा-समन्वित तथा शोणितारव्य अद्वितीय आग्नेयास्त्र, गरुडास्त्र, कौबेरास्त्र, 
नरसिहास्त्र, नागास्त्र, अवाय॑ वेष्णवास्त्र, सतत स्तुत्य वैद्याधरास्त्र, रौद्रास्त्र, राक्षसास्त्र, कल्याण- 
प्रद. पाशुपतास्त्र, कत्तैरीचक्र, मेघास्त जैसे अगणित अस्त्रसमूह; अखिल दारुण मोदकी, 
शिखरी नामक गदाएँ, वामन, पैशाच तथा वायब्य शस्त्र; सोम, सौम्य, संवर्धन, साम, मदन, 


बालकाड ५ 
संतापन, तामस, जैसे दारुण अस्त्र; कंकोल, -करवाल, मूसल आदि धारण-योग्य अस्त्र राम 
को दिये । उन्हें लेते हुए राम ने उस महात्मा को देखकर कहा हें मुनिनाथ, आपकी 


ने 
कृपा से अभी अस्त्र प्राप्त करके में कृतार्थ हुआ । अब आप मुर्भ उपसंहार के अस्त्र प्रदान 
कीजिए ।॥” 


इस पर प्रसन्न हो उस मूनि ने उन्हें सत्यवंत, रभस, परामुख, सत्य-कीत्ति, दरशाक्ष, 
अवाइड्मुख, प्रतिहारतर, मारण, शुचि, शतवकत्र, दैत्य, धुष्ट, लक्ष्य, कृंशन, करवीरक, दश- 
शीर्ष, शतोदर, ज्योतिष, विमल, मकर, विरुचि, निष्कुलि, प्रमथन, सुनाम, सर्वनाम, दुदुनाभ, 
पद्मनाभ, तृणनाभ, नैराश्य, का रूप, योगंधर, सैमन, निद्रा, संधान, मोहन, विषमाक्ष, महानाभ, 
बाहुविभूति, जुम्भक, धन, धान्य, वृत्तवंत, झुचिर, सा्चिर्माली, धृतिमाली नामक कामरूपवाले 
महान्‌ अस्त्रों का उपदेश राजकुमार को दिया । इनके अतिरिक्त भी (मुत्ति ने) उस रघु- 
वंश प्रभु. को अनेक वउास्त्रास्त्र-समृह दिये, उनकी शक्ति बताई, उनसे संबंध रखनेवाले मंत्र 
बताये, उनके प्रयोग की तथा उपसंहार की विधि बताई । रशस्तरास्त्र-संबंधी सभी 
मर्म बताये । 

तब राम के आगे वे सभी ( वास्त्रास्त्र ) तरह-तरह के रूप धारण करके 
प्रकट हुए । उनमें कुछ अग्नि-सदृश थे, कुछ भयकर थे, कुछ धूमिल कांति के थे, कुछ 
अनुपम दीप्तिमान्‌ थे, कुछ दिव्य शरीरवाले थे, कुछ चंद्र-अभा-विलसित थे, कुछ भानु- 
दीप्ति-विलसित थे, कुछ अंधकार-विलसित थे, कुछ भयंकर अटूटहास कर रहें थे और 
कुछ पवित्र रूप धारण किये हुए थे । उन सब ने मुहुलित करो से (राम के आगे) खड़े 
होकर कहा--हे राजनू, हम कौन-सा कार्य करें, हमें क्‍या आदेश देते हें ? हमें कहाँ 
भेजेंगें ?” तब राम ने कहा--मेरे स्मरण करने पर तुम चले आना, अभी तुम जा 
सकते हो । यह सुनकर सभी हास्त्रों ने उस वसुवेश की प्रदक्षिणा की और नमस्कार 
करके चले गये । 

तब राघव ने मनिनाथ के सामने हाथ जोड़कर विनय, भक्ति तथा विश्वास प्रकट 
करते हुए कहा--हे अनघ, आपकी कपपा से में कृतार्थ हुआ । 

उसके परचात्‌ वे विश्वामित्र के पीछे-पीछे चलने लगे । चलते-चलते उन्हें वामनाश्रम 
का सुदर प्रदेश दिखाई पड़ा । उसे देखकर काकुत्स्थवंशी राम ने कहा-- हे संयमींद्र, इस 
पर्वत के निकठ, नाना मृगों की ध्वनियों, सुंदर पक्षियों तथा मृगों से भरा यह दर्शनीय तथा 
सुंदर वत किसका आश्रम है ? यहाँ सब मृग बड़े सुख से रह रहे हे । हें सर्वज्ञ, आपकी 
यज्ञ-भूमि यहाँ से कितनी दूर है ? चंचल तथा उद्धत राक्षस आपके यज्ञ को अपवित्र करने 


लिए कहाँ से आते हे ? में अपने तेज बाणों से उन समस्त राक्षसों को मार डालूंगा 
और यज्ञ की रक्षा करूँगा । 


तब कौशिक ने जगदभिराम राम के कपोल स्नेह से छुकर बड़े प्रेम से कहा-- 
हें अनघ, क्‍या कोई ऐसा विषय है, जिसे तुम नहीं जानते ? यदि मुभसे ही सुनने की 
इच्छा है, तो सुनो । 

है। 


रद एंगन?74५ ₹/य/यण 


२३. कौशिक का श्रीराम को स्रिद्धाश्रम का वत्तांत सुनाना | 

“प्राचीन काल में विष्णुदेव बड़े आनंद से तपस्या करने के लिए यहाँ अनेक यगों 
तक रहे । इसलिए हे अनघ, इसे वामनाश्रम कहते है । उसके पहले यह सिद्धाश्रम नाम से 
विख्यात था । है जनताथ, विरोचन का पुत्र बलि अपने विशाल राज्य-वैभव के कारण 
घमंड से प्रबल होकर देव तथा सुरों को यातनाएँ देने लगा। तब मुनि तथा देवता इस 
आश्रम में आये और कमलनाभ को प्रणाम करके कहा--हे शरणागत-प्रिय, हे लोकेश, 
हे कमलगर्भ, हमारी रक्षा कीजिए । हमें शरण दीजिए। हमें त्रास देनेवाला बलि यज्ञ कर 
रहा है । उस राक्षस-यज्ञ-भूमि में जो कोई भी जो कुछ माँगता है, वह दें रहा है। उस 
यज्ञ की समाप्ति के पहले ही आप हमारा हित सिद्ध कीजिए ।' 

“उसी समय उज्ज्वल ब्रत-निष्ठ कश्यप ने अदिति के साथ एक सहस्र वर्ष का तप 
पूरा किया । उसके उपरांत संतुष्ट हो विष्णु ने उन्हें दर्शन दिये । तब (उस दंपत्ति ने) 
प्राथंना की-- हे रवि-शशि-लोचन, आप अपने शरीर में हमें समस्त लोकों के दर्शन 
कराइए । हे आच्यन्त-रहित और वेद-वेद्य, हम आपकी शरण में आये है । 

“विष्णु ने क्ृपा-दृष्टि से कश्यप को देखकर कहा--आप अपने इच्छानसार कोई 
वर माँग लीजिए रे दूंगा । कश्यप ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से हाथ जोड़कर 
कहा-- है भगवन्‌, आप अत्यंत तेज-समन्वित होकर मेरे तथा अदिति के पुत्र होकर जन्म 
लीजिए तथा सुरों की रक्षा कीजिए । यही मेरी तथा देवताओं की इच्छा है । हम सब 
की इच्छा आप पूर्ण कीजिए ।” 

“कश्यप के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने अपने अनुपम तेज से युक्त हो अदिति 
के गर्भ में जन्म लिया । उन्होंने वामन का रूप धारण कर उस दानव (बलि) से तीन 
पग धरती माँगी । फिर, दो पगों से पृथ्वी तथा आकाश को नाप लिया और उस धन्यात्मा 
(बलि) को बाँधकर इन्द्र को तीनों लोक देते हुए कहा--तुम इन पर शासन करो ।' 
इसीलिए यह स्थान वामनाश्रम कहलाता है । यही हमारा आश्रम है । इस पृण्यभूमि के 
निवासी तपोसिद्ध है; अतः यह सिद्धाश्रम भी कहलाता है। तुम्हीं वामन होकर त्रिविक्रम 
का अवतार लेनेवाले विष्णु हो। उन दिलों में भी यह तुम्हारा ही वन था । हे राम, 
आज भी उसी रीति से यह तुम्हारा ही वन है ।” इस प्रकार, कहते हुए कौशिक अपने 


०. 


आश्रम में गये और (वहाँ जाकर) राम-लक्ष्मण का सत्कार किया । 


| २४. विश्वामित्र का यज्ञ 

वहाँ के मुनियों ने बड़े प्रेम के साथ राम की पूजा की । तब राघव ने विश्वामित्र 
के देखकर बड़े हुं से कहा--हे मुनीश्वर, आप निद्िचत होकर आज ही यज्ञ-दीक्षा 
ले लीजिए। यज्ञ के शत्रुओं का संहार में अवश्य करूँगा ।' 

तब विद्वामित्र अत्यंत हर्षित हुए और मुनियों को बुलाकर स्वयं यज्ञ-दीक्षा ली । 
मुनियों ने यज्ञ की वेदियाँ तैयार कर दीं और यज्ञ क आवश्यक अंगों से यज्ञ-वेदी संपन्न 
हो गई । घी की आहुतियाँ पड़ने लगी और अग्नि की ज्वालाएँ आकाश तक फैलने लगी । 
हवन की अग्नि के प्रज्ज्वलित होने के साथ-ही-साथ साम आदि वेदों के आनन्द-घोष, निरंतर 


ब/लकोंड ९२७ 


( सुनाई पड़नेवाली ) देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियाँ तथा होताओं के पुण्य- 
मंत्रों के राब्दों से दिशाएँ अत्यधिक गूँजने लगी । एक ओर बड़े आइचर्य के साथ यज्ञ के 
कार्य हो रहे थे, दूसरी ओर रामचंद्र धनुष धारण कर, भाई सौमित्र के साथ, बड़ी सतर्कता से, 
राक्षतों के आने का मार्ग पहले ही जानकर उस म॒ति विश्वामित्र की रक्षा इस प्रकार 
करने लगे, जंसे समस्त विश्व को अंधकार से आवत होने से बचाने के लिए चंद्र और सर्य॑ 
अपनी शाइवत प्रभा फैलाते हँ । बड़ी भक्ति के साथ पाँच दिनों तक वे (उस यज्ञ की) 
रक्षा इस प्रकार करते रहे, जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती है । छठे दिन मारीच तथा 
सुबाहु अपना समस्त बल इकट्ठा करके, उद्धत गति से आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये, 
मानों (उन सबके शरीर) काले मेघों की राशि हों और उनके श्रेष्ठ खड़गों की कांति 
बिजली हो । वहाँ खड़े होकर वे गर्जन करते हुए घमंड से फूलकर यज्ञ-भूमि में लगातार 
रकत-मांस की वर्षा करने लगे । तब होताओं में कोलाहल होने लगा । उपस्थित 
सदस्यों में कल-कल ध्वनि प्रारंभ हो गई । परिचारकों के दीन वार्त्तालाप सुनाई 
पड़ने लगे । 

यह सुनकर रामचंद्र ने क्रोध के आवेश में लक्ष्मण से कहा-- है लक्ष्मण, अब तुम 
मेरी शक्ति देखो । उनके धनुष की टंकार विजय-लक्ष्मी के धनष की ठंकार के समान थी। 
उन्होने खड़े होकर अपनी दृष्टि आकाश पर केद्वित की और अत्यंत वेग के साथ वायबव्य 
बाण चलाया । वह बाण मारीच को द्रुतगति से शत योजन तक उठा ले गया और उस 
क्र राक्षस को समुद्र मे फेंक दिया । वज्र के प्रहार से समुद्र में गिरे हुए मैनाक की तरह 
वह असर समुद्र में गिरा; फिर किसी तरह तट तक पहुँचा । उसने उस सूर्यवंशी (राम) 
के उज्ज्वल पराक्रम की प्रशंसा जहाँ-तहाँ की; (अपने) राक्षस-दल को छोड़ दिया, अपना 
शौय॑ त्याग दिया, आसुरी वृत्ति को दबा दिया और आसुचंद्राश्नम-भूमि में सतत तपस्या 
भें लीन रहने लगा । 


किक. 


उसके पद्चात्‌ रघुराम ने सुबाहु के हृदय पर अग्नि-बाण चलाकर उसका सहार 
कर डाला । एक मानव-शर से अन्य राक्षस-सेना का वध कर दिया। (यह देखकर) देवता 
बड़े हर्ष से पृष्प-वृष्टि करने लगे। मुनियों ने (राम की) स्तुति की । जिस प्रकार वृत्रासुर का 
वध करने पर देवता लोग इन्द्र की प्रशंसा करने के हेतु उनके चारों ओर एकत्र हुए थे, 
ही (आज) राम अपने भृज-बल के प्रताप से यज्ञ के शत्रुओं को दंड देने के कारण 
(मुनिजनों के बीच) शोभायमान हो रहे थे । ः 
विश्वामित्र बड़ी निष्ठा के साथ यज्ञ की सभी क्रियाओं को समाप्त करके आये 
और राम को बड़े हर्ष से गले लगाकर उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर बोले-- 
, रघुराम, तुम्हारी कृपा से में बिना किसी कठिनाई के यज्ञ संपूर्ण करके इता्थ हुआ ।' 
इस प्रकार, उस पृण्यात्मा बिद्वामित्र मुनि का अनुराग प्राप्त करके राम ने वहीं 
रात्रि बिताई और बड़े सबेरे, प्रातःकाल की सभी विधियों से निवृत्त होकर, सब मुनियों 
को प्रणाम करके, गाधि-पुत्र से कहा--है तपोनिष्ठ, अब हमारे लिए क्‍या जाज्ञा है ; 
हम आपके दास हैं और आपकी पा के पात्र है ।' 


र्टट रंगन/थ एथायर 


तब वहाँ के सभी म्‌नि गाधि-पुत्र को आगे करके इस प्रकार कहने लगे-- हे रवि- 
कुल श्रेष्ठ, महाराज जनक बड़े सुंदर ढग से यज्ञ कर रहे है । हम वहाँ चलें । उनके पास 
परमशिव का दिव्य धनतष हैं । गंधव॑ तथा राक्षणत आदि कई वीर उसे उठाने में असमर्थ 
हो चुके है । ऐसे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानेवाले श्रेष्ठ वीर के साथ ही अपनी 
पुत्री का विवाह करने की प्रतिज्ञा राजा जनक कर चुके हैं । इसलिए उस श्रेष्ठ धनुष 
को तथा जनक के यज्ञ को देखने आपको अवश्य जाना चाहिए । 

इस प्रकार विद्वामित्र तथा अन्य मुनियों ने उन बीर, पृण्यात्मा, दाशरथियों को 
मिथिलापुरी चलने की प्रेरणा दी । सब लोग बड़े हर्ष से प्रस्थानकर गंगा के उत्तर तठ पर 
पहुंचे! और हिमाचल तथा सिद्धाश्रम को दक्षिण में छोड़कर* उत्तर की ओर बढ़े । 
उस मार्ग से यात्रा करते हुए वे उस दिन तीसरे पहर तक तीन योजन चले । वहाँ शोण 
नदी के किनारे वे ठहरे और वहाँ के पुण्य तीर्थ में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए 
(उसके पश्चात्‌) उस रम्य स्थल में मृनियों के साथ बड़े आनंद से रहते हुए राम ने कौशिक 
से यों कहा-- 

२४, कीशांबी का वत्तांत 

(श्रीराम ने कहा)--हे मुनिनताथ, अत्यधिक प्रजा-समृद्ध यह देश किसका हैं ? 
कृपया बतलाइए । तब विश्वामित्र ने कहा-- हे राजन, सुनो, ब्रह्मा के मानस-पृत्र कुश 
नामक एक यशस्वी मुनि पूर्व काल में रहते थे। उन्होंने वैदर्भी नामक स्त्री से रूपवान्‌ 
तथा शांत प्रकृतिवाल अधूत्त रज, वसु, कुशांब और कुशनाभ नामक चार पूत्र प्र'प्त किये । 
चारों पुत्र अत्यंत साहस तथा शूरता के साथ अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करने लगे । 
अपने पुत्रों के चरित्र तथा सदगुण देखकर कुछ ने बड़े हर्ष से कहा--इस पृथ्वी पर तुम 
लोगों को प्रजा का पालन करना चाहिए । इससे तुम्हारी कीत्ति व्याप्त होगी ।' 

तब कुशल कुशांब ने बहुत प्रसन्न होकर कौशांबी नाम से एक नगर का निर्माण किया । 
है दशरथात्मजण, कुशनाभ ने महोदय नामक नगर बसाया । शूर अधूत्तेरज ने धर्मा- 
रण्य नामक सुंदर नगर का निर्माण, किया और वसु ने गिरिवज्ञ नामक एक अत्यंत दर्शनीय 
नगर बसाया । यह प्रदेश, जहाँ हम हैं, महाराज वसु के राज्य में हे ; इस प्रदेश के 
चारों दिशाओं में पाँच पर्वत है । उन पव॑तों के मध्य मागधी नामक एक नदी बहती है । इस 
सारे मगध देश पर वसू्‌ महाराज अत्यंत धर्म की रीति से प्रजा का पालन करते हैं । 

“कुशनौभ ने घृताची नामक एक अप्सरा से प्रेम करके (विवाह किया)। मन्मथ-शर 
जैसे नेत्रवाली सौ रूपवती पृत्रियों को प्राप्त किया । एक दिन कमनीय कांतिन-युक्त तथा ' 
मनोहर यौवन-संपन्न वे युवतियाँ उद्यान में गई । 

१. गंगा के दक्षिण तट से चले; क्योंकि उत्तर तट पर .पहुँचकर॑ं चलने से शोण 
'नत्दी नहीं मिलगी । “-सम्पादक 

२. .हिमाचल तो “जनकपु से भी उत्तर हे, उसे दक्षिण में छोड़कर “सिद्धाअ्र्मा 
से चलना असंगत हे। वाल्मीकिरामायण में लिखा है कि सिद्धाअम हिसारूय क्रो ओर 
उत्तर दिज्ञा में चलने के उद्देश्य से वे चले ।--सम्पादक 


बएलकाड *२6 


“वहाँ अपने मंजीर, मेखला तथा कंकणों को मधुर-मधुर मुखरित करती हुई ताल- 
गति को साथ लास्य करने लगी । कुछ युवतियाँ मृदु-मधुर रीति से मृदंग आदि वाद्यों को 
बजाने लगी; कुछ अपने कर-पल्‍लवों से वीणाओं को क्वणित करने लगीं; कुछ अन्य 
युवतियाँ आमू-मंजरी के मधु-पान से मस्त कोकिल-कंठ से गान करने लगी। इस प्रकार वे 
सभी कन्याएँ उस उद्यान में क्रीड़ाओं में मग्न हो गईं । 

उन सुंदरियों को देखकर काम-पीड़ा से व्याकुल होकर पवनदेव ने उन मानिनियों से कहा-- 
हे मानिनियो, आप किडिचत्‌ मेरी बात पर ध्यान दें । हे पद्माक्षियों, आप मुझे (अपना 
पति) वरण करें और अमरत्व को प्राप्त करें। इस तरह आप अजर-अमर होकर 
सतत यौवनावस्था में रहती हुई उन्नत कीत्ति प्राप्त करेंगी । 


“तब उन कन्याओं ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया--हे अनिल, आप सब के ह्ृदयों 
में संचार करनेवाले है । आप हमें जानते हैं । हाय ! आप अपनी महत्ता का भी विचार 
किये विना क्‍या कह रहे है ? हम उस कुशनाभ की पृुत्रियाँ है, जो न॑ तथा 
धर्मानुरक्त हैँ । हमारे पिता के रहते हुए हम अपने-आप किसी का वरण कर ले तो इससे 
हमारे कुल को कलंक लगेगा । हमारे पिता हमें (विवाह में) जिन्हें देंगे, वे ही हमारे 
पति होगे ।॥' 

यह सुनकर पवन अपने क्रोध को सँमाल नहीं सका । उसने उनके अंगो में प्रतृश 
करके उन्हें कुब्जाओं के रूप में परिवत्तित कर दिया । खिन्न होकर वे सभी (कन्याएँ) 
अपने पिता के सामने गई और सिर भुकाये आँखों में आँसू भरे खड़ी रही । कुशनाभ 
अपनी पुत्रियों की दशा देखकर सहम गये और पूछते लगे--हे पुत्रियो, तुम्हें ऐसा रूप 
कैसे प्रषप्त हुआ ? किसने ऐसा किया ? तुम बोलती क्यों नही हो ? इसका क्या कारण है ? 

“तब उन धवलाक्षियों ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा--पिताजी, हमें देखकर 
पवन ने निलेंज्जता से कहा कि हे सुंदरियो, तुम लोग मुझे वरो । हमने उसका भ्रस्ताव 
स्वीकार नहीं करके कहा कि आप यह बात हमारे पिता से जाकर कहिए । इसपर उस 


हक. 


क्रर ने कामांध होकर हमें कुब्जा बना दिया । 

“यह सुनकर उन्होंने उन कमलाक्षियों से कहा--हे कन्‍्याओ ! औचित्य और धर्म 
का विचार करके (कुल की मर्यादा का उल्लंघन करना) अनुचित समभते हुए तुम लोगों ने 
उस मर्यादा का पालन किया । तुम्हारे इस गौरवपूर्ण कार्य से मेरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ 
गई है । देवताओं के संबंध में क्रोध करने का साहस तुमने नहीं किया । इस प्रकार 
तुम्हारा सहन कर जाना ही उत्तम है । क्षमा (सहनशीलता) ही सत्य है, शील है, तप हैं, 
धर्म है और कीत्ति है । वही समस्त लोकों की रक्षा करनेवाली है ।” 


“इस प्रकार (सांत्वना देकर) राजानें अपनी कन्याओं को विदा किया । (उसके 
पदचात्‌) उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श करके पृण्यात्मा चूली नामक मुनिवर कें पुत्र 
'सद्गुण-संपन्न ब्रह्मदत्त को बुलावा भेजा और निर्मल मति से उसमहात्मा की धर्म पत्नियों के रूप 
में अपनी कन्‍्याओं को दे दिया । चूुली-पुत्र के उन्हें स्वीकार करते ही उन कन्याओं की 


'विक्ृति दूर हो गई ।” 


३० रंगनए/थ एयायण 


है अवनीश, उस दिन से वह उत्तम नगर कन्याकुब्ज' के नाम से इस पृथ्वी पर 
विख्यात हुआ । तब कुशनाभ अपनी पुत्रियों के कमनीय रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी 
पुत्रियों तथा जामाता को विदा किया । तब कुश ने अपने पुत्र कुशनाभ को संबोधित करके 
कहा-- तुम पृत्रकामेष्टि-यज्ञ करो” तो तुम्हें अमित कीत्तिमान्‌ तथा पुण्यात्मा गाधि नामक 
पुत्र होगा । यों कहकर वे ब्रह्मलोक सिधारे ।” 

“कुश के पौत्र रूप में गाधि ने जन्म लिया। हे दशरथात्मज, में उसी गाघधि का पूत्र हूँ । 
कुश का वंशज होने के कारण मृझे कौशिक भी कहते है । गणवती तथा धर्म-निष्णाता 
मेरी बड़ी बहन सत्यवती, अपने प्राणेशवर ऋचिक के साथ सशरीर इन्द्रलोक में गईं और 
इस लोक का कल्याण करने के लिए प्रालेय-पर्वत में स्वयं कौशिकी नाम से नदी के रूप 
में बह रही है । सिद्धाश्रम में प्रवेश में करने के कारण सच ही में तपःसिद्ध हुआ । प्राचीन 
काल से में अपना नाम तथा इस देश के निर्माण के संबंध में यह वृत्तांत सुतता आ रहा हूँ । 
राजन, अद्धं-रात्रि हो गईं । तुम बहुत थे हुए हो, अतः विश्वराम करो ।” 
“सभी वृक्ष स्थिर हो गये हे; इस वन-प्रान्त में मग-समह का संचार अब नहीं रहा; 
विहंग अपने धोंसले में पहुंचकर अपनी मीठी बोलियो को भूले हुए पड़े है; अब निशाचर, 
यक्ष तथा राक्षस अपन इच्छानुसार इस पृथ्वी पर संचरण करेगे; समस्त दिशाएँ तथा 
आकाश कालिख पोते हुए-से अंधकारमय दीख रहे है, ब्रह्माण्ड-रूपी गह के लिए नीलांबर 
म॑ लगाये हुए मोतियों से युक्त तंबू के समान यह आकाश नक्षत्रों से यक्त होकर शोभा 
द रहा हैँ तथा जन-जन को आनदित करते हुए नक्षत्र-पति अभी-अभी उदित हो रहा है । 

उन वचनो से श्रसन्न होकर संयमी मुनियों ने विद्वामित्र से कहा--हे अनघ, आपका 
वश अमल है । आपके वंशज अतुलनीय माहात्म्यवाले है । आप ब्रह्मा के समान है । आपका 
ब्रह्म-तेज स्तुत्य है ।' तब विश्वामित्र ने उन मुनीरवरों को धन्यवाद दिये । फिर राजकुमार 
तथा मूुनिजनों ने उस रात्रि को वहीं शयन किया । 


“प्रातःकाल होने पर ऋषियों तथा विद्वामित्र ने (राजकुमारों से) कहा--है राज- 
कुमारो, अब तुम निद्रा तजो ।” वे-जग पड़े और प्रातःकाल की क्रियाओं से निवृत्त होकर 
कौशिक से कहा--यह्‌ शोण नदी-रत्न कितना अगाध और सुंदर है ? मछलियों से परि- 
पूर्ण, अत्यंत रमणीय सैकत स्थल, मधुर जल तथा परिचित हंस आदि खग-कुल से शोमायमान, 
मंद-मंद पवन (के कारण ) तरल तरंगों से युक्त यह नदी बड़ी ही 'रमणीय है। 
हे अनघ, हम कहाँ और किस प्रकार इस नदी को, पार करेंगे ?” 

तब विश्वामित्र ने कहा--मुनिलोग प्रायः जिस स्थान से होकर इसे पार करते हें, 
उसे जानकर हम भी वही से इसे पार करेंगे ।' 

इस प्रकार कहते हुए वे सब लोग कुछ दूर आगे चले । (वे ऐसी जगह पहुँचे), 
जहाँ कुल हंस, सारस, कारंडव आदि जल-पक्षियों का कलनाद ऐसा मीठा सुनाई पड़ रहा था, 
मानों वे लोगों का स्वागत कर रहे हों । राम ने उस ध्वनि को सुनकर, भध्याह्न 
को समय सिद्ध मुनिपुंगवों से सुसेवित, शुद्ध तथा पुण्य जल से पूर्ण, पृथ्वी में श्रेष्ठ नदी के 
नाम से विख्यात जाह्नवी को देखा और उसको प्रणाम करके कहा--हे गाधेय, वह जो 


से 
हे 


बरेलेकाड ३९ 


अंगार्ध श्रेष्ठ नदी दिखाई पड़ रही है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे ?' तब मुनि बोले-- 
हैँ नरनाथ, शोण नदी को पार करके तीन योजन आगे जाने पर हम उस महानदी के 
पास पहुँच सकते है । तब तक हमें मार्ग में जल और फल आदि बहुत मिल जायेंगे ।' 

यों कहकर वे (शोण) नदी पार करके चलने लगे । (निदान) वे उस गंगा नदी 
के तट पर पहुँचे, जो गारग-गग्र पुण्य-सलिल, विकसित-कमल, फेन तथा सुदर मछलियों 
से युक्त हो नित्य गंभीर गति से बहती थी। वें वहाँ घन-लता-कुंजों से यक्त एक समतल 
स्थान पर ठहर गये । वहाँ राजकुमार भध्याक्ष की (संध्या आदि) पूजाओं से निवृत्त हुए 


बड़े आनन्द से उचित आहार ग्रहण किया और मनियों की संगति में बैठकर वार्त्तालाप 
करने लगे । 


(उस समय ) राजहंसों द्वारा (कमल-पुष्पो को) हिलाये जाने से गिरे हुए कमल- 
रज से पूर्ण तथा राजीव-राजित तरंगों से युक्त गगा नदी को देखकर क्षत्रिय-तिलक रामचंद्र ने 
कौशिक से पूछा--हे महात्मा, गंगा नदी इस पृथ्वी पर कैसे आईं, यहाँ से वह स्वर्ग- 
लोक में कैसे पहुँची ? पाताल को वह कैसे प्राप्त हुई ? कैसे वह समुद्र में जा मिली ? 
उस महानदी का जन्म केसे हुआ ? कृपया बताइए । 


तब उस पुण्यधनी विश्वामित्र ने राम से कहा--हिमवानू (हिमालय) के कमनीय 
दीप्तिवाली दो पुत्रियाँ है । देवता लोग हिमालय से प्रार्थना करके उन दोनों में से बड़ी 
पुत्री पुण्यशीला गंगा को यज्ञ के लिये स्वर्गलोक में ले गये । दूसरी कन्या परम सूदरी 
पाबंती को भाल-लोचन (शिव) की घोर तपोनिष्ठा से संतुष्ट हो, उन्हें पत्नी के रूप में दिया । 


नें गई और वहाँ सुरनदी के नाम से विख्यात हुई ।॥' 





गंगा सुरुचिर गति से स्वगे में 
इतना कहने के बाद मुनिवर ने राजकुमार को देखकर कहा-- और एक तवृत्तांत है, 
सुनो । पाती से विवाह करने के पद्चातू चंद्रशेखर (शिव) बड़ी अनुरक्ति के साथ 
एक सौ दिव्य वर्षो तक रति-क्रीड़ा में निमग्न रहे । तब ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता अपने-आप 
सोचने लगे कि इन दोनों (शिव-पारवती) का विषम तेज कौन धारण कर सकेगा ? इनके 
द्वारा उत्पन्न पुत्र की विषम शक्ति के सामने कौन टिक सकेगा ? इसलिए वे सब महादेव 
के पास जाकर बड़ी भक्ति से विनम्र हो कहने लगे--हे देवाधिदेव, हे महेश, हे सर्वेश, 
आपकी महिमा सभी देवता जानते हैं । हे सर्वज्ञ, आप हम पर प्रसन्न होइए । आपके 
महान्‌ तेज को धारण करने की क्षमता किस में हे ? इसलिए आप यह ऋ्ीड़ा छोड़ दें 
आप कहुपा करके तपोवृत्ति ग्रहण कर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए । इस पर गौरीश ने 
उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा-- (किन्तु) अब तो तेज अपने स्थान (रेतःस्थान) 
से विचलित हो चुका है । अब आपमें से कौन इस तेंज को धारण करेगा ?” तब उनकी 
बात मानकर हर ने अपने (तेज का) विमोचन धरती पर कर दिया । तब देवताओं ने 
अग्निदिव को देखकर कहा--हे पावक, तुम पवन के साथ, धरती पर पड़े हुए तेज में 
प्रवेश करो ।' अग्नि तथा वायु उस तेज को धारण करने में असमर्थ रहे । तब गंगा नदी ने 
उस तेज को बड़ी श्रद्धा के साथ धारण किया । लेकिन अपने प्रभु का तेज धारण 
किये रहना उसको लिए भी असंभव हो गया । वह भय से काँप उठी और उसकी लहरें 


हि रंगन/य ए/प्पशयर्ण 


भय प्रकट करते हुए उत्तुंग बन गईं । तब उसने क्षुभित चित्त से उस तेज को अपने तट 
प्र उगनेवाले सरकंडो को वन में प्रतिष्ठित कर दिया । शिव का तेज उस सरकंडे के 
बन में प्रतिष्ठित हुआ । 

एक दिन ऋषि-पत्नियाँ अपने नित्य छत्यों से निवृत्त होने वहाँआ पहुँची । उन्होंने 
स्नान करते समय आपस में विचार किया कि हम ठंड से ठिठर रही हैं, इसलिए सरकंडों 
की उस भाड़ी में त्रेताग्नियों के समान प्रज्वलित होनेवाली उन अग्नियों की हम शरण 
लेंगी (उसके पास जाकर अपनी ठंड दूर करेंगी)। इस प्रकार सोचकर वे ऋषि-पत्लनियाँ 


उन अग्नियों के पास जा पहुँची । 

धजो स्त्रियाँ उन अग्नियों के पास गईं और जिन्होंने बड़े उत्साह से उन्हें देखा, वे 
सब गर्भवती हो गई । (इससे) वे अत्यंत भीत हो उठी और पद्चात्ताप करती हुई 
घर पहुँची । शांतचित्त मुनियो ने अपनी योग-दृष्टि से उस सारे वृत्तात्त को जान लिया 
और उन स्त्रियों से कहा--यह सब तुम्हारे गव॑ तथा सूख की इच्छा का फल है ।' 
(इसके परचात्‌ ) वे स्त्रियों पर क्रोधोन्मत्त हो, सारी पृथ्वी को केपाते हुए-से बोले---तुम 
सब बुद्धिहीन हो, तुम्हें क्षमा नहीं करनी चाहिए । तुम अपने पतियों से पृथक्‌ हो जाओ ।' 
इस पर वो फिर गंगा नदी के पास गई और कहने लगी--हे माता क्‍या, यही तुम्हें करना 
चाहिए ? क्‍या (हमारी ऐसी दशा कर देना) तुम्हें शोभा देता है ?' 


“इस प्रकार कहती हुईं वे स्त्रियाँ अपने गर्भ पर अपने हाथों से ताड़न करने लगी । 
कर-ताड़न के फल-स्वरूप उनके गर्भ विच्छिन्न हो छह खंडों में पृथ्वी पर गिर गये । वे 
(स्त्रियाँ) गिरे हुए उन खंडो को चुनकर उन्हें सरकंडे के वन में रखकर तप करने 
चली गईं । 

“वह उम्र तेज वहाँ एक जगह एकत्र होकर बढ़ने लगा और वही इस पृथ्वी पर 
इवेतादि के नाम से विख्यात हुआ । उस पर्वत पर परम शिव के तेज से कुमार का जन्म 
अद्भुत रीति से हुआ । जन्‍्म-स्थान सेरकंडों से भरा प्रदेश था, इसलिए वे शरजन्मा 
(शरवणमव) कहलाये । इस पृथ्वी पर जन्म लेने के परचात्‌ कृत्तिकाओं ने उन्हें स्तन्‍्य-पान 
कराकर पाला-पोसा, इसलिए उनका नाम कात्तिकेय पड़ गया । वें माताएँ (कृत्तिकाएँ) 
छह थी । अतएव उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुमार ने छह मूह धारण करके स्तन-पान किया, 
इसलिए वे षण्मुख ( और षाण्मातुर ) कहलाये । चन्द्रमौलि के वीर्य॑-स्कंदन (पतन) से 
उनका जन्म हुआ, इसलिए वें स्कंद कहलाये । 

“४ (फिर), यहाँ देवता शिव-पार्वती की स्तुति करने लगे । (पृत्रोत्पत्ति में बाधा डालने 
के कारण देवताओं पर) क्रद्ध होकर लाल-लाल नेत्रों से उन्हें देखती हुई पार्वती ने कहा-- 
है देवताओं, तुम और यह वसुधरा संतानहीन हो जाओ । आगे से इस पृथ्वी को बहु- 
पतित्व प्राप्त होगा । (यह सुनकर) देवता व्याकुल हुए । उसके पदचात्‌ शिवजी पाव॑ंती 
के साथ तप्रस्या करने हिमाचल पर चले गये । 

“इन्द्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा के पास गये और उनसे विनती की--हे जैलज- 
संभव, हमें अत्यंत भुजबली एक सेनापति प्रदान कीजिए ।” तब उन्होंने देवताओं को देख- 


बाठकोड ३३ 
देखकर कहा--गौरीश के पुत्र कात्तिकेय तुम्हारी सेना का नायकत्व ग्रहण करेंगे ।” देवता 
बहुत प्रसन्न हुए और कात्तिकेय उनके सेनाधिपति हुए । इससे इन्द्र को उन्नति तथा सुख 
प्राप्त हुए ।” 

इस प्रकार मुनि के कहने पर रघुराम अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हें देखकर कहा--- 


अर, 


है संयमीश्रेष्ठ, इस महानदी (गंगा) के त्रिपथगा होने का क्‍या कारण है ?' 


२६. गंगा नदी का वृत्तान्त 

तब कौशिक श्रीराम से उसकी कथा यों कहने लगे--“पुण्यवान्‌ सगर अयोध्या 
के विख्यात सम्नाद्‌ थे । पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने (एक बार) हिमाचल में भृग 
की तपस्या की । उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भूगु ने उन्हें देखकर कहा--हे राजन, 
तुम्हारे बहुत-से कीत्तिवान्‌ पूत्र होगे । तुम्हारी एक स्त्री एक वंशोद्धारक पुत्र का जन्म 
देगी और दूसरी स्त्री साठ हजार अतिबलशाली पूत्र उत्पन्न करेगी । यह वरदान प्राप्त 
करके रानियों ने हाथ जोड़कर बड़े विनय से मुनि को प्रणाम किया और पूछा--हे मुनीश्वर, 
हम (दोनों) में से किसके एक पुत्र होगा और किसके साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे ?” 
तब मुनि बोले--तुम्हारी इच्छा जेसी हो, वैसे ही पूत्रों का जन्म होगा । इससे प्रसन्न 
होकर बड़ी रानी ने राजा से (अपने) नाम को साथ्थक करनेवाले एक ही पुत्र पाने की 
इच्छा प्रकट को । दूसरी रानी ने साठ हजार पूत्रो को प्राप्त करना चाहा । फिर उन्‍होंने 
बड़े हर्ष से उस मुनिश्रेष्ठ की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और नगर को लौट आये । 

“कुछ दिनों के पश्चात्‌ बड़ी रानी केशिनी ने असमंजस (अद्वमंज) नामक एक पुत्र को 
जन्म दिया । (दूसरी रानी) सुकृति ने लौकी के आकार का एक गर्भ-पिड उत्पन्न किया, 
जिसमें से बड़े आइचर्य से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए । तब धाइयवों ने उन शिक्षुओं को 
घी के पात्रो में रखकर कुछ दिनों तक उनका पालन-पोषण किया । वें क्रमदाः रूप तथा 
यौवन प्राप्त करने लगे । ज्येष्ठ पुत्र बड़े द्प के साथ अपने छोटे भाइयों को बलातू पकड़- 
पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और (उन्हें डूबते देख) बहुत हर्षित होता था । 
ऐसे दुष्ट असमंजस के अंशुमान्‌ नामक एक तेजस्वी पुऋर उत्पन्न हुआ । असमंजस को अति- 
दुष्ट जानकर राजा ने उसे निर्वासित कर दिया और शाहवत-धर्मे-निष्ठा में तत्पर हो अहव- 
मेध-यज्ञ करने का यत्न करने लगे ।” द 

मुनि के यों कहने पर श्रीराम ने कौशिक से कहा--हें मुनिनाथ, मुझ्के अपने पूर्वजों 
के चरित सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है | कृपया विस्तार से कहें ।' 

_ तब विश्वामित्र कहने लगे--हिमाचल ओर विध्याचल के मध्य की भूमि में सगर ने 
अपना अवइ्वमेब-यज्ञ प्रारंभ किया । यज्ञाइव की रक्षा करने के लिए अंशुमान्‌ नियुक्त 
' किया गया । उस समय इंन्द्र राक्षस का वेश धरकर अइ्व को चुरा ले गया और पाताल- 
लोक में प्रवेश करके वहाँ तपस्या में लीन कपिल मूनि के निकट यज्ञाइव को बाँधकर स्वयं 
स्वर्गंलोक को लौट आया । अहव का पता न लगने से कुद्ध होकर राजा (सगर) ने अपने 
पुत्रों को संबोधित करके कहा--अश्व का कहीं पता नहीं है । कोई कुटिलात्मा उसे चुरा 
ले गया हैं । अतः तुम लोग तुरंत जाओ और जिस किसी के पास वह अहव हो, उसका 


मं 


से 
के 


३8 एंगना/थ रायायण 


वध करके अश्व को शीघ्र ले आओ । साठ हजार सगर-पुत्र अपने भुज-बल का प्रदर्शन 
करते हुए, निकल पड़े । उन्होंने पहले स्वर्ग, फिर भूलोक में अच्छी तरह उस अश्व को 
ढँढा । जब कही भी उसका पता न चला तब वे पृथ्वी को टुकड़ें-टुकड़े करने लगे । हममें 
से प्रत्येक एक योजन पृथ्वी को खोद डालेंगे--ऐसा निश्चय करके वे प्राच्य दिशा से 
प्रारंभ करके, बड़ी-बड़ी कुदालों और शूलों से पृथ्वी को रसातल तक खोदने लगे । इस 
प्रक्रिया में सामने आनेवाले पातालवासी तथा अन्य प्राणियों के समूहों का संहार भी वे 
करते जाते थे । 

“इस प्रकार उन अतुल बलशाली राजकुमारों ने साठ हजार योजन भूमि सहज ही 
खोद डाली । इस प्रकार असख्य प्राणियों से युक्‍त जंबूदीप को सतत खोदते हुए, उपद्रव 
करनेवाले सगर-पुत्रों को देखकर अमर, गंधर्व तथा सिद्ध घबरा उठे और ब्रह्मा के पास 
जाकर भक्ति से प्रणाम करके बोले--“हे जलजसंभव, वन, पर्वत तथा द्वीपों से युक्त इस 
पृथ्वी को सगर-पुत्र खोद रहे है । जो कोई भी उनकी दृष्टि में पड़ जाता है, उसे इसीने 
यज्ञ में बाधा डाली है, यही अश्वहर है, ऐसा कहते हुए व्यर्थ ही उसका वध कर डालते हैं । 
इस प्रकार उन्होने कितने ही शक्ति-संपन्न जलचरों का संहार कर डाला । आप कृपय। 
इसकी निवारण का कोई उपाय कीजिए । 

“तब ब्रह्मा ने उनसे कहा--“अव्यय दामोदर (विष्ण) कपिल मुनि के रूप में तप कर 
रहे है । उस मुनि की क्रोधाग्ति में वें सब भस्म हो जायेंगे ।' 

“सगर-पुत्रो ने वत्न के समान भयंकर गर्जन करते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से 
खोद डाला, किन्तु उन्हें कहीं भी घोड़े का पता न चला । तब वें अपने पिता के पास 
लौट आये और बोले--हे देव, हमने समस्त पृथ्वी छान डाली, किन्तु कहीं भी हमें अरब 
के चोर का पता नहीं चला । अब जैसी आपकी आज्ना हो ।' 

#तब राजा ने अत्यन्त क्रीध से अपने पुत्रों से कहा--तुम लोग समस्त विदवव में 
व्याप्त होकर घोड़े की खोज करो । विना अद्व के तुम लोग यहाँ मत आना ।॥' 


“सगर-पुत्रों ने पिता की आज्ञा शिरोधारण करके बड़ी भयंकर गति से रसातल में 
प्रवेश किया । वहाँ वे पूर्व से लेकर दक्षिण की तरफ खोदने लगे । पूर्व दिशा-भर में खोजने 
पर उन्हें कही भी घोड़ा दिखाई नही पड़ा । उन्होने वहाँ पर एक श्रेष्ठ गजेंन्द्र को देखा, 
जो चारों अओगैर से पृथ्वी-तल को इस प्रकार सँभाले हुए था, जैसे विष्णु ने अपनी सुन्दर 
भुजाओं से पृथ्वी को ऊपर उठाया था । सगर के पुत्रों ने उस गजराज को देखकर उसकी 
पूजा की ओर विना विलंब किये आग्नेय दिशा में चल पड़े । वहाँ खोजने पर भी उन्हें 
उस अदव का पता नहीं लगा । वहाँ निरंतर बहनेवाले मदजल की सूगंधि से आदक्ृष्ठ, 
अ्रमरों सें युक्त “पुण्डरीक' नामक गज को देखकर उसकी पूजा तथा स्तुति की और दक्षिण 
'दिशा में चल पड़े । वहाँ भी उन्हें अहबव का कोई समाचार नहीं मिला । किन्तु वहाँ 
उन्होंने 'वामन' नामक श्रेष्ठ गज को देखकर उसकी अचेना की और नैऋती दिशा में खोज 
करने लगे । वहाँ भी अइव का पता नहीं लगा । वहाँ उन्होंने कुमुद-समान कोमल तथा 
कुमुंद-पुष्प के वर्णवाले कुमुद! नामक कुंजर को देखा । उन्होंने उसको प्रणाम करके परिचम 


ब/श्लकोड ३२९ 


की ओर प्रस्थान किया । वहाँ खोजने पर भी अद्व नहीं मिला । पर वहाँ उन्होंने अंजन- 
पर्वत के समान, मदजल से यूक्‍त अंजन' नामक हाथी को देखकर उसकी वंदना की । 
वे वहाँ से वायव्य दिशा में निकल पड़े; पर बहुत समय तक खोजने पर भी 
अद्व का पता नहीं लगा सके । वहाँ नमृचि”' नामक राक्षस का संहार करनेवाले हाथी के 
समान दाँत रखते हुए भी पृष्पदन्त' नाम से अभिहित गज को देखकर बड़ी भक्ति से 
उसको प्रणाम किया और वहाँ से कुबेर की दिशा (उत्तर) में खोजने निकले । वहाँ भी 
उन्हें अश्व नहीं दीख पड़ा । वहाँ उन्होंने समस्त गज-लोक के चक्रवर्ती के समान विराज- 
मान सार्वभौम' नामक गजेन्द्र को देखा और बड़ी भक्ति से उसको प्रणाम किया । वहाँ से 
ऐशानी दिशा में चले । उस समय उन्होंने निकट ही नेत्र बंद किये हुए एकांत तपोनिष्ठा 
में लीन हवनारिनि के समान ( पवित्र ) अनघात्मा महामुनि कपिल को और उनके पास 
ही अश्व को (बँवा हुआ) देखा । सगर-पुत्र उन्हें कष्ट देने लगे | जब मुनि ने 


हि. 


क्रोध में आकर उनकी ओर दृष्टि डाली, तब वें साठ हजार सगर- पुत्र वहीं भस्मीभूत 
हो गये । 

“अछव के लाने में विलंब होते देखकर सगर' बहुत दुःखी हुए और उन्होंने अपने 
पोते अंशुमान्‌ को भेजा । अंशुमान्‌ भी उसी मार्ग से गया और पूर्व दिशा में रहनेवाले 
(विरूपाक्ष। नामक हाथी को देखकर उसकी परिक्रमा की और उससे विनयपूर्वक पूछा-- 
है गजराज, क्‍या आप बता करते हे कि मेरे चाचा किस दिशा में गये है, कहाँ हे और 
अद्व का चोर कहाँ छिपा है ?' 

तब उस गजराज ने अशुमान्‌ को बड़े स्नेह के साथ देखते हुए कहा--हे राज- 
कुमार, तुम किसी स्थान में अवश्य अहृव को देख सकोगे । वहाँ से चलकर प्रत्येक दिग्गज 
से इसी प्रकार प्रश्न करते हुए और इसी प्रकार का उत्तर प्राप्त करते हुए अंत में उसने 
कपिल मुनि के निकट यज्ञाश्व को देखा । वहाँ सगर-पुत्रों के शरीरों की भस्म-राशियों को 
देखकर वह शोक-संतप्त हो गया । उसने अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया करने के विचार 


से जल की खोज की, पर वहाँ जल कहीं भी नही मिला । 


२७. गंगावत्तरण की कथा 


“उस राज़कुमार पर दया करके उस समय वहाँ गरुड़ आये और राजकुमार से कहने 
लगे-हे पुत्र, कपिल को क्रोधित करके उनकी क्रोघारिन से सभी सगर-पुत्र भस्म. हो गये हे । 
इस तरह शोक-संतप्त क्‍यों होते हो ? यह शोक करने का समय नहीं है । एक बात सूनो ॥ 
सरसिजासन ( ब्रह्मा ) के लिए वंद्य, अरविद-चरणवाले, अरविंददल-नेत्रवाले, आदि- 
पुर्ष (विष्णु) ने दानब्-राजा बलि को बाँधतें समय, त्रिविक्रम का रूप धारण करकें, 
अपनी अगणित शक्ति से दो पादों में ही समस्त पृथ्वी को समेट लिय्रा था और जलजात, 
जलचर, तथा छांख-चक्र के लिए परिचित तीसरा चरण ब्रह्मलोक तक फैलाया थ्रा । तब 
ब्रह्मा शीघ्र वहाँ आये और बड़ी भक्ति के साथ अपने कमंडल के जल से उनके चरण- 
कसल थोये । बह जल स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से बह रहा है । तुम बड़ी भक्त 


के साथ ब्रह्मा को कृपा पाने के लिए तपस्या करो और स्वर्गलोक की उस गंगा को इस 


मे 
के 


३६ रंग्न/थ एयायण 


पृथ्वी पर ले आओ । उस पवित्र जल से इन भस्म-राधियों को सींचने से ही सगर-पुत्रों 
को स्वरगंलोक का सुख प्राप्त होगा । इसलिए तुम पहले इस अरब को लेकर जाओ ।' 


“अंशुमान्‌ अश्व को अपने साथ लेकर गया और अपने दादा को सारी कथा कह 
सुनाई । सगर अत्यंत दुःखी हुए । उन्होंने पुण्य-यज्ञ समाप्त किया और उसके पश्चात 
मंदाकिनी को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तीस हजार वर्ष तक सतत तप करते रहे और 
(विना सिद्धि प्राप्त किये ही) स्वर्ग सिधारे । उस राजा का पोता अंशुमान्‌ भी मंदाकिनी 
को पृथ्वी पर लाने का दृढ़ संकल्प करके लगातार तीस हजार वर्ष तक तपस्था करने 
के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त हुआ । उसका पुत्र राजा दिलीप भी मंदाकिनी को पशथ्वी 
पर लाने के उद्देय से तीस हजार साल तक तपस्या करता रहा और अंत में वह भी 
रोग-पीड़ित होकर दिवंगत हुआ । उसके पूृत्र पुण्यवान्‌ भगीरथ ने अपना राज्य अपने मंत्रियों के 
हाथों में सौंपकर, धर्मात्मा तथा सद्गुण-प्ंपन्न पुत्रों की प्राप्ति तथा पृथ्वी के समस्त 
पापी को दूर करने की इच्छा से आकाश-गंगा को पृथ्त्री पर ले आने का दृढ संकल्प कर 
लिया । उन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ गोकर्णाश्रम में दस हजार वर्ष तक अनुपम रीति से 
तपस्या की । उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम कोई 
वर माँगो । 

“तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा--हे भारती-ब्ल्लभ, हे लोक-ख्रष्टा, हे सूर्यलोक- 
रक्षक, हे सत्यसंपन्न, हे विध,ता. हमारे पूर्वज अपनी उदृण्डता के कारण कपिल की क्रोधाग्नि 
में भस्मीभूत होकर सौ सहस्न वर्षो से परलोक-गति से व्चित हो भस्म के रूप में पड़े 
हुए हैं। उस भस्म को मंदाकिनी के पवित्र जल से सीचे विना उन्हे मुक्ति नही मिल सकती | 


#इस पर ब्रह्मा ने कहा--परमशिव के अतिरिक्त अन्य कोई उस गंगा को धारण 
नहीं कर सकेंगे । इसलिए, तुम निष्ठा के साथ शिव की तपस्या करो कि वे गंगा को 
धारण करें । इतना कहकर ब्रह्मा ने भगीरथ को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र-प्राप्ति का 
वर दिया और ब्रह्मलोक को चले गये । 


“उसके पद्चात्‌ भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर शिवजी के प्रति घोर तपस्या 
की । उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिवज ने उन्हें दर्शन देकर कहा-- तुम गंगा को ले 
जाओ, में उसे अपने सिर पर धारण करूँगा । तब भगीरथ ने गंगा की प्रार्थना की । 
गंगा गगन-मंडल तथा नक्षत्र-मंडल को भेदकर समस्त लोकों को अपने गुरु गर्जन से 
गुंजाती हुई, सारे जगत्‌ को भयभीत करती हुई, यों प्रवाहित होने लगी, मानों वह कुल- 
पव्॑तों से युक्त पृथ्वी के साथ महादेव को भी पाताल तक बहा ले जाना चाहती हो । 
शिवजी ने उसका गरवं-भंग करने के लिए अपने जटा-जूट को ऐसा बढाया कि गंगा उसमें 
उलभकर बाहर निकलने में असमर्थ हो गई । 


“तब भगीरथ आइचये करने लगे, उतनी विशाल जल-धारा कहाँ छिप गई होगी! 
उन्हें भय होने लगा । इसलिए, वे फिर शिवजी के प्रति उग्र तपस्या करने लगे-। भगीरथ 
के तप से संतुष्ट होकर (शिव ने) अपने जटा-जूट में बँधी हुई गंगा से कहा--भब तुम 


से 
भूलोक' में चली' जाओ ।' 


बालकांड ३७ 


“तब गंगा उनके जठा-जूट के दक्षिण भाग से बाहर निकली । उस मंदाकिंनी की 
धारा में मुकुलित कमल ऐस्ती शोभा दे रहे थे, मानों वह (मंदाकिनी) पाताल की ओर 
देवकर अपनी दिव्य-दृष्टि से वहाँ के कपिल मुनि को पहचानकर, उनकी महिमा पर 
आइचय करती हुई हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करती हो कि (हे मुनि) आपको जिन भयंकर 
व्यक्तियों ने दुःख दिया था, उन्हें सुगति प्रदान करने के लिए में आ रही हूँ, आप क्रोध 
न करें । उस धारा में भँवर ऐसे पड़ रहे थे, मानों उस मुनि के क्रोध की कल्पना करके 
मंदाकिनी भय से व्याकुल हो रही हो । धारा के बीच कमल-पुष्पों के भीग जाने से उनमें 
बैठे न रह सकने के कारण भ्रमर आकाश में व्याप्त हो, इस प्रकार गुजार कर रहे थे, 
मानों समर-पुत्रों के पाप, वेग से आनेवाली मंदाकिनी की धारा को देखकर इधर-उधर 
भागते हुए शिवजी से विनती कर रहे हों कि (हे शिवजी) गंगा हम पर आक्रमण करने 
के लिए आ रही हैं, हम अब भागकर कहाँ जायें ? हत आकाश-पथ में ऐसे मंडरा रहे, थे, 
मानों शिव के जटा-जूठ से पृथ्वी पर उतरतनेवाली गगा को धूप से बचाना चाहते हों। 
उस नदी की सुदर तथा उत्तुंग लहरें ऐस्ती शोभा दे रही थी, मानों वे सगरु-पुत्रों 
के पाप-समभूह को मिटानेवाले उस (नदी के) हाथ हों । धारा इतने अधिक फेन से 
व्याप्त थी, मानों भगीरय की अनुपम कीत्ति समस्त ससार में व्याप्त होने के लिए एकत्र 
हो रही हो । उस नदी का अतुल घोष क्रप्नशः बढ़ता हुआ सारे ब्रह्मण्ड तथा आकाश में 
व्याप्त हो गया । इस प्रकार वह शिव के जटा-जूठट से बिदु-सरोवर में यह कहती हुई 
उतरी कि में इत्र संप्तार के पापियों को पुण्य प्रदान करने के लिए आ रही हूँ । ब्रह्मा 
आदि देवता उसकी स्तुति करने लगे । सुर तथा खेचर बड़े उत्साह से यह दृश्य देखने लगे । 
गरुड़ तथा गंबने उसकी प्रशंसा करने लगे । 

“म्ंदाकिनी की धारा की सात शाखाएँ हुई | पावनी, ह्ल/दिनी, और नलिनी नामक तीन 
शाखाएँ पूरद की ओर गईं । सीता, सुचक्षु तथा सिंधु नामक तीन शाखाएँ पश्चिम की 
की ओर गईं । एक शाखा राजा भगीरथ के पीछे भूलोक की ओर चली । वह श्रेष्ठ 
तथा विशाल जल-धारा आकाश-मार्ग में शरत्काल के बादल के समान शोभित हो रही थी । 
वह जल-धारा, पृथ्वी की तरफ इस प्रकार उत्तर रही थी, मानों स्वर्गाकांक्षी भूलोक- 
निवासियों के लिए सीढ़ी लगी हो । उसकी तरंगों की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश को गुूंजा 
देती थी । उस धारा में ऐसे भवर पड़ रहे थे, मानों वह यह बताना चाहती हो कि में 
(पृथ्वी) के समस्त पापों को उसी तरह नचा दूँगी (ध्वस कर दूंगी) । 


“वथ्वी पर उसके उतरते समय जल की बंदें आकाश की तरफ ऐसे उछल रही थीं 
मानों वे नक्षत्रों से मित्रता करना चाहती हो । उसका स्वच्छ फेन-समूह ऐसा सुशोभित 
हो रहा था, मानों वह नदी (बड़े हर्ष से) हँसती हुई यह कह रही हो कि में धर्मात्माओं 
की पवित्र कीत्तियों के लिए योग्य स्थान हूँ । उस धारा ,में क्रीड़ा करनेवाली 
मछलियाँ ऐसी दीख रही थीं, मानों नदी कह रही हो कि में अपने असंख्य नेत्रों से. पृथ्वी 
की श्रेष्ठता देखूँगी । इस प्रकार भिन्न-भिन्न जलचरों से युवत हो, वह, नदी पृथ्वी, पर 
उतर आई | 


३८ रंगनशथ एशयशयण 


ध्तब सौ-सौ सूर्यों की कान्ति के समान प्रकाशित होनेवाले, बहु-रत्तन-खचित आभूषणों 
की कान्ति से सारे आकाश को दीप्तिमान्‌ करते हुए, गज तथा विमानों में आरूढ़ होकर 
अमर, गंव तथा सिद्ध बड़े कौतुक से इस दृश्य को देखने आये । उस प्रवाह की चंचल 
गति को देखकर महानागों ने भी उसके सामने घृटने टेक । देवताओं ने ज़प आदि करके 
उस नदी में स्नान किया और बहुत ही प्रसन्न हुए । अप्सराओं ने नृत्य किया, देवों तथा 
मुनियों ने बड़े हर से उस नदी की पूजा पुष्पों से की । उस पृणष्य-तदी की धारा में 
अमित पापी तथा शाप-पीड़ित जन स्नान करके स्वर्ग जाने लगे । देवता, अप्सराएँ, मंधर्व, 
दनज, पतन्नग, यक्ष, किन्नर आदि बड़े उत्साह से भगीरथ के रथ के पीछ-पीछे चले । 


म्तब वह गंगा बड़े-बड़े पर्वतों को भेदती हुई भगीरथ के पीछे-पीछे जाने लगी । 
उसी मार्ग कह्व नामक ऋषि की यज्ञ-भूमि थी । गंगा ने अपने अतुल प्रवाह से उस 
आश्रम-भूमि' को घेर लिया । यज्ञोपकरण सभी गंगा के प्रवाह में बह गये । यज्ञ में विष्न 
पड़ा हुआ देख, जह्न कुद्ध हुए और उद्धत गति से आनेवाली उस गगा का सारा जल 
पी गये । तब देवता तथा मुनियों ने भगीरथ से कहा--हे राजन, यह मुनि क्रोध में 
आकर गंगा को पी गये है । आप उनसे अपना क्रोध त्यागने तथा गंगा को मुक्त करने 
की प्रार्थना कीजिए । मृनि प्रसन्न होकर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ।” तब भगीरथ 


बड़ी भक्ति तथा विनय के साथ हाथ जोडकर उस मुनि से प्रार्थना करने लगे । 


“हैं मुनिचन्द्र, हे विमलात्मा, में इस श्रेष्ठ गंगा को घोर तपस्या के उपरान्त पृथ्वी 
पर ला सका हूँ । कितु, यहाँ आने के बाद में उसे खो बैठा । हे धन्यचरित, हे संयमीन्द्र, 
आप क्ृपाकर उसे मुक्त कर दें ।” (राजा की बात सुनकर मुनिवर के मन में दया उत्पन्न 
हुई) वे बोलें--हे भगीरथ, गंगानदी को इस प्रकार पथ्वी पर ले आने में आपकी तपस्या, 
आपके महत्त्व त्था आपकी कीत्ति का वर्णन में कैसे कहूँ ? अब में गंगा को मुक्त कर दूँगा । 


इस संसार में आपके यश की व्याप्लि होगी ।॥' 


_ 


“इस प्रकार कहकर, गंगा को मूँह से छोड़कर उसे जूठान करने की इच्छा से 
उन्होंने अपने कान के मार्ग से उसे बाहर छोड़ दिया । पूर्व की तरह गंगा प्रवाहित 
होने लगी । तभी उसका नाम जाह्नवी पड़ गया । 

“जिस प्रकार पूर्वक्त पुण्य जीवन के विष्नों को दूर करता हुआ आता है, उसी 
प्रकार जा क्ववी” राजा के पीछे चली और समुद्र में प्रवेश करके रसातल में पहुँच गई । 
वहाँ सगर-पुत्रों की भस्म-राशियों को अपने पृण्य-सलिल से सींचा। तब कमलासन (त्रह्मा) ने 
बड़े हषँ से भगीरथ से कहा--हे राजनू, जबतक समुद्र में जल रहेगा तबतक ये 
सगर-पुञ्र॒ दिव्य चंदन, वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो स्वर्ग-लोक में दिव्य भोगों का अनुभव 
करेंगे । हें अनध, आज से यह नदी भागीरथी, त्रिपथगा तथा जाहक्लवी के नामों से समस्त 
लोकों में विख्यात होगी । तुम्हारे पूर्वज सगर, अंशुमान्‌ तथा दिलीप ने जो संकल्प किया था, 
वे उस सिद्ध नहीं कर सके | तुम बड़े प्रयत्न के उपरान्त गंगा को इस पथ्वी पर ले 
आये हो, (अतएवं) तुम गंगाजल के निर्मेल तथा क़मन्नीय पद को प्राप्त करके चिर क्रीर्ति- 
वानू होकर निवास करो । काकुत्स्थ-वंश की प्रतिष्ठा तथा गौरव के आधारूस्वरूप घुत्रों 


बंएशलकाडी है 


को प्राप्त करो । तुम संदर धर्मों के आधार हो गये। अब तुम इस पुण्य-सलिल में विधिवत्‌ 
पुण्य-स्नान करके उसका फल प्राप्त करो । यों कहकर कमलरांभव (त्रह्मा) अपने 
लोक को चले गये । 

“उसके पद्चात्‌ भगीरथ ने गंगा मेँ स्नान करके बड़ी निष्ठा के साथ साठ हजार 
सगर-पृत्रों की तिलोदक-क्रिया की । उस पृण्य-क्रिया के फलस्वरूप सगरःपुत्रों ने अमरत्व 
प्राप्त किया और भगीरथ को आशीर्वाद देकर स्वगंलोक सिधारे । पुण्यवान्‌ भगीरथ अयोध्या 
लौटकर सुख से राज्य करने लगे । 

कवापों का नाश करनेवाला यह उपाख्यान जो कोई भक्तित से पढेगा या सुनेगा, वह अनंत 
पृष्य प्राप्त करता हुआ धन-धान्य तथा यश से समृद्ध हो चिरजोवी होगा। उसपर सभी. देवता 
प्रसन्न होंगे; उसको सभी कार्य सिद्ध होंगे; उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों को 
सदगति मिलेगी 7 

इस प्रकार राधव ने गंगावतरण की कथा कौंशिक से सुनकर उनको प्रशंसा 
करते हुए कहा--हे मुनीर्व. में आपसे पृथ्वी पर गगावतरण की कथा बड़े आदचयें के साथ 
सुन प्रसन्न हुआ । 


(उन्होंने) वह रात्रि वहीं बिताई और प्रातःकाल ही उस प्रसिद्ध नदी में स्नान 
करके संध्या आदि कार्यो से निवत्त होकर जाह्नवी नदी को पार किया । नदी के उत्तर 
तट पर निवास करनेवाले मुनियों की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की और उस स्थान को 
छोड़कर आगे चले । 

थोड़ी दूर जाने पर उन्हें विशाला' नामक सुंदर नगर दिखाई पड़ा । तब राम ने 
गाधेय को संबोधित करके पूछा--हे मुन्ति, इस नगर का नाम क्या हैं ? किस वंश का 
राजा यहाँ राज्य करता है ? आप हकृपाकर बतलाइए ।' 


२८- अमृत-संथन की कथा 


तब कौशिक ने राघव से कहा--मेने बहुत पहले यह कथा इन्द्र से सुनी थी । 
प्राचीन काल में दिति के अत्यन्त बलवान तथा पराक्रमी पुत्र तथा अदिति के बड़े धर्मात्मा 
पुत्र उत्पन्न हुए । उन्होंने सोचा कि क्षीरसागर को पहले रस तथा ऑषधियों से भरकर 
उसका मंथन करें और उस जलराशि से उत्पन्न होनेवाली श्रेष्ठ तथा कान्तियुक्त वस्तुओं को 
बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करें। (इस प्रकार सोचकर) वें मंदर-पर्वत को मथनी और 
वासुकी को रस्सी बनाकर मंथन करने लगे । उस समय समुद्र में से समस्त लोकों को, 
मन्मथ-समुद्र में डुबोनें की क्षमता रखनेवाला सौंदर्य, क्वणित होनेवाली करघनी से युक्त 
गुर नितम्ब, क्षीण कटि, सुन्दर कुच, कोमल श्रू-लता-रूपी कोदण्डवालें कामदेव के बार्णों के 
समान (तीक्षण) कटाक्ष, भव््य भूज-लता-विक्षेप, अमर नव-यौवन तथा कमनीयता से 
सुद्योभित साठ हजार अप्सराएँ तथा उन सुन्दरियों के योग्य हाव-भावों से युक्त परिचारिकाएँ 
उत्पन्न हुईं । उन अप्सरान्युवतियोँ को देवता तथा दैत्यों ने क्रमशः ले लिया । उसके 
पश्चात्‌ भी समुद्र-मंधन चलता रहा ! तब वरुण की पुत्री वारुणीं का जन्म हुआ । दिति के 
पुत्रों ने उसका वरण करना स्वीकार नहीं किया । इसलिए वे असुर कहलाये । अदिति 


90 रंगनाथ एयायण 


के पुत्रों ने उसे स्व्रीकार कर लिया । इसलिए, वे सुर के नाम से विख्यात हुए । उसके 
पदचात्‌ उच्चे श्रवा नामक अइव, इवेत गज (ऐरावत) तथा कौस्तुभ-माणि का जन्म हुआ । 
कौस्तुभ-मणि के बाद अमृत उत्पन्न हुआ । अमृत के बाद सुवा-कमण्डल को लिये धन्वन्तरि 
का जन्म हुआ । फिर विब उत्पन्न हुआ ।*जब वह (विष) अत्यन्त भयकर अग्नि के 
समान व्याप्त होने लगा, तब शिव ने उसका पान किया । इसके उपरान्त अमृत के लिए 
सुर ओर असूर परस्पर युद्ध करने लगे । उस समय उन सुरासुरों को देखकर सुरो पर 
कृपा करने हुए, विष्णु एक सुन्दरी का रूप धारण कर आये और अमृत का वितरण करने 
लगे । उस समय राहु तथा केतु नामक राक्षस (विष्णु के मन की बात जानकर) सुरो 
की पक्ति में आकर बैठ गये और अमृत के लिए हाथ फैलाया । उनके शरीर की काच्ति 
देखे विना ही उस सुन्दरी ने अमृत द॑ दिया । रवि तथा शशि ने बडी घबराहट के साथ 
इसे देखा और सुन्दरी को आँख के सकेत से यह बताया। तब विष्णु ने क्रुद्ध होकर अपना 
चक्र उन (राक्षसों) पर चलाकर उनके सिर काट डाले । उन्होने उन राक्षसों के शिरो को 
ग्रहों के रूप में आकाश मे प्रतिष्ठित किया । अमृत-पान करने से वे मृत्यु को प्राप्त हुए 
विना रहते लगे । उसी दिन से वे (राक्षस ) पृण्य के दिनो में सूर्य और चन्द्र को 
पीड़ा पहुँचाते आ रहे है । 

“सुन्दरी ने असुरो की आँख बचाकर सुरो को ही अमृत दिया और युद्ध में उनको 
विजय भी प्रदान की । इन्द्र ने सभी देत्यों का नाश किया और तीनो लोको का अधिपति 
बनकर राज्य करने लगा । 

“अपने सभी पूुत्रो की मृत्यु से दुखी होकर दिति ने बडी दीनता से अपने पति कश्यप 
से कहा--हे महात्मा, आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए, जो इन्द्र को भी मारने 
को दशक्ति तथा पराक्रम रखता हो । उसकी प्रार्थना स्वीकार करके कश्यप ने कहा--हें 
भद्े, यदि तुम एक हजार साल तक शुद्धात्मा तथा पवित्र रह सकोगी, तो तुम्हे तीनो लोको को 
जीतनेवाला तथा इन्द्र का अन्त करतवाला पुत्र मभमसे प्राप्त होगा । यो कहकर उन्होने 
अपने कर-कमल से दिति के शरीर का मृदु गति से परिमार्जत कर दिया । उसके पदचात्‌ 
वे तप करने चले गये । 

“उनको चले जाने के बाद दिति 'कुशप्लव' (नामक स्थान में) उम्र तपस्या करने 
चली गई । यह वृत्तान्त जानकर इन्द्र माता दिति के पास शिष्य के रूप में पहुँच गया 
और बडी भक्ति के साथ उनकी पूजा-अर्चना करने के लिए आवश्यक कुश, समिधा, 
फल, कद-मूल, जल आदि वस्तुएं जुटाते हुए सतत उनकी सेवा-परिचर्या करता रहा । दिति 
जब जो वस्तु चाहती, वह उसके सकत-मात्र से ही वह वस्तु वहाँ प्रस्तुत कर देता था । इस 
प्रकार नौ सौ निनन्‍यानवे वर्ष बीत गये । 

“एक दिन दिति अपने मन की बात छिपा नहीं सकी । उन्होने इन्द्र से कहा-- 
हे इन्द्र, मैने तुम्हारे पिता से एक पुत्र की प्रार्थना की थी । एक हजार वर्ष के उपरान्त 
मुझे एक पुत्र होगा, ऐसा वर उन्होने मुझे प्रदान किया है । आज से दस वर्ष के परचात 
तुम्हारे भाई का जन्म होगा । तुम और वह दोनो तीनो लोको का राज्य करोगे और 
यशस्वी बनोंगे । 


; 


बं7्लठकाड 8 
उस दिन मध् जाज्न के समग्र दिति थकावट के कारण अपने केश बिखेरकर (खाट 
पर) पायताने की तरफ सिर श्खकर सो. गई । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुआ और सीचा कि यही मेरे लिए अच्छा अक्सर है । उसने अपनी योग-शक्ति से दिति 
गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्ञायुध से अपने शत्रु-दिशु के खण्ड-खण्ड करने लगा । 
शिक्षु का रुदन सुनकर दिति जाग पड़ी । तब इन्द्र धीरे-धीरे कहने लगा--मा रुद: मा 
रुद: (मत रोओ, मत रोओ) । दिति चिल्लाने लगी--शिक्षु का वध मत करो।' दिति का 
क्रंदन सुनकर इन्द्र गर्भ से बाहर आ गया और हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ 
दिति से कहा--माता, आप मुक्तकेशी होकर पायताने की ओर सिर किये सो रही थीं । 
इससे आपकी पवित्रता में भंग पड़ गया । इसलिए मेने अपने कार्य की सिद्धि के लिए 
आपके गर्म में प्रवेश करने का साहस किया और मेरा नाश करने के लिए उत्पन्न होने- 
वाले गर्भस्थ शिशु के सात खण्ड कर दिये । नन्‍हा शिशु मेरा शत्र था, इसलिए मैंने उसका 
वध किया । हे माता, धर्म का विचार करके आप (मुझे) क्षमा कीजिए ।” इस प्रकार 
इन्द्र दुःख प्रकट करने लगा । 


“इन्द्र को दुःखी देखकर दिति ने कहा--हे स्वर्ग के स्वामी, इसमें तुम्हारा कोई 
दोष नहीं है । सारा दोष मेरा ही है । ये सातों खण्ड मरुत नाम से तेजस्वी बनकर 
उत्पन्न होंगे । तुम उन्हें इच्छानुसार सारे संसार में विचरण करने देना । तुम मेरे इन 
सातों पुत्रों को सप्त मारुतों के गण-नायक बनाना । यही तुमसे मेरी विनती है ।' 


“इन्द्र उनकी प्रार्थना स्वीकार करके इन्धलोक को चला गया । वे सातों शिशु ऋमश: 
इन्द्र की मित्रता प्राप्त करके मरुदगण तथा देवता बन गये । इसी पुण्य-प्रदेश में देवेन्द्र ने 
दिति की परिचर्या की थी । वही पर इद्ष्वाकु नामक राजा ने अपनी रानी अलंबुषा से 
“विशाल” नामक पूत्र उत्पन्न किया था । उस विशाल ने यहाँ विशाला' नामक नगर का 
निर्माण किया । उस विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। उसने सुचन्द्र को, सुचच्ध ने 
धूम्राशव को, धूम्राशव ने सूंजय को, सूंजय ने कुशाइव को, उसने सोमदत्त को, सोमदत्त ने 
ककुत्स्थ को और ककुत्स्थ ने सुमति को जन्म दिया । "वह सुमति अभी इस नगर में रहते 
हुए अत्यन्त धर्म-बुद्ध होकर राज्य कर रहा है । हे अनघ, धर्म तथा वेभवसंपन्न ये राजा 
संसार में बैशालिक' के नाम से विख्यात हे । हम यहाँ आज की रात्रि बितायें और 
प्रातः:काल होते ही राजा को देखने चलेंगे ।* 

वहाँ का राजा सुमति विश्वामित्र के आगमन का समाचार जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
वह अपने पुरोहित तथा बंधु-जनों के साथ नगर के बाहर आया और विधिवत्‌ संयमीन्‍्द्र 
विश्वामित्र की पूजा करके उनसे हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहा--हैे मुनीन्‍्द्र, में आज 
इस पृथ्वी पर धन्य हुआ । मेरा जन्म सार्थक हुआ ।॥' 

परस्पर कुशल-प्रश्वों के पश्चात्‌ सुमति ने विद्वामित्र को संबोधित करके कहा-- 
हैं मुनिनाथ, आपके साथ रहनेवाले असमान रूपवान्‌, विशालबाहु, दिव्य-पराक्रमी, गज कौ 
गतिवाले, सिहे-सम शक्तिशाली, ललित तथा प्रफुल्ल अरविद-सम नेत्रवाले, धनुष तथा करवाल- 
भारी, आकाश जैसे रवि-शशि के संचार से अलंकृत होता है, वैसे ही आपके पदन्यास, को 


5 । 


करे रंगन7थे एयर 


अलंकृत करनेवाले, दर्शकों को दोनों ही सब प्रकार से समान दीखनेवाले ये कुमार कौन है ? 
किसके पृत्र हैं ? कृपया बताइए ।' 

तब विद्वामित्र ने उसे देखकर कहा-- हे राजकुल-चन्द्र, हे सदगुण-सागर, में इनका 
वृत्तान्त तुम्हें सुनाता हैँ, तुम सुनो । सरयू नदी के किनारे कोशल-देश में अयोध्या नामक 
नगर है । उस नगर में अत्यन्त प्रीति से प्रजा का पालन करनेवाले राजा दशरथ राज्य 
करते है । यह उनका श्रेष्ठ पुत्र राम है । यह उसका अनुज लक्ष्मण है । मेरी प्रार्थना 
पर राजा ने यज्ञ-रक्षणार्थ इन दोनों को मेरे साथ भेजा है । मेरे साथ आकर (इन दोनों ने) 
मेरे यज्ञ की रक्षा की; युद्ध में बड़े पराक्रम के साथ सुबाहु का वध किया और 
मारीच को परास्त किया। उसके पश्चात्‌ मिथिला जाने के उद्देश्य से गगा पार करके यहाँ आये है । 
ये राजचन्द्र सू्ये-वंश-तिलक है । उनके सामथ्य की कथा आइचये में डालनेवाली है ।” 

विद्वामित्र के वचन सुनकर राजा सुमति आइचय्ये-चकित हुआ । उसने उन राज- 
कुमारों का आदर-सत्कार किया । उन्होने प्रेम से राजा का आतिथ्य ग्रहण किया । सबने 
रात्रि वहीं बिताई और प्रभात होने पर राजा ने उनको वहाँ से विदा किया । 


२९. गौतम के आश्रम का वृत्तान्त 

(वहाँ से चलकर) मार्ग में चलते-चलते राघव ने गौतम के आश्रम को देखकर 
गाधि-पुत्र को संबोधित करको कहा-- हे मुनीश्वर, ललित पल्‍लवों से युक्त, आमू, कटहल, 
नारंगी, जंबीर, नारिकंल, देवदार, बिजौरी, नींबू, बेल, सुपारी, केला, अज्ञोक, लाख, दाड़िम, 
तेंदू, सेमल, चंदन, कर्पूर, मीठे आम, भिलावाँ, गृग्गुल, आदि पेड़ों सं सुशोभित, सिंधुवार, पुन्नाग, 
मोलसिरी, चमेली, कुंद, कर्पूर आदि पृष्पों की सुगंधि से परिपूर्ण, सवंत्र व्याप्त लौंग तथा 
एला की लताओं से युक्त, सरोवरों से सुशोभित, रम्य पक्षियों के केल-कजन से मुखरित 
यह आश्रम-भूमि आज निर्जन क्‍यों हैं ? इसके पहले कौन मुनि यहाँ तपस्या करते थे ? 
'कैपया बतलाइए । 
' तब मुनि ने कहा--“किसी समय गौतम मुनि अहल्या के साथ इस आश्रम में 
अत्यन्त निष्ठा से घोर तपस्या करते थे । यह देख इन्द्र ने उनकी तपस्या में बाधा डालनी 
चाही । एक दिन उसने मुर्गें के रूप में पर्णशाला के पास पहुँचकर बाँग दी। मुनि (प्रातः- 
“काल 'हो गया समक्कर) अनुष्ठान करने के लिए (नदी-तट पर) चले गये । तब इन्द्र 
गोतम का कूप धारण करके आया और अहल्या को देखकर कहा--अभी रात्रि बहुत 
'बाकी है। है सुन्दरी, यह तुम्हारा ऋतु-काल है । इस समय रति-क्रीड़ा करने की इच्छा 
से ही में आया हूँ ।! इस पर (सारी बातें जानकर) अहल्या ने कहा--'मे जानती हूँ कि 
तुम इन्द्र हो; अंदर चले आओ । यों कहती हुई वह इन्द्र को पर्णशाला में ले गई 
ओर उसके साथ रति-क्रीड़ा की । जब इन्द्र क्रिफक तथा भय से वहाँ से जाने लगा, तभी 
गौतम मुनि वहाँ पहुँच गये । (इन्द्र को देख) उन्होंने शाप दिया--.'रे पापी, क्या यह 
तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा रूप धारण कर मेरी पत्नी से मिलो । इस पाप-कर्म 
“के ,लिए तुम अंडकोश-रहित हो जाओ ।” गौतम का शाप अप्रतिहत होकर उसे लगा और 
'तुरेत उसके अण्डकोश भूमि पर गिर गये । 


ध्श रंग्नएथ एयशयण 


भरे पूर्ण कुंभों, समिधाओं से भरे सुंदर स्थलों, पंक्तियों में सजे हुए दर्भासनो, उचित 
आसनों पर विराजमान तपोनिधि मुनियों, अत्यन्त रमणीय रत्न-पललव तोरणों, सामादि वेदों 
के घोषों, सतत यज्ञ के दर्शनार्थ आनेवाले तपस्वियों, आकाश तक व्याप्त होनेवाला हवन 
का धुआँ, देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियों, पूजाओ को ग्रहण करनेवाले पृण्य 
संयमी (मुनियों) तथा पूजाओ को प्राप्त करने में न थकनेवाले ब्राह्मणों से परिपूर्ण था । 

(गाधि-पुत्र को आया जानकर) जनक महाराज बडे उत्साह से उनके सम्मुख गये, 
मुनिताथ को दंडवत्‌-प्रणाम किया और उन्हें ले जाकर उनकी उचित पूजा की और कुशल- 
प्रदन पूछे। उसके पदचात्‌ वे उस मुनीन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहने लगें--आपके आगमन 
से में परम पवित्र हुआ । मेरा यज्ञ समृद्ध हुआ । इस प्रकार कहने के उपरान्त उस 
मुनीन्द्र के पीछे सुशोभित विशाल वक्षवाले, काकपक्षधारी, महाधनुर्धेर, कोमल शरीरबाले, 
सुभग, यरस्वी, भूमि पर अवतार लिये हुए देवताओं के समान दीखनेवाले दयालु, सतत 
प्रसन्नवदनवाले, भुवन-पावन चरित्रवाले, सूर्य तथा चन्द्र की-सी कान्ति से विलसित, आजानु- 
बाहु, अध्विनीकुमारों के समान दीखनेवाले, अतुल पराक्रमी और कमल-लोचनवाले, राम 
तथा लक्ष्मण को देखकर जनक ने विद्दवामित्र से पूछा--हे महात्मा, ये, धर्नुर्बाणधारी 
तथा चतुर बालक किनके पूत्र है ? ये नव-पललव के सदृश अरुण तथा कोमल चरण-कमल 
यहाँ तक कैसे पैदल आये ?* 

तब विश्वामित्र ने कहा--हे राजन, ये अनघ महाराज दशरथ के पूत्र हे । इन्होंने 
अपनी अमित शक्ति से मेरे यज्ञ की रक्षा की । कृपा करके अहल्या का उद्धार किया 
और आपके घर में रखे हुए शिव-धनु को देखने यहाँ आये हें । मुतीश्वर की इन बातों 
से प्रसन्न होकर जनक ने उन (राजकुमारों) का स्वागत-सत्कार किया । 

फिर गौतम मुनि के शिष्य झतानन्द ने कौशिक को संबोधित करके कहा-- हे 
महात्मा, राघव को अपने साथ ले आकर आपने हम पर बड़ी कृपा की है। इस विश्वप्रभु 
को यहाँ तक ले आने का कार्य किसके लिए संभव था ? राघव के चरण-रज ने मेरी 
माता अहल्या के पापों का शमन, कर दिया । गौतम मुनि के शाप से मुवित प्राप्त कर 
मेरी माता फिर मुनि से मिल गई है । रामचंद्र के चरण की महिमा का वर्णन में किन 
शब्दों में करूँ ?” 


* ३१. विववामित्र की शक्ति का परिचय 


इसके पदुचात्‌ झतानंद ने राम की ओर देख कर कहा-- हे रामचंद्र, सुनते हें कि 
यह पुण्यात्मा कौशिक, इस पृथ्वी पर, आपके अभिभावक हैं । अब आपको किस बात को 
कमी है ? विश्वामित्र की असमान क्षमता का वर्णन करना कठिन हैँ । फिर भी आप 
सुनें । हे दशरथात्मज, कुश नामक मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, कुश ने कुशनाभ को जन्म दिया । 
गाधि उस कुशनाभ के पूत्र थे | ऐसे पवित्र गाधि के ये (विद्वामित्र) पुत्र हैं। ये धर्मे- 
निरत होकर, अमित पराक्रम के साथ पृथ्वी का शासन करते थे । एक दिन विनोदार्थ 
मृगया खेलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ निकले । बहुत समय तक वन में मृगया 
खेलने के पदचात्‌ बहुत ही थके-माँदे होकर वे वसिष्ठ के आश्रम में पहुँचे । वसिष्ठ का 


बालकों 8५ 


आश्रम नाना प्रकार की सुगंधित पुष्प-मंजरियों से तथा विविध प्रकार के फलों से लदे 
वृक्षों से भरा था । पक्षियों का कलरव तथा वेद-घोषों से सारा आश्रम गूंज रहा था । 
उसमें कई सरोवर तथा यज्ञ की वेदियाँ थी । भिन्न-भिन्न जाति के मृग अपने स्वभाव-सुलभ 
वैर को भूलकर वहाँ विचरण कर रहें थे । उनका आश्रम वायु, जल तथा (वक्षों से 
गिरे) ,पांडु-पत्रों पर जीवन व्यतीत करते हुए तप करनेवाले मुनियों, योगियों, पुंगवों, पन्नगों, 
खेचरों, सिद्धों, सुप्वों तथा किन्नरों से युक्त होकर ब्रह्मतोक के समान सुशोभित था । 
विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से वसिष्ठ को प्रणाम किया । उन्होंने आशीर्वाद दिये 
और उचित आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और सुस्वादु फल, मूल आदि 


प्रस्तुत किये । 

“विश्वामित्र ने उन सबको ग्रहण करते हुए हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ 
पूछा-- है अनघात्मा ! लोकहितार्थ चलनेवाले आपके तप तथा हवन आदि अच्छी तरह 
हो रहे हे न ? आप, आपके शिष्य और आश्रम के सभी व्यक्त प्रसन्न तो हें ?' 

“तब वसिष्ठ ने कहा--हम सब प्रसन्न हे । आप नीति-युक्त हो राज्य कर 

हँ न? स्नेह के साथ अपने भृत्यों का पालन करते है न ? राज्य के सभी अंगों का 
( उचित रीति से ) पय॑व्रेक्षण कर रहे हैं न ? आक्रमण करनेवाले शत्रुओ को आप 
पराजित कर तो रहे है न ? आप स्वयं सकुशल तो हे ? आपके पुत्र और पत्नियाँ 
कुशल से हँन ?' 

“तब कौशिक ने वसिष्ठ से कहा--महात्मा, आपकी कृपा से हम सब कुशल-मंगल 
से हैं ।। तब वसिष्ठ ने कहा--राजन्‌ में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे यहाँ 
भोजन करके यहाँ से जायें ।” 

“कौशिक ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया । वसिष्ठ ने विश्वामित्र तथा उनकी 
सेना को भोजन देने के उद्दश्य से अपनी काम-घेनु का स्मरण करके उससे प्रार्थना की कि 
राजा तथा उनकी सेना को विविध मिष्ठान्न तथा भोजन से दृप्त करना है । इसके लिए 
आवश्यक वस्तुओं का तुम प्रबंध करो । म 

“तब कामधेन्‌ विभिन्न प्रकार के भात, शाक, मिष्टान्न, अचार, विविध फल, खीर, 
मक्खन, चीनी, ताजा घी, कई प्रकार के मद्य और मांस आदि से युक्त बढ़िया भोजन का 
प्रबंध किया । जिसकी जो इच्छा होती, वह उसे विना माँगे ही मिल जाता था । 
गाधेय तथा उनके सेनिक भर-पेट भोजन करके संतुष्ट हुए । ह 


“इसके पश्चात्‌ गाधि-पुत्र ने मन में सोचा कि इस कामधेनु को किसी भी तरह 
मृनि से ले लेना चाहिए । वे मुनि के पास जाकर बोलें--हे मुनिवर, में आपको एक 
लाख अदृव, एक लाख हाथी, एक लाख गायें और कई हजार मणियाँ दूँगा । आप 
यह गाय मृझे दे दें ।! इस पर मुनि अत्यन्त दुःखी होकर बोले--हे राजन, यह गाय मेरा 
जीवन है, मेरा प्राण है, मेरी तपस्या का साधन है । हव्य-कव्य तथा अतिथि-सत्कार इसी 
गाय के कारण विना विध्न के संपन्न होते हैं । अतः इस पृण्य-धेनु को में तुम्हें दे नहीं 
सकता ।॥' 


9६ रंग्न/थ एमायण 


“तब महाबली विश्वामित्र क्रोध में आकर बोले--में आपसे यह गाय देने की प्रार्थना 
क्यों करूँ ?' यह कहकर उन्होंने अपने हजारों सेवकों की सहायता से बलातू उस गाय को 
पकड़कर ले जाने का प्रयत्न किया । तब उस गाय ने उनके पीछे न जाकर मुनिपुंगव को 
देखकर कहा--हे अनघ, वसिष्ठ, हे संयमीन्द्र | कौशिक (अपने बल के) मद में मुझे 
बलात्‌ ले जाने का यत्न कर रहा है। हाय! आप दुर्वार होते हुए भी उसे रोकते क्‍यों 
नहीं ? निर्विरोध मुझे उसके हाथों में सौंपना, कया आपको उचित जँचता है ? हे 
अनघात्मा ! मेने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया हैं; फिर भी मेरी उपेक्षा करना 
क्या आपके लिए उचित है ?' 

'धेनु की बातें सुनकर वसिष्ठ दयाद्वंचित्त होकर कहने लगे--मै तुम्हें क्यों छोड़ने 
लगा ? राजा अपने भुज-बल से बलात्‌ तुम्हें ले जा रहे हैं । यदि क्षत्रिय उदृण्ड हो 
जायें, तो ब्राह्मण उनका निवारण किस प्रकार कर सकते हें? यह गाधि-पुत्र इस पृथ्वी के 
अधीश्वर हैं । इनके पास अक्षौहिणी सेना है । में इन्हें कैसे जीत सकूँगा ?' 

“तब घेनु ने मूनि से कहा--हे मृनिनाथ ! संसार में ब्राह्मण-तेज, क्षत्रिय के तेज 
से अधिक बलवान्‌ होता है; इसलिए मे यह बात जानती हूँ कि कौशिक किसी भी दशा में 
आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता । आप मुझे आज्ञा दीजिए, में इसकी सारी सेना को 
एक ओर से नष्ट कर दूँगी ।! तब वसिष्ठ ने गाय से कहा--अच्छा, तो तुम सेना 
उत्पन्न करके (राजा की सेना का) नाश करो | 

“वसिष्ठ की आज्ञा मिलते ही धेनु ने हुंकार भरी । उसके हुंकार भरते ही उसके 
कान, पूंछ, दाँत, रोम, खुर, जॉघ, आँख, घुटने, श्वास, गलकंबल, और रोम-कूपों 
से भयंकर आकारवाले असंख्य किरात, पल्‍लव, काम्भोज तथा यवन वीर उत्पन्न हुए। वे 
प्रचण्ड विक्रमी, अद्भुत आकार तथा विचित्र आयुध धारण किये हुए थे । उनके नेत्र और 
हुकार अनोखे ढंग के थे । योद्धाओं का वह समूह हाथी तथा अहवों पर (आरूढ होकर) 
विश्वामित्र की सेना का संहार करने लगा यह देखकर विदा्वामित्र के पुत्र विविध आयुधों 
से सुसज्जित होकर वसिष्ठ का वध करने आये । किक्तु धेनु के हुंकार-मात्र से भस्म 
हो गये । न 

“अतुल पराक्रमी वीरों से पूर्ण अपनी सेना को मृत्यु का ग्रास बनते देखकर तथा 
अपने सो वीर पुत्रों की मृत्यु का विचार करके विद्वामित्र दुःख तथा शोक से संतप्त हो उठे । 
वे अपने एक पूत्र को अपना राज्य सॉंपकर तप करने के लिए हिमालय में चले गये । 
वहाँ उन्होंने जल में खड़े रहकर त्रिपुरांक (शिव ) के प्रति घोर तपस्या की । 
शिवजी प्रत्यक्ष हुए और विश्वामित्र ने उनसे विविध दिव्यास्त्र प्राप्त किये । 


“इसके परचात्‌ विश्वामित्र बड़ी ज्ीघत्रता से वसिष्ठाश्रम के पास आये और (उस 
आश्रम पर) आग्नेय बाण चलाने लगे । उनके बाणों के तेज से वसिष्ठ के आश्रम में 
अग्नि की ज्वालाएँ फंल गई । यह देखकर वसिष्ठ, काल-दंड लिये हुए यमराज के समान 
क्रोधोन्मत्त हो अपने हाथ में अधारी लिये हुए बाहर आये और बोले--हे पापी, हे विश्वा- 
मित्र, क्या इस प्रकार कहीं पुण्य-भूमि तपोवन को जलाया जाता हैँ ? तुम्हारी शक्ति कितनी है, 
और मेरी शक्ति कितनी ? (क्या इसका भी तुम्हें ज्ञान है ?)' 


ढे/लकेस्‍डें 9७ 

#तब अत्यधिक क्रोध से उन्मत्त होकर कौशिक ने उनपर, रौद्वास्त्र, पशुपतास्त्र, शक्ति- 

मान, वज्ज, ब्रह्मपाश, पैशाचास्त्र, काल-पाश, विष्णु-चक्र, कालचक्र, वारुणास्त्र, गांधर्वास्त्र , वायव्यास्त्र 
आदि कई शक्तिशाली अस्त्रों को चलाया । किन्तु वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की सहायता 
से उन सबको व्यर्थ कर दिया । इन शास्त्रों से केवल अग्नि-कण बिखर जाते थे । इससे 
और भी कुद्ध होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसे वसिष्ठ पर चलाया। 
(यह देखकर) सब देवता, संयमी, गंधवे, पन्नग, भूत, दिक्‍्पाल, सभी नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, 
चन्द्र और समस्त लोक क्षुब्ध हो उठे । सभी दिशाएँ प्रज्वलित होने लगी । सारे ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त होकर प्रचण्ड वेग से ब्रह्मा-दण्डकी शक्ति का अतिक्रमण करके उस ब्रह्मास्त्र को 
अपनी ओर आते देखकर ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्वार उस अस्त्र को वर्सिष्ठ ने 
सहज ही पकड़कर निगल लिया । वस्सिष्ठ की मूृत्ति प्रभापुज ब्रह्म-तेज से दीप्त हो उठी । 
उनके रोम-रोम से अनेक बाण, ज्वाला उगलते हुए, निकले और विश्वामित्र को जलाने लगे। 
यह देखकर कौशिक अधीर हो उठे; उनकी सारी शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई । वे सोचते 
लगे कि इस एक ब्रह्मदण्ड के कारण मरे सभो श्रेष्ठ अस्त्र-समूह व्यर्थ हो गये । इनका 


ष्ये 


( वसिष्ठ का ) ब्रह्म-तेज अत्रस्त तथा अचल है । क्षेत्रिय-तज ( इसके आगे ) किस 
काम का ? 

“इस प्रकार परास्त होने के परचात्‌ विश्वामित्र अपनी धर्मंपत्नी के साथ (दक्षिण की 
ओर जाकर) घोर तप करने लगे । इसी समय उन्होंने दुष्यंद, मधुष्यंद, दूढ़नेत्र तथा 
महारथ नामक चार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त किये । अविचल निष्ठा के साथ कई वर्षों तक 
तपस्या करने के उपरान्त ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शंत दिया और 
बोले--है अनघ, मे तुम्हारे तप से संतुष्ट हुआ । जाओ, में तुम्हें राजर्षि का पद देता हूँ ।' 

“गाधेय अत्यन्त विनम्‌ होकर बोले--इतने दिनों तक घोर तपस्या करते के बाद 
भी में ब्रह्मषिं नहीं बन सका । मेरा उग्र तप विफल हो गया है । में राजर्षि का पद नहीं 
चाहता । यह कहकर वे पुनः घोर तपस्या में निरत हो गये । 

“इसी समय इक्ष्वाकु-वंश के त्रिशंकु नामक यशास्वी राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने के 
लिए यज्ञ करना चाहा । उसने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ को बुलावा भेजा और अत्यन्त विनय 
से उनसे कहा--हे अनघ, सशरीर स्व में जाने के निमित्त आप मुझसे एक यज्ञ कराने 
की कंपा कीजिए । आप (इसके लिए) मुन्रियों को यहाँ बुला भेजिए । क्षब वसिष्ठ ने 
कहा-- है राजन्‌, पृथ्वी के निवासियों का सशरीर स्व में जाना असंभव हैं । 

“इसके पश्चात्‌ राजा दक्षिण दिशा में घोर निष्ठा से तपदरचर्या में लीन वसिष्ठ के 
पुत्र के पास गया और प्रणाम करके कहा--महात्मा, सशरीर स्वर्ग में पहुँचने के निमित्त 
आप मुभसे एक यज्ञ कराइए । तब उन्होंने कहा--अगर वसिष्ठजी इस प्रकार का यज्ञ 
कराने का आदेश दें, तो में अवश्य ऐसा यज्ञ कराऊँगा । तब राजा ने कहा--हे मुनि, 
वसिष्ठ मुनि ने तो कहा है कि ऐसा यज्ञ कोई राजा कर ही नहीं सकता । इसीलिए तो 
में आपकी शरण में आया हूँ । आप मुझपर कृपा करके म्‌ृभसे ऐसा यज्ञ कराइए । 
पुरोहित ही. तो राजाओं के लिए धर्म-साधक होते है ।' 


क५ रंगनोॉप रामायण 


“दृसपर वसिष्ठ के पुत्र ने कहा-- राजन, तुम्हारे-जैसे दुमंतियों के अतिरिक्त दूसरा 
कोई निर्मल चित्तवाला व्यक्ति ऐसे यज्ञ की बात सोच भी सकता है ? मुनिनपुत्र के यह 
कहने पर राजा ने उपेक्षा से कहा--आपके पिता ने यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है 
और आप भी अस्वीकार करते हे । मेरं हित की चिता न करनेवालों से अब मेरा क्‍या 
संबध ? मे किसी और से यह यज्ञ कराऊँंगा ।' 

“तब रुष्ट होकर उस पुण्यात्मा ने कहा--तुम चांडाल हो जाओ । तुरंत राजा का 
रूप ऐसा विक्वत हो गया, मानों उसका दीप्तिमान्‌ तेज वासिष्ठ की क्रोधाग्ति से भस्म हो 
गया हो । उसका शरीर काला हो गया । उसके शरीर पर के वस्त्र काले हो गये । उसके 
केश बिखर गये । उसका रूप इतना मलिन हो गया, मानों उसके स्परश॑-मात्र से दूसरा भी 
मलित हो जायगा । उसके दारीर पर रहनेवाले कान्तिमानू मणिमय स्वर्णाभरण लोहबत 


हो गये । उसके रूप, रंग, वाणी आदि चांडाल-जाति के अनुरूप हो गये । 


“इस प्रकार राजा को भयंकर चांडाल-हूप धारण किये हुए देखकर नागरिक, सेवक, 
अमात्य तथा बंघु-वर्ग ने उसे त्याग दिया । तब राजा अत्यन्त भयभीत होकर लोगों (के 
मार्ग) से बचता हुआ अपने-आपको छिपाता हुआ धीरे-धीरे महातेजस्वी विश्वामित्र 
मुनि के पास जा पहुँचा । उसे देखकर गाघि-पुत्र का हृदय दया से उमड़ आया । बे 
बोले-- अयोध्या का शासन करनेवाले, तुम्हें यह चाण्डालत्व कैसे प्राप्त हुआ ?' 

भतब राजा ने हाथ जोड़कर कहा--हे महात्मा, मेने वसिष्ठ से सदशरीर स्वर्ग- 
गमन का यज्ञ कराने की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके पुत्र ने 
कहा कि जब वसिष्ठ की ऐसी सम्मति हैँ, तब यज्ञ हो नहीं सकता । इसपर मेने दूसरों 
से यज्ञ संपन्न करवा लेने का विचार प्रकट किया, तो अत्यन्त कुद्ध होकर उन्होंने मुझे चाण्डाल 
बन जाने का शाप दिया । इसी कारण मुझे यह रूप मिला है। मेने जो ग्रज्ञ करने 
का संकल्प किया है, उसे अवश्य पूरा करूँगा । विपत्ति में भी में असत्य नहीं बोलता । 
भविष्य में भी किसी भी प्रकार से में सत्य का पालन करूँगा । मेने अबतक कितने ही 
यज्ञ किये, कितने ही प्र्म-संबंधी कार्य किये और सुख-समृद्धि प्राप्त की । मेने गरुओं 
प्रार्थना की, परन्तु उनकी कृपा न रहने से यह धर्म-कार्य पूर्ण नहीं हो सका । देव-बल 
अभाव में पुरुषार्थ में भी दोष आ जाता है । हे अनघ, आप मेरे लिए ईइवर-तुल्य हैं । 
किसी भी प्रकार आप मेरी रक्षा कीजिए ।' 


“तब विश्वामित्र ने उसे देखकर कहा--हे राजनू, अब तुम दुःख मत करो । तुम्हें 

दीन जानकर में त्रिकरण शुद्धि (पवित्र मन, वचन एवं शरीर) से तुम्हें शरण दे 'रहा ह। 

मुनियों को बुलाकर तुमसे यज्ञ कराऊंगा और तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज॑गा, जिससे तुम्हारी 

प्रतिज्ञा भूठी न हो । में तुम्हें पवित्र बनाऊंगा ।' इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने शिष्यों 

से कहा--तुम लोग तुरंत जाओ और त्रिशंकु के यज्ञ के लिए ऋत्तविजों तथा मतनियों को 
लेकर शोघत्र आओ | 

सभी शिष्य तुरंत गये और श्रेष्ठ मुनियों को साथ लिये हुए क्श्वामित्र के पास 

आकर बोले--हे अनघात्मा, हम सभी मुनियों को बड़ी प्रसन्नता से ले आये हैं। वसिष्ठ के 


से 
के 


बालकाड && 


आश्रम के मुन्रियों के अतिरिक्त शेष सभी मुनि आ गये हे । वसिष्ठ के पुत्रों ने जो 
जो अपशब्द कहे, उन्हें सुन लीजिए। उन्होने कहा--“यह कितने आइचय॑ की बात है कि यज्ञ 
करानेवाला एक राजा हैं और यज्ञकर्ता एक चांडाल ! भला चांडाल के यज्ञ में भाग लेने- 
वाले मुनि किस प्रकार वहाँ भोजन करेंगे ? देवता अपने ह॒विर्भाग लेने किस मूँह से 
आयेंगे ? विद्वामित्र की शरण प्राप्त करने-मात्र से कही नर स्वर्ग-लोक प्राप्त कर सकेगा ? 

“इन बातों को सुनकर विश्वामित्र क्रोध से जल उठे । बोले--अत्यंतः निष्ठा के साथ 
तपस्या करनेवाले मुझे, अपशब्द कहनेवाले सभी पापी संसार में सात सौ वर्ष तक राक्षस- 
भाव धारण किये हुए, मानव तथा कुत्तों का मांस खाते हुए, नीच होकर रहेंगे । द्प॑ से 
मेरी निदां करनेवाला वह महात्मा पृथ्वी पर निषाद होकर जन्म लेगा ।” इस प्रकार, शाप 
देकर संयमी मुनियों को देखकर उन्होंने कहा--हे मुनियो, ये राजा त्रिशंकु उच्चकुलीन, 
कीत्तिमानू, धर्मज्ष तथा सत्यनिष्ठ है । इसलिए इनसे आप यज्ञ कराइए, जिससे ये शरीर के 
सांथ इंद्रपुरी को जा सकें ।' 

“ऋषि के वचत सुनकर वे सभी मुनि परस्पर यों विचार करने लंगे--यदि हम 
गांधि-पुत्र के बचनों को टाल दें, तो वे क्रोध में आकर हमें घोर श्ञाप देंगे । अतः उनके 
कहें अनूसार हम राजा से यज्ञ करायेंगे । यों सोचकर सभी मूनि यज्ञ-कर्म में लग गये । 
विश्वामित्र ऋत्विक्‌ बने और मंत्रों के उचारण के साथ उन्होंने यज्ञ-भाग लेने के लिए 
देवताओं का आह्वान किया । देवताओं ने उच्च स्वर में कहा कि हम नहीं आयेंगे । 


“तब क्रोधाग्नि से भभकते हुए, कुश की पवित्री हाथ में लिये हुए, खुबा उठाकर 
कौंशिक ने कहा--हे त्रिशंकु यदि मेने बाल्यावस्था से नियमों का पालन करते हुए तप 
किया. हो, तो तुम सदरीर स्वर्गलोक में पहुँच जाओगे । अब तुम जाओ ।' 

“इसपर त्रिशकु स्वर्ग में पहुँच गया । किन्तु (वहाँ जाने पर) इन्द्र ने कहा--तुम 
चाण्डाल हो, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे । और उसने त्रिशंक्‌ को स्वर्ग से नीचे ढकेल 
दिया । 

“त्रिशंक्‌ सिर के बल नीचे की ओर गिरते हुए चिल्लाने लगा--है विश्वामित्र, 
मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए । तब विद्वामित्र का हृदय दया से भर गया । 
उन्होंने कहा--हे राजन, तुम आकाझञ्य में ही ठहर जाओ ।” यों कहकर उन्होंने त्रिशंकु 
को आकाश में ही ठहरा दिया और बड़े कोष में आकर इन्द्र से प्रतिरीध लैंने के उद्देश्य 
से उन्होंने दक्षिण दिशा में अपर स्वगें का निर्माण किया । उसमें उन्होंने (नये) सप्त 
ऋषियों तथा नक्षत्रों का संजंन किया । इतना ही नही, वे उस स्वर्ग में दूसरे देवताओं 
तथा अपर इंद्र को भी उत्पन्न करने का संकल्प मन-ही-मन करने लगे । 


हक. 


“यह संमाचार मिलते हीं सभी मृनि तथा देवता विद्वामित्र के पास आकर बोले-- 
हे मुनिनाथ, यह त्रिशंकु गुरु के शाप से पीड़ित है। यह स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है ।' 
इस पर. विद्वामित्र ने कहा--हे देवताओं मेंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन 
दिया है । मेरा वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस राजा को इसी स्वर में रहने दो । 
जबतक यह संसार रहेगा, ये नक्षत्र, देवलोक से भी ऊपर आसमान में तेज से प्रकाश- 

७ 


५0 रंग्न/थ एयायण 


मान रहेंगे । उन नक्षत्रों के बीच त्रिशंकु को इसी दशा में (सिर नीचा किये) देवताओं 
के समान रहने दो और पुण्यात्मा तथा यशस्वी बनने दो ।' इस व्यवस्था को स्वीकार कर 
मुनि तथा देवता विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थान को लौट गये । 


“तब विश्वामित्र ने (अपने आश्रम के) मुनियो को देखकर कहा--यह स्थान अब 
तपस्या के लिए उपयुक्त नहीं है । यहाँ अब लोगो की भीड़ एकत्र होने लगी है । अतः 
हम यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जायेगे । यों कहकर वे उस स्थान को छोड़कर (परद्चिम 
दिशा में) विशाला के निकट पुष्कर-तीर्थ में जा पहुँचे । वहाँ केवल जल और फल का 
ही आहार करते हुए बहुत वर्ष तक वे तपस्या करते रहे । 

“उस समय अयोध्या के राजा, मन्मथ के समान रूपवान्‌ अंबरीष ने एक यज्ञ करने 
का निरचय किया । उस यज्ञाइव को इच्द् ने चुरा लिया । राजा ने यज्ञाश्व को कई 
स्थानों में ढूंढा, किन्तु अछ्व के न मिलने से उसके प्रायश्तचित्त-स्वरूप विधि पूरी करने के 
निमित्त नर-पशु की माँग करते हुए वह कई आश्रमों में गया । निदान भुृगृतुग में अत्यंत 
तपोनिष्ठा में संलग्न रुचि नामक मुनि के पास पहुँचकर राजा ने मूनि को- प्रणाम करके 
कहा-- है करुणानिधि, मेने यज्ञ करने का यत्न किया था, किन्तु यज्ञाश्व कहीं खो गया है । 
आप कृपया अपने एक पुत्र को यज्ञ-पक्ष के रूप में मुझे दें। उसके बदले में एक लाख 
गायें में आपको दूँगा । तब मुत्ति ने कहा--में अपने जेष्ठ पृत्र से अत्यधिक स्नेह रखता हूँ, 
इसलिए में उसको नहीं दे सकता । तब मुनिपत्नी ने कहा--मे कनिष्ठ को बहुत 
चाहती हूँ । में उसे दे नहीं सकती ।” उन दोनों की बातें सुनकर शुनःशेप ने राजा से 
कहा-- ज़्येष्ठ पुत्र को मेरे पिता चाहते है और कनिष्ठ पुत्र को मेरी माता चाहती हैं । 
अत: उनकी बात छोड़ दीजिए, में आप के साथ चलूँगा । इसके लिए आप मेरे माता- 
पिता को सहल्न गायें दीजिए । राजा ने वेसा ही किया और शुनःशेप को रथ पर बिठा- 
कर शीघ्र वहाँ से चल दिया । 

“इस प्रकार राजा शुनःशेप को साथ लेकर पुष्कर-प्रदेश में स्थित आश्रम मेँ पहुँचा । 
वहाँ अमित तपोनिष्ठा में लीन, अष्चल रीति से तपस्या करनेवाले अपने मामा विद्वामित्र 
को देखकर शुनःशेप ने उनको प्रणाम किया और कहा--हे अनघ, मेरे माता-पिता ने मे 
इस राजा को यज्ञ-पद्मु के रूप में बेच दिया है । आप कृपया इस राजा के यज्ञ को सफल 
बनाकर में क्राणों की रक्षा कीजिए। आज आप ही मेरे माता, पिता, गुरु और बंध हे । 

“इस प्रकार अत्यंत दीन होकर जब शुनःशेप, ने कहा, तब विश्वामित्र ने अपने पुत्रों 
को संबोधित करके कहा--पृण्यात्मा लोग परलोक में सुगति प्राप्त करने के लिए ही पुत्र 
उत्पन्न करते हे । इस बालक ने मेरी शरण ली है, इसलिए इसकी प्राण-रक्षा करना ही 
अब मेरे लिए स्वर्ग है । यह मेरा भानजा तुम लोग इसकी रक्षा करो और तुममें से 
कोई सके लिए अपने प्राण दो । 

'मुनि-पुत्रों में से कोई भी उनका आदेश पालन करने के लिए सचन्नद्ध नहीं हुआ, तब 
अत्यंत क्रुद्ध होकर मुनि ने उन्हें शाप दिया--तुम एक हजार वर्ष तक कूत्ते का मांस 
खाते हुए दुःख भोगों 


ब/लकाड 4९९ 


“इसके पश्चात्‌ विद्वामित्र ने उस शुनःोय को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर 
कहा--म तुम्हें दो मंत्र देता है । तुम सतत उनका जप करते रहो । वे (मंत्र) तुम्हारी 
रक्षा करेंगे और अंबरीष का यज्ञ भी सफल हो जायगा ।' यों कहते हुए उन्होंने उसे दो 
मंत्रों का उपदेश किया । 


“दूसरे दित राजा अपनी यज्ञ-भूमि में पहुँच गया। उसने उस निर्मल आत्मा (शुनः- 
शेप) की पूजा आदि करके उसे यूपकाष्ठ से बाँध दिया । तब वह मुनि-पुत्र अत्यंत शांत 
तथा निशचल चित्त से उन मंत्रों का जप करने लगा । तब देवेन्द्र ने वहाँ आकर अंबरीष 
का यज्ञ सफल बनाया तथा रुचि मुनि के पुत्र को चिरजीबवी बनाकर देवताओं के साथ 
(अपने लोक में) चला गया । 


“एक हजार वर्ष तक घोर तप करने के उपरान्त ब्रह्मा ने विश्वामित्र को दर्शन दिये, 
और बोले--तुम्हारी तपरया सफल हुईं । तुम्हें ऋषित्व प्राप्त हो गया ।' 

“उनके चले जाने के पदचात्‌ भी विद्वामित्र अत्यंत निष्ठा के साथ तपस्या करने 
में ही संलग्न रहे । तब कामरूप धारण करने में चतुर, कामदेव का कमनीय बाण ही 
अप्सरा के रूप में प्रकट हुआ हो, ऐसा दिखाई देनेवाला ललित यौवन-कला-विलास से युक्त 
मेनका (अप्सरा) जलक्रीड़ा करके वहाँ आई । उसका जूडा शिथिल हो रहा था । मनोहर 
नेत्र, स्तिग्घ कपोल, मंत्रमुग्ध करनेवाला मुख, माणिक्य के-से ओंठ, मधुर-मंद मुस्कान, स्वर्ण 
कलश के समान कुच, सोलहों कलाओं से परिपूर्ण काति, स्वर्ण-चूर्ण भरनेवाले बाहुमूल, 
ललित रोमराजि, सिंह की-सी कटि, पुन्नाग के पुष्प के सदृश नाभि, गुरु नितंब, तथा काम- 
विकारों को उद्दोपन करनेवाले उरुभाग से युक्त वह सुदरी विश्वामित्र के सामने उपस्थित हुई । 
अपने गरीर की कांति को विकीर्ण करनेवाली उस अप्सरा को देखकर ' विश्वामित्र 
में काम-वासना प्रबल हो उठी । उन्होंने अपने ध्यान, मौन-त्रत तथा तपस्या को तिलांजदि 
देते हुए कहा--हे सुंदरी, तुम मेरे साथ रतिक्रीड़ा में अनुरक्त हो जाओ ।” उनका आदेश 
स्वीकार करके मेनका ने दस वर्ष तक उस मुनि को रति-क्रीड़ा से परितृप्त किया । तब 
विद्वामित्र ने मन-ही-मन विचार करके जान ४ िया कि मेरे तप में विध्न डालने 
के लिए ही देवताओं ने इस सुंदर रमणी को भेजा है । इसलिए उन्होंने उस कामिनी को 
देवलोक में भेज दिया और कामदेव को जीतने का विचार करके आप उत्तर पव॑त में 
कौशिकी नदी के तट पर निवास करते हुए एक सहख्र वर्ष तक बड़ी निष्ठा से घोर तपस्या 
करते रहें । उनके कठोर तप से देवता भीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले-- 
हैं कमलासन, विश्वामित्र अब आपसे महर्षि मान लिये जाने की अहुँता (योग्यता) रखते हैं । 
ब्रह्मा भी विद्वामित्र के तप से संतुष्ट हुए और कौशिक के पास जाकर बोले--हे 
मुनि आज से तुम संसार में महर्षि के रूप में विख्यात होगे । तब मुनिनाथ कौद्निक ने 
कहा-- है कमलासन, जबतक आप संतृप्त होकर मुझे ब्रह्मषिं घोषित नही करेंगे, तबतक 
में तपस्या करता ही रहँँगा ।” ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा ही करो” और वे अपने लोक को 
चले गय । विद्वामित्र ने संकल्प कर लिया कि मैं ब्रह्मा को संतृप्त करके ब्रह्मषिं का पद 
अवश्य प्राप्त करूँगा । इस प्रकार दृढ़ निश्वय करके वे अन्न-जल त्यागकर >ऊद्ध्वेबाह हो, 


क्र रंगन/थ एयश/यण 


हक 


वायु-भक्षण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में, आश्रम के बाहर, तथा जाड़े में जल-कुंडों में खड़े 
रहकर अत्यंत उम्र तप करने लगे । 

“इस प्रकार एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन इन्द्र ने रंभा को देखकर 
कहा--हे सुंदरी, मे तुमसे एक ऐसा काये कहूँगा, जिसमें देवताओं का हित निहित है । 
किसी तरह तुम कौशिक को काम-पीड़ित करके उनके तप में विध्न डालो । तब रंभा ने 
कहा-- हे देव, कौशिक कोध में मुझे शाप दे देंगे । इसीका मुझे भय होता है । 
ऐसे उग्र तप में लीन उस मुनि के पास पहुँचना क्‍या मेरे लिए संभव है ? हे शचीनाथ, 
में आपसे क्षमा चाहती हूँ । में ऐसे महामूखें की तरफ आँख उठाकर भी नही देख सकती; 
आपके चरणों का सौगंध खाकर कहती हूँ । ऐसा मूर्ख कौन होगा, जो जान-बूककर आग में 
कद पड़े १?” 


किक 


यह सुनकर इन्द्र ने कहा--यदि तुम्हें इतना भय है, तो मन्मथ और वसंत भी 
तुम्हारे साथ जायेंगे, तुम जाओ ।' इन्द्र की इच्छा की अवहेलना न कर सकने के कारण वह 
सुंदरी, मन्मथ तथा वसंत की सहायता से कीर, कोकिल से युक्त हो, मयूर तथा सारिकाओं 
को साथ लेकर अपनी सखियों के साथ उस तपोवन में गई, जहाँ गाधि-पुत्र तप कर रहे थे । 
वहाँ पहुँचकर रंभा मनोहर गति से लास्य करने लगी । कौशिक कुद्ध होकर बोले-- 
है पद्ममुखी, तुम दस हजार वर्ष तक पाषाण बनकर पड़ी रहो । उसके बाद एक श्रेष्ठ 
तपोनिधि ब्राह्मण के द्वारा तुम्हारा शाप-मोचन होगा ।' 


“मुनि के शाप देते ही रंभा पाषाण बन गईं । मन्‍्मथ भीत होकर वहाँ से भाग गया । 
शाप देने के कारण गा६धि-पुत्र ने देखा कि उनके तप का एक भाग नष्ट हो गया है । 
उन्होंने सोचा पहले काम-वासना के कारण मेरा तप नष्ट हो गया था और अब क्रोध 
से मैंने अपनी तपस्या खो दी । इस प्रकार चिंतित होकर उन्होंने काम तथा क्रोध दोनों 
का त्यागकर निराहार तथा जितेन्द्रिय हो एक हजार वर्ष तक तप किया । ब्रह्मा उनपर 
बहुत प्रसन्न हुए । (तब विश्वामित्र ने) ब्रह्मषिं कहलाने की अदम्य इच्छा लिये उत्तर दिद्या 
को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया और वहाँ इन्द्र के असंख्य विध्नों से विचलित 
न होते हुए अटल भाव से तप किया । उसके पच्चातू सिद्धाश्रम में पहुँचकर वहीं घोर 
तप करते हुए रहने लगे । 

“इस प्रकार श्रेष्ठ तपोनिष्ठा में एक सहख्न वर्ष बीत गये । चिदववामित्र तपस्या की 
पूत्ति के पश्चात्‌ पारण करने के लिए नीवार-धान्य एकत्र करके ले आये, उसे पकाया 
और देवताओं को अपंण करने के उपरांत भोजन करने ही वाले थे कि छल्द्र एक बूढ़े 
अहाण का रूप धरकर वहाँ आया और भोजन माँगा। विद्वामित्र ने सारा भोजन उस 
ब्राह्मण को दे दिया । इन्द्र ने विना एक दाता छोड़े सब खा लिया । इस पर 


0७. 


विश्वामित्र फिर एक हजार साल तक अविचल निष्दा से तपस्या करते रहें । 


“इस घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके सिर से ध्रुआँ निकलकर सारे लोक में फंल 
गया । सभी समुद्र क्षुब्ध हो गये । पृथ्वी काँपने लगी । कुलपर्व॑त थर्रा उठे । दिशाएँ 


किक 


उलक गईं । अमर, गंधर्व तथा सभी मुनि ब्रह्मा के पास जाकर बोलें--हे कमलमभर्े, 


कालकोड ५३ 


कौशिक बड़े उत्साह से उम्र तपकर रहें हैं। उनका मनोरथ पूर्ण करके भ्रदि उनक्री तपस्या 
को बंद नहीं करायेंगे, तो उस पुण्यात्मा विद्वामित्र के तप से उत्पन्न अग्नि से सभी लोक 
भस्म हो जायेंगे । 

“उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा उनको साथ लिये हुए विद्वामित्र के पास आये और 
बोले--है कौशिक सुनो । अब इस उग्र तप की आवश्यकता नहीं है । आज से तुम 
ब्रद्यर्षि हो गये ।* 

“तब कौशिक ने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखकर बड़ी भक्ति तथा आइ्चयें के साथ 
कहा--यदि मैंने सच ही ब्रह्मषिं का पद प्राप्त कर लिया है,तो ब्रह्मा के पृत्र, चिर- 
पुण्यात्मा, लोक-पावन वसिष्ठ आकर मुझे ब्रह्मषिं कहें । तभी में विश्वास करूँगा । 

“तब ब्रह्मा तथा देवताओं की प्राथंना पर वसिष्ठ वहाँ आये और बोले--- अपने 
उम्र तप से तुम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमें कोई संदेह नहीं है । वृम प्रसन्न होकर जा सकते हो ।' 
तब विश्वामित्र ने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ की पूजा की । सभी देवता विश्वामित्र को आशीर्वाद 
देकर देवलोक को चले गये । 

“विश्वामित्र की महिमा इन अद्भुत कार्यों से आपको विदित होगी ।* 

शतानंद के इस प्रकार कहने पर राम, लक्ष्मण, जनक तथा उनके सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए 
(इतने में) सूर्यास्त हुआ, मानो सूर्य रसातल में यह समाचार देते जा रहा हो कि कल राघव जनक 
के निवास में रखे हुए शिव-धनुृष को तोड़कर सीता का पाणि-ग्रहण करेंगे । 


89. 


जनक को विदा करके गाधि-पुत्र ने राम तथा लक्ष्मण के साथ अपने निवास में 
बड़े आनंद से रात बिताई । सूर्योदय होते ही स्वान, पूजा आदि से निवृत्त होकर 
विश्वामित्र राम के साथ जनक के यहाँ गये और बोले--हे जनक, कोटिसूयं-प्भा-समच्वित, 
पुष्य-चरित, अनन्य-गोचर तथा विश्वमूत्ति आपके यहाँ स्थित शिव-धनुष के दर्शनार्थ आये है । 
आप कृपया उस धनुष को मंगावें ।' 


३२. शिव-धनुष का वृत्तांत 

तब जनक बड़े आइचय-चकित होकर बोले--*“ है नियतात्मा, शिवजी ने अंधकासुर, 
भस्मासुर आदि राक्षसों को इसी धनुष से मारा था । पूर्व काल में उसी धनुष से उन्होंने 
भयंकर राक्षसों का संहार किया था । झंकर ने अत्यन्त क्रोध करके इसी धनुष से त्रिपुर- 
दुर्गों को जीता था, इसी धनुष से उन्होंने देवेन्द्र आदि देवताओं को भगाकर दक्ष के यज्ञ का 
ध्वंस किया था । शिवजी ने हमारे पितामह नीति-संपन्न निमि चत्रवर्त्ती से छह पीढ़ी पूर्व के 
हमारे पूर्वज देवरात को यह धनृष सौंपा । तब से यह अतुल दक्ति-संपन्न धनुष हमारे 
घर में है । मैंने यज्ञ करने का संकल्प करके, भूमि को शुद्ध करने के लिए जब उसमें 
हल चलाया, तो मुझे हल की फाल-रेखा में एक मंजूषा (पिटारी) मिली । हर्ष-पुलकित हो 
जब मैने उसे खोला, तो मेरे आइचय्य की सीमा न रही । उसमें एक अत्यंत प्रभा-समस्वित 
कन्या निकली । मैने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर बड़े प्रेम से 
उसका लालन-पालन करने लगा । वसंत ऋतु में बढ़नेवाली लता के समान तथा दिल-प्रति- 
दिन वृद्धि-पानेवाली चंद्रकला के सदृश् वह्‌ कन्या बढ़ने लगी । क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त 


९8 रंगना/थ एयायर 


हो गई । यह देखकर इस पृथ्वी के कई नरेशों ने उस कन्या के साथ विवाह करने की 
प्राथंना की । तब मेने उन से कहा--इस चन्द्रमुखी को प्राप्त करने के लिए एक कन्या- 
शुल्क नियत है । (वह शुल्क) यह शिव-धनुष हैँ । जो नरेश इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 
अपने भुज-बल का परिचय देगा, उसी को में अपनी पुत्री बड़े हर्ष से दूँगा । बहुत-से 
राजा आये, किन्तु कितने ही राजा उस धनुष को उठाने में भी असमर्थ होने के कारण 
लज्जा से अपना सिर भी न उठा सके । इसलिए उन राजाओं ने सोचा--पृत्री को देने 
का वचन देकर, कोदण्ड का दुस्साध्य प्रतिबंध लगाकर जनक नें हमें अच्छी तरह भ्रम में 
डाल दिया है | हम उन्हें युद्ध में परास्त करके उनसे प्रतिशोध लेगे । इस प्रकार सोचकर 
वे अपनी विशाल सेना के साथ एक वर्ष तक हमारे किले पर घेरा डाले रहे । जो अन्न 
तथा खाद्य-सामग्री हमने पूर्व से किले में संचित करके रखी थी, सब समाप्त हो गई । 
अतः मेंनें मन में विचार करके देवताओं की प्रार्थना की । उनकी कृपा से प्राप्त चतुरंगिनी 
सेना के साथ मेने शत्रु-सेना पर आक्रमण किया । इस सेना का सामना न कर सकते 
के कारण कुछ लोग भीत होकर भाग खड़े हुए तथा कुछ मेरे साथ घोर युद्ध करके 


हार गये और तितर-बितर हो गये । यदि राम अपनी आइचर्यजनक हावित से उस शिव- 
धनुष का संधान कर सके, तो में अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दूँगा ।” 
३३. शिव-धनुर्भग 

इसके परचात्‌ जनक ने धतुष की पेटी ले आने के लिए दस हजार बलिष्ठ सेवकों 
को भेजा । वह लोहे की पेटी बहुत ही विशाल तथा आठ पहिियों से युक्त थी । वे सभी 
बलवान्‌ उस पेटी को अपना सारा बल लगाकर इस प्रकार खीचकर लाने लगे, मानों मेरु 
पर्बेत को ही लिये आ रहे हों । यह देखकर जनक के अन्तःपुर के परिचारक तथा परि- 
चारिकाएँ, जानकी, उर्मिला तथा जनक की पत्नी के निकट जाकर बोलीं--दिवियो, हमारा 
एक निवेदन सुर्नें । हमारी राज-सभा में गाधि-पुत्र कौशिक के साथ दो आजानुबाहु, देवों 
तथा गंधर्वों से भी अधिक तेजस्वी, दो उत्तम नर-रत्नों को आया हुआ देखकर महाराज 
जनक ने मुनि से प्रश्न किया कि ये० कौन ह ? तब कौशिक ने अत्यन्त हर्ष से कहा--हे 
राजन, ये दशरथ के पुत्र हे । शिव-धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए यहाँ आये है । 
इसलिए आप योग्य व्यक्तियों को भेजकर धनुष को मँगवाइए । तब राजा ने अपने मंत्रियों 
को बुलाकर धनृष को लाने के लिए भेजा हैँ | हम वह दृश्य गवाक्ष से देख सकती हैं । 
आप भी ज्ञीत्र चलकर देखिए ।” 

परिचारिकाएँ जब राम के कुल, रूप, शौये तथा ग्रणों का वर्णन कर रही थीं, 
तब सीता को ऐसा भान हो रहा था, मानों उनके कानों में सुधा की वर्षा हो रही हो । 
उन्हें रोमांच हो आया । उन्हें प्रीति तथा भय का अनुभव होने लगा । वे सिर भुकाये 
खड़ी रहीं । लज्जा से अभिभूत उस सुन्दरी को चुपचाप खड़ी देखकर सखियाँ उनकी परि- 
चर्या करने लगीं । गुलाब-जल में कुंकुम घोलकर एक ने उनके कपोलों पर सुन्दर ढंग से 
मकरिका-पत्र' की रचना की (चित्र बनाये) । दूसरी ने जवादियुक्त चंदन का लेप किया । 
एक दूसरी परिचारिका ने माथे पर कस्तूरी का तिलक लगाया और एक उनके सामने 


बाॉलकाीड 26५ 


दर्पण लिये खड़ी रही । एक युवती ने उनके केशों को कंघा करके उनका जूड़ा बाँध दिया, 
तो अन्य एक ने उसे निराले ढंग से पुष्पों से अलंकृत कर दिया । एक रमणी ने उन्हें 
सुगंधित बीड़ा दिया । किसी ने उन्तकी कटि-तट पर किकिणियुक्त करधनी बाँधी, तो किसी 
सुन्दरी ने उनके कुचों पर डोलनेवालें मोतियों के हार पहनाये । एक सखी ने चंद्र-कांति- 
सम धवल बस्त्र उन्हें उत्तम ढंग से पहनाये । इस प्रकार सभी सखियाँ सीता को एक स्वर्ण- 
पीठ पर बिठाकर उनका अलंकरण कर रही थी । अलंकरण समाप्त होते ही जनक की 
पत्नी उस कल्याणी राजकुमारी को साथ लेकर कनक-सौध के गवाक्ष के निकट आई । 
उन सब रमणियों के मन में सूर्यबंश में उत्पन्न राघव को कब देखेंगे ऐसा कुतृहल भराथा । 
उन्होंने गवाक्ष से लोकाभिराम दिव्य धाम, अत्यंत रूपवानू, विष्णु के समान तेजस्वी, 
धनुर्धर, प्रत्यंचा के चिह्न से अंकित कर-कमलवाले राम को देखा । उनको देखकर सखियाँ 
मन-ही-मन सोचने लगी, रूप और रंग में ये अद्वितीय है । ये विष्णु के अंशज है और 
राजपुत्रों के रूप में जन्मे हे । जानकी रामचन्द्र के लिए योग्य हे और उर्मिला सौमित्र 
के लिए । इस प्रकार सोचती हुई वे भ्त्यन्त आसक्ति के साथ सभा की ओर देखती 


रहीं । 


इन्द्र-सभा के समान सुशोभित उस राज-सभा में धनुष की पेटी लाई गई । तब 
महाराज जनक ने शुभमूत्ति गा५धि-पुत्र को देखकर कहा--हैं मुनि, किन्नर, यक्ष, गधवं, 
देवता, पन्नग, तथा राक्षस आदियों में से कोई इस धनृष की डोरी को न चढ़ा सका । 
फिर नरों की कौन कहे ? यह धनुष आप राम-लक्ष्मण को दिखाइए । तब मूनि नें 
रामचंद्र की ओर देखकर कहा--हे रघुवंश के वीर, इस महान्‌ धनुष को उठाकर उसकी 
प्रत्यंचा चढ़ा दो । आदिवराह का अवतार लेकर समस्त भूतल को सहज ही उठाकर अपनी 
शक्ति का परिचय देनेवाले तुम्हारे लिए यह धनृष क्‍या वस्तु है ?' 

इस प्रकार मुनि का आदेश प्राप्त करके राम, लक्ष्मण के साथ उठे । उनके मन में 
प्रेम तथा उमंग का संघर्ष हो रहा था । उन्होंने अपना दुकूल उतार दिया और कमरबंद 
कसकर बाँधा । उस समय उनके मोहक रूप की कांति झभी दिशाओं में बिखर रही थी । 
उस कमल-लोचन तथा अद्वितीय साहसी की करधनी की छोटी-छोटी घंटिकाओं का सौदर्य 
अद्भुत था । उनकी नव-रत्नमालिका बाहुओं तक डोल रही थी । उनके कंकण और 
अंगूठियों की कांति चारों ओर छिटक रही थी । कर्णाभूषणों की कांति स्निग्ध्‌ कपोलों पर 
प्रकाशित हो रही थी । उनके केश पीठ पर नृत्य कर रहे थे और कनक वर्णवाला उनका 
शरीर चारों ओर अपनी आभा विकीर्ण कर रहा था । करोड़ों मनन्‍्मथों का-सा सौंदये- 
लिये हुए वे मनृवंश-तिलक गंभीर गति से जनक की सभा में सब के सम्मुख आये और 
धनूष की पेटी खोली । समस्त धरा को अपने ऊपर धारणकर चिरनिद्रा में सुख से सोने- 
वाले शोषनाग के समान, काले बादलों के मध्य अपनी पूरी कान्ति को समेटकर अचल भाव 
से रहनेवाले विद्युत-दंड के समान अनुपम सौदर्य से समन्वित धनुष को राम ने पेटी में से उठाया। 

वह अनुपम धनुष अरुण रत्न-प्रभा की-सी दीप्ति बिखेरनेवाली अग्नि-ज्वाला के समान 
ऐसा खड़ा था, मानों वह उसे उठाने के लिए बड़े गव॑ के साथ प्रयत्न करनेवाले राजकुमारों के 


५६ रंगनाथ शायायण 


बल को आहुति के रूप में निगलने के लिए उद्यत हो । राम जब उस धनुष की डोरीं 
चढ़ाने का उपक्रम करने लगे, तब विव्वामित्र बोलें----राम अपनी समस्त शक्ति से संपन्न 
होकर शिवजी के धनुष की प्रत्यचा चढ़ा रहे है । हे धरती, तुम दोलायमान मत होओ । 
हे शेषताग, तुम विचलित मत होओ । हे दिग्गजों, तुम सावधान रहो ।॥' 

इसी समय राघव ने धनुष की डोरी चढ़ाई और अपने भुज-बल का परिचय दिया । 
वे जनक से बोले--हे भूपषाल, यह धनुष बहुत ही पुराना, कमजोर, और घटिया है । 
यदि बाण का संधान किया जाय, तो यह टिक नहीं सकेगा । इसी धनुष की आपने इतनी 


प्रशंसा की थी ?' 

इस प्रकार कहते हुए (राम नें) सुर, खेचर, भूसुर, किन्नर, नर तथा नृपतियों के 
समक्ष धनुष की ऐसी ठकार की, मानों वह सब दिद्याओं में उनकी विजय की घोषणा कर 
रही हो । इसके पद्चात्‌ उन्होंने चाप के गुण को (धनृष की प्रत्यंचा को) आकर्णात्‌ इस 
प्रकार खींचा, मानों सीता के गृण उनके कानों तक पहुँच गये हों । (फिर) उन्होंने 
अपनी मुट्ठी की पकड़ इस तरह ढीली कर दी, जैसे राक्षसों की पकड़ (शक्ति) ढीली 
पड़ गईं हो । तुरंत वह धनुष अरराकर टूट गया । दिशाएँ उस ध्वनि से गूज उठीं । 
धनुष के दूटते ही सभी राजाओं का अभिमान भी चूर-चूर हो गया; सारी पृथ्वी में दरारें 
पड़ गई; दिग्गज कुचल गये; शेंषनाग धँस गया; समस्त भूत भीत हो गये और सभी 
लॉक थर्रा उठे । उस कठोर ध्वनि को सुनते हीं जनक, राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र को 
छोड़कर शेष सभी लोग मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिरं पड़े । जनक महाराज हर्ष तथा 
विंस्मयः के साथ कौशिक को देंखकर बोलें--मे अपने वचन के अनुसार विना विलंब के 
ही अपनी पुत्री का विवाह इस महान्‌ व्यक्ति से कर दूंगा । महाराज दशरथ को विवांह 
के लिए सादर, निमंत्रण भेजूगा ।' 

इस प्रकार कहने के परुंचांत्‌ उन्होंने तुरंत अपने प्रिय मंत्रियों को बुलाकर दशरथ 
को सारा संमांचार सुनाकर उन्हें शीघ्र लिवा लाने के लिए भेजा । वे भी जवनाइवों (तेज 
घोड़ों) पर रवाना हुए और तीन दिन की यात्रा के उपरान्त साकेत (अयोध्या) पहुँच गये । 
वहाँ अपने पुंत्रों की कुशल की चिता में निमग्न राजा (दशरथ) को देखकर जनक के 
मंत्री बोले--हे राजश्रेष्ठ, आपके पृत्र शौर्यनिधि रामचन्द्र नें कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा 
कीं और जनक महाराज का यज्ञ देखने (मिथिला) आये । वहाँ मुनि तथा अन्य राजाओं 
के समक्ष उन्होंने उस शिव-धनूष का संघान करके उसे सहज ही तोड़ डाला, जिसे उठाना 
सूरीं तथा अंसुंरों के लिए भी असंभव है | इसपर महाराज जनक नें अंपनी पुत्री सीता का 
विवाह राम के साथ करने का निरुचय किया है। उस विवाह में आपको सादर आमंत्रित 
करंने के लिए हमें भेजा है । इसलिएं आप शौघ्र पधारें ।' 

यह समाचार सुनकर राजा आनन्दं-सागर में डूब गये । उन्होंने नंगर-भर में विवाह 
की सूंचना देने के लिए दृत भेजे और महारांज जनक के मंत्रियों को श्रेष्ठ रत्न, आभूषण 
कमकांबर (सोने की पोशाक) आदि बंड़ी प्रसन्नता से भेंट किये । उन्होंने तुरंत अपने कुल- 
गुरु वंसिष्ठ, धीरात्मा वामदेंव, जांबालि, कश्यप, माकंण्डेय, महिमावान्‌ कात्यायन' (आदि मुनियों) 


बालकांड ५७ 
तथा अपने अमात्यों को बड़े आदर के साथ बुला भेजा और अत्यन्त नमृता से बोलें-- 
“राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ विदेह के घर में हे । राम ने राजाओं की प्रशंसा 
प्राप्त करते हुए इन्दु-शेखर (शिव) का कठोर धतुष तोड़ा हैं । अतः महाराज जनक ने 
सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय करके, विवाह के लिए हमें आमंत्रित करने 
के लिए इन्हें (मंत्रियों को) भेजा है । क्या जनक के साथ (हमारा) संबंध प्रजा को 
स्वीकृत होगा ?” तब सबने उस संबंध की प्रशंसा की । 

दूसरे दिन वसिष्ठ आदि मुनियों, बंधु-मित्र तथा अन्य राजाओं के साथ राजश्रेष्ठ 
दशरथ ने रथ में बैठकर बड़े आनन्द से मिथिला के लिए प्रस्थान किया । उनके साथ 
रमणीय दिव्यांबर, कमनीय रत्न-समूह, हाथी, रथ, तुरग तथा पदचर सेना, परम आप्त 
मंत्री तथा पवित्र स्त्रियों के समूह थे । राजा के पारढ्वें में उनके पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न 
हाथियों पर, मोतियों के छत्र की छाया में चल रहे थे । मंगल-बाद्यों के घन-नाद से 
सभी दिशाएँ मुखरित हो रही थी । इस प्रकार, जहाँ-तहाँ ठहरते हुए, चार दिन की यात्रा 
के पदचात्‌, दशरथ (अपने परिवार के साथ) मिथिला पहुंच गये। 


तब महाराज जनक सूयंवंश में श्रेष्ठ राजा (दशरथ) की अग॒वानी करने आये और 
बड़े उत्साह एवं आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनका उचित रीति से आदर-सत्कार 
किया । उसके बाद सभी मुनियों को प्रसन्न करते हुए वे बड़े हर्ष से बोले--“महाराज, 
अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करने का निरुचय करके मेने आपको निमंत्रित 
किया है । आपके आगमन से में कृतार्थ हुआ । इन वसिष्ठ, वामदेव आदि मनियों के 
आगमन से मेरी इच्छाएँ पूर्ण हो गई । मेरा जन्म सफल हुआ। मेरा वंश पवित्र हुआ । 
रविकुल के उत्तम नरेश के साथ संबंध करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कल ही विवाह का 
शुभ मुहत्ते है । आप अपने इष्ट-मित्रों को बुलाकर उचित तथा आवश्यक कार्य संपन्न कीजिए ।” 

उनके वचन सुनकर दशरथ ने बड़े प्रेम से कहा--ऐसा ही हो' और जनक के 
द्वारा संपन्न कराये गये जनवासे में प्रसन्न-चित्त से ठहरे । तब विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण 
के साथ वहाँ आ पहुँचे । दशरथ ने उस मुनि को प्रणाम करके बड़े विनय से कहा-- है 
अनघात्मा, आपकी कपा से में धन्य हुआ ।” तब कौशिक बोले-- हे राजन, तुम अकलंक- 
चरित्र हो । अपने पृण्य-कार्य से तुम पवित्र हो गये हो । रविकुलोत्तम राम को पूत्र के रूप 
में प्राप्त करके तुम विशेष रूप से पवित्र हुए हो | उस दिन तुमने यज्ञ की रक्षा करने 
के लिए सद्बुद्धि से अपने पुत्र राम-लक्ष्मण को मुझे दिया था । यह लो, तुम्हारे पुत्र कुशल- 
मंगल से हैं । उन्हें स्वीकार करो ।” इतने में दोनों (राम-लक्ष्मण) ने राजा को प्रणाम किया । 
राजा ने उन्हें आशीर्वाद देकर बड़े स्नेह से गले लगा लिया । 

दशरथ उस दिन अपने नित्य-नैमित्तिक वैदिक कर्मो से निवृत्त हुए । दूसरे दिन 
जनक अपने मंत्रियों के साथ विवाह-मंडप में आ विराजे । अपने पुरोहित शतानन्द को 
देखकर कहा--हे अनघात्मा, मेरे भाई कुशध्वज को भी इस विवाह में अवश्य आना 
चाहिए । वह इक्षुमती के किनारे सांकाइ्यपुरी में रहता है । यों कहकर उन्होंने (अपने 
भाई को) बुला भेजा । 


6५ रंग्नशथ एयायर 


बड़े कौतूहल के साथ कुशध्वज वहाँ आया और शतानन्द तथा महाराज जनक को 
बडी श्रद्धा से प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा पाकर उचित आसन पर बैठा । तब 
जनक ने सुदामन नामक अपने मंत्री से कहा--तुम शीक्र जाकर महाराज दशरथ को 
उनके सचिव, पुत्र, वसिष्ठ आदि मुनियों के साथ सादर लिवा लाओ ।” उसने दशरथ के सम्मुख 
पहुँचकर निवेदन किया--महाराज, राजा जनक ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है । आप 
कृपाकर अपने पुरोहित, पुत्र तथा अमात्यों के साथ विवाह-मंडप में पधारें ।' राजा दशरथ 
सपरिवार वहाँ पहुँचे और (उचित आसन पर) आसीन होने के पश्चात्‌ जनक से बोले-- 
पहाराज, हम इक्ष्वाकुओं के लिए मुनि वसिष्ठ गुरु तथा देवता हैं। वे सर्वज्ञ तथा 
जितेन्द्रिय है । वे ही हमारे पुरोहित रहकर संस्कार करायेंगे ।' 

३४. दशरथ का वंश-क्रम क्‍ 

तब मुनि वसिष्ठ दशरथ के वंश का वर्णन करते हुए कहने लगे--है राजन, निर्गुण 
ब्रह्म ने सगण रूप धारण करके, अपनी लीला प्रसारित करने के निर्मित्त, अपने नाभि-कमल में 
ब्रह्मा को उत्पन्न किया । इस प्रकार हरि के पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न हुए | ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए । 
मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनसे सूर्य उत्पन्न हुआ । सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु । 
उसका पुत्र इक्ष्वाकु नामक राजा बहुत विख्यात हुआ | दइशक्ष्वाकू का पुत्र कुक्षि हुआ, 
और कृक्षि का पुत्र विकुक्षि उत्पन्न हुआ । विकुक्षि के पुत्र बाण के सनरण्य नामक पुत्र हुआ । 
उसके पृथु नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र त्रिशंकु हुआ, जो बड़ा ही चतुर राजा था । 
उसके पुत्र हरिइचन्द्र के रोहिताइव नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र दुंदुमार हुआ । दुंदुमार का 
पुत्र युवनाइव था, उसकी दो रूपवती रानियाँ थीं । किन्तु उसके संतान नहीं थी । इसलिए 
राजा ने संतान की प्राप्ति कौ इच्छा से बहुत-से श्रेष्ठ मुनियों को बुला भेजा और उन 
महान्‌ आत्माओं की अर्ध्य-पाद्य आदि से पूजा की और उनसे निवेदन किया--हे महात्माओ, 
आप कपा करके सुझे संतान-श्राप्ति का वर दीजिए ।” तब बड़ी प्रसन्नता से मुनि बोले-- 
है राजनू, तुम भवित-युक्त हो ऐन्द्र-यज्ञ करो, तो तुम्हें संतान-प्राप्ति होगी ।' 

“राजा ने यज्ञ के लिए «आवश्यक उपकरणों को तुरंत एकत्र कराया । संयमी 
मृनियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा के मंतान-प्राप्ति हेतु ऐन्द्र नामक यज्ञ प्रारंभ किया । 
यज्ञ पूरा हुआ और मुनियों ने अभिमंत्रित जल से पूर्ण कुंभों को यज्ञ-शाला में एक ओर रखा। 
उसी दिन रात्रि के समय राजा ने प्यास से पीड़ित होकर, भूल से यज्ञ-शाला में रखे हुए 
कलशों में से लेकर अभिमंत्रित जल पी लिया । 

“(दूसरे दिन) जल-रहित कलझशों को देखकर मुनि कहने लगे--कलशों का जल 
किसने पी लिया ? जल कहाँ गया ?” जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ 
कि राजा ने ही जल पीया है । इस विचित्र दैव-माया को देखकर सभी मुनि आइचर्य- 
चकित हो गये । राजा ने गर्भ धारण किया और एक बालक को जन्म देकर मर गया | ऋषि अत्यन्त 
दु:खी हुए और मंत्र -शक्ति के प्रभाव से युवताश्व को फिर सजीव बनाया । युवनाश्व जीवित हो उठा। 


चक्रवर्ती के शुभ लक्षणों से युक्त उस बालक को देखकर ऋषियों ने विचार किया 
कि वह सप्तद्वीपों पर राज्य करेगा । इससे वे बहुत प्रसन्न हुए । युवनाइव ने बड़े प्रेम से 


बालकाड श्प 


उन ऋषियों को अतुल धन देकर उनका सम्मान किया और वे विदा हुए । मातृहीन 
वह शिशु भूख से व्याकुल होकर जब रोने लगा, तब इन्द्र वहाँ आया और उसकी भूख 
मिटाने के लिए अपना अगूठा उंस शिशु के मूँह में दे दिया । शिशु उससे अमृत-पान करने लगा। 


सुधा-पान करने के कारण इन्द्र ने बुधजनों के द्वारा उस शुभलक्षण का नाम 
मान्धाता रखवाया और इन्द्ररलोक को लौट गया । 


“भान्धाता पूर्ण-चन्द्रप्रभा-सम दीप्तिमान्‌ होकर बढ़ने लगा । यौवन के आते ही वह 
अत्यन्त शौय॑-संपन्न हुआ और रावण आदि (बलशाली) राजाओं को कई युद्धों में परास्त कर 
समस्त भूमंडल का शासक बन बैठा । विष्णु की भक्ति करते हुए इन्द्र का बल प्राप्त करके 
उसने बहुत-से यज्ञ किये । उस राजा के विमलांगी नामक स्त्री से अत्यन्त तेजस्वी मुचुकुंद 
और सुसंधि नामक दो पूत्र और पचास पृत्रियाँ उत्पन्न हुई । कन्याओं के यूवावस्था को 
प्राप्त होते ही राजा ने उनका विवाह सौभरि नामक मुनि के साथ कर दिया । उन कन्याओं का 
अग्रज हरि-भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्ग सिधारा । उसके भाई सुसंधि ने पुण्य- 
कार्य करते हुए (चिर काल तक) राज्य का पालन किया । उस सुसंधि के ध्रुवसधि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके पूत्र प्रसेनजित्‌ के भरत नामक पुत्र हुआ और भरत के असित 
नामक पूत्र हुआ । 

“असित के राज्य-काल में अत्यत पराक्रमी हैहय-वश में भयंकर आकारवाला ताल- 
जंघ नामक वीर उत्पन्न हुआ । उसने असित के साथ घोर युद्ध किया और युद्ध में पराजित 
करके उसका वध कर डाला | राजा की दोनो रातियो ने अत्यन्त दुःखी होकर 
राज-काज का सारा भार मंत्रियों को सौप दिया और शान्ति से जीवन बिताने लगी । उन दोनों 
रानियों में कालिदी नामक रानी गर्भवती थी । सौतिया डाह के कारण दूसरी रानी से 
यह सहा नहीं गया और उसने उस गर्भ को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से विष का प्रयोग किया । 
विष-प्रयोग से गर्भ-पात तो नहीं हुआ, किन्तु उसके प्रभाव से वह कड़ी वबेंदना का 
अनुभव करने लगी । तब कालिदी हिमालय में च्यवन ऋषि के यहाँ गई और बड़ी 
भक्ति से उन्हें प्रणाम करके अपना सारा वृत्तांत कह सुक्कषया । मुनि ने उसके दुःख की कथा 
सुनकर कहा--बेटी, तुम मेरी पुत्री के समान हो; डरने की कोई बात नहीं है । उन्होंने 
उसे स्नेह से उठाया और अपनी दिव्य-दृष्टि से सारी स्थिति को समभकर कहा--हे 
कालिंदी, तुम्हारे अत्यंत धार्मिक, अतुल तेजस्वी, महान्‌ चेता, कीत्तिवानू, वंशोद्धारक, रूपवान्‌ 
तथा शत्रुदमन पुत्र उत्पन्न होगा । इस प्रकार मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के परचात्‌ 
वह रमणी मुनि को प्रणाम करके अपने घर लौटकर प्रसन्न-चित्त रहने लगी । 

“निदान शुभ मुहृत्तं में उस शुभांगी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कौलिदी अत्यन्त हर्षित हुई। वह 
अपने शत्रुओं का दमन करके बड़े आनन्द से राज करने लगा । उसका नाम सगर था ।' उसका पुत्र 
असमंजस था । असंमजस का पुत्र अंशुमान था, जिसका पुत्र राजा दिलीप था। दिलीप के पुत्र पुण्यात्मा 
भगीरथ थे, जिन्हें ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र रघु महाराज के पुरुषादक तामक पुत्र हुआ । 
उसके उज्ज्वल कीत्तिमान्‌ नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र शंखण था, जिसके पुत्र सुदशन के अग्निवर्ण नामक 
पुत्र हुआ, जिसका पुत्र ऋ:ुपर्ण था। ऋतुपरण्ण का पुत्र मर था और उसका पृत्र शीघ्रग था। शीघ्रग के 


4६0 रंग्न/थ एयायर 


पुत्र मनु के अंबरीष नामक पुत्र हुआ । अंबरीष का पुत्र जनवंदित नहुष था, जिसका पुत्र 
ययाति नामक वीर था । ययाति के पुत्र नाभाग था और उसका पूत्र अज था । अज के 
पुत्र ही ये दशरथ हें, जो पृण्यात्मा तथा सफल मनोरथ हे । इन्ही दशरथ के पुत्र राम है । 
इनके विषय मे अधिक क्‍या कहूँ ? इनके पुत्र को ही तुमने अपनी पुत्री देने का 
निश्चय किया है | तुम कृतकृत्य हो । तुम्हारा बंध (इससे) मंगलमय हुआ । 

इस प्रकार वसिष्ठ को रघुवंश की प्रशंसा करते हुए सुनकर पवित्रात्मा शतानन्द जनक 
की अनुमति लेकर बड़े हफएषँ से सभी सभासदो के सुनते हुए यों कहने लगे--हे मुनीन्‍द्र, 


हमने बड़े हर्ष से अनघात्मा दशरथ के वंश-क्रम का वर्णन आपसे सुना । में अब आपको 
प्रशंसनीय जनक की वंशावली सुनाऊंगा ।” 


३५४- राजा जनक को वंशावली 

“द्विजों तथा परमहंसों के जन्मदाता अह्वितीय ब्रह्म अच्यृत के नाभि-कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ 
और उनका पूत्र हुआ मरीचि । मरीचि का पुत्र कश्यप था । कश्यप के सूय्ये उत्पन्न हुआ । 
उसका पुत्र था मतिमान्‌ू, जिसके मन्‌ नामक पुत्र हुआ। मन्‌ ने ध्यान-मग्न अवस्था में कभी छींका, 
तो (उस छीक से) वैवस्वत का जन्म हुआ । उस वैवस्वत का पुत्र निमि था, जो निर्मल 
आचारवान्‌, नीतिकोविद, धर्मनिरत, विमल मूर्तिमान्‌ तथा यशस्वी था । उसका पुत्र मिथि था, 
जिसके जनक नामक पूत्र उत्पन्न हुआ । जनक के उदावसू नामक पुत्र हुआ, जिसका 
पुत्र॒नन्दिवद्धन था । नन्दिवद्धंन का पूत्र सुकेतु था, जिसका पुत्र देवरात था । देव- 
रात के बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके महाविभु नामक पुत्र था । महाविभु का पुत्र 
सुधृति था, सुधृति का पुत्र ध्ृष्ठकेतु और उसका पुत्र हर्यश्व था । हयंश्व के मरु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके प्रतीधक नामक पूत्र हुआ । प्रतीधक का पुत्र कीत्ति रथ था, जिसके 
देवमीढ नामक पुत्र हुआ । देवमीढ का पूत्र विबवुध और विबृध का पुत्र महाध्रक था । 
महाधप्रक के कीत्तिरात नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र महारोम था। महारोम कें स्वर्ण- 
रोम नामक पुत्र हुआ, जिसके हस्वरोम नामक गुणवान्‌ पुत्र हुआ । हस्वरोम के दो पुत्र हुए 
“महाराज जनक ओर कुशध्वज । थे दोनों सौजन्य की मूत्ति है । जब जनक महाराज राज्य 
करते थे, तब सांकाइ्य का पराक्रमी राजा सुधन्वा अपनी सेना के साथ आया और मिथिला 
तथा सीता-समेत, शिव का धनुष माँगते हुए एक दूत भेजा । जब उसकी माँग की उपेक्षा 
कर दी गई, तब उसने शिव-धनुष तथा सीता को प्राप्त करने के लिए घोर युद्ध किया । 
जनक ने युद्ध-भूमि में उसका संहार किया और अपने अनुज को उस राज्य का राजा बनाया । 
जनक से लेकर उस वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के नाम जनक के कारण प्रशस्त हो गये है । 
निमिन्वंश में जन्म लेनेवाले सभी नरेश योगनज्ञान-सम्पन्न तथा चिरजीवी 
होते हैं ।” 

इस प्रकार, जनक के वंश के सदाचरण तथा सीता के सद्गुणों की प्रशंसा करने के 
परचातू, अत्यंत प्रतापी तथा विमल-भाषी दशरथ को संबोधित करके (शतानन्द ने) कहा--- 
'हे महाराज आप अपने नित्य अभिराम पुत्र राम का विवाह सीता के साथ संपन्न करके 
चिर-कीत्ति प्राप्त कीजिए ।' 


ब/लकाड 4९ 


दशरथ ने इन बातों को सुनकर बड़े उत्साह से वस्तिष्ठ तथा गाधि-पुत्र को देखकर 
कहा--आप जनक महाराज से कहिए कि वे उर्मिला का विवाह सौमित्र से तथा राजा 
कुशध्वज को कन्याओं का विवाह उत्तम गुण-संपन्न भरत तथा झत्रुष्च के साथ कर दें । 
तब उन्होंने राजा जनक को सारी बातें कह सुनाई और उनकी सम्मति प्राप्त करके बड़े 
हुए से राजा दशरथ को जनक की स्वीकृति कह सुनाई । 


दूसरे दिन विवाह के लिए अनुकूल शुभ लग्त था । अतः जनक ने उत्तर फाह्गुनी 
नक्षत्र में विवाह का शुभ-मुहुत्तं ठहराया और नगर तथा अंतःपुर को सजाने के लिए परि- 
चारकों को भेजा । उन्होने चंदन-कस्तुरी-मिश्रित जल से (नगर के) मार्गों पर छिड़काव 
करके उन्हें सुगंधमय बनाया । चीनांशुकों (रेशमी वस्त्र) के वितान सजाये, मणि-तोरण- 
ध्वजाओं से सारा नगर अलंकृत किया, फलों के भार से अवनत कदलो के पेड़ों तथा सुपारी 
के पत्तों से प्रत्येक घर तथा कक्षों के द्वारों को सजाया ओर विशाल चबूतरों को जवादि 
से लीपकर उतपर चौक पूरे । मणिकंचन-कलशों से युक्त सौधों के गोपुरों का समूह 
अगणित सूर्यो का भ्रम उत्पन्न कर रहा था | सारा नगर मणि-दीपों, वारंभी (धूप) के 
धुएँ तथा पुष्प-कलापों का भार वहन कर रहा था । इस प्रकार नगर को अलक्ृत करने 
के पदचात्‌ उन्होंने अंतःपुर को बड़ी निपुणता से सजाया । फिर उन्होंने शिल्पकारों द्वारा 
विवाह-वेदी का निर्माण कराने का आदेश दिया । शिल्पकारों ने मरकत की भूमि पर सोने 
के स्तंभ स्थापित किये, उनपर नोलमणि के कार्तिस लगाये और उनपर माणिक्य की धरन 
(शहतीर) बैठाई । सुदर ढंग से नकक्‍काशी करके बनाये गोमेदक के छज्जे बनाये और 
ऊपर वजञ्ञ (हीरे) का गारा किथा । (उस मंडप के) चार विशाल किवाड़ बनाये गये, जो 
मणि तथा स्वर्ण के बने थे । (मण्डप में) सोने के सुन्दर चित्र बनाये गये । नीलमणि 
के हाथी तथा स्फटिक के सिंहो से सुसज्जित सोपान रचे गये । उशीर (खस) का विशाल शामियाना 
बनाया गया, जिसके मध्य में फूलों की लड़ियाँ लटकाई गई। विवाह के लिए 
मरकत की वेंदी बनाई गई। उसे कस्तूरी से लीपकर उसपर मोतियों के चौक पूरे गये। 
इस प्रकार सुसज्जित वह विवाह-मण्डप दर्शकों को नेत्रोत्सव प्रदान कर रहा था । 

तब वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य पुण्यात्माओों को देखकर जनक ने कहा--आप 
लोग ही मिथिला तथा अयोध्या के कर्त्ता (विधाता) हैं। अब आगे जो कारयें करना 
उचित हो, उन्हें कराइए ।' 

निरंतर बजनेवाले मंगल-वाद्यों के कलनाद तथा सुमंगली स्त्रियों के मधुर गीतों 
के बीच महाराजा दशरथ तथा उनके चारों पुत्र मणिपीठों पर बेंठे । उन्हें तैल तथा उबटन 
लगाकर उनका मंगल-स्तान कराया गया । उसके उपरांत माथे पर तिलक देकर उन्हें 
चीनांशुक (रेशमी वस्त्र) तथा आमभूषणों से अलंकृत किया गया । (उन्हें देखकर) दशरथ 
तथा उनकी पत्नियाँ आनन्द से फूली नहीं समाती थी । इसके पदचात्‌ उन्होंने पवित्र मन से 
अपने पुत्रों के शुभ अभ्युदय के निमित्त गो-दान देने का निरवय किया । प्रत्येक पुत्र के 
हिताथ॑ उन्होंने वेंद-विधि के अनुसार सोलह हजार गायें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दी । वें 
गायें धौत-खुर, कनक-शुंग, ताम्र-पुच्छ से अलंकृत थीं और सुन्दर दीखती थीं | उनके साथ 


हर रंगनएथ एया/यण 


उनके बछड़े भी थे । ये गायें श्रेष्ठ बस्त्रों से सज्जित थी । गायों के साथ उनको दृहने 
के लिए काँसे की दोहनी भी राजा ने दान में दी । इनके अतिरिक्त राजा ने स्वर्ण, भूमि 
तथा रत्नादि दक्षिणा के साथ अलग-अलग (पुत्रों के हितार्थ अलग-अलग ब्राह्मणों को) दिये । 

इसी समय भरत का मामा यूुधाजित्‌ वहाँ आ पहुँचा ! वह अपने पिता कैकय- 
नरेश की आज्ञा से भरत को ले जाने के लिए अयोध्या आया था। किन्‍्तु पुत्रों के विवाहार्थ 
दशरथ को मिथिला गये हुए जानकर वह सीधे मिथिला आ गया । दशरथ ने बड़े 
प्रेम से उसका आदर-सत्कार किया और कुशल-समाचार पूछे । 

दूसरे दिन स्नातक आदि विधियों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ (राम) अपने भाइयों 
के साथ दशरथ के सम्मुख उपस्थित हुए । दशरथ ने उनका अलंकार करने का आदेश दिया। 
(परिचारक राम का अलंकार करने लगे) उनके सिर पर मुकुट, उदयाद्वि के श्यूंग 
के समान शोभा दे रहा था । उन्होंने हाथों में कंकण धारण किये, मानों वे भक्तों की 
रक्षा के लिए बद्ध-कंकय (कृत-सकल्प) हो रहे हों । 

उनके वक्ष पर हार ऐसे शोभ रहे थे, मानों उनके वलक्ष/स्थल से उत्पन्न चन्द्रकिरणें 
चारों ओर छिटक रही हों । कटि-प्रदेश में कनक-वस्त्र ऐंसे शोभित हो रहे थे, मानों पृथ्वी ने 
उनके कनकांबरत्व को धारण कर लिया हो । उनके कानों में कुंडल ऐसे शोभ रहे थे, 
मानों रावण के अत्याचार से पीड़ित अष्ट-दिकपालो का यश दोनों ओर मोतियों के बहाने 
अपनी विनती (श्रीराम को) सुना रहें हों । ऐसे सौंदर्य से संपन्न उनके मुख की कान्ति 
को बढ़ाते हुए कस्तूरी-तिलक शोभित हो रहा था । उदित होनेवाले भानु के तेज के समान 
विलसित, एवं कुंडल, केयूर, मुकुट तथा हारो से मंडित लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्त के बीच 
राम ऐसे सुशोभित हो रहें थे, मानों दिक्पालकों के मध्य इन्द्र विराज रहा हो । 

वहाँ (जनक के अंतःपुर में) जनक ने (अपनी) चारों कन्याओं को सुसज्जित करने 
के लिए दासियों को आदेश दिया । उन्होंने उन कन्याओं को दीप्तिमान्‌ मणिपीठ 
पर बिठाया, सुमंगलियों के मंगल-गीतों और शारिका तथा कीरों के कलरबव के बीच प्रत्येक को 
कुकुम, कस्तूरी, गोरोचन तथा जैवादि की सुगंधि से सुवासित उबटन लगाया । कंकणों 
की मृदु ध्वनियों से मुखरित कर-पल्‍लवों से उनके केशों में चंपा का तेल लगाया, हरिचंदन 
का लेप किया और घनसार की सुगंधि से युक्त कुनकुनें जल से उन कन्याओं का 
स्नान कराया, महीन कपड़ों से (उनके शरीर को) पोंछा और गुलाबी रंग के लहगों पर सुनहली 
जरीदार अंचलवाले वस्त्र पहनाये । (उसके बाद) उन्होंने उनके जूड़े ऐसे सुंदर ढंग से बाँधे 
मानों समस्त श्ुंगारों की राशि एकत्र कर दी हो । उन जूड़ों में जूही की कलियाँ 
सजाई । कर्पूर तथा गुलाब-जल में कस्तूरी घोलकर (सारे शरीर पर) लेप किया, सुनहली 
जरीदार कंचुकी पहनाई तथा उनके वक्ष पर मरकत-मोतियों के हार पहनाये । फिर 
उनके (कन्याओं) के कमनीय मुखों के सौंदर्य की वृद्धि करते हुए तिलक लगाये, कपोलों पर 
. मकरिका-पत्रों को रचा, ताक में बेसर पहनाये, रत्नों के कर्णफूल, मोतियों की बालियाँ 
ओर माणिक्य के कुण्डल सजाये । सके पश्चात्‌ (उनके पैरों में) मरकत के कड़े; पदुम* 
राग जड़े नूपुर तथा गोमेंदक-जड़े पाजेब पहनाये । 


बालकांड 4३ 


इस प्रकार, हारों तथा आभूषणों से अलंकृत होने पर उन्हें देख सब स्त्रियाँ आइचर्य 
करने लगी कि ये दुलहिनें गनत-पूर्णिमा के चन्द्र है, वसंत-काल की पुष्प-लताएँ हे या 
खराद पर चढ़े हुए श्रेष्ठ रत्न हैं, श्री-समन्वित कुंदन की शलाकाएँ हें, धौत मुकताएँ हे, 
अथवा सुगंध से परिपूर्ण चंदन की प्रतिमाएँ हे । उनमें सीता तो स्वयं लावष्य की मूत्तिं, 
श्रेष्ठ गुणवत्ती, जगन्माता, आदिलक्ष्मी का अवतार थी; उस देवी के सौदये का वर्णन करना 
किसके लिए संभव है ? वे भूषणों के लिए आभूषण थीं, भूदेवी के समान थी, रत्नाकर 
की मेखला थी; गंधवतती (पृथ्वी) थी और वसुमती थी । 

शुभ मुहुत्त निकट आते देखकर वसिष्ठ जनक से परामर्श करके आये और दशरथ 
को इसकी सूचना दी । तब महाराज दशरथ कौशिक, वसिष्ठ आदि गुरुओं को साथ लेकर 
अमरेन्द्र के वैभव से युक्त हो, उचित वाहनों पर सवार होकर जनक के अंत:पुर की ओर 
चले । उनके पीछे-पीछे उनके पुत्र तथा सुसज्जित हो रमणियाँ चलने लगी । उनके पीछे 
राजा के सामन्‍्त, मंगलप्रद द्वव्यों को लिये हुई पृण्यवती स्त्रियाँ, याचक, अलंकृत अश्व तथा 
गज, मंत्री, बेद-पाठ करते हुए विप्र तथा प्रस॒न्न-चित्त मुनिगण चलने लगे । 


३६- सीता और राम का विवाह 


बरात को आते देख जनक ने अत्यन्त उत्साह से उनकी अग॒वानी की थी । कमल- 
लोचनी सुहागिनों ने उनकी आरती उतारी । जनक ने उन्हें विवाह-मंडप में नवरत्न-खचित 
पीठों पर आसीन कराया । उसके पद्चातू उन्होंने अविलंब अपने पुरोहित के द्वारा स्वर्ण- 
वेदी में अग्नि की प्रतिष्ठा कराई और वेदोक्त विधि से हवन-कार्य संपन्न किया । उसके 
उपरान्त उन्होंने देव-कन्याओं की-सी दीखनेवाली, लावण्यवती अपनी कन्याओं को बड़े स्नेह 
से बुलवाया । उन्होंने मधुपकें की विधि पूरी की और अपनी प्रिय पुत्री विद्युत्‌ अंगवाली, 
सत्री-रत्त, कमललोचनी सीता को परदे के पीछे खड़ा किया । फिर उन्होने वांछित फल 
की सिद्धि के हेतु संकल्प-पूर्वक राम से कहा--हे राम, मेरी पुत्री, सद्धमचारिणी सीता को अग्नि 
के समक्ष ग्रहण करो ।” इस प्रकार कहते हुए उन्होंने (राम के हाथों में) सीता को सौंपा । 
(उस समय) अजस्र पुष्प-वृष्टि हुई तथा देव-दुदुभियाँ-बजने लगीं । सुदर रमणियाँ दीपों 
की थालियाँ लिये खड़ी थीं; स्वर्ण के थालों में मगलाक्षत लिये सुमंगलालियाँ पांइवे-भाग 
में खड़ी थीं | गृड़ तथा जीरा मिलाकर वधु-बरों के स्विर पर रखा गया। 

तब सुमूहत्तं जानकर (मुनि ने) परदा हटाया | सीता का भव्य मुख सामने 
देखकर राम की आँखें पूर्णिमा के चन्द्र के प्रकाश में विकसित कुमुद-पुष्प के समान प्रफुल्लित 
हो गईं । सीता की दृष्टि पति के चरण-कमलों पर इस प्रकार स्थित हुई, जैसे पद्म पर 
अमर बैठ हों । 

रामचन्द्र की दृष्टि इस प्रकार दीखने लगी, मानों वह उस परम सुन्दरी के लावण्य- 
रूपी सागर में तैर रही हो । वधू की दृष्टि वर के शरीर के कान्ति-रूपी अवाह के मध्य 
विकसित पद्म (कमलों) के सदृश शोभायमान हो रही थी । पत्नी तथा पति की आँखें थोड़ी 


१. आंध्र-देश सें विवाह के समय शुभ मुहूत्ते में वर-कन्या के सिरों पर गुड़ तथा जीरा 
सिलाकर रखने की प्रथा है। यह शुभ माना जाता हुँ । 


48 रंग्न/थ ए/योायण । 
देर के लिए आपस में इस प्रकार मिली, जैसे रति तथा मन्मथ के सुन्दर रूप बड़ी शोभा- 
युक्त गति से परस्पर मिले हों । उसके पद्चात्‌ रघुवीर ने सीता के लाल कमल के समान 
कर को अपने हाथ में लिया और पुलकित गात्रों से दोनों एक ही पीठ पर आसीन होकर 
बड़ी प्रीति से हवन का कार्य संपन्न करने लगे । जनक ने बड़ी प्रीति से श्रेष्ठ युवती 
उर्मिला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में दिया, कुशध्वज की पुत्रियों मे से कमल कं-से विशाल 
नेत्रोंवाली मांडकी का कर भरत के हाथ में सौपा और चब्द्रमुखी श्रुतकीत्ति का हाथ 
शत्रुघ्न को दिया । 


इस प्रकार वेद-विधि से पाणिग्रहण-संस्कार समाप्त करके दशरथ के पुत्रों ने अक्षता- 
रोपण-विधि पूरी की और लाज-होम (धान का लावा अग्नि में डालने की क्रिया) संपन्न 
करके मुनियों के आशीर्वाद भ्राप्त किये । स्वर्ग के देवों ने दुदुभियाँ बजाईं, पुष्प-वृष्टि की, 
देवता संतुष्ट हुए, मुनि प्रसन्न हुए, गंध अत्यन्त हर्षित होकर गाने लगे तथा आनन्द से 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं । तब वसिष्ठ ने वैव,हिक हवन के उपरान्त राजकुमारों को 
अग्नि की परिक्रमा कराई और सप्तर्षियों की पूजा कराई । सब मुनि तथा पुरोहितों ने 
बड़े हर्ष से वर-वधुओं को आशीर्वाद दिये । दूसरे दित सदसि (ब्राह्मणों की सभा, जिसमें 
वे वेदोच्चारण के साथ वर-वधू को आशीर्वाद देते हे) संपन्न किया गया और सबने शुद्ध 
चित्त से आशीर्वाद दिये । 


इस प्रकार, विवाह के चार दिन बड़े समारोह के साथ व्यतीत हुए । समस्त शुभ 
संस्कारों का दर्शन करके, महाराज दशरथ तथा समुद्र-सदृश शीलवान्‌ जनक को आशीर्वाद 
देकर कौशिक नें हिमाचल को ओर प्रस्थान किया । मिथिलेश के आनन्द की सीमा न 
रही । इसके पश्चात्‌ (जनक तथा दशरथ) दोनों राजाओं ने अपने विभव के अनुकूल 
विवाह में आये हुए राजाओं को श्रेष्ठ वस्त्राभरण देकर विदा किया और सभी याचकों को 
अपरिमित धन देकर संतुष्ट किया । 

जनक ने अपनी पुत्रियों को बड़े स्नेह से उचित सीख दी और उन्हें श्रेष्ठ रत्ना- 
भूषण, चित्र-विचित्र के चीनांबर तथा" दासियाँ भेंट में दीं । अपने जामाताओं को रथ, गज, 
तुरंग, पदचर, सैनिक तथा आभूषण भेंट किये । वसिष्ठ आदि संयमियों तथा महाराज दशरथ 
को विविध रत्नाभरण देकर उनका सत्कार किया और अपनी पुत्रियों को उनके साथ. विदा किया । 
अपने पुत्र तथा पुत्र-वधुओं के साथ राजा दशरथ अयोध्या के लिए रवाना हुए । 
किन्तु मार्ग में अचानक बड़े वेग से प्रतिकूल पवन चलने लगा । इसके अतिरिक्त कितने 
ही अपशकुन भी होने लगे । राजा ने बहुत व्याकुल होकर वसिष्ठ से पूछा--“हे मुनीश्वर, 
ये अपशकुन किस कारण से हो रहे हैं ?” तब बड़ी अनुकंपा से वसिष्ठ ने राजा को 
देखकर कहा-- राजन, आगे एक बड़ी विपत्ति आनेवाली है, पर वह देखते-देखते दूर हो 
जायेगी । चिता मत करो । 

मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि पवन प्रचण्ड गति से चलने लगा, सारे आकाश 
में धूल छा गई । हाथी, घोड़े तथा रथों पर सवार योद्धा तथा अन्य लोग चकित-से रह गये । 
सारी सेता तितर-बितर हो गई। सू्य का तेज मलिन हो गया । उसी समय 


'कालकाड ६२ 
पराक्रमी परशुराम कंधे पर परशु धारण किये आते दिखाई पड़े, जिन्होंने इककीस बार इस 
पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया था। उनकी आँखें ऐसी लाल थी, मानों अपने जटा-जूट में 
स्थित गगा की आद्रता से ललाट को आइए बनाये हुए, अत्यंत भयंकर रूप से जलनेवाले 
तथा अपने कंठ के विष को क्रोध से देत्यो के ऊपर उगलनेवाले परम शिव के ललाठ- 
नेत्र की प्रज्वलित वज्तचि को (परशुराम) अपनी दोनों आँखों में लिये हुए आ रहे हों । 
उनकी बिखरी हुई लाल-लाल जटाएँ ऐसी दीख रही थी, मानों उनके भीतर की क्रोधारिन प्रज्वलित 
होकर बाहर तक अपनी लाल-लाल ज्वालाएँ फंला रही हो। उनके कंधे पर रहने- 
वाला परशु ऐसा शोभा दे रहा था, मानों उनकी भूजा रूपी लक्ष्मी ने नाल-युकत विकसित 
कमल हाथ में धारण किया हो । ऐसे भयंकर रूप में आनेवाले परशुराम को देखकर 
राजा दशरथ तथा मूनिगण भयभीत होकर भय-निवारक मंत्रों का जप करते हुए अध्यें- 
पाद्यों के साथ परशुराम के सामने आये । 


; ३७. परशुराम का गर्व-मंग 

परशुराम ने अध्य॑-पाद्य ग्रहण नहीं किया और राजा दशरथ को डरा-धमकाकर राम 
के आगे आकर खड़े हुए । भार्गव राम (परशुराम) को देखकर राम ने ब्रड़ी भक्ति से 
प्रणाम किया और हाथ जोड़े बड़े विनय से खड़े रहें । उन्हें देखकर परशुराम ने कहा-- 
है राजन, तुम कितना भी विनय दिखाओ, तोभी मे तुम्हें क्षमा मही करूँगा । तुम मुझसे 
यूद्ध करो । तब राम ने. कहा-- हे भूसुरोत्तम, आपने कश्यप आदि ब्राह्मणों को सारी 
पृथ्वी दात कर दी हूँ और महान्‌ जितेन्द्रिय हो वनों में रहकर घोर तपस्या में संलग्न 
रहते है । अतः आपकी वंदना करना उचित हैं । हे मुनीश्वर, यही विचार करके मेंने 
आपको प्रणाम किया है, आपसे भीत होकर नहीं । क्‍या यह उचित है कि आप व्यथ॑ 
ही मेरी निदा करें ? ” 

परशुराम बोलें--तुम मुझे तपस्वी कहते हो ? जानते हो, मेने युद्ध में सहस्नबाहु 
को -मार डाला और इक्कीस बार पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियो का नाश कर डाला है तथा 
(उनके) रक्‍त से अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया की हैं । हमारे पितर राजाश्नों के शवों 
का सोपान बनाकर स्वगे में चले गये हें। हे अनघ, ऐसे भागेंव राम को विना जाते तुम 
इस संसार में राम होकर केसे जन्मे ? क्षत्रिय के नाम से जो जन्म लेता है, में उसका 
नाश करूँगा । (ऐसी दशा में) राम का नाम धारण करनेवाले क्षत्रिय को क्‍या में कभी 
छोड़ सकता हूँ ? राज-वंश में जन्म लेकर राम का नाम धारण करनेवाले तुम्हें में कदापि 
क्षमा नहीं करूँगा । राजा होने के कारण तुम्हारे पिता को युद्ध में मार डालने के उद्देश्य 
से में आया था; लेकिन स्त्रियों की आड़ में शरण लेने के कारण मेने उसे छोड़ दिया था । 
इसीलिए वह॒गर्वाघ हो यहाँ फूला-फ्ला विचर रहा है । आज भले ही वह कही 
छिप जाय, पर में उसे जीवित नहीं रहने दूंगा ।” 

तब दशरथ अत्यन्त भीत होकर बड़े विनय से भार्गव से बोले--हे भागंव, आप 
'बाह्मण है, आपको इतना रोष क्‍यों ? मेरे पुत्र बालक हें । उनपर क्रोध करना आपको 
शोभा नहीं देता । में जानता हूँ कि आप समस्त झ्यास्त्रों एवं पुराणों में पारंगत हें । ऐसा 

& 


६६ रंगन7५- रांय?पर्ण 


कौन धर्म है, जिसे आप नहीं जानते । आपका सामना करके आपसे युद्ध करने की क्षंमर्ता 
शिवजी में भी नहीं है । ऐसी दशा में दूसरों की शक्ति की बात कौन कहें ? हे परम- 
पावन, देवेन्द्र भी आपकी कठोर प्रतिज्ञा को व्यर्थ नहीं कर सकता । आप हम सबको 


किक. 


क्षमा करके प्रसन्नता से गमन कीजिए । 


दशरथ ने इस प्रकार कहकर प्रणाम किया और सिर भुकाकर चुपचाप खड़े हो गये । फिर 
भी परशुराम की आँखें क्रोध से लाल ही रहीं । उन्होंने अपनी प्रशंसा में कहे हुए वचनों 
को अनसुनी कर दिया और मसन-ही-मतन उन सबका दमन करने का विचार करके 
अत्यंत क्रोध के साथ बोले--- जिस समय में शिव के साथ धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था, 
उस समय कातिकेय ने मुझसे युद्ध आरंभ किया, पर वह मुभसे हार गया । तब शिव ने 
भी मेरी शक्ति को प्रशंसा की थो । उस शिव के अनुष का तोड़ना में कैसे सहन कर 
सकता हूं ?” 

तब रघुराम ने हँसते हुए कहा-- मैने विनोदार्थ उस धनुष का संधान किया, तो 
वह दूठ गया । इतना ही नहीं, मेरे संघान करने से भला वह पिनाक कही टिक सकता था ? 
मेरी भुजाओं की शक्ति ही इतनी अधिक है । इक्षवाकु-वंशी युद्धों में कभी पशुओं 
तथा ब्राह्मणों का वध करना नहीं चाहते । आपने जो बातें कहीं, वे सब आपके लिए 
उचित द्वें । आप क्राह्मण हे, में आपका वध करना नहीं चाहता । यह मेरी गर्दन है, वह 
आपका परशु है । विना दया दिखाये जो उचित समझें, करें ।” 

रघुराम को क्रोद्धोदीप्त देखकर भागंव राम घबराकर बोले--“तुम्हारी बातों से 
मुझे शञात होता है कि तुम्हें इस बात का गर्व हूँ कि में ब्राह्मण हूँ और तुम क्षत्रिय हो । 
तुम ऐसा मत सोचो । में अभी अपने प्रताप का तेज तुम्हें दरसाऊँगा। उस जनक राजा के 
घर में जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, उसे तथा इस धनुष को (जो मेरे पास है) पहले 
देवताओं ने बड़े प्रेम से विश्वकर्मा के द्वारा एक साथ बनवाया था । उनमें से, एक उन्होंने 
त्रिपुर-विजय के लिए जाते समय शिव को दिया । रुद्र ने उसी धनुष से त्रिपुरों को 
विजित किया ।” उसके परचात्‌ धीर-गर्वे की मुद्रा धारण करके वे कहने लगें--मेंने विना 
किसी की सहायता के ही त्रिपुरासुरों का वध किया है । मेरे समान शक्तिशाली स संसार 
में कोन है ?' 

(उनके वचनों को सुनकर) देवता, मुनि, सनकादि, विष्णु के पादवंचर कहने लगे 
कि विष्ण्‌ त्रिपुरासुर के वध में शिव के सहायक बने, अन्यथा रुद्र से यह कार्य कैसे सघता? 
यह वार्ता रुद्रगण ने सुनकर शिव से कह दिया । शिव ने अत्यंत क्रोध करके विष्णु को 
युद्ध के लिए ललकारा । (यह बात जानकर) सुर, गरुड़ तथा उरगादि देवता ब्रह्मा के 
पास गये और उनसे परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि हरि तथा हर की 
परीक्षा के लिए दोनों में युद्ध होना ही चाहिए। अतः उन्होंने कामुक नामक धनुष विष्णु 
को दिया । हरि तथा हर दोनों अतुल रीति से युद्ध करने लगे । नारायण द्वारा की गई 
भयंकर बाण-वर्षा के कारण शिव के धनुष का थोड़ा-सा भाग टूट गया । तब देवताओं ने 


तिर्णय किया कि हरि की. शक्ति ही प्रबल है और उन्होंने दोनों का युद्ध बंद करवा दिया। 


बालकों 6७ 


देवताओं का मनोभाव जानकर शिव ने अपना धनुष देवरात को दिया । उन्होंने वह धनुष 
जनक को दिया । विष्णू ने अपना धनृष रुचिक को दिया, रुचिक ने जमदग्नि को दिया 
और जमदग्नि ने कृपा करके मुझे यह धनुष दिया । शिव का धनुष पहले ही थोड़ान्सा 
टूटा हुआ था, इसलिए तुमने उसे तोड़ा होगा । हे राजन, मेरे हाथ का यह घनृष उसी 
धनुष के जोड़ का है । इसपर बाण-संधान करके अपनी शक्ति का परिचय दिये विना 
में तुम्हें यहाँ से हटने नहीं दूँगा ।” 

इन वचनों को सुनकर दशरथात्मज अत्यंत कुद्ध हुए । उनकी आँखों से अग्नि-कण 
निकलने लगे । राम ने भागंव राम से, जो उनकी शक्ति से अनभिन्ञ थे, कहा--में जानता 
हैँ कि आपमें अतुल बल है । में यह भी जानता हूँ कि आपने क्षत्रियों को परास्त करके 
उनका वध किया है । किस्तु, आप मुझे भी दूसरों की तरह समभकर, निर्भय होकर डींग 
मार रहे हैं । आपको मेरे भुज-बल का ज्ञान नहीं है । भला, आपकी शक्ति ही कितनी है ! 
आपका यह धनुष क्‍या चीज हे ? लाइए, देखूँ तो सही । 

इस प्रकार कहकर उन्होंने (परशुराम के हाथ से) धनुष लेकर, उसकी प्रत्यंचा 
चढ़ा दी और एक उग्र बाण-संधान करके कहा--'में आपके पैर काटकर आपका गर्व- 
भंग करते हुए आपका क्रोध दूर करूँगा । 


परशुराम भयभीत हो गये । उनका घमंड चूर-चूर हो गया। उनकी हेंकड़ी जाती रही । 
तुरन्त बड़ी नमृता से प्रार्थनापूवंक कहने लगे--हे राजंन्द्र, हें राम, मानवाधीश 
मुझे क्षमा करो । मेरी रक्षा करो । मैंने सारी पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी है । अतः 
में रात के समय इस पृथ्वी पर ठहर नहीं सकता । मुझे रात तक महेंन्द्रावल पर पहुँच 
जाना चाहिए। इसलिए तुम मेरे पैर मत काटो । (तुम चाहे तो) मेरे समस्त संचित 
पुण्य पर यह बाण छोड़ दो । 

तब राम ने वह बाण परशुराम के (संचित) पुण्य पर छोड़ दिया । देवता, सिद्ध, 
खेचर आदि जड़वत्‌ खड़े भारगव राम तथा क्रुद्ध काकुत्स्थ राम को देखते रहे । तब पुष्प- 
वृष्टि हुई । स्वर्ग में रहनेवाले ब्रह्मादि देवता आनन्दित होकर राम की प्रशंसा करने लगे । 

भागंव राम राम को देखकर मन-ही-मन उनकी महिमा का विचार करके बोले-- 
“है अनघ, मेंने तुम्हारी शक्ति को देख, मन-ही-मन विचार करके जान लिया है कि तुम 
विष्णु हो । हें काकुत्स्थ, इसलिए युद्ध में हार जाना मेरे लिए स्वाभाविक ही है | तुम 
मेरे बल हो, मेरी आत्मा हो, मेरे बंधु-बांधव सब तुम ही हो । हे रामचन्द्र, तुम मेरे 
कुवचनों का खयाल मत करो । हे रघुकुलाधीश राम, तुम मेरी रक्षा करो । 

इस प्रकार उन्होंने राम की स्तुति की, मन-ही-मन रघुराम की महिमा गुनते हुए 
उनकी परिक्रमा की और भक्ति से हाथ जोड़कर, अत्यन्त विनय से राम की कपा प्राप्त 
करने के उद्देश्य से बोले--“हे राघव, हे जानकीनाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दो । मेरी 
त्रुटियों का ध्यान न करके उन्हें क्षमा कर दो, मेरी रक्षा करो और स्नेह से मुझे जाने की 
अनुमति प्रदान करो । में एकनिष्ठ होकर, अविचल रीति से नेत्र बंद करके तुम्हारे प्रति 
तपस्या करूँगा और ज्ञान प्राप्त करूँगा, जिससे सभी मुनिश्समाज हर्षित हो जाय ।* 


द्द रगन/शथा एयशयर 

इस प्रकार राम की स्तुति करके, बड़े प्रेम से वे वहाँ से प्रस्थान करते हुए बोले--- 
'राम, तुम्हारी शक्ति अनुपम है ।” उसके पदचात्‌ वे महेन्द्राचल पर चले गये । वरुण की 
प्राथना मानकर रघुराम ने उसी क्षण परशुराम का धनृष उन्हें दे दिया । 

तब अनुकूल पवन चलने लगा । प्लेना में फिर से उत्साह छा गया । नर तथा सूरों 
की प्रशंसा प्राप्त करते हुए विजय-श्री से युक्त हो राघव ने अपने पिता महाराज दशरथ 


बिल 


तथा पुण्यात्मा वसिष्ठ को प्रणाम किया । राजा ने बड़े आनन्द से उन्हें गले से लगाकर 
आशीर्वाद दिया और बोले--'मेरा पुनर्जन्मन्जैसा हुआ है । तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करक 
इस पृथ्वी पर में देवराज इन्द्र के समान बन गया । परम पावन परशुराम जब शिव की 
तरह (भयंकर रूप लेकर) यहाँ आये, तब भय से मेरा सारा शरीर काँपने लगा और मेने सोचा 
कि अब कोई उपाय नहीं है । इसलिए मेने उनसे विनती की । जब उन्होंने मेरें बिनीत 
वचनों को ठुकरा दिया, तब पृत्र-स्नेह से विद्धेल होकर में चुप हो रहा । (तुम्हारा) उनको 
जीतना मेरे लिए बड़े आइचयें का विषय है । मेंने आज अतुल वैभव प्राप्त किया हैं 
तुम्हारे प्रताप के फलस्वरूप सारा भय दूर हो गया है । में इस संसार में यशस्वी हुआ ।” 

इस प्रकार, राम का अभिनंदन करने के उपरान्त राजा ने वसिष्ठादि मुनियों और सभी 
सेनाओं को साथ लिये हुए बड़े आनन्द से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । 


३८. अयोध्या में प्रवेश 

मंगल-चिह्नों तथा पुण्यात्माओं के साथ, मंगल-वाद्यों की ध्वनि होते हुए, दशरथ ने 
अपने पुत्रोंलहित बड़ी प्रसन्नता से अयोध्या में प्रवेश किया । अलंकृत राजमार्ग में, राज- 
कुल के लोग तथा अन्य मित्र-वर्ग, सौधों पर से उन सुन्दर राजकुमारों को देखकर उनपर 
पुष्प-वृष्टि करने लगे । भूसुर आशीर्वाद देने लगे । तब राजा ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
अलंकृत अंतःपुर में प्रवेश किया । कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा आदि रनवास की सभी 
स्त्रियाँ अत्यन्त ह॑ से उतके स्वागतार्थे आईं । उन्होंने उनपर फलों कीं वर्षा की और उनकी 
आरतीः उतारी । पूत्र तथा पृत्र-वृधुओं ने उनके पैर छुए, तो उन्होंने उन्हें गले लगाकर 
आशीर्वाद दिये । सीता आदि पृत्र-वधुओं का मधुर स्वभाव एवं कुशलता देखकर सभी संतुष्ट हुए । 

दशरथ अपने चारों पुत्रों की सेवाएँ प्राप्त करते हुए, चतुर्भूज विष्णु के समान, 
चार श्रंगोंवाले स्वर्ग के हाथी (ऐरावत) के समान विलसित होते थे और बड़े आनन्द से" 
पुण्य" की रक्षा” करते हुए राज्य करने लगे । एक दिन दशरथ ने उचित समय देखकर 
शुभ लक्षणों से संपन्न अपने पुत्र भरत को बुलाकर कहा--हे वत्स, तुम्हारे मामा कैकय 
तुम्हें अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, अतः तुम शत्रूध्न के साथ उनके यहाँ जाओ और 
उनकी इच्छा पूर्ण करो । हे वत्स, (वहाँ) अपने नाना, नानी, मामा' तथा ब्राह्मणों के प्रति 
भर्क्ति-युक्लाः विनय दरसाते रहना । उनकी: परितवर्या करते हुए' उनसे. रथः चलाना, हास्त्र" 
चलाना, वेदण्शास्त्र, नीति-शास्त्र 'तथा अन्य सभी कलाओं को' सीखने में' सतत" तत्पर रहना । ' 
एक'क्षण भी व्यर्थ न बिताना और (समय-समय पर). अपना कुशल-समाचार भेजते रहना।”' 

राजा का आदेश पाते ही भरत ने माता-पिता तथा रघुराम को विनयः सेः प्रणाम ' 
किया ओर शत्रुघ्न को साथ' लेकर अपने मामा के साथ राजगृह की राजधानी के लिए रवाघाः हुए" 


बएलकोड ६९ 


राजकुमारों ने अपने आगमन का समाचार अपने नाना को भेज दिया । उस राजा ने 
अपने नगर को फूल-मालाओं, तोरणों तथा पताकाओं से सुंदर ढंग से सजाया । सुगंधित 
जल से मार्गों का सिंचन करवाया तथा पुष्प एवं धूप आदि से राजमार्ग को सुगंधित किया । 
(फिर) मंत्रियों, स्त्रियों तथा परिचारकों को साथ लेकर तरह-तरह के वाद्य, 
नृत्य, गीतों से युक्त हो राजा ने उनकी अग॒वानी की और वंदी, सूत तथा मागध-जन की 
स्तुति-वचनों के साथ अपने नाती को बड़े स्नेह से अंतःपुर में ले आये । भरत ने अपने 
नाना से लेकर क्रमशः सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किये । 

यूवराज राम बड़ी कुशलता तथा एकाग्रता से, अपने पिता की सेवा करते हुए, 
भी प्रजा को एक समान मानते हुए धर्म-निरत हो, सीता के साथ नव-वैवाहिक जीवन का 
आनन्द प्राप्त करने लगे । वे अट्टालिकाओं पर, कीड़ा-सौधों में, चन्द्रकान्त शिलाओं पर, शीश- 
महलों में, सोने के शयनागारों में, जूही की पुष्प-शय्याओं पर, चंपक, पूग, नारियल, रसाल, 
नारंगी आदि वृक्षों से युक्त उपवनों में, क्रीड़ान्पवंतों पर, सरोवरों में, लतागृहों में, धवल 
वितानों में, बालुकामय भूमि पर, आमोद-प्रमोद के साथ रहते हुए, समस्त सुख-भोगों का 
अनुभव करते रहे । 

इस प्रकार, आंध्र के भाषा-समाट्, काव्य तथा आगमों के ज्ञाता, आचारवानू, अपार 
ज्ञान-समुद्र, भूलोक के लिए निधि-सम दीखनेवाले गोनबुद्ध राजाने अपने पिताश्रेष्ठ, धैयेवा,न्‌ 
शत्रुओं के लिए काल-स्वरूप, महापुरुष, श्रेष्ठ शूर, दयालु, गृणवान्‌ विद्वुलराजा के 
नाम, आचन्द्राक विलसित होनेवाली, समस्त भूमंडल में अत्यंत पूज्य, अनुपम, ललित शब्दाथों 
से यूक्‍त रस-सिद्ध रामायण के कला एवं भावों से परिपूर्ण बालकांड की रचना को । 

आषंग्रन्थ, आदि काव्य, रसिकों को आनंद देनेवाले तथा झाइवत, इस पुण्यचरित्र 
को जो कोई पढ़ेंगे या सुर्नेगे, वे सामादि वेद-समूहों का निवास-स्थान, रामनाम चिंता- 
मणि, समस्त भोग, परहित आचरण, ऊँचे विचार, पूर्ण शक्ति, राज-सुख, विमल यश, चिर 
सुख, धर्म-निष्ठा, दान में आसब्ति, चिरायु, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 
उनके पापों का नाश होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा और धन-धान्य की 
वृद्धि होगी । विना किसी प्रकार के विध्न-बाधाओं के, उन्हें लावण्यवती धर्मे-पत्नी का सह- 
वास प्राप्त होगा । उनके भाई भी उच्ति प्राप्त करते हुए बड़े स्नेह से हिल-मिलकर रहेंगे । 
देवता तथा पितर सदा तृप्त रहेंगे। यह रामायण मोक्ष-साधक है, पापहारी है, 
दिव्य तथा भव्य है । शुभप्रद है । इस रामायण की पूजा नियम-पूर्वक करने से पुण्य प्राप्त होगा, 
इसकी रचना करनेवालों की शुभ उन्नति होगी और स्वर्ग-लोक का निवास प्राप्त होगा। 
जबतक कुल पर्वत, समुद्र, रवि-चंद्र, नक्षत्र, वेद, दिशाएँ तथा संसार शोभायमान रहेंगे, 
तबतक यह कथा शाश्वत आनंद -समूह का निवास-स्थान बनी रहेगी । 


: बालकांड सामप्त ; 


श्रोरंगनाथ रामाथण् 


(अयोध्यः कांड) 


१. राम-राज्यामिषेक का संकल्प 


महाराजा दशरथ अत्यंत शुभप्रद रीति से राज्य का पालन करते थे । एक दिन 
उन्होंने विचार किया, मेरा पूत्र राम, मेरे चारों पुत्रों* में शुभ-गुण-संपन्न, अतुल यशस्वी, 
सदा दीन-दुखियों की चिता करनेवाला, परहित का विचार करनेवाला, समस्त प्राणियों पर 
दया दिखानेवाला, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए यत्न करवेवाला, सतत संतुष्ट, प्रशसा 
के योग्य गुणों से युक्त उचित क्रोध तथा प्रत्ताद गुणों से पूर्ण, शासन-शक्ति से समन्वित, 
गज-तुरग आदि के आरोहण में दक्ष, विजयलक्ष्मी से समन्वित, चतुर, इच्छित कार्यो को 
अविलंब संपन्न करनेवाला, दीघं कोप से रहित, सेवकों पर कृपा रखनेवाला, अतिरथी, 
ईर्ष्या रहित, करुणा-सिघु, दूसर' के अच्छे गुणों का आदर करनेवाला, बुद्धि में बृहस्पति को 
भी परास्त करनेवाला, शुद्ध तज में सूर्य के सदृश दीखनेवाला, प्रजारंजक, चंद्र के समान 
शोभायमान, धनुर्वेद तथा वेदशास्त्रों में पारंगत, न्याय के मार्ग से ही धनाज॑न करने में निपुण, 
क्षमा में पृथ्वी के समान और सकल-सदुगुण-सपन्न है। उसका राज-तिलक कर देता चाहिए ॥! 
ऐसा विचार करके उन्होंने वसिष्ठादि महामुनि, सुमंत्र आदि सचिव, पास-पड़ोस के राजा, 
सित्र, बंधु, नागरिक, जनपद के लोग, आश्रित, बुद्धिमानू, सामंत राजा, योद्धा, राजनीतिज्नु 


(५9 रंग्नाथ एपायर 


आदि लोगों को राजसभा में बुला भेजा । उनके समक्ष राजा घन-गर्भर स्वर म बोल-- 
हमार पूर्वज इक्ष्वाकु-बंश के राजाओ ने बड़ी उत्तम रीति से इस पृथ्वी पर शासन किया था । 
उनके समान मेने भी इस राज्य-भार को बड़ी क्षमता से वहन किया और आपके 
सहयोग से निजकुल-धर्मं में निरत होकर मेते इसका पालन किया । यह विषय तो आपको 
ज्ञात ही है । में आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ । साठ हजार वर्ष तक मेने इस 
राज्य का पालन किया, सुदर रवेत छत्र की छाया में रहते हुए वृद्ध हो गया हैँ । भूमि- 
भार की अपेक्षा वृद्धावस्था का भार मुझपर अधिक हो गया है । विकसित कमल के सद्द्य 
मेरा शरीर कोमुदी के समान (पांडर) हो गया है । केवल प्रताप बचा हुआ है। अतः, 
प्रजा का पालन करने के लिए में अपने पृत्रकल्याण राम, देवता-हितकराक्षी धीमान्‌, इंदीवर- 
इ्याम, कोटिसूर्यश्रभावानू, सौदर्य में मन्‍्मथ को भी जोतनेवाले, जगदभिराम, राम का 


६ ५५ 


राजतिलक कर देना चाहता हूँ और राज-भार से अवकाश लेना चाहता हूँ । क्‍या आप 
इसको स्वीकार करेंगे ?' 

घन-गर्जत को सुनकर हर्षित होनेवाले वन-मयूरों की भॉति सभासदों में अत्यधिक 
उत्साह छा गया । कल-कल ध्वनि होने लगी । प्रजा में प्रमुख भूसुरों ने परस्पर परामर्श 
करके सूर्यवंशी राजा से कहा--हे राजन, आपके श्रेष्ठवचन सब लोगों के लिए हितकर, 
हृदयरंजक तथा अभीष्टदायक है । वे सब लोगों के लिए आनंददायक हैं । राजनीतिज्ञ, 
निर्मल-धर्मनिपुण, जगत्‌ के बंधु, दीनो के लिए कृपा-सिंधु, शांति-संपन्न, सत्यत्नती, सतत 
विप्र-पूजा-निरत, सच्चरित्रवान्‌, नीति, प्रीति, निपुणता, क्षमा, ख्याति, ऐश्वर्यं, कांति, दांति, 
शांति आदि कितने ही सद्गुणों से आपसे भी श्रेष्ठ, लोकाभिराम राम को राजा बनाना 
सर्वेधा उचित है । वे तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं, फिर इस लोक का शासन 
करना इनके लिए कौन बड़ी बात है ? हमारी भी यही इच्छा है कि आप उनका राज- 
तलक कर दें । 

राजा ने ये बातें सुनी, तो उनका हर्ष दूना हो गया। हर्षातिरेक से प्रफुल्लित 
होकर वे वसिष्ठ तथा वामदेव को देखकर बोले--हे अनघ, यह मधुमास अभीष्टप्रदायक है । 
अतः, हम इसी मास में राम को समस्त साम्राज्य-लक्ष्मी का राजा बनायेगे । आप उचित 
रीति से उसके लिए आवश्यक बस्‍्तुएँ संचित करावें ।” ये बातें सुनकर ऋषियों ने अभिषेकार्थ 
अविश्यक वस्तुओं का संचय करने के लिए आदमी भेजे । 

वसिष्ठ ने राजा की आज्ञा के अनुसार परिचारकों से कहा--- तुम लोग, श्रेष्ठ 
स्वेण, रत्न, समस्त ओषधियाँ, चंदन, धवल पुष्प, मधु, घृत, खोल (धान का लावा), नव 
लेलित-वस्त्र, राजा के लिए योग्य श्रेष्ठ रथ, स्वर्ण-रत्नजटित आयुध, शुभ लक्षणों से युक्त 
भंद्रगजण, श्वेत अहव. विजन धवल छत्र, चामर, श्रेष्ठ पताके, एक सौ स्वर्ण कलश, स्वर्ण 
अँगी से युक्त श्रेष्ठ वृषभ, व्याप्र-चर्म और अन्य आवश्यक मंगल-द्रव्य हवन-शाला में 
ले ऑओ । नगर के द्वार, राज-पथ तथा सौध-शिखरों का अलंकार करो। समस्त नगर को 
फूँल-मालॉओं, पेताकाओं तथा तोरणों से सजाओ । कम-से-कम एक लाख भूसुरों (ब्राह्मणो) 
की भोजन की व्यवस्था करो । दान-दक्षिणा आदि के लिए आवश्यक धन प्रस्तुत रखो । 


अयोध्य7/कोड 2५ 


पूजा तथा उपहारों से नगर-देवताओं की अर्चना करो । नगर के सभी निवासी तथा वेष्याएँ, 
नगर के दूसरे फाटक के पास ढंग से आकर खडे रहेँ। नगर के सभी सेवकों को सेवा के 
लिए उपस्थित रहने की सूचना दो । परिचारकों ने वसिष्ठ के आदेशों का पालन करके 
उसकी सूचना वस्षिष्ठ को दी । 

राजा ने सुमंत्र आदि उत्तम सचिवों तथा सगरे-संबंधियों को अलग-अलग बुलाकर 
उन्हे संकल्प कह सुनाया । उन्होंने भी राजा के निश्चय का अनुमोदन किया । तब उन्होंने 
शीघ्र रघुराम को बुला भेजा और अपनी आँखों से स्नेह-सूधा की वृष्टि करते हुए कहा-- 
हे वत्स, प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करते हुए मेने दीघ काल तक राज्य किया । दान, धर्म 
तथा यज्ञादि बड़ी निष्ठा से मेने पूरे किये और अंत में तुम जेसे रद॒गग-संप्न्न को पुत्र के 
रूप में प्राप्त किया । अब में राज का भार संभालने में असमर्थ हो रहा हूँ । इसलिए 
में तुम्हारा राज-तिलक कर दूंगा। परपों ही राज्याभिषेक के लिए उपयुक्त शुभ मुहत्त है । 
सलिए तुम और सीता भक्ति के साथ उपवास करो ।' 

तब राम ने राजा को देखकर विनय तथा साहस के साथ कहा--हे महाराज, मेरे 
लिए आपके चरण-कमलों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा राज्य इस संसार में हो नहीं 
सकता । आप अपने इन विचारों को त्याग दीजिए ।' तब राजा ने कहा--हे वत्स, तुम 
पुण्य-चरित्र हो, पुण्य-धती हो, सूर्यकरुल के रत्न हो । तुम्हारे सिवा इस पृथ्वी का पालन 
करने के लिए योग्य और कौन हो सकता है? अतः, हे अद्वितीय बीर ! तुम इस राज्य- 
भार को अवद्य संभालो ।' 

राम ने उनकी आज्ञा के सामने सिर भुकाया और अपने महल में चले गये । राजा 
भी सामंत राजाओ, नागरिकों तथा अन्य नातेंदारों को विदा करके अपने महल में गये। 
(वहाँ पहुँचकर) उन्होने सुमंत्र के द्वारा श्रीराम को बुलवाया, उन्हे अपने पास 
बिठाकर, आनंदाश्रु बहाते हुए बोले--हे मेरे भाग्य-निधि, हे मेरे पुण्य-स्वरूप, मेरे तप के 
फल, हे मेरे पुत्र, मेने कुछ बुरे स्वप्न देखे हे। मेने दुष्ट ग्रहों को तथा उल्का- 
पात होते देखा है। अतः मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है । अभी तुम इस पुण्य-योग' 
में ही राज-तिलक कर लो । इससे मेरी इच्छा पूर्ण होगी । विलंब क्‍यों ? तुम्हारी उन्नति 
का समस्त संसार इच्छुक है ।' 


रामचंद्र ने पिता की आज्ञा शिरोधारण करके, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
लेकर वहाँ से विदा हुए । उन्होंने अपनी माता, सुमित्रा तथा जानकी तथा लक्ष्मण को यह 
सम्राचार सुनाकर उन्हें आनंद-सागर में डुबो दिया । उसके पर्चात्‌ पूर्ण-चन्द्रसदूश्न राम, 
सीता के साथ प्रफुल्लचित्त से अपने महल में गये । 

इसके पर्चात्‌ राजा ने वसिष्ठ से कहा कि आप राम के उपवास के लिए विधिवत्‌ 
संकल्प कराइए | तब वसिष्ठ ब्रह्म-रथ पर आरूढ़ हो रामचन्द्र के महल के लिए रवाना हुए 
ओर अपने आगमन का समाचार देने के लिए एक शिष्य को पहले ही भेज दिया । 
उनके तीसरे फाटक तक पहुँचते-पहुँचते राम उनके स्वागताथ आ पहुँचे और बड़ी भक्ति 


३ हि] 


से उस पृण्यात्मा को प्रणाम किया और बड़े हर्ष से उन्हें अंत:पुर में ले गये । वहाँ उन्होंने 


७६ रंगनशथ एायशयण 


उस लोक-वबंद्य का उचित आवर-सत्कार किया । वस्िष्ठ ने पुण्याह-वाचन कराया और पृष्य- 
संकल्प-पूर्वक उपवास ब्रत का प्रारभ कराया । दक्षिणा के रूप में राम से दस हजार गायें 
लेकर वसिष्ठ ने सारा समाचार राजा को कह सुनाया और घर चले गये । 

राम ने बड़े प्रसन्नचित्त से सीता के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु की 
प्रीति के लिए हवन किया, हवन-शेष को ग्रहण किया और वसिष्ठ के आदेश के अनुसार 
विष्णगृह में कुशासन पर एकनिष्ठ हो विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास करते रहें । 

अयोध्या मे लोग बड़े हफष्ष से आनंदोत्सव की तैयारी में लग गये । कोई मोतियों 
से चौक पूर रहा था, तो कोई अपने घरों का अलंकार कर रहा था । कोई मणिमय तोरण 
सजा रहा था, तो कोई फूलों से वितान बना रहा था । कुछ लोग भंडे लगा रहे थे । 
कुछ जहाँ-तहाँ फूल-मालाएँ लटका रहे थे । कुछ एक दूसरे के अलंकरण में मग्न थे । कही 
लोग दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे, तो कही इष्ट देवताओं की पूजा कर रहे थे । कुछ 
दान-पुण्य कर रहें थे और पुण्य कथा-गोष्ठियो में भाग ले रहे थे । जहाँ-तहाँ लोगों की 
भीड़ एकत्रित होकर राम के गुणों का गान कर रही थी । लोग उनकी सेवा करने के 
लिए आतुरता प्रकट करते थे और भगवान्‌ से राम को ही राजा बनाने की प्रार्थना कर 
रहे थे । 

२. मंथरा की कुमंत्रणा 

उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने रनवास की छत पर से नगर का यह 
आतंदोत्सव देखा । वह सोचने लगी--वया कारण है कि आज नगर अद्भुत साज-सज्जा से 
परिपूर्ण है । सभी नगरवासी सजे-धजे तथा प्रफुल्ल दिखाई पड़ रहे हे । कौसल्या के 
अंतपुर को सभी स्त्रियाँ सुसज्जित होकर आनंद-मग्न हो रही है । जाने किस कारण से 
आज कोौसल्या अगणित धन व्यय कर रही है ।' उसने आनंद में मग्न राम की धाय से 
पूछकर यह जान लिया कि राम के राज-तिलक के लिए ही सारे नगर में उत्सव मनाया 
जा रहा हैं । तब उसने निइचय किया कि बाल्यावस्था में रामने जो मेरी ठाँग तोड़ दी थी, 
उसका बदला लेने का यहीं अच्छा अवसर है। इस प्रकार सोचकर वह रानी ककेयी 
को सारा वृत्तांत सुनाने के लिए उनके महल में गई । उस समय पद्ललोचना कंकेयी 
अपने क्रीड़ा-धर में हिंडोले पर लेटी थी । मंथरा ने उससे कहा--उठिए महारानी, आपको 
किसी बात की चिंता ही नहीं है ।' यों कहते हुए उसने कैकैयी का हाथ पकड़कर उसे 
उठाकर बेठाया और त्रिया-चरित्र रचती हुई बोली--आप तो यह कहते हुए फूली न 
समाती थी कि राजा मुझसे ही अधिक प्रेम रखते हैं । वह भूठा सिद्ध हो गया है । 
महाराजा ने अपनी बड़ी रानी के भय से आपको भ्रम में डालकर, भरत को परदेश भेज 
दिया है और रघुराम का राज-तिलक करने की बात सोच रहे हैं । यदि यही बात हुई, तो 
आपका जीवन निरथंक है । राजाओं का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । आप फूली- 
'फूली क्‍यों फिरती हैं ? ऐसा क्र, वंचक और कपटी पुरुष मेने कहीं देखा नहीं है । वे 
कैसे आपके पति हे ? वे तो आपके क्र शत्रु है। यदि आप अपनी सौत के पुत्र को 
समस्त पृथ्वी का राजा बनने देंगी, तो आपको, आपके पुत्र को तथा मुभे, दुःख के सिवा 


अयोध्याको8 


सुख नहीं मिलेगा । आपकी भलाई का विचार करके आपके पिता ने मुझे भेजा, तो स्नेह 
के कारण में यहाँ आई हूँ । आपकी भलाई मेरी भलाई है, आपका अभाव मेरा अभाव है । 
मैने आपकी भलाई की बात आपसे कह दी। आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे कि 
आपका पत्र इस संसार में जीवित रहे । 

कैकेयी ने ये बातें सूनीं तो अत्यन्त हर्ष से उसकी प्रशंसा करते हुए उसे गले से 
लगा लिया औ+ कहा--हे सखी ! राम के राज-तिलक का शुभ समाचार देकर तुमने मेरे 
कर्णपुटों में सुधावृष्टिगी कर दी । तुम्हारे साथ मेरी मित्रता आज सफल हुईं | अब तुम 
अपने वक्र बचनों को छोड़ दो । भरत की अपेक्षा उसका अग्नज मेरें प्रति विशेष : श्रद्धा 
रखता है । तुमने यह शुभ-समाचार मुझे देकर बहुत अच्छा किया । इस प्रकार कहकर 
उसने मंथरा को नवरत्न-खचित अपने सोने का कड़ा उपहार के रूप में दिया । किन्तु, उस 
कपट स्त्री ने उस कड़े को दूर फेंककर अपने पापपूर्ण हृदय का क्रोध एवं जलन प्रकट 
करते हुए कहा--हे कैकेयी । आप मन-ही-मन फूली हुई है, मानों कोई उत्तम कार्य 
हो रहा है । आपने यह उपहार मुझे किसलिए दिया ? आपकी भलाई के लिए जो परामश 
मैने दिया, उसके विषय में विचार किये विना ही आप ऐसा प्रलाप क्‍यों करती है ! में आपके 
स्वभाव के बारे में क्‍या कहूँ ? क्या अपना अहित करनेवाला धर्म, कोई धर्म हैं ! 
आँखो को हानि पहुँचानेवाला काजल किस काम का ? कही इससंसार में ऐसे भी लोग हैं, 
जो सौत के पुत्रों के हित की कामना करते हे ? यदि आपकी सौत का पुत्र सामाज्य 
का स्वामी हुआ, तो सभी राजा, नातेंदार, प्रजा तथा मत्री राम कौ सेवा में लगे रहेंगे । 
गज, तुरंग आदि सेना उनके वश में हो जायगी । उसके पश्चात्‌ दशरथ भी स्वतंत्र नहीं 
रह सकेंगे। तब दाशिमूखी कौसल्या समस्त ऐश्वर्य का उपभोग करेगी और आप उनकी सौत 
होती हुई एक पगली की तरह कैसे रह पायेंगी । इतना ही नही, आपको उतकी आज्ञा 
का पालन करते हुए उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा । भरत को उस रघपति से भय 
खाते हुए एक भृत्य के समान रहना पड़ेगा । आपकी पृत्रवध्‌ू को राज-रानी सीता की 
सेवा करनी पड़ेगी । यदि यही हुआ, तो आपका जन्म निरथंक हुआ। इसका उपाय यह है 
कि राम को वनवास के लिए भिजवा दीजिए और भरत का राज-तिलक करवाइए ।' 

तब कैकेयी बोली--हाय, महाराज मुझे इतनी स्वतंत्रता क्यों देने लगे ? में उनसे 
ऐसी प्रार्थना कैसे करूँ ? करूँ भी तो वे मेरी प्रार्थना क्‍यों मानेंगे ? यह कैसी बात है ? 
तुम जो भी कहो, यह काम नहीं होने का । में राम से कैसे कहूँ कि तुम वन में जाकर 
निवास करो । 

तब मंथरा अपनी पाप-बुद्धि को प्रकट करती हुई बोली--हे सुन्दरी, क्या आप 
इस बात को भूल गईं कि शंबरासूर और इंद्र के युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए 


0०. किक." 


अपनी सेनाओं के साथ जाते समय राजा आपको भी अपने साथ ले गये थे | महाराजा 
दशरथ ने रात्रि के समय उस राक्षस का सामना किया था । राक्षस ने क्रोध में आकर 
विभिन्न प्रकार की मायाओं से राजा का वध करने का प्रयत्न किया था; किन्तु आपने 


धवलांगू नामक मुनि की हुपा से प्राप्त शक्ति की सहायता से इस राक्षस को मायाओं को 


एड रमनाथ रा्यायर 


दूर कर दिया थां और राजा को उस राक्षस के तेज बाणों से आहत होने से बचाया था । 
राजा ने संतुष्ट होकर आपको दो वर दिये थे । आपने ही खुद यह सारा वृत्तांत मुझे 
सुनाया था । भले ही आप इसे भूल जाये, में कैसे भूल सकती हैँ ? अत्त:ः आप राजा से 
दो वर माँगिए--एक तो यह कि कौसल्या का पुत्र राज-पाट छोड़कर चौदह वर्ष तक मुनियों 
का-सा जीवन व्यतीत करते हुए भयंकर वनों में रहे, और दूसरा, आपका पूत्र इस पृथ्वी 
पर शासन करे | आपके वर माँगने पर राजा बहुत गिड़गिड़ायेंगे । फिर भी, आप मूर्ख 
के समान मत रहें । सत्य की दुह्ाई देकर दृढ़ संकल्प से आप इस कार्य को सिद्ध 
कर लीजिए । आपके पति असत्य से डरते है; उसपर भी आपसे उनका अत्यधिक प्रेम है। 
इसलिए वे आपके वचनों का अतिक्रमण नही करेंगे । अवश्य आपकी बात मान लेगे ।” 

इन बातों से प्रसक्ष होकर कैकेयी ने मंथरा से कहा--तुम्हारी जैसी सखी, साथिन 
और गुणवतती को मेने कही नहीं देखा है । हे उत्तम नारी, जिन बरों के संबंध में मेने 
तुमसे, कहा था, उन्हें तो में भूल हो गई थी । तुमने जैसे सोचा, वैसे मेरा पुत्र यदि इस 
समस्त पृथ्वी का राजा बनेगा, तो में तुम्हारे कूबड़ को शुद्ध स्वर्ण से अच्छी तरह सजाऊँगी, 
तुम्हारं मुख-चन्द्र पर कस्तूरी-तिलक करूँगी और तुम्हारे शरीर पर असंख्य आभूषण पहनाकर 
तुम्हें अलंकृत करूंगी । हे सखी ! इस प्रकार सज-धजकर तुम मन्मथ की स्त्री के समान 
विचरोगी, तो सभी दासियाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करती रहेंगी । में ऐसी व्यवस्था 
कर दूँगी 

इस प्रकार, मंथरा से प्रिय वचन कहने के परचात्‌ केकेयी अपने कक्ष में चली गई । 
उसने अपने समस्त आभूषण उतार दिये, माथे पर कस्तूरी का गाढ़ा लेप लगाया, मलिन 
वस्त्र पहने और अत्यन्त क्रोध धारण किये फर्श पर पड़ी रही। अपनी मंत्रणा की सफलता 
से संतुष्ट होतेवाली मंथरा को देखकर कैकेयी बोली--जबतक राजा राम को बुलाकर 
उसे वन में जाने की आज्ञा देकर नहीं भेजेंगे और भरत का राज-तिलक नहीं 
करेंगे, तततक में अन्न-जल नहीं ग्रहण करूँगी । जितने भी स्वर्णाभूषण दें, में उन्हें नहीं 
लूँगी और यहाँ से हदूँगी भी नहीं । यों कहते हुए वह मन-ही-मन बहुत कुद्ध होकर 
पड़ी रही । 


३. केकेयी के महल में दशरथ का आगमन 

राघव के राज-तिलक का समाचार कैकेयी को सुनाने के उद्देश्य से दशरथ उस दिन 
रात को वहाँ (ककेयी के महल में) आये । स्वर्ण-रत्नजटित किवाड़ों तथा कक्षों, कस्तूरी 
चंदन, कर्पूर की सुगंधि से युक्त तथा नाना रत्नों की कान्ति से सुशोभित्त स्रौधों को पार 
करके ये रंग-महल के निकट पहुँचे । कैकेयी को वहाँ न देखकर दशरथ ने सेवक से पूछा । 
उसने दुः्ख प्रकट करते हुए हाथ जोड़कर कहा--दिव ! देवी न जाने किस कारण से 
कोप-भवन में चली गई हैं ।' 

ये बातें बअशरथ के कानों को धतृष की उम्र ठंकार की भांति भयंकर लगीं । उत्तका 
मुँह पीला पड़ श्रया । कैकेयी के प्रति उनका प्रेम ह्विगुण हो उठा । धीरे-धीरे उन्होंने 


कोप-भवन में प्रवेश किया और स्वर्गं-लोक 


किक. 


से पृथ्वी पर उत्तरकर वहाँ लेटी हुई अप्सरा 


अयोध्याकांड ७8 


की भाँति, कशों को फैलाये फर्श पर पड़ी हुई कमलमभृखी कैकैकी को देखकर राजा सन्न 
रह गये । उन्हें बड़ी वेदता का अनुभव हुआ । बड़े दीन भाव से बे उसके निकट पहुँचे; 
उसके शरीर का स्पर्श करके देखा और काम-पींड़ित होकर उससे प्रार्थना करने लगे-- 
हे कमलाक्षी, हे चन्द्रददनी, हे भूमरों के-से केशवाली, इतना कोप क्‍यों ? अत्यंत मृद्ु 
पर्यक पर लेदनेवाली, तुम्हें लेटबे के लिए यह कड़ी भूमि क्‍यों ? कोमल दुकलों के रहते, 
तुमने ऐसे मैले वस्त्र क्यों पहने है ? कनकशलाका-सी अपनी देह पर तुमने आभूषण धारण 
क्यों नहीं किये ? उदधि-सुत चंद्रमा की चाँदनी के समान उज्ज्वल तुम्हारें ललाट पर यह 
लेप क्‍यों ? तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्‍यों उत्पन्न हुआ ? प्रतिदिन की भॉति तुम अपने घने 
तथा नीले कंशों में माँग काढ़कर उन्हें सजाती क्‍यों नहीं ? पद्मराग मणि की लालिमा' 
को परास्त करनेवाले अपने अरुणाघरों को तांबूल-चर्बण से अलंकृत क्‍यों नहीं करती ? 
तुम्हारे मुख-चंद्र में स्वर्ण-पुष्पों के समान प्रफुल्लित होनेवाली मुस्कान क्‍यों नहीं दीखती ? 
हें प्रियेि, किसलिए तुम मन छोटा किये हुए हो ? इतनी संतप्त क्‍यों हो ? किसने तुम्हें 
कटुवचन कहे ? किसने तुम्हारी बातों का विरोक्ष किया ? हें कमलनयनी । उनके नाम 
बताओ । चाहे वे कोई भा हों, में उन्हें दण्ड दूँगा ।” इस प्रकार कहते हुए आँखों में 
उमड़नेवाले आँसुओं को पोंछते हुए वे बोलें--- हे सुन्दरी, एक अनाथ की तरह तुम इस 
प्रकार भूमि पर क्‍यों लोट रही हो ? बताओ कि यह काम-पीड़ा है अथवा किसी भयंकर 
रोग का प्रकोप है ? क्‍यों संकोच कर रही हो। कहो तो वैद्य आकर तुरंत तुम्हें स्वस्थ करेंगे । 
है ललितांगी ! तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, में उसे पूरा करूँगा । तुम्हारे 
लिए में अवध्य पुण्यात्माओं का भी वध करूँगा । वध्य दुर्जनों को दण्ड देकर तुम्हारी 
बात रखूँगा । यदि तुम चाहो, तो रंक को राजा बनाऊँगा। तुम्हारे क्रोध का पात्र धतती को भी 
दरिद्र बनाऊँगा । जब में और मेरे परिवार के अन्य लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने 
के लिए तैयार है, तब इस प्रकार क्‍यों रहती हो ” हे सुन्दरी ! मेरी बात स॒नो, किचित्‌ 


मूह उठाकर मेरी ओर देखो, ताकि मुझे शांति मिल जाय । तुम चाहो तो में अपने प्राण: 
भी देने को प्रस्तुत हूँ 

दशरथ की ये बातें सुनकर कैकेयी प्रसन्न हुई । वह अपने पक्ति का प्रेम जानती 
ही थी, इसलिए उसने क्षीण स्वर में राजा से कहा--हे देव ! यदि मुझे यह वचन दें 
कि आप मेरे कथन के अनुसार कार्य करेंगे, तो में अपने मन की इच्छा कहँगी ।' 


राजा ने कहा--जो धन्‌विद्या में असमान हैँ, जो धर्म का पालन करता है, जिसे 
विना देखे में एक क्षण भी जी नहीं सकता और जिसको में निरंतर भक्ति से भजता 
रहता हूँ, उस राघव की सौगध खाकर कहता हूँ कि में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। 


कैकेयी ने पवन, अग्नि, शशि तथा नभ को साक्षी के रूप में मानते हुए दशरथ 
के मन की आतुरता का ज्ञान रखते हुए निष्ठुर होकर कहा--हे राजन्‌ ! आपने देवासुर- 


पूद्ध में मुझे दो वर दिये थे । कदाचित्‌ आप उन्हें भूल गये हें । में अब उन दोनों वरों 
को माँगना चाहती हूँ ।' 


56 रंगनशथ एयायंण 


४. दशरथ से केकेयी का वर माँगना 


आप रविकुल में उत्पन्न महाराज है । उस कुल के प्रथम राजाओं की अपेक्षा आप 
अधिक पुण्यात्मा हैं। आप असत्य नहीं कहेंगे और अपना वचन भी नहीं छोड़ेंगे । अतः, 
मुझे वे दोनों वर दीजिए । पहले वर से आप भरत का राज-तिलक कर दीजिए, और 
दूसरे वर से आप राम को चौदह वर्ष तक तपस्वी के रूप में वन मे निवास करने के लिए 


भेज दीजिए । पु | हे दे 
इन वचनों को सुनते ही राजा स्तेंभित रह गये । दुःखसे वे तुरंत मूच्छित 


हो गये। बहुत समय के बाद उनकी चेतना लौटी तो वे बोले---हे कोमलांगी, कैकय-वंश 
में जन्म लेकर इस प्रकार के वचन तुम्हारे मुंह से कैसे निकले ? राम ने तुम्हें क्‍या हानि 
पहुँचाई हैँ कि तुम राम को अरण्य-वास देना चाहती हो ? वह कौसल्या की अपेक्षा तुम्हें 
अधिक मानता है, तुम्हारी सेवा करता है और तुम्हारा आदेश मानता है । ऐसे सद्गुण- 
संपन्ष राम को निष्ठुर होकर वन जाने का आदेश केसे देती हो ? तुम्ही कहो, मैं उसे वन 
जाने का आदेश कंसे दे सकता हूँ ? ऐसे महापुरुष राम को जंगल भेजने के बाद मेरे प्राण कैसे 
टिके रहेंगे ? तुम राजपुत्री हो, ऐसा समभकर मेने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था । कितु 
तुम काली नागिन सिद्ध हो रही हो । तुम चाहो, तो में अपना सारा राज्य और अपने 
प्राण दे दूंगा, कितु राम को वन जाने का आदेश न दे सकूगा । इस वृद्ध, दीन, अनाथ 
तथा दुर्बल को दुःख से बचाओ । में तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ । मे राम के वियोग 
में जीवित नहीं रहँगा । इसलिए इस पाप-कल्पना को छोड़ दो ।” 

तब कैकेयी क्रोध में आकर कहने लगीं --हे राजन्‌ ! आप सत्यनिष्ठ, पराक्रमी 
और ओजस्वी हे । ऐसे आपको असत्य कहना क्‍या शोभा देता है ? आपने इतने सारे 
देवताओं के समक्ष सौगंध खाई है । आप कैसे राजा हैं ? एक कबूतर के लिए शिवि ने 
अपने शरीर का सारा मांस काटकर बाज को दे दिया था । क्‍या आप इसे नहीं जानते ? 
क्या अलक नामक राजा ने बड़े प्रेम से क्षोणिदेव को अपने नेत्र नहीं दिये थे ? क्‍या 
उत्तुंग लहरों से युक्त समुद्र, वेला की मर्यादा के भीतर आबद्ध नहीं हुआ ? उनको छोड़ 
दीजिए । आपके पूर्वज कौतुक के लिए भी, स्वप्न में भी, कभी भूठ नहीं बोले । आप 
इक्ष्वाकु-वंश के होते हुए भी कोसल्या के भय से असत्य-भाषण करते है । असत्यभाषी 
कहीं पुरुष कहलाने योग्य हैं ? आपने असत्य कहा । अब आप मुझे पा नहीं सकते । में 
अब स्वतंत्र होकर विष-पान करूँगी और मर जाऊँगी । उसके पश्चात्‌ आप भरत का वध 
करा दीजिए और राम का तिलक करके कौसल्या के साथ सुख से रहिए ।” 

इस प्रकार के कैकेयी के कटुवचनों से राजा अत्यंत संतप्त हो गये । उनके मुख 
की कांति जाती रही, उनका विवेक जाता रहा । वे कैकेयी से बोले--हे कैकेयी ! तुम्हारे 
मन में ऐसी पाप-कल्पना और ऐसी मन्द बुद्धि कंसे उत्पन्न हुई ! ज्येष्ठ के रहते हुए कहीं 
कनिष्ठ अविनीत होकर पृथ्वी का पालन करेगा ? इतना क्‍यों, तुम्हारा धर्म-निरत भरत 
तुम्हारे 'इस पाप-पूर्ण बचन को कैसे स्वीकार करेगा? हमारे कुल की रीति का विचार करो। 
शोक-पीड़ित मुझे निष्ठुर होकर मत मारो । सतत गृहिणी-धर्म का पालन करते हुए, 


८ रंगर्नए/थ एथायए 


आठ कन्याएँ, हेम ऋक्ष, औदुम्बर (गूलर) की पीठिका, गंगादि तीर्थो का जल तथा अन्य मंगल< 
वस्तुओं को मँगाया, श्रेष्ठ रत्नाभूषणों को वेद-विधि से दान कराया, एक लाख कन्याएँ, 
एक लाख गायें, एक लाख ऊँट मेँगाये; जप आदि कराया, शांति-पाठ कराया, हवन आदि 
संपन्न किया और शुभ मुहूत्ते को आसन्न देखकर राजा को लिवा लाने के लिए सुमंत्र को 
भेजा । । 

सुमंत्र कैकेयी के अंतःपुर में गया और शयन-कक्ष के किवाड़ के पास खड़े होकर 
निवेदन किया --हे देव ! सूर्योदय हो रहा है । श्रीराम के राज-तिलक का मुहृत्त निकट 
आ रहा है । अतः आप शीघ्र पधारे । हे राजन ! अभिषेक-मण्डप में मूनि, राजा तथा 
अन्य महात्मा उपस्थित हे । पुरजन विबृध तथा नातेदार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर 


हि ) 


रहे है । 

इन बातों को सुनकर राजा सोचने लगे--अब तुम भी मुझे दुःख पहुँचाने के लिए 
आये हो, मानों अब तक मुभे कोई दुःख ही नही है । यों सोचकर वे चुपचाप लेटे रहे । 
तब कैकेयी ने सुमंत्र से कहा--तुम शीघ्र जाकर राम को यहाँ ले आओ । यह राजा 
का आदेश है ।' तुरंत सुमंत्र वहाँ से चला गया । 

सुमंत्र कैकेयी के अंतःपुर से उस राज-मार्ग से जाने लगा, जो शीतल चंदन-जल से 
सिचित आँगन, ध्वजाओं से अलंकृत गृहों, चदन, अगरु तथा धूप से सुगंधित वायु, मंद पवन 
से डोलनेवाली पुष्प-मालाओं, प्रत्येक गृहद्धार पर स्थापित कदली-बृक्षों, अतुलित मणि-तोरणों 
और. उत्साह-पूर्ण पुरजनों से भरा हुआ, दुर्गेग दीख रहा था । उस मार्ग से होकर वह 
रामचन्द्र के उस अंतःपुर के पास जा पहुँचा, जो इन्द्रभवन का भी परिहास करता हुआ 
कुबेर के महल के समान अतुल वेभव-लक्ष्मी से समन्वित था । वहाँ पहुँचकर उसने राम 
को अपने आने का समाचार कहला भेजा और उनकी अनुमति पाकर भीतर गया । वहाँ 
उसने तारा से सुशोभित शशि के समान दीखनेवालें, सीता से युक्त रामचंद्र को देखकर 
उन्हें प्रणाम किया और कहा--हे देव ! महाराज दशरथ देवी कैकेयी के गृह में आपको 
लिवा लाने के लिए मुझे भेजा है ।' 

राम मुस्कराते हुए जानकी को वहीं छोड़कर लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर 
कैकेयी के महल की ओर रवाना हुए । उनके पीछे चतुरंगिणी सेना चली । अतुल वाद्य 
बजने लगें, वन्दीजन स्तुति-पाठ करने लगे और सुमंगलियाँ पुष्प-वर्षा करने लगीं । नगर- 
निवासी जयजयकार करने लगे । इस प्रकार, वे बड़े वेग से राजा के अंतःपुर के पास जा 
पहुँचे, और रथ से उतरकर उन्होंने कैकैेयी के भवन में प्रवेश किया । 


५. ककेयी के भवन में राम का दशरथ से सेंट करना 


कैकेयी के भवन में जाकर राम ने देखा कि महाराज दशरथ सिर भुकाय, पांड्र- 
मुख में सूखनेवाले ओठों को आई करते हुए, सारा तेज खोकर सतत अश्रु-धारा बहाते हुए, 
शोक-संतप्त बैठे हैं । राम ने उनके निकट पहुँचकर अत्यंत शंकाकुल-चित्त से उन्हें प्रणाम 
किया और उसके पह्चात्‌ कैकेयी को प्रणाम किया । फिर, अत्यंत संभूमित तथा व्याकुल 
होकर, भय तथा विह्वलता से 


हि 


रामचंद्र बोले--हे देवी, यह, क्‍या बात है कि महाराज, 


अयोध्य/कोड द्र्छ 


मेरी ओर देखते भी नहीं हें । मेरा क्‍या अपराध है ? यह खिन्नता, यह चिता और दुःख 
राजा को किस कारण से हो रहे हैं ?” तब कैकेयी ने कहा--हे राम, यदि तुम मानोगें, 
तो में राजा की इच्छा तुम्हें बतलाऊँ ।” रघुराम ने कहा--हे माता, आप कृपया विस्तार 
से 'सुनाइए कि वह कौन-सी बात है ? मै पिता के आदेश से भयंकर अग्नि-ज्वालाओं में 
या विष के समुद्र में कूद सकता हूँ या विष भी खा सकता हूँ । इसको सत्य मानें और 
विना संकोच के कहें ।' 

तब कैकेयी राम को देखकर किचित्‌ भी ममता-मोह के विना बोली--देवासुर- 
संग्राम में राजा ने दया करके मुझे दो वर दिये थे । अब मैने उन दोनों वरों को देने की 
प्राथंता की । एक वर से मेने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य माँगा और दूसरे से तुम्हें 
चौदह वर्ष तक वन-वास देने की प्रार्थना की । राजा ने वर देना तो स्वीकार किया; 
किन्तु तुम्हे अपना आदेश सुनाने में हिंचकते हैँ । यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को 
असत्य-भाषण का दोष न लगे, तो तुम तुरंत राजकुमार का वेष त्याग दो और वल्कल 
तथा जटाएँ धारण करके तपस्वी के रूप में वनवास के लिए चले जाओ ।' 

इन बातों को सुनकर राम के मृखपर मंद हँसी लास्य करने लगी । उनके वचनों 
म किसी भी प्रकार का मालिन्य नहीं आया । दया, त्याग और गरिमा दिखाते हुए परम 
पुण्यात्मा 'रामचंद्र बोले--हे माता, इस प्रकार की आज्ञा देनेवालें सूर्यबंश के तिलक मेरे 
पिता हैँ और राज्य का अधिकारी होगा मेरा भाई । फिर, आपकी इच्छा में बाधा क्‍यों पड़े ? 
हाय ! आप कितनी भोली हे! इस छोटी-सी बात के लिए सूयंवंशी राजा को मन 
में चितित होने की क्या आवश्यकता है ? अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने- 
वाला कहीं पुत्र कहलाने योग्य है ? वह तो एक ज्ञाति-विरोधी है । मे और मेरे भाई 
में कोई भेद नहीं है । इस पृथ्वी का भार वहन करने के लिए जिस पुण्यात्मा को आपने 
नियत किया है, उस भरत के लिए में अपने प्राण भी देने के लिए प्रस्तुत है, स राज्य 
की क्‍या गिनती !' 

राम की बातों से अत्यंत हर्षित होकर कैकेयी * बोली--हे राजकुमार, तब में भरत 
को बुला भेजूंगी । तुम तुरंत वन के लिए रवाना हो जाओ । यहाँ से तुम्हारे जाने तक 
महाराज न भोजन करेंगे, न बोलेंगे, न उठेंगे ही । वे इसी प्रकार पड़े रहेंगे ।' 

कैकेयी के इस प्रकार कहते ही राजा ने कहा--हाय, ऐसी कदूक्तियाँ भी क्‍या 
उचित हैं ? और वेतुरंत मूच्छित हो गये । तब राम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और 
शैत्योपचारों के उपरान्त, जब उनकी चेतना लौटी, तब उन्हें अच्छी तरह समभात हुए 
कैकेयी की ओर देखकर अत्यंत हएष से बोले--आपको इतनी चिंता क्‍यों हो रही है ? 
मेरे लिए यह कौन बड़ा काम है ? आप मन में किसी प्रकार का संदेह मत कीजिए । 
में तो विवेक के साथ धर्म का पालन करूँगा, कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करूँगा । राजा 
की आज्ञा यदि मुझे नहीं मिलेगी, तो में आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । यह सच्र 
मानिए । शीघ्रगामी अश्वारोही दूतों को भेजकर इसी शुभ मुह॒त्त में भरत को बुलवाकर 
उसका राज-तिलक क्रर दीजिए । में अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूँ ।' 


८8 रंगन/थ एयायण 


इस प्रकार कहने के उपरान्त प्रफुल्ल-मुखचंद्र से राम ने ककेयी की परिक्रमा की 
और कहा--में अपनी माता, माता सुमित्रा तथा जानकी को यह समाचार सुनाऊँगा और 
उन्हें सांत्वता देकर अवश्य वन में चला जाऊंगा । आप मन में संदेह न कीजिए ।' यों 
कहकर उन्होंने राजा तथा कैकेयी को प्रणाम किया और लक्ष्मण के साथ वहाँ से 
चल पड़े । 

राम ने राज-तिलक के लिए संचित सभी मंगल-द्रव्यों की परिक्रमा करके उनको 
प्रणाम किया । अचल तथा विकार-रहित चित्त से वे अपनी माता को यह समाचार सुनाने 
के लिए चले । तबतक अन्तःपुर में यह समाचार फैल गया कि लोकवंद्य राम राज-पाट 
छोड़कर वन जा रहे हैँ । दशरथ की अन्य स्त्रियाँ आपस में कहने लगी--राम अपनी 
माता कौसल्या के प्रति जो भक्ति दिखाते हें, वही भक्ति ,हमारे प्रति भी रखते हे । ऐसे 
सद्गुणालंकार, महान्‌ उदार-चेता, हिमाचल के समान धीर, उस महान्‌ वीर पृत्र-रत्न को 
हाय ! राजा ने वनवास की आज्ञा कैसे दी ? पागल की तरह राम को वनवास के दुःखों 
में भेजना कहाँ तक उचित है । इस प्रकार, महाराजा की निदा करते हुए सभी स्त्रियाँ 
शोक करने लगीं । 

उसी समय राम ने कौसल्या के अंतःपुर में प्रवेश किया । उससे पूर्व कौसल्या ने 
अभिषेक के नि्विध्त संपन्न होने के निमित्त जप, शांति, हवन आदि को एकनिष्ठ होकर पूरा 
किया था और भक्ति-युक्त हो जनाद॑न से प्राथना कर रही थीं । राम के आगमन से वे 
अत्यंत प्रसन्न हुईं । सुमंगलियों के साथ फूल लिये हुए वे सामने आईं और विधिवत्‌ 
मंगलाचार आदि पूरे किये । रामचंद्र ने उनके चरण छए। उन्होंने राम को उठाकर गले से 
लगा लिया और आशीर्वाद दिया--हे पुत्र, तुम चिरायु, सुयश एवं राज्य-लाभ करो ।' 


६. कौसल्या का दुःख 


अपनी माता कौसल्या को देखकर राम अत्यंत दीन होकर बोलें--हें माता, आपको, 
माता सुमित्रा को तथा मैथिली को भय उत्पन्न करनेवाली एक घटना घटी हैं । में उसे 
आपको सुनाऊँगा । आप घैयें के साथ सुनिए। किसी समय युद्ध में साता कैकेयी ने 
महाराज से दो वर प्राप्त किये थे। उन्होंने अभी वे दोनों वर राजा से माँगे हैं । एक वर 
से उन्होंने अपने पुत्र का राज-तिलक माँगा और दूसरे से मेरा वन-वास चाहा है। इस पर 
महाराजा अत्यंत शोक-संतप्त हो गये हैँ । पिता के वचनों की रक्षा के लिए मेंने चोदह 
वर्षों तक वन में रहने का निदचय किया है । 

इन बातों को सुनकर कौसल्या मन-ही-मन दुःखी होकर, स्तंभित हो गईं । उनके 
मृख की कान्ति उतर गई और गला रुँच गया । बे काष्ठ की तरह चेष्टाहीन हो गईं 
ओर चीत्कार करती हुईं जड़ से उखाड़ी हुई लता के समान मूच्छित होकर गिर पड़ीं । 
राम ने घबड़ाकर बड़ी भक्ति से उन्हें उठाया, उनके शरीर पर लगी हुई धूल पोंछी और 
उन्हें एक सुन्दर आसन पर बिठाया । इसके पदर्चात्‌ लक्ष्मण और राम ने उनका उचित 


उपचार किया । जब उनकी चेतना लौट आई, तब वे अपने ओठों को आई करती हुई 
कहने लगी-- हे अनघ राघव ! तुम्हें वन में रहने का आदेश देना, मेरे कानों को अत्यंत 


अयोध्य7कोड ८५ 


विचित्र-सा मालूम होता है । महाराज तुम्हें बुलाकर इस प्रकार का आदेश कैसे दे सके ! 
भले ही भरत का राज-तिलक करके उसे पृथ्वी का स्वामी बना दें; किन्तु काकृत्स्थ-वंशी 
राजा को तुम्हें वन भेजने की आवश्यकता क्‍यों हुई ? न वे विवेक-शून्य हें, न अधम हैं । 
फिर सौत की बातों में आना उन्हें कैसे शोभा देता है ? क्‍या हितेषी मंत्री तथा कुल-गुरु 
वसिष्ठ ने भी तुम्हारे हित का विचार करके यह नहीं कहा कि अमुक काये धर्म-संगत है 
और अम्‌क कायें उचित है ? मेरे प्राणनाथ ने इतना बड़ा अपराध कभी नहीं किया था 
और कैकेयी ने कभी ऐसा पाप नहीं किया । तुम्हें देखकर वन जाने का आदेश देने के 
के लिए कैकेयी का मुख कैसे खुला ? हे राम, प्रेम से प्राण भी माँग लेनेवाली, महाराज 
की प्रेम-पात्री कैकेयी के गर्भ से जन्म लेकर, पृथ्वी का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त न 
करके तुमने मेरे गर्भ से क्‍यों जन्म लिया ? यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो तुम 
पर यह विपत्ति क्‍यों आती ? हाय  पुत्रहीन वंध्या की अपेक्षा भी मुझे आज अधिक दुःख 
मिल रहा है । दी्घ॑ काल तक संतानहीना होकर रही और उसके पश्चात्‌ ईइवर की 
कृपा से तुम्हें पूत्र के रूप में प्राप्त किया, तो मन को बड़ी शांति मिली, किन्तु मेरा सारा 
तप आज व्यर्थ हो गया है । हे राजकुमार, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर साहस के साथ 
धोर वन में चले जाओगे, उस दिन मेरे लिए मृत्यू को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं 
दीखती । तुम मुझे छोड़कर कैसे वन में जाओगे ? में कैसे अपने दुःख को शान्त कर 
सकूँगी ? पच्चीस वर्ष तक मेंने तुम्हे बड़े प्रेम से पाला-पोसा। यह सारा संसार जानता हैँ । 
तुम मुझे इस दशा में छोड़कर कैसे जाओगे ? हे पुत्र, मेंने तुम्हारे लिए जो विविध 
ब्रत रखे तथा विविध दान दिये, वें सब ऊस्तर भमि में डाले गये बीजों की तरह निष्फ़ल 
हो गये । यदि भरत राजा बन जाय, तो परिजन क्र कैकेयी के भय से मेरी सेवा करने 
के ,लिए कैसे आयेंगे ? राजा के प्रेम से वंचित तथा सब प्रकार के राजभोगों तथा वैभवों 
से रहित होकर मे अपनी सौतों के मध्य कौन-सा मूँह लेकर रहँगी ? कैकेबी का अधिकार 
में कैसे सहूँगी ? में नहीं जानती थी कि सारा कार्य इस प्रकार चौपट हो जायगा । इस 
अशुभ समाचार के सूनने के पहले ही मैं क्‍यों नहीं मर गई ? हे सूर्यबंश-तिलक, भले ही 
कैकेयी सारा राज्य लेकर अपने पुत्र को उसका अधिकारी बनाकर उसे भोग ले । हूँ तात, 
तुम वनों में क्‍यों जाओगे ? तुम मेरे पास वैसे ही रहो । तुम्हारी बाल्यावस्था में वसिष्ठ 
आदि मनियों ने तुम्हारे चरण-कमलों में, पद्म, हल, वज्च, ध्वजा, कलश आदि चिह्लों 
को देखकर कहा था कि यह बालक समस्त विश्व का पालन करंगा । आज कैकेयी ने 
उनके वचन को असत्य सिद्ध कर दिया ।॥” 


७. लक्ष्मण का क्रोध और राम का समभाना 
इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करनेवाली कौसल्या को देखकर लक्ष्मण दुःख 
और. क्रोध से व्याकल हो गये । उनका मुख तमतमाने लगा और उनकी भौहें तन गई । 
ऋ्रोधाग्नि में जलते हुए तलवार चमकाते हुए बे राम तथा राम की माता से बोलें--“हाथ ! 
पौरुष तथा अभिमान को तिलांजलि देकर, क्षत्रिय-धर्म को त्यागकर, तेजोहत हो, ऐसे दीन 
वचन आप क्‍यों कह रहे हें ? मंदमति पिता का आदंश आपको ठुकरा देना चाहिए । 


८4 रंगन/थ एशय्पा/यण 


कामातुर, पापकर्मी तथा वृद्ध का इतना आदर करने की क्‍या आवश्यकता है ? जब कैकेयी 
को दिये हुए वचन का भंग करना वे नहीं चाहते, तो आपको राज्य देने का वचन देकर 
वे कंसे मुकर रहे हें ? वसिष्ठ आदि सब सज्जनों के समक्ष ही तो उन्होंने कहा कि में 
राम को राज्य हा । क्या इस वचन का पालन नहीं करना चाहिए । सबसे पहले यह 
असत्य हुआ कि नहीं ? कहाँ के दशरथ और कहाँ के वर ? कौन भरत और कौन कैकेयी ? 
यदि में हाथ में धनुष लूँ, तो मेरा सामना करने की क्षमता किसमें है? भरत से लेकर 
में सभी शत्रुओं का वध करके इस नगर को मिट्टी में मिला दूगा। हरि, हर, ब्रह्मा आदि 
युद्ध में मेरा सामना करें, तो भी में उनसे युद्ध करके उनपर विजय प्राप्त करूँगा। सुंदर 
केयूर-कंकणों से अलंक्ृत तथा चंदन-चचित अपने इन हाथों से में आपका राज-तिलक करूँगा 
और सभी शत्रुओं का वध कर दूंगा । मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपको सारा साम्राज्य 
त्यागने की क्‍या आवश्यकता है ? वन जाने का विचार छोड़ दीजिए और अपनी शक्ति 
के प्रताप से राज्य ग्रहण करके प्रजा का पालन कीजिए और माता कौसल्या को प्रसन्न 
कीजिए 

राघव ने अपने अनूज की बातों पर मन-ही-मन विचार करके बड़े स्नेह से उन्हें 
देखकर कहा--हे लक्ष्मण ! शौरय॑-प्रदर्शन के लिए यह उचित अवसर नहीं है । इससे 
हमारा कल्याण नहीं होगा । अब हमें राज्य-पालन करना नही है । हमें दूसरे काम करने हें । 
शौय यहाँ दिखाने की क्‍या आवश्यकता है ? उसे तो शत्रुओं के प्रति दिखाना चाहिए ।' 

तब कौसल्या ने राम से कहा--हे वत्स ! तुम अपने अनुज की इन विमल वचनों 
को सुनो । शौय॑ का आश्रय लो और आर्य-सम्मत रीति से राज्य का पालन करते हुए 
प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करो । क्या तुम्हें यह उचित है कि मेरी सौत की बातों के कारण 
राज्य छोड़कर वन में निवास करो । मेरे यहाँ रहो, और मेरी सेवा-शुश्रषा करो । इससे 
बढ़कर इस पृथ्वी पर तुम्हारा कौन-सा धर्म है ? तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के 
लिए उद्यत हो, पर क्‍या, तुम्हें माता की आज्ञा कम मान्य हो गईं है ?' 

तब दुःखित होनेवाली मात्यम को ढाढ़स बँधाते हुए राम उनसे बोले--हे माता ! 
आप कंसी बातें कर रही हैं ? आप इतनी दुःखी क्‍यों हो रही हैं ? क्‍या अपने पिता की 
आज्ञा मानकर भागव ने अपनी माता का वध नहीं किया था ? क्‍या पिता की आज्ञा पाते 
ही कुंडिन ने एक गाय का वध नहीं किया था ? पुरूरवा ने अपना यौवन अपने पिता को 
देकर बृढ़ापा अहण नहीं किया था ? अपने पिता के आदेश से क्‍या सगर के पुत्रों ने 
समुद्र-तल को खोद नहीं डाला था ? तब पिता की आज्ञा से वन में निवास करना मेरे 
लिए कौन बड़ा काम है ? आपके पति के वचन का पालन करना आपके और मेरे लिए 
परम धर्म है। लक्ष्मण तो अभी बच्चा है, वह वीरों के समान सोचने के सिवा दूसरा कुछ 
नहीं जानता ।” इस प्रकार कहकर वे हँसते हुए अपने अनुज से बोले--- है लक्ष्मण, तुम्हारे 
भजबल, पराक्रम, धनुर्विद्या, बुद्धि तथा पौरुष ये सब किस काम के हैं ? मेरे प्रति श्रद्धा 
से प्रेरित होकर तुम कितना दुस्साहस करना चाहते हो ? तुमने मु्के कसा उपदेश दिया ? 
माता ने वन जाने का आदेश दिसा है और राजा ने ममता त्याग करके वन जाने की आज्ञा 


अयोध्याकांड 2७ 


दी है । मेरा भाई इस समस्त राज्य पर शासन करनेवाला है । अब तुम किसपर क्रोध 
करते हो ? ऐसे समय में अपने बल का घमंड दिखाना क्या तुम्हें उचित है ? पिता की 
आज्ञा का पालन करने से बढ़कर दूसरा धर्म कौन-सा है ? पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करने से बढ़कर दूसरा पाप कौन-सा हैं ? चाहे तुम किसी भी रीति से विचार करो, 
राजा की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए, तुम्हारे लिए और माताओं के लिए धर्म-संगत है । 
उनकी आज्ञा के अनुसार मुझ वन जातेवाले को मत रोको । परम पवित्र रविकुल के 
वंशजों के चरित्र का तो तुम्हें विचार करना चाहिए। जो होना है, वह होकर ही रहेगा । 
विधि का लेख कौन मिटा सकता है ?” इन बातों को सुनकर लक्ष्मण ने अपना क्रोध 
शान्‍्त कर लिया और रामचंद्र का रुख देखकर भीत हो चुप रह गये । 


. राम का कौसल्या को थेर्य देना 
सती कौसल्या अपने पुत्र का त्याग देखकर अत्यंत दुःखी हुई और षोड्श कलाओं से 
युक्त, पूर्णचंद्र के सदृश, प्रकाशमान राम का मुख देखकर बोलीं--हे मेरे कुल-दीपक, 
हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे तात, वत्स (बछड़ा) को खोनेवाली गाय की तरह में तुम्हें छोड़कर 
चौदह साल तक यहाँ नहीं रह सकगी । में भी तुम्हारे साथ घने वन में आकर रहूँगी ।' 
इस प्रकार विलाप करती हुई माता को सांत्वना देते हुए बड़ अनुनय-विनय से तथा अत्यंत 


हि] 


दीन भाव से राम बोले--- 


“है माता, ऐसा कहना क्‍या आपको उचित है ? विचार करके देखिए । स्त्री के 
लिए पति ही प्राण है, नातेदार है और देवता है । ऐसे पति को त्यागकर मेरे साथ जाने 
के लिए जो आप कहती है, क्‍या यह आपको उचित है ? यदि महाराज ने राज-पाट 
भरत को देने की आज्ञा दी है तो इसमें दोष क्‍या है ? राजा ने जो वर देने का वचन 
दिया था, उन्हें माँगना क्‍या ककेयी की भूल है ? असत्य कहने से डरकर राजा का वर 
देना क्या अनुचित है ? अपने पिता की आज्ञा मानकर मेरा इस प्रकार वन जाने के लिए 
प्रस्तुत होना क्या दोष है ? सत्य तो यह है कि पति के आज्ञा-पालन में बाधा देना आपकी 
भूल कही जायगी । मेरे वन जाने के परचात्‌ आपको दीन तथा दुःखी राजा की सतत 
सेवा-परिचर्या करते हुए, उनके मन का दुःख दूर करते रहना चाहिए। पाप-रहित तथा 
बंधु-प्रेमी भरत मुझसे अधिक भक्ति-युक्त होकर आपकी सेवा करेगा । आप श्लोक न करें । 
स्वप्न में भी महाराज दशरथ के संबंध में कटू विचार मत लाइए । आप कैकेयी के साथ 


स्नेहयुक्त होकर रहिए । मेरे कुशल का विचार करके आप मुझे वन जाने की आज्ञा 
दीजिए ॥” 


इस प्रकार कहते हुए राम ने माता को प्रणाम किया । कौसल्या ने राम को हृदय 
से लगा लिया । उनकी आँखों से दुःख के अश्वु उमड़-उसड़कर राम की पीठ पर गिरने लगे । 
उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वे गदगद स्वर से बोलीं--हाय, तुम वन में जाओगे ?' 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने किचित्‌ घैयें धारण करके अपने कपोलों पर भरनेवाले अश्लुओं को 
पोंछ लिया । पवित्र जल से हाथ तथा मूह का प्रक्षालत किया और पुण्याह-वाचन कराया और 
कहा--सुर, खेचर, यति, गिरि, वृक्ष, वेद, शान्ति, दान्त्रि, तदी, निधि, समुद्र आकाश, जल, 


८८ र॑ंगना/थ एायायणं 


वाय, पृथ्वी, अग्नि, दिकृपाल, दश दिशाएँ, सूर्य-चन्द्र, तथा ब्रह्मा आदि सभी सदा तुम्हारी 
कल्याण करते रहें ।' इस प्रकार स्वस्ति-वचन कहकर कौसल्या ने देवताओं की पूजा करके 
राम के दाहिने हाथ में रक्षा-कंकण बाँधा और कहा-वृत्रासर का वध करने के 
लिए जानेवाले इन्द्र को देवताओं ने जो कल्याणप्रद कामनाएँ की थीं, वे सब तुम्हें प्राप्त हों । 
स्वर्ग से अमृत लाने के लिए जानेवाले गरुड़ को विनता ने जो शुभ आशीर्वाद दिये थे 
हैँ राम, वे सब तुम्हें प्राप्त हों । 

इस प्रकार, आशीर्वाद देकर कौसल्या ने राम को हृदय से लगा लिया, सिर सूँघा 
और उन्हें जाने की अनुमति दी । तब माता का चरण-स्पशे करके वे अनुज के साथ वहाँ 
से अपने अंतःपुर के लिए श्वेत छत्र-चामर-रहित हो पैदल रवाना हुए । अभिषेक में विध्न 
पड़ा हुआ जानकर राज-सभा के सभासद, सामंत राजा, मंत्री तथा नगर-निवासी अत्यंत दुःखी 
होने लगे । 

९. राम का अभिषेक-मंग का वत्तांत स्रौता को सुनाना 

रामचंद्र अपने अंतःपुर में पहुँच गये, तो सीता अपनी सहेलियों के साथ उनकी 
अगवानी के लिए आई । सीता को देखकर राम का मख मलिन हो गया । यह देखकर 
सीता का मुख भी मलिन पड़ गया। उन्होंने कहा--हे प्राणनाथ, यह कैसी विचित्र बात है 
कि आपका मूख-कमल आज मुरभाया हुआ है ? क्या राजा ने पुण्यन्योग का मुद्दत्तें 
बीतता जानकर आपका राज-तिलक कर दिया ? चंद्र-मंडल की समता करनेवाला रवेत 
छत्र आपके मृख-कुम॒द पर क्‍यों छाया नहीं कर रहा है ? क्‍या कारण है कि चामरधारी 
आपके पाश्व॑-भाग में नहीं है ? भद्गगज क्‍यों नहीं दीख रहा है ? आपके सिर पर मंत्राक्षत 
क्‍यों नहीं दीख रहे हैं ? नगर-जन आपकी सेवा में प्रवृत्त हो क्‍यों नहीं आ रहे हैं ? दुंदुभी 
तथा पटह-नाद क्‍यों नहीं सुनाई पड़ रहे हे ? बंदी-मागधों के स्तुति-पाठ कहाँ ? हे प्रभु ! 
आज तो राज-तिलक का दिन हैं। आपमें कोई राज-चिहक्न नहीं दीख रहा हैं ? 
क्या कारण है कि सौमित्र का वदन प्रफुल्ल नहीं है ? इन सबका क्‍या कारण है, आप 
कुंपया बतलाइए ।” “ 

सीता के ये भोले वचन सुनकंर राम मन-ही-मन दुःखी हुए और उस मानिनी सीता 
को देखकर बोलें--भला मुनियों को राज-चिह्नों से क्या मतलब ? सुनो, इसका कारण 
बताता हूँ । माता कैकेयी ने पहले मेरे पिताजी की सेवा करके उनसे जो वर प्राप्त 
किये थे, उन्हें आज माँग लिया हैं। एक वर से उन्होंने भरत का राज-तिलक और दूसरे 
वर से मेरा वन-वास माँगा है । अतः राजा ने राज्य का पालन करने के लिए मेरे अनज 
का राज-तिलक करने का वचन दिया है और मुझे पिता की आज्ञा से चौदह साल तक वन 
म॑ रहना हैँं। माता-पिता की आज्ञा का पालन करनेवाले वीर के हाथ में ही ऐशवर्य 
यश, नाना लोक और नाना पुण्य रहेंगे । इसलिए हे कमललोचनी ! जबतक में महाराज 
की आज्ञा के अनुसार वनवास पूरा करके न लौदू, तबतक तुम दुःख त्याग कर गृरुजनों 
की भक्तिपूर्वेक परिचर्या करती रहो । मन-ही-मन मेरे कुशल की कामना करती रहो और 
उत्तम आचरण से अपने धर्म का पालन करती हुई माताओं के पास रहो ।” 


ऊअयोध्य/काड ८८९ 


इन बातों को सुनकर जानकी संभूम-चित्त हो उठीं । प्रचंड वायु से कंपायमान 
होने वाली कदली के समान वह थरथर काँपने लगी और अत्यधिक दुःख से कांतिहीन 
होकर गद्गद स्वर में बोलीं--हे प्राणेश, यदि यह सच है, तो में भी अवश्य इसी क्षण 
आपके साथ चलूंगी । में आपके त्रियोग में जीवित नहीं रह सकूगो । मेरे प्राण मुमर्में 
नही रहेंगे । आप मभे अपने साथ अवश्य ले चलिए ।' 

राघव बोले--हे कमलाक्षी, यह कंसे संभव है कि तुम जंगलों में कंद-मूल खाते, 
पथरीले रास्तों में पेदल चलते, वल्कल पहने, कड़ी धूप तथा प्रचंड वायु को सहते तथा 
कड़ी भूमि पर शयन करत हुए पर्णशाला -में जीवन बिताओ । तुम तो कोमलांगी हो और 
कृष्ट का नाम तक नहीं जानतो । ऐसी कोमलागी तुम आइचर्यंजनक हाथी, बाघ, रीछ, 
भेड़िये, हिरन, साँप तथा लाल चीटियों से पूर्ण गिरि, गुफा, तथा घाटियों में कैसे 
रह सकोगी ? भयावतने लता-मार्गो पर, अत्यंत दुर्ग, लता, कंटक, वृक्षों से भरे हुए पथों से 
युक्त भयंकर वनों में कैसे चल सकोगी ? हे सोते ! इसलिए तुम माता कौसल्या के पास रहो । 
उनकी इच्छा के अनुकल तुम उनकी सेवा करती रहो । गृह-देवताओं की पूजा करती 
हुई मन में मेरी भक्ति करती रहो । दिन-रात पिता की सेवा में निरत भरत माता के 
समान तुम्हारी सेवा करता रहेगा । हे अबले, कभी उसे कटु वचन मत कहना । द्वे मुग्धे, 
चौदह वर्ष पूरा करके में शीघ्र ही लौट आऊँगा । चिता मत करो ।* 

राम के इन वचनों को सुनकर सीता शोक-संतप्त होकर बोली--हे नाथ, पति 
का भाग्य ही सती स्त्रियों की रक्षा करने में समर्थ है । आप मेरे प्रभु हैं, मेरे देव हैं 
तथा मेरी पुण्य गति हे । श्रेष्ठ स्वर्ग-सुख का उपभोग करने की अपेक्षा निश्चल मन से, 
अत्यंत भक्ति-युक्त होकर आपके चरणारविन्दों की सेवा करना ही मेरे लिए सुखदायक हैँ । 
हे राजनू, विष्णु-सदृश जगदेकवीर आपकी रक्षा में रहते हुए, इन्द्र भी मेरी तरफ 
सिर उठाकर देख नहीं सकेगा । में आपके साथ वल्कल धारण करके पेदल चलूँगी और 
पवेत तथा नदी-सरोवरों को देखेंगी । चाहे कुछ भी हो, आप मुझे अपने साथ अवश्य 
ले चलिए । हे 

राम बोले--हे वनजाक्षी, अविरल दुर्गेभ वनवास की इच्छा तुम क्‍यों करती ही ? 
में सतत तुम्हारी याद मन में रखते हुए राजा की आज्ञा का पालन करके लौट आऊेंगा । 
कहाँ तुम और कहाँ घोर वन ! कौतुक से विहार करने के लिए सर्वेथा अनुपयुकत घने 
वन के दुर्गंग तथा कुटिल मार्गों में तुम्हें ले जाना कहाँ तक उचित हैं ? अत्यंत क्र मेड़िया, 
बाघ, रीछ, सिंह आदि मगों के हुंकार तथा उलूक, कनकौआ एवं भिल्‍ली की कककश 
ऋंकार से तुम अवश्य भीत हो जाओगी । इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक 
नहीं है ।' 

इन वचनों को सुनकर सीता बोली--हें नाथ, आपके रहते मुझे किसी प्रकार का 
भय नहीं होगा । वेदविदों (ज्योतिषियों) ने कहा है कि मेरे भाग्य में बनवास लिखा है । 
इसलिए हे भानुकुलाधीश, मे आपके चरणों की सेवा करती हुई आपके साथ ही रहूँगी । 
मुझे मत छोड़िए । मेरी भक्ति का विचार कीजिए ।' 

१२ 


6० रंगना/थ एामीय्ं 


यों कहती हुई वे राम के चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी । फिर भी रामे 
को विचलित होते नहीं देख अत्यंत दीन स्वर में वे बोली--हे नाथ यदि जान-बुभकर, 
या अनजान में मेने कोई अपराध किया हो,तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए । कर्कश 
शिलाओं से आकीरणं प्रदेशों में भी आपकी सेवा करते हुए मुझे कोई थकावट नहीं होगी । 
आप जो कंद-मूल कृपा-पूर्वक देंगे, वे मेरे लिए अमृत-तुल्य होगे । आप ही मेरे आप्त-बंधु है । 
अतः, में आपके साथ अवश्य चलूँगी। न में अपने पिता का स्मरण करूँगी न माता 
का, न इष्ट बंधुजनों का । । हे प्राणेश, आपने अग्नि के समक्ष मेरेपिता से मुभे सह-धर्म- 
चारिणी के रूप में ग्रहण किया था । आप लोकवंद्य हे, सत्यनिष्ठ हे । मुभे यही छोड़कर 
बनवास के लिए आपका चला जाना क्‍या उचित है ? वहाँ जो भी कष्ट हो, वह आपकी 
कृपा से मेरे लिए सुख ही सिद्ध होगा । आपके विना ये राजभवन, ये बंधु-बांधव, यह 
ऐश्वय और जीवन भी सार-हीन हो जायेंगे । में कैसे यहाँ रह सकगी ? जैसे पुण्य सती 
सावित्री अपने पति की अनुगामिती होकर रही, मे भी आपकी परछाई की तरह आपके 
पीछे-पीछे चलूंगी। मेरी जैसी साध्वी के लिए यही धर्म है । आपको छोड़कर मे यहाँ 
एक क्षण भी नहीं रह सकती । आपके साथ चौदह वर्ष क्‍या, हजार वर्ष तक जंगलों में 
रहकर आपकी सेवा करती रहेंगी । आप ऐसे आदर्श का पालन कीजिए, जो संसार में पति- 
पत्नियों के लिए अनुकरणीय हो । इतना ही क्यो ? यदि आप मुझे छोड़कर वन चले 
जायेंगे, तो मेरे प्राण भी उड़ जायेंगे अथवा में स्वयं अश्नि, जल या विष से अपने प्राण 
त्याग दूंगी । मुर्के छोड़कर मत जाइए, मेरी मृत्यु देखकर जाइए ।॥”यों अत्यंत शोकात्ते 
हो जानकी विलाप करने लगी ।' 

१०, राम का सीता तथा लक्ष्मण को भी साथ चलन की अनुमति देना 

सीता की यह दशा देख राम का हृदय दया से पिघल गया । उन्होंने अपने कर- 
पल्‍लवों से उस सुंदरी को उठाकर कहा--हे सुंदरी, तुम्हें यहाँ छोड़कर अकले वन में निवास 
करना में भी नहीं चाहता । में केबल तुम्हारा हृदय परखना चाहता था। तुम मेरे साथ 
चलो, .तो सब तरह से मेरा कुशर्ल ही होगा । में तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा । तुम चलने 
से पूर्व आवश्यक दान आदि कर लो । कृपालू राम के अनुमति देते ही सीता ने स्वर्ण- 
रत्नादि आभूषण अपने प्रिय परिजनों को दान कर दिये । 

तत्पश्चात्‌ राम ने सौमित्र को अपने पास बुलाकर कहा--'यदि तुम भी मेरे साथ 
वन में चलोगे, तो मेरे साथ तुम्हें भी खोकर हमारी माताएँ कौसल्या तथा सुमित्रा 
अत्येंत दुखी होंगी । उनका दुःख कौन दूर करेगा ? हम दोनों चले जायें, तो पिताजी की 
देख-भाल करनेवाले कौन है ? पहले से ही माता. कैकेयी सौतिया डाह से प्रेरित है । 
अब राज-मद भी उन्हें हो जाय, तो न जाने वे अपनी प्रभुता दिखाती हुई उन्हें दुःख देंगी 
या धर्म का विचार .करके (चुप) रह जायेंगी । अतः मेरे लौटने तक तुम्हारा यहाँ रहना 
सर्वेधा उचित है । 

इन , बातों से दुःखी होकर लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा--मे आपके साथ 
भवदध्य वन चलूंगा । यदि आप मना करेंगे, तो यहीं अपने प्राण त्याग दूँगा.। यह मेरा दृढ़ 


हयोध्य7काड दे 


निएचय है ।! अनुज का यह दृढ़ निश्चय सुनकर राम ने उन्हें अपने साथ चलने की 
अनुमति दे दी । 
११. राम-लक्ष्मण का संपत्ति-दान 

फिर राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को भेजकर वसिष्ठ के पुत्र उत्तम गुण-संपन्न सुयज्ञ 
को बुलवाया और उचित रीति से उनका आदर-सत्कार करके उन्हें हार, कुंडल, वलय, 
अंगद आदि सभी आभूषण, मामा का दिया हुआ मत्त गज, ख्याति, शत्रुजय आदि नामवाले 
सहस्न॒ हाथी, सुन्दर वस्त्र आदि दान में दिये। इनके अतिरिक्त राम ने उन्हें दस करोड़ सुवर्ण- 
मुद्राएँ तथा अन्य अनुपम वस्तुएँ भी बड़ी श्रद्धा से दी । उन्हें ग्रहण करके सुयज्ञ ने हजित 
होकर आइचये-चकित हृदय से उस राज-दंपती को आजीर्वाद दिये। उसके पद्चात्‌ उन्होंने 
अपने राज-कोष का समस्त धन मँगाकर, याचकों, निर्धनों तथा दीन-जनों में वितरित 
कर दिये। अगस्त्य तथा कौशिक मुनियों को रत्न-रागियाँ दान कर दीं । वसिष्ठ आदि मुनियों 
तथा तपस्वियों को उचित दान दिया । वंदी-मागध आदि, परिजन तथा अन्य निर्धनों को 
अमित धन दिया । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों तथा बंधु-मित्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार के. दान देकर 
उन्होंने सौमित्र की ओर देखकर कहा--तुम भी दान करो ।” तब उस राजकुमार ने बड़े 
आनंद से कौशिक, गार्ग्य तथा शांडिल्य को बुलवाकर उन्हे अमित धन दिया । जिस किसी ने 
जो कुछ माँगा, उसे उन्होंने दे दिया | सीता ने परम कल्याणी, अरुंधती तथा सुयज्ञ की 
पत्नी को अपने आभूषण, अपना घन, तथा अपने अंतःपुर के सभी वस्तु-समूह दान में 
द दिय । तब अरुधती ते वसिष्ठ को देखकर कहा--हाय । इक्ष्वाकु के वंशजों .की ऐसी 
दशा देखकर चुप रह जाना क्या आपको उचित लगता है ?* मुनि ने अच्छी तरह विद्रार 
करके कहा--यह भगवान्‌ की इच्छा है; किसी भी तरह यह ठटल नहीं सकती । तुम चुप- 
चाप देखो ।' 


१२, त्रिजठाख्य को राम का गायों का दान देना 

उस समय त्रिजटाख्य नामक एक विप्र अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से खेत 
जोतते हुए मन-ही-मन अपने दारिद्र्य का विचार करके दुःखी हो रहा था । उसकी स्त्री 
अपने बच्चों के साथ अपने पति के पास गईं और काम में व्यस्त पति को देखकर कहा-- 
हैं नाथ, अभी आप हल चलाने में क्‍यों व्यस्त हे, हल को वहीं छोड़कर आइए, में 'एक 
बात कहती हूँ । आज रामचंद्र बड़े आनंद से सभी याचकों को असंख्य धन दान कर रहे हें। 
जो कोई जो कुछ माँगता है, उसे वे दे रहें हैं। आप अपना कुल तथा अपना नाम 
बतलाकर उस काकुत्स्थ पति से अपने इच्छानुसार धन श्राप्त कर लीजिए । आप ज्ीघ्र 
जाइए ।' 

यह सुनकर उस विप्र को इच्छाएँ प्रबल हो उठी । वह तुरंत रामचंद्र के निकट 
पहुँचकर उन्हें आशीर्वाद देकर;बोला--हैं राजन, में निपट दरिद्र हूँ । मेरे कई बाल-बच्चे है । 
मे अत्यन्त निर्धन हूँ । आप मेरी रक्षा करें । तब रघुराम बोले--अभी मेरे पास 
गायों के कई समूह है । आप अपनी सारी शक्ति लगाकर कोई ढेला फेंकिए । आपका 
ढेला जितनी दूर तक जायगा, उतनी दूर तक की भूमि में जितनी गायें हे, वे सब आपको 


हर रंगन/थ रायश्यण 


मिल जायेगी । मन-ही-मन हर्षित होते हुए उस विप्र ने अपनी धोती तथा शिखा कसकर 
बाँध ली, सभी नाड़ियों को कस लिया, दाँत पीसे और हाथ में ढेला लिये हुए श्रीरमापति 
विष्णू तथा श्रीराम का नाम-स्मरण करके अपनी मुट्ठी जोर से घुमाकर ढेला सरयू नदी 
तक फेंक दिया । सरयू नदी तक की भूमि में जितनी गायें थी, उन्हे ब्राह्मण ने ले लिया । 
ब्राह्मण के इस बाहुबल को देख राम को आइचये हुआ । उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यदि 
आपकी इच्छा हो, तो में विना किसी संकोच के आपको और एक हजार गायें 
तथा वस्त्र आदि दूँगा । तब विप्र ने कहा--आप मुझे एक यज्न के लिए आवश्यक धन 
ईद सकें, तो अच्छा होगा । राम ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे धन देकर संतुष्ठ किया । 
ब्राह्मण धन आदि लेकर अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट मन से घर लौट गया । 

तब रघुराम अपने-आपको कत-छत्य मानते हुए अंतःपुर के भीतर आये और गुह- 
देवताओं की पूजा की, भक्ति के साथ मुनियों को प्रणाम किया और याचरकों को मूँह-माँगा 
दान दिया । उसके पद्चात्‌ उन्होंने अपने गृरु के घर में रखे हुए तथा धनुृष-यज्ञ के समय 
वरुण से प्राप्त कोदंड, तृणीर, खड़ग आदि अपने अनुज के द्वारा मंगाये और उन्हें धारण 
करके सीता तथा लक्ष्मण के साथ राजा के दहन करने चले । नगर की प्रजा उन्नत सौध- 
दिखरों तथा चौपालों से राजचि हक्लन-रहित राम को जाते हुए देख अत्यंत शोक-संतप्त होकर 
कहने लगी--क्या राम ऐसी दुदंशा को प्राप्त होने योग्य है ? वे जहाँ जायँंगे, हम भी 
बही जायेंगे । कुछ लोग कहते--हम सब इस राजकुमार के साथ वन चले जायें और 
उजड़े हुए नगर पर कैकेयी राज्य करे । इसी तरह कुछ दूसरे लोग कहते--यह नगर 
धीरे-धीरे भालू, बाघ, सिह, लोमड़ी, पिशाच तथा असंख्य भूत-प्रेतों का निवास-स्थान बन 
जायगा और वन में जहाँ राम रहेंगे, वही एक नगर बस जायगा । इस प्रकार लोगों के 


किक 


रोने-पीटने से सभी दिशाएँ गूंज उठीं । 
१३. सीता-लक्ष्मण-सहित राम का दशरथ के दर्शनार्थ जाना 

लोगों की आत्तं ध्वनियों को 'बड़े धेयें के साथ सुनते हुए राम महाराज के अंतः:पुर 
में पहुँचे । उन्होंने सुमंत्र के द्वारा राजा को अपने आगमन की सूचना भेजी । सुमंत्र ने 
शोक-संतप्त राजा: को देखकर कहा--महाराज, राम-लक्ष्मण पृज्यशीला सीता के साथ 
थ्ाये हैँ । यह संवाद सुनते ही राजा मूच्छित हो गये। जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे 
धीरे-धीरे उठकर आसन पर बैठ गये और घैयें धरकर गद॒गद कंठ से बोले--'मेरी सभी 
शानियाँ रघुराम को देखने के लिए आवें ।' 


सुमंत्र राजा के वचन सुनकर रनवास में गये और राजा की तीन सौ पचास रानियों 
को अत्यंत विनय के साथ बुला लाये। तत्परचात्‌ वे महान्‌ तेजस्वी रामचंद्र को सीता 
और लक्ष्मण के साथ महाराजा के सामने ले गये। राजा राम को हृदय से लगा लेने 
के लिए उठे, (किन्तु उनके पैर आगे नहीं बढ़ सके ॥ वे वहीं लड़खड़ाकर भूमि 
पर गिर पड़े । तब राम ने उन्हें उठाया और उनका सिर अपनी गोद में रखकर दुःख प्रकट 
करने लगे। .थोड़ी देर बाद राजा की चेतना लौट आई और वे उठ बैठे । पिता 


को एकटक अपनी ओर ताकते हुए देखकर लोकवन्ध ' राम बोलें--हे अनघ, आपके वचन 


ऋयरेध्य?काठ 6३ 


७] कण 


की रक्षा करने के हेतु मुझे वन-गमन के लिए उद्यत देखकर साध्वी जानकी तथा सौमित्र, 
मेरे मना करने पर भी मेरे साथ वन जाने के लिए प्रस्तुत हो गये है । उन्हें भी वन जाने 
की अनुमति प्रदान कीजिए ।' 
इन वचनों को सुनकर राजा ने कहा--मति$ ष्ठ कैकैेयी की बातों में आकर मेने 
वन' जाने का आदेश देकर बड़ी निर्देयता की है । किन्तु तुम्हें उसका पालन करने 
की आवश्यकता ही क्‍या है ? तुम अपने ढंग से राज्य करो ।' 
इस पर राम ने हाथ जोड़कर कहा--हें राजनू, आप मेरे गुरु हैँ, पृथ्वीपति हे, 
प्रेम से मेरी रक्षा करनेवाले आप्त-बंधु है । अतः, आप अपनी आज्ञा का पालन करने की अनु- 
मति मृफे दीजिए और जाने की आज्ञा भी दीजिए । सत्यनिष्ठ होकर आप सदा समस्त 
लोकों का पालन कीजिए ।' 


दद्रथ बोले--हें वत्स ! तुम चिरायु, अमितशुभ, सुयश, पराक्रम, निष्कलंक धर्म- 
बुद्धि प्राप्त करो । तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो । हे पुत्र, तुम आज रात को यहीं 
रहकर कल वन के लिए प्रस्थान करो । इस पर राम ने कहा--हैं महाराज, हमारा 
अब यहाँ रहना उचित नहीं हैं । आज और कल में विशेष अंतर नहीं पडता । अतः, आप 
हमें स्नेह से जानें की अनुमति दीजिए । मेरे अनुज भरत को राज्य-पालन करने दीजिए । 
अब आप शोक मत कीजिए । 

राम की त्याग-बुद्धि देखकर महाराज दशरथ को अत्यधिक दुःख हुआ । वें ब्ोले-- 
तुम्हारे जैसे सुपुत्र को घोर जंगलों में निवास करने की अनुमति में किस मुंह से दूँ ? 
हाय ! कैकेयी की बातों में आकर में धोखा खा गया । यों कहते हुए वे करुणोत्पादक ढंग 
से विलाप करने लगे । अंतःपुर की सब नारियाँ भी रोने लगी । इसी समय कौसल्या 
तथा सुमित्रा दुःख-संतप्त हृदय से वहाँ आई और राजा के साथ विलाप करने लगीं । 


उन रमणियों तथा राजा का विलाप सुनकर सुमंत्र अपार दुःख से पीड़ित हुए और 
क्रोध से कैकेयी की ओर देखकर कहने लगे---आपके कारण ही राजा को तथा हम सबको 
यह संताप हो रहा है । में आपको क्या कहेँ ? आफ पति के हित का विचार न करने- 
वाली राक्षसी हे । आप भी अपनी माता के समान ही पति की हत्यारिन हैं । आपके 
पिता सभी भाषाओं के ज्ञाता थे । एक दिन वे और आपकी माता शब्या पर लेटे हुए थे । 
तब उन्होंने किन्‍्ही कीड़ों को आपस में बोलते हुए सता और उसका विचार करके 
हँस दिया । तब तुम्हारी माँ ने अपने पति से कहा--बतलाइए कि आप क्‍यों हँस रहे 
रहें हे ?' तब उन्होंने कहा--यदि में इसका कारण तुम्हें बतला दे, तो मेरी मृत्यु हो 
जायगी । किन्तु आपकी माँ ने कहा कि में आपकी मृत्यु से नहीं घबराती, आप अवश्य 
अपनी हँसी का कारण बतलाइए । तब उन्होंने निर्देथय होकर आपकी माता को नगर से 
निर्वासित कर दिया । भला, ऐसी चंडी की पुत्री, आपको अपने पति के हित का विचार 
कैसे होगा ?' 

कैकेयी सिर भुकाकर थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर दशरथ को देखकर 
बोली-- हे राजन, प्राचीन काल में आपके वंशज महाराज सगर महान्‌ यह्मस्वी होकर 


५8 रंग्नए/थ एयायप 


राज्य करते थे । क्या उन्होंने अपने ज्येष्ठ पृत्र असमंजस को बिना किसी फ्रिकक के नगर 
स बाहर नहीं कर दिया था ? तब आप भी यदि राम को बन में भेज दें, तो इसमें 
दोष ही क्या है ?' 

शोक-समुद में डूबे हुए दशरथ इसका प्रत्युत्तर नही दे सके । तब सिद्धार्थ नामक 
मंत्री ने कपटी कैकेयी को दखकर कहा--असमंजस दर्ष से उदृण्ड होकर नगर के बालकों 
को बाँध-बाँधकर सरयू नदी में फेंक देता था । जब प्रजा ने राजा से इसकी शिकायत की, 
तब जन-हित का विचार करके उन्होंने अपने पुत्र को नगर से निर्वासित कर दिया । क्‍या 
रामचंद्र में कोई दोष है ? वे तो उत्तम गृण-संपन्न हैं ।' 

तब कंकेयी बोली--राम तो पिता के दिये हुए वचनों का पालन कर रहा है । 
वह सुकृति है । कैकेयी की निष्ठुरता देखकर दशरथ बहुत दुःखी हुए और सुमंत्र को देखकर 
बोले--हे सुमंत्र, तुम राज्य के धन, मणियाँ, गोधन, बंधुजन, अंतःपुर के निवासी मित्र, 
मंत्री तथा विजय-चित्नों से अलंकृत गज, रथ, तुरग आदि सब को राम के साथ भेज दो । 
इस शून्य नगर पर ही केकेयी का पुत्र राज्य करेगा ।' 

इन बचनों को सुनते ही कैकेयी क्रोध से जल उठी । वह अपने पति को कोसती 
हुई बोली--हे राजन, आप रामचंद्र को राज्य का ऐश्वर्य देकर उजड़ा हुआ नगर भरत 
को क्‍यों देना चाहते हे ? ऐसी बातें क्‍यों करते है ? यदि राम, सौमित्र तथा जानकी के 
साथ वल्कल पहनकर संतुष्ट मन से सारे ऐश्वर्य को त्याग कर मेरे देखते हुए वनवास के 
लिए नहीं जायगा, तो आपका वचन पूरा नहीं होगा । आपका वचन भूठा होगा । हे राजन्‌, 
मे आपके वर नहीं चाहती । निरचय ही आपका बचन भंग हुआ ।' 


कैकेयी की बातें सुनकर दशरथ मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । उस दशा में 
पृथ्वी पर पड़े हुए पिता को देखकर घोर परिताप से पीड़ित होकर राघव बोले--- 
हैं माताजी ! आप बार-बार महाराज की निंदा क्‍यों करती है ? मेरे गुरु, महाराज, मेरे 
पूज्य पिता, मेरे परमदेव, मुझे आज्ञा दें, तो मै प्रेम से विष-पान भी करूँगा । प्रचंड 
अग्नि या विष के समुद्र में भी प्रविष्ट होऊँगा । वनों में जाकर मुनियों के साथ रहना 
कोन-सा बड़ा काय॑े हैं ?” 

दशरथ उन वचनों को सुनकर कैकेयी को देखकर बोले--सुनो, मै भी राज्य छोड़- 
कर राम के साथ वन में जाऊँगा । तुम समस्त वैभव के साथ भरत को अयोध्या का राजा 
बनाकर राज्य करो । अब अधिक विवाद क्‍यों ?” तब राम ने राजा से कहा--महाराज, 
निर्जेत वन मेरे लिए योग्य रहेगा । मेरे साथ और कोई क्‍यों आये ? मेरे लिए वल्कल 
मंगाइए । में उन्हें धारण कर चौदह वर्ष तक वन में रहते हुए आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा । माता, आप शीघ्र हमें बल्कल दीजिए ।' 

तब ककेयी निरलेज्ज होकर मन-ही-मन प्रसन्न होती हुई सबके सामने वल्कल ले 
आई और उन्हें राम को देकर बोलो--हें राजकुमार ! इन्हें धारण कर लो ।' 

राम ने बड़ी प्रसन्नता से माता से बलल्‍्कल ले लिये और अपने कपड़े उतारकर 


किक 


वल्कल पहन लिये । राम के समान ही लक्ष्मण ने भी वल्कल पहने । कैकेयी ने सीता को 


कयरेध्यशकाडे ८९ 
दो वल्कल दिये । तब सीता ने मन-ही-मन व्याकुल होकर राम से कहा--वन में रहने- 
वाले मुनि, न जाने इन वल्कलों को कैसे पहनते होंगे । उन्होंने एक वस्त्र को अपने कंधे 
पर डाल लिया और दूसरे को हाथ में लिये पहनने में असमर्थ हो खड़ी रही । राम ने 
यह ढंग देखा, तो उन्होंने स्वयं सीता को वह वल्कल पहना दिया । सभी रानियों ने राघव 
को देखकर कहा--हे राजकुमार ! इस श्रेष्ठ राजकुमारी सीता को इतना निष्ठुर होकर 
तपस्विनी की तरह घने जंगलों में क्‍यों ले जा रहे हो ? हमारी बात मानकर तुम सीता 
को हमारे पास छोड़ दो और लक्ष्मण के साथ तुम वन जाओ।' 


१४, केकेयी पर वस्षिष्ठ का क्रोध 

तब वसिष्ठ कैकेयी को देखकर अत्यंत क्रोध से बोले-- तुम कुलनाशिनी हो । 
तुमने राजा को धोखा दिया है । तुमने जैसा पाप किया, वैसा पाप कहीं भी किसी ने नहीं 
किया है । रघुराम की आज्ञा से जानकी को रानियों के साथ रहने दो । तुम इसे स्वीकार 
क्यों नहीं करती हो ? यदि वैदेही वन में चली जायगी, तो हम भी नगर-निवासियों के 
साथ वन चले जायेंगे । इतना ही नही, भरत तथा शत्रुध्त अत्यंत प्रसन्न मन से रामचन्द्र 
की सेवा करने के लिए वन जायेंगे । तब तुम इस निर्जन नगर में रहोगी । राम पुण्यशील है । 
उसकी रहने से इस नगर की शोभा है । उसके चले जाने के बाद यह नगर उजड़ा 
हुआ दीखेगा । पाप-पूर्ण मन से तुमने पति को धोखा दिया । अधिक लोभ से प्रेरित हो, 
तुम राम को वन में भेजकर भरत का राज-तिलक करके चिर काल तक राज्य करने की 
बात सोच रही हो । भरत कभी अपने पिता की आज्ञा नहीं टालेगा । वह अपने भाई 
रामचंद्र को पितृ-तुल्य मानता है । तुम्हारी बात सुनकर, धर्म-निष्ठा को त्यागकर, रामचन्द्र 
को दुकराकर क्‍या वह राफज़्य ग्रहण करेगा ? वह दशरथ का पुत्र है । तुम्हारा दोष 
सिद्ध होने पर, क्‍या वह तुम्हे मन से माता मानेंगा ? क्‍या राम के वन में रहते हुए वह 
साम्राज्य का भार वहन करेगा ? तुम भरत का हृदय नहीं जानती । अगर उसे यह बात 
मालूम हो जाय, तो वह तुम पर कुद्ध होगा । किसके लिए तुम इतने निष्टुर बन रही हो ? 
क्या भरत इसके लिए अपनी स्वीकृति देगा ? "कदापि नहीं । इसलिए इसे तुम 
शुभप्रद मत समझो । इतना ही नहीं, राम तथा सीता को बल्कल देने के लिए तुम्हारे 
हाथ कैसे आगे आये ? वल्कल छोड़कर नवरत्न-खचित आभूषण तथा चीनाम्बर पहने जानकी 
परिचारिकाओं के साथ वन में जाय ।” 


इस प्रकार कहते हुए उस संयमीश्वर ने सीता को सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण दिये । 
सीता ने उन्हें ग्रहण किया और वल्कल वही छोड़ दिये । सब लोग कैकैयी की निंदा करने लगे । 
राजा सबकी निंदा सुनते रहे और अंत में कैकेयी को देखकर बोले--तुमने मन 
में पाप का संकल्प करके राम के लिए वनवास माँगा था । लेकिन क्‍या तुमने मुभसे 
यह भी माँगा था कि सीता को वल्कल पहनने चाहिए ? क्‍या यह मानवती इसके लिए 
योग्य है ? मैने क्‍या पाप किया, जो तुम इतनी क्रूर बनी हुई हो ? विनयाभिराम राम को 
तपस्वी के रूप में वन भेजने से बढ़कर कोई और पाप है ? उसे यहाँ से भगाकर भी तुम्हें 
चैन क्‍यों नहीं मिलता ? ऐसी पापिनी का पति मेरे पापों का अंत ही नहीं है बया ? 


९६ रंगनांथ एायायर्ण 


तब राम ने दशरथ से कहा--महाराज, मेरे वियोग से शोक-सतप्त मेरी माता 
कौसल्या को सांत्वना देते हुए आप उनकी रक्षा करते रहें ।' 

तब दशरथ ने अत्यत दुःखी होकर कहा--हे राम, न जाने मेने पूर्व जन्म में कोन-सा 
पाप किया था ? उसका फल तो मुझे भोगना ही चाहिए । माताओं से पुत्रों को अलग करके 
तुम्हारे हृदयों को दुःख देना पड़ रहा है । हाय, कैकेयी के बचनों के कारण तुम्हें वन में कष्टों को 
सहने के लिए निष्ठुर होकर भेजना पड़ रहा है । हे पुत्र, हे राम, यह कैसा अनर्थ है ।' 

यों कहकर दशरथ मृच्छित हो गये । उपचार के उपरांत जब वे कुछ सँभले, तब 


उन्होंने चौदह वर्ष के लिए आवश्यक श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण सीता को दिलवायें । 
सीता ने उन श्रेष्ठ बस्त्रों तथा आभूषणों को धारण किया । 


१४. राम का दशरथ को सांत्वना देना 


तब दशरथ को देखकर राम ने कहा--महाराज में चौदह वर्ष की अवधि चौदह 
दिन की तरह बिताकर शीघ्र ही लौट आऊँगा । मेरी अपेक्षा भरत आपका प्रिय भक्त हैं । 
आप दु.ख मत कीजिए । भरत का राज-तिलक कर दीजिए । माता केैकेयी के कृत्य को 
सोचते हुए आप मन-ही-मन क्षुब्ध मत होइए । मेरी माँ आपकी सेवा अच्छी तरह करती 
रहेगी । उन पर आप भी क्ृपा-दृष्टि रखिए ।' 

यों कहकर उन्होंने सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनकी परिक्रमा की और प्रणाम 
किया । तब राजा ने अपने पुत्रों तथा बहू को आशीर्वाद दिया--तुम वन जाकर कुशल- 
पूव॑ंक लौटो ।” उसके पश्चात्‌ उन तीनों ने कौसल्या के चरण-कमलों का स्पर्श किया । 
राघव की वेश-भूषा देखकर माता ने क्र विधि की निंदा करती हुई विलाप किया और 
फिर राम तथा लक्ष्मण को आशीर्वाद दिये । 


१६, सीता को सीख देना 


फिर जानकी को देखकर कौसल्या अत्यंत दुःखी होकर बोली--राम को योग्य राज- 
पुत्र समझकर विना हमारे माँगे ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया । 
किन्तु आज दैवन्योग से तुम्हारी यह दशा हो गई । तुम्हें तापस-वृत्ति ग्रहण कर अपने 
पति के साथ बनों में निवास करना पड़ रहा है । इसके लिए चिन्ता मत करो । राघव 
अवश्य बाद को पृथ्वी का पालन करेगा । चाहे पति निर्धन ही क्‍यों न हो जाय, फिर भी 
स्‍त्री को उसे त्यागना नहीं चाहिए। यही सती स्त्रियों का धर्म है। पति की आज्ञा पालन 
करनेवाली स्त्रियों का दोनों लोकों में शुभ होगा ।' 

तब सीता ने कौसल्या को देखकर कहा--हे माताजी, में अवश्य पति के अनुकूल 
होकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करूँगी और धर्म के मार्ग पर चलूँगी । पति की प्रसन्नता 
जिस रमणी को प्राप्त नहीं है, वह चक्र-हीन रथ के समान और तार-हीन वीणा के समान है । 
बह पुत्रोंवाली पुण्यवती होने पर भी अत्यंत दुःखी रहेंगी । अतः, यदि पति को प्रिय हों, 
तो में अपने प्राणों को भी बड़े हर्ष से निछावर कर दूँगी ।* 

तब कौसल्या ने सीता से कहा--भू-प्राता की पुत्री होकर तुम्हारे ये गृण तुम्हारे 
अनुकूल ही हू । लक्ष्मण, उज्ज्वल गुण-संपन्न तुम्हारे पति का आप्त-बंधु है । उसके प्रति 


कयोध्यरकॉड 6७ 


स्तेह रखना । आपकी आज्ञा शिरोधाय॑ है--सीता ने कहा और उन्हें प्रणाम किया | 
कौसल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिये । 

फिर कौसल्या ने राम को संबोधित करके कहा--हे राजकुमार, मैथिली तथा 
सोमित्र का सतत ध्यान रखना । राम बोले--माता, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य 
करूँगा । लक्ष्मण तो मेरा दाहिना हाथ है और सीता मेरी गति के समान है । क्या में 
कभी इनके प्रति असावधान रह सकता हूँ ? यदि में धतुष धारण करूँ, तो (इन्हें) कौन-सा 
भय हो सकता है । चाहें त्रिनयन ही क्‍यों न आ जायाँ । अब आप जोक मत कीजिए । 
हम तीनों, आपको, पिताजी को और सब माताओं को प्रणाम करते हे; आप हमें आशीर्वाद 
दीजिए ।॥ 

इस प्रकार कहते हुए उन्होंवे सीता तथा लक्ष्मण के साथ तीन सौ पचास माताओं 
की प्रदक्षिणा की । यह दृश्य देखकर सभी माताओं का हृदय पिघल गया और वे विलाप 
करने लगी । 

जब तीनों ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया, तब उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया 
और राम तथा सीता को आशीर्वाद दिये । उसके पव्चात्‌ वें महाराज के अनुचित कार्य 
का विचार करके दुःखी हुई और लक्ष्मण को पास बुलाकर अत्यंत गंभीर स्वर में बोली--- 
है वत्स ! तुम राम को ही अपने पिता दशरथ के समान और जानकी को मेरे समान 
मानना । वन को ही अयोध्या समझना और अत्यंत भक्तियुक्त होकर राम की सेवा करते हुए 
अत्यधिक विजय तथा उन्नति प्राप्त करो । उसके बाद वे राम को देखकर बोलीं-- 
हे रघृुवीर, लक्ष्मण सतत तुम्हारे कल्याण का विचार करनेवाला, कल्मष-रहित सखा तथा 
अनुज है । वन में तुम इसकी रक्षा करते रहना । रामने माता की आज्ञा को बड़ी नम्नता 
से स्वीकार किया । 


१७, रास का वन-गमन 

तत्पश्चात्‌ राम ने गृह-देवताओं, मुनियों तथा माताओं को प्रणाम किया और सीता 
तथा लक्ष्मण के साथ द्र-त्राप-तृणीर से युक्त हो वे वन के लिए रवाना हुए । तब दशरथ ने 
मन-ही-मन दुःखी होते हुए सुमंत्र को देखकर कहा--वह देखो, राम वन जा रहा है, 
उसके लिए रथ ले जाओ ।' 

राजा की आज्ञा मानकर सूमंत्र रथ को लिये राम के पास पहुँचे और भक्ति से 
प्रणाम करके बोले--ह रघुराम, राजा ने यह रथ भेजा है । इस पर आरूढ होकर आप 
वन के लिए प्रस्थान कीजिए ।' राजा की आज्ञा को मानकर राम ने सीता को पहले रथ 
पर बिठाया, फिर अपने शस्त्रों को रखने के बाद लक्ष्मण' के साथ स्वयं भी उस विशाल 
रथ पर चढ़कर वन के लिए रवाना हुए । 

नागरिक, वृद्ध, आप्त, मंत्री, स्त्रियाँ, बालक, मित्र, आश्रित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्र अत्यधिक दुःख प्रकट करते हुए रथ के आगेंयीछे तथा दोनों ओर भीड़ लगाकर 
चलने लगे । कुछ लोग मंथरा को कोस रहे थे कि उसने इक्ष्वाकु-वंश के गौरव को नष्ट 
कर दिया; कुछ कैकेयी की निदा करते हुए कह रहे थे कि क्‍या रघुराम को तपस्वी का 


१३ 


श्र छा 


€्षे रंग्नश7थ ए/ये/यरो 


रूप देना उचित था; दूसरे कुछ लोग दशरथ पर क्रोध प्रकट करते हुए कह रहे थे कि 
राजा का इस प्रकार अपनी पत्नी से भीत होना उचित नही था; कुछ लोग दुःखी होकर 
कह रहे थे कि आज राम तथा सौमभित्र अधिकार-रहित होकर कितने अनाथ हो गये ? 
ऐसे भी लोग थे, जो कह रहे थे कि प्राप्त होनेवाले सांम्राज्य का भार वहन किये बिना 
व्यर्थ ही ये लोग वन में जा रहे हे ? कुछ कह रहे थे, चौदह वर्ष तक ये लोग केसे 
विपत्तियों को भेलते रहेंगे ? कुछ मन-ही-मन सोच रहे थे कि न जाने इस राजकुमारी ने 
किस व्रत का अनुष्ठान किया है ? कुछ कह रहे थे कि अत्यंत दुःखी होकर राम के 
बन चले जाने के पदचात्‌ बुद्धिमान्‌ भरत कैसे राज्य करेंगे ? कुछ सीता की प्रशंसा कर रहे थे 
कि कोमलगात्री, भूमि-सुता को पति ने यही (अयोध्या में ही) क्‍यों नहीं छोड़ दिया ? 
कुछ आइचयें कर रहे थे कि ऐसे पुत्र को वन जाते हुए देखकर न जाने कौसल्या कैसे 
धैयं रख सकी ? इस प्रकार, कहते हुए सभी लोग शोक-संतप्त मन से रथ के पीछे-पीछे 
जाने लगे । 

कौसल्या तथा सुमित्रा अत्यंत दुःख के प्रवाह में डूबी हुई (उनके पीछ) जा रही थी । 
उनके हाथों का सहारा लिये हुए, भूुके हुए, दुःख से लड़खड़ाते महाराज दशरथ, 
रनवास की स्त्रियों के साथ अविरल अकश्रु-जल से भरे नेत्रों से, हे राम ! हे राम !! 
का आत्तंनाद करते हुए अतःपुर से बाहर निकले । तब रवि का प्रकाश मंद पड़ गया और 
अंधकार चारों ओर से आकाश में व्याप्त होने लगा । अग्नि ने अपना सहज दहन-गुण 
त्याग दिया । पृथ्वी में दरारे पड़ गई । नक्षत्रों का प्रकाश मंद पड़ गया । आकाश में 
ग्रह एक दूसरे से ठकरा गये । हाथियों का मदजल सूख गया । अब्वों की आँखों से अश्रु 
टपकने लगे । छोटे, बड़े, बूढ़े, बच्चे, सभी की विलाप-ध्वनि सारे आकाशझ्य में व्याप्त हो गई। 
सुर-लोक की कामिनियों का अत्यधिक आत्तेनाद नगर-निवासियों को सुनाई पड़ने लगा। 

तब दशरथ ने अश्ुपूरित नेत्रों से रथ की ओर देखा, मगर उन्हें कुछ भी दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ । तब वे उच्च स्वर में चिल्लानें लगे--हे सुमत्र, रथ लौटा लाओ । 
रामचंद्र का चंद्रबिब-सदुश मुख एक बार देखने दो । इस तरह नगर के बाहर भी शीक्र 
गति से आनेवाले महाराज को देखकर रामचंद्र सुमंत्र से बोले--वह देखो, सूर्यवंशाधिप 
आ रहे है । रथ की गति तीत्र कर दो । शझीघ्रता करो ।' 


कि] 


उनकी आज्ञा के अनुसार सुमंत्र ने रथ की गति तीज़ कर दी। तब वसिष्ठ राजा से 
मन-ही-मन दुःखी होते हुए बोले--हे अनधघ, इस प्रकार दुःखी होकर तुम्हें 
(अपनी संतान को) भेजना नहीं चाहिए | यहाँ से अब तुम लौट चलो ।” तब दशरथ 
रुक गये और अपने पुत्र के रथ की ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे । जब वे आँखों से 
ओभल हो गये, तब उस रथ की धूलि की ओर देखते रहे । जब वह भी दिखाई नहीं पड़ी 
तब वे ऊँचे स्वर में--हा राम ! हा राम ! का आत्तंनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर- 

कर लोटने लगे । 
जब उनकी मूर्च्छा छूटी, तब वे अत्यंत क्रोध-भरी दृष्टि से कैकेयी को देखकर बोले-- 


हक] 


तुम्हारी पाप-मंत्रणा से अनभिनज्ञन होकर में अपने प्रत्र-रत्न को खो बैठा । तम्हारे साथ 


#योधष्य7को8 66 


विवाह करके में पतित हो गया । सब बातों में श्रेष्ठ होते हुए भी मै अब दीन-हीने 
हो गया हूँ । में सभी की निंदा का पात्र बन गया । जीवन के अंतिम समय में मैने काकुत्स्थ- 
वंश की कीत्ति को कलकित किया । हे दुष्ट ! तुम्हारा स्पर्श भी नही करना चाहिए, तुमसे 
वात्तलाप तक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मूंह भी नहीं देखना चाहिए । 


इस प्रकार राजा के कहते ही सभी रानियाँ बौकेयी को कोसने लगीं । कंकेयी सब 
सुनती हुई सिर भुकाये खड़ी रही | दशरथ तब संतप्त-चित्त से अयोध्या नगर में लौट आये । 
उजड़े हुए-से दीखनेवाले राज-मार्ग में जहाँ-तहाँ ठहरते हुए वे निदान राजभवन 
में वापस आये । कौसल्या भी रनवास में पहुँच गई और धूलि-घूसरित मुँह से शब्या पर 
गिरकर लोट-लोटकर विलाप करने लगी । वे पथराई हुई आँखों से चारों ओर देखती थीं 
ओर बार-बार हा राम ! हा राम !' का आत्तनाद करती थी। वे इस प्रकार भगवान्‌ 
को कोसती हुई, अपने-आपको दोष देती हुई असह्य दुःख का अनुभव करने लगी । वे कह 
रही थीं--किचित्‌ भी दुःख से अनभिज्ञ मेरे पुत्र और पृत्रवध्‌ न जाने अब कितनी दूर 
पहुँचे होंगे ? न जाने वे कहाँ है ? न जाने उन्हें मन-ही-मन कितना दुःख हुआ होगा ? 
न जाने वे कैसे वन में निवास करेंगे ? कैसे वे कंद-मूल खायेंगे ?” यों मन-ही-मन वे 


राम तथा सीता के कष्टों की कल्पना करके अत्यंत दुःखी हो रही थीं । सुमित्रा उनको 
सांत्वना दे रही थी । 


रामचंद्र थोड़ी दूर जाने के पदचातू, अपने पीछे आनेवाले नगरवासियों को देखकर 
बोले--हे सज्जनो, आप सब लोग अयोध्या लौट जाइए और मेरी विजय की कामना 
करते रहिए । भरत की आज्ञा का अनुसरण करते हुए आप सुख-पूर्वंक जीवन व्यतीत 
कीजिए । तब सब लोगों ने एक स्वर से कहा--है राम, आप का इस प्रकार कहना 
क्या आपको उचित है ? जब आप वन-वास करने जा रहे हैं तब हमें भरत की वया 
आवश्यकता है ? नगर, भवन, वाहन, सौध, स्त्री आदि हमें क्‍यों चाहिए ? आप जा 
रहे हैं, तो हम भी आपके साथ वन में चलेंगे । यदि आप हमें मना करेंगे, तो हम प्राण 
त्याग देंगे । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।” इस* प्रकार सभी प्रजा राम के रथ के 
पीछे-पीछे चलने लगी । 

इस प्रकार, चलते-चलते संध्या तक वे तमसा नदी के तट पर पहुँच गये । उन्होंने 
उस रात को वहीं ठहरने का निवचय किया और संध्या समय की पूजा-बंदना आदि से 
निवृत्त हुए । 

राज-प्रासाद में, राजकुमारों के लिए योग्य मृदु शय्या पर शयन करनेवाले मोहना- 
कार राम ने उस दिन, पेड़ के नीचे, पर्ण-शय्या पर सीता के साथ विश्राम किया । उनके 
चारों ओर उनकी प्रजा अपने स््री-पुत्रों और घर-बार को भूलकर राम के साथ वन जाने 
का दृढ़ निश्चय करके गाढ़निद्रा में लेट गई । उन्हें नगर लौटाने का कोई और उपाय 
न देखकर, राम ने अद्धं-रात्रि के समय सुमंत्र से प्रजा को भुलावा देकर वहाँ से चल देने 
की बात उन्हें समभाकर कहा कि रथ तैयार करके ले आओ । रथ के आते ही उन्होंने 
पहले उसे अयोध्या की तरफ थोड़ी दूर चलाया, फिर उसे लौटाकर तमसा नदी को पार 


मे 
मे 


00 रंगन/थ एयायण 


कराया और तृण तथा शिला-आवृत भूमि पर अत्यंत वेग से उसे चलाने का आदेश दिया । 
उनका गमन तथा महाराज के आदेश की कथा सुनकर मार्ग के ग्राम-वासी अत्यंत दू:खी 
हुए और घैय तजकर रुदन करने लगे । ऐसे कितने ही ग्रामवासियों का रुदन बारबबार 
सुनते हुए मार्ग के विविध वन-दृश्यों को सीता को दिखाते हुए, प्राचीन काल में सूर्य-वंश- 
मणि इक्ष्वाकु को मन्‌ के द्वारा दी हुई भूमि का अवलोकन करते हुए अत्यंत शीघ्र गति से 
उन्होंने सरयू नदी' को पार किया और दूसरे दित संध्या तक गगा नदी के तठ पर 
पहुँच गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक इगुदी-बृक्ष के नीचे बड़ी शान्ति के साथ विश्राम किया । 

वहाँ, तमसा नदी के तट पर अयोध्या की प्रजा ने प्रभात के समय उठकर चारों 
ओर देखा, तो वे संभ्रमित तथा आइचर्य-चकित रह गये। वहाँ न राम-लक्ष्मण थे, न रथ 
का कही पता था । उनक॑ शोक की सीमा नहीं रही । रथ के पहियों के चिह्न देखकर 
उन्होंने सोचा कि कदाचित्‌ महाराज की आज्ञा पाकर राम राज्य-भार को वहन करने 
अयोध्या लौट गये है । वे अयोध्या को लौट आये, किन्तु वहाँ भी राम को न देखकर वें 
शोकारिन में तपने लगे और कहने लगे--हाय ! राम हमें भुलावा देकर चले गये! 
वे राम की दयालुता, उनकी सत्यमिष्ठा तथा सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए उनके वियोग 


9०७3 


में दुःख का अनुभव करने लगे । 


१८, गुह से राम की मेंट 

निषादराज दुह को जब यह समाचार मिला कि राघव गंगा-तट पर ढठहरे हुए हैं, 
तब वह राम-लक्ष्मण की सेवा में कंदमूल-फल आदि खाद्य पदार्थ, सुनहले वस्त्र तथा 
विविध उपहार लेकर आया और बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करक॑ सब वस्तुओं को उनके 
चरणों में अर्पित करके कहा--हे देव, क्या कारण है कि आप राज-पाट छोड़कर वनवास 
के लिए पधारे है ? हे सूर्य-वंश-तिलक, मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपकी ऐसी दशा क्यों ? 
जिस दुष्ट ने आपकी यह दशा कर दी है, उस नीच का में युद्ध में वध कर डालूंगा । 

उसकी सदभक्ति, शक्ति तथा धीर वचनो को सुनकर राघव अत्यंत प्रसन्न हुए और 
उसे गले से लगाकर अपना सारा ब्त्तांत कह सुनाया । सारी कथा सुनने के पदरचात्‌ 
गृह मन-ही-मन चिंतित हुआ और ककेयी की करतूत पर दुःख प्रकट करने लगा । उसने 
दशरथ की सरलता पर खेद प्रकट किया और दशरथात्मजों की दुर्दशा का विचार करके 
शोक-पोड़ित हुआ । राम अत्यंत स्नेहातुर हुए और आप तथा लक्ष्मण दोनों ने उचित रीति 
से गृह के दुख का शमन किया । 

इतने भें सूर्यास्त हो गया । राजकुमारों ने संध्या-बंदन आदि से निवृत्त होकर गंगा- 
जल से अपनी क्षुधा ज्ञांत की । उसके पदुचात्‌ राम, जानकी तथा लक्ष्मण तृण-शय्या पर 


विश्राम करने लगे । सूत (सुमंत्र) तथा ः्ंगवेरपुर का स्वामी गृह उनकी सेवा में लगे रहे। 


/ कलयनन-ल न पाना नाधलणसप_नक+क. 


१. सरय्‌ नदी तो अयोध्या से उत्तर होकर बहती है और फिर बिहार में प्रवेश 
करती है। राम दक्षिण की ओर चले थे, उन्हें सरयू नदों कैसे मिलती ? वाल्मीकि ने 
गंगा के निकट पहुँचने के पहले राम को वेदभ्रृति और ग़ोसतो नदी को पार 
उतरवाया हैं ।--सम्पादक 


उ7यरध्याकाोड १0९ 


लक्ष्मण ने चौदह वर्ष तक अपने भाई की रक्षा में संलग्न रहने के उद्देश्य से दिन- 
रात कभी नही सोने की प्रतिज्ञा की और धनृष-बाण धारण किये अपने भाई की दब्या से 
थोड़ी दूर पर खड़े हो गये। उस रात को निद्रा देवी स्त्री का रूप धारण करके आई 
और लक्ष्मण से बोली-हे मानधनी, मे निद्रादेवी हैँ । विधि के निर्देश का पालन तो मझ्के करता ही 
गरीगा । आप मेरे लिए क्‍या व्यवस्था देते है, जिससे मै आपको छोडकर चली जाऊँ ?' 

तब लक्ष्मण बोलें--तुम दिन-रात ऊर्मिला पर हावी होकर रहो । अवधि पूरा 
करके मे तुम्हें ग्रहण करूँगा ।” उनका आदेश शिरोधार्य करके निद्रा चली गई और लक्ष्मण 
भी निद्रा देवी की कृपा प्राप्त करके संतुप्ट हो गये 

उसके पर्चात्‌ लक्ष्मण ने सुकुमार यौवन-शोभा-संपन्न तथा धीरचेता राम एवं 
सीता के दुःख का वृत्तांत गृह को कह सुनाथा और कहा--हिंस-तूलिका-तल्प (हंसों के 
पंखों से बनाई हुई कोमल गद्दी) पर शयन करनेवाले (भोगी) आज खुरदरे पत्थरों पर 
बिछी पललव-शण्या पर पत्थरों के चुभते रहने से परेशान होते हुए किसी तरह गाढ़ निद्रा 
में खर्राटे भर रहे है । इसके पदचात्‌ उन्होंने गृह को माता कौसल्या और सुमित्रा के 
शोक का वृत्तात सुनाया और दोनों अत्यंत शोकमग्न हो गये । 


कि 


इतने में अरुणोदय हुआ । राघव ने निष्ठा से प्रातः:काल के सब विधि-विधान 
पूरा किये । उसके पश्चात्‌ उन्होंने गृह के द्वारा बट का दूध मेँगाया, लक्ष्मण तथा अपने 
कोमल तथा दीघ॑ कंश खोलकर उन्हें उस दूध से जहाँ-तहाँ भिगोकर उनकी जटाएँ बनाईं। 
वेदेही विवश तथा क्षुब्ध हो देखती रही । फिर अनुज के साथ राम ने बड़ी निष्ठा से वैखानस- 
वृत्ति (वानप्रस्थ की एक शाखा) ग्रहण की । 

तत्पण्चात्‌ राम ने सुमंत्र को पास बुलाकर कहा--हे सुमंत्र अब हमें रथ पर चढ़ना 
नही चाहिए । अतः, तुम रथ को लेकर अयोध्या को लौट जाओ और राजा की सेवा में 
प्रवृतत हो जाओ । महाराज को तथा माताओं को हमारे प्रणाम कहना । तब सौमित्र ने 
क्रोध से कहा--अब भी ऐसी बातें क्‍यों ? (शांतिपूर्ण वचन क्‍यों ?) उनसे मेरी ओर 
से कहना कि अपनी स्त्री की प्रेरणा से उन्होने नीति-भ्रष्ट होकर, किसी वात का विचार 
किये विना ही हमारी ऐसी दशा कर दी । अब वे अपनी स्त्री तथा प्रिय पुत्र के साथ 
राज-भोग का अनुभव करें । अब तुम जा सकते हो । लक्ष्मण की बातों से अप्रसन्न होकर 
राम ने कहा--सौमित्र, तुम अपनी बातें बन्द करो । और, सुमंत्र को संबोधित करके 
कहा--तुम ये बातें राजा से मत कहना । यदि बातें सुनेंगेी, तो और अधिक दुःख से 
पीड़ित होंगे । तब सुमंत्र ने अत्यधिक शोक-संतप्त तथा अत्यंत भीत होकर कहा-- 
हैं देव, आपको वन में छोड़कर में दीन की तरह अयोध्या कैसे जाऊँ ? मेँ प्रजा से यह 
समाचार कैसे कहेँ ? में यह रिक्त रथ किस मह से ले जाऊँ ? कौसल्या को में 
सांत्वना दूँ ? कैकेयी का मूह में केसे देखेँ ? नहीं, यह मुभसे नहीं हो सकता | में भी 
आपके साथ चलूँगा ।' 

तब राम हँसकर बोले--हमसने गंगा पार करके वन में प्रवेश किया है, यह समाचार 
तुम जब जाकर कैकेयी से कहोगे, तभी वे उसे सत्य मानेंगी । इसलिए तुम झोक न 


९0०९ रंगनाथ एशया/यर 


करके लौट जाओ । मेरे बदले तुम राजा को बार-बार घैयें देते हुए, उनकी सेवा करते 
रहना ।' तब अत्यंत दीन होकर सुमंत्र साकेत नगर के लिए रवाना हुए । 


१९, राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करना 


राघव ने बड़ी भक्ति के साथ मन-ही-मन अयोध्या नगर को प्रणाम किया और गुह 
की लाई हुईं नाव में बैठकर गंगापार करने लगे । बीच धारा में पहुँचने पर सीता ने 
गंगा नदी को भक्ति के साथ हाथ जोडकर प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से 
प्राथना करने लगी--हे माता गंगे ! दशरथ नृप की आजा से राज त्यागकर दुर्देशा को 
प्राप्त मेरे पति घोर कानन में चौदह वर्ष तक निवास करने जा रहे है । में उनके साथ 
अ्रमण करती हुई (अवधि-समाप्ति पर) यदि राम-लक्ष्मण के साथ सकुशल लौट आऊंगी, 
'तो आपकी सेवा में असंख्य गायें, वस्त्र, मिष्टान्न आदि विविध चढ़ावें समर्पित करूँगी और 
भूसुरों को दान दूगी ।' इस प्रकार उन्होंने भव-भंग (संसार के पापों का नाश करनेवाली ) 
धवलांग (धवल शरीरवाली) भवमौलिसंग (शिव के जटाजूट में निवास करनेवाली) 
गंगा की प्रार्थना की । 

गंगा नदी पार करने के परचात्‌ राम ने गृह का आभार मानकर उसे विदा किया 
और उसके बताये हुए मार्ग से सीता को बीच में करके आगे-आगे लक्ष्मण तथा पीछे-पीछ 
स्वयं चलने लगे । इस प्रकार तीन योजन का मार्ग तय करके सुधमंद नामक सरोवर के 
निकट पहुँचकर उस दिन वहीं ठहर गये। उस भयंकर कानन में अकेली सीता को सोती 
हुई देखकर, अपनी दशा, अपनी माताओं का झोक, कैकेयी की इच्छा की पूत्ति, महाराज की 
सत्य-निष्ठा, प्रजा का दुःख--इन सब के बारे में अपने अनुज से कहते हुए रामचन्द्र की 
आँखों से अश्र्‌ बहने लगे । 

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होते ही राघव वहाँ से रवाना हुए और तीन योजन 
चलकर पवित्र भंगा तथा यमुना के संगम-स्थल पर प्रयाग पहुँचे । वहाँ निवास करनेवाले 
मुनिलोक-वंद्य भरद्वाज मृति को देखकर राम ने उन्हें प्रभाभ किया और सारा समाचार उनसे 
निवेदन किया । उस तपोधन ने रघुवंशज उन दोनों भाइयों को आश्षीर्वाद दिये, रघुराम 
की सुशीलता पर आइचये प्रकट किया और तथ्य को जान गये । उन्होंने कंद-मूल-फल 
आदि से उन्हें संतुष्ट करके बड़े प्रेम से उतका सत्कार किया । वहाँ उन्होंने बड़े आराम 
से रात बिताई और प्रातःकाल ही बडी निष्ठा से संध्योपासना करके मूनियों के आशीर्वाद 
प्राप्त किये । इसके परचात्‌ पुण्यात्मा भरद्वाज से अनुपम चित्रकूट पर्वत का मार्ग जानकर 
वें वहाँ से विदा हुए | वन के बीच राम अपने धनुष की टंकार-मात्र सुनकर भागनेंवाले 
मुग-समूहोी को सीता को दिखाते हुए उनका मनोरंजन करते जाते थे । जब वे थक जाते 
या सीता थक जाती थी, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते और फिर चल पड़ते । इस 
प्रकार कई दुगम स्थलों को पार करके वे यमुना के तट पर पहुँच गये । यमुना को पार 
करत ही उन्होंने सिद्ध-वटवृक्ष (अक्षय वट) को देखा । सीता ने बड़ी भक्ति से अपनी 
कायसिद्धि-ह तु हाथ जोड़कर उस वृक्ष की प्रार्थना की । वे उस रात को वहीं ठहर गये । 
और, दूसरे दिन घोर जंगलों में सुरक्षित मार्ग से होते हुए उन्होंने माल्यवती से घिरकर, 


ऊअयरध्य7कीडें १6३ 
श्रेष्ठ संयमी मुनियों के निवास-स्थान से होते हुए सुललित तरु-लताओं के समूह से भरे 
चित्रकूट को देखा । उस पर्वत पर निवास करनेवाले तपोधन मुनियों को देखकर उन्होंने 
प्रणाम किया और उनसे उचित आदर-सत्कार प्राप्त किया । फिर, उनकी आज्ञा प्राप्त 
करके राम और उनके अनुज दोनों ने एक स्थान पर बड़े उत्साह से पेड़ों की शाखाओं 
को काटकर अनोखी पर्णशाला बनाई । एक काले हिरन का वध करके गृह-शान्ति तथा 
हंवन-आदि विधिवत्‌ पूरा कियो । उसके पदचात्‌ राम और सीता ने उस पर्णशाला की 


प्रशसा करते हुए उसमें प्रवेश किया और मुनियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए उनकी चरित्र- 
चर्चाओं में आनंद लेते हुए वहाँ रहने लगे । 


२०, काकासुर-वृत्तांत 

एक दिन सीता की जाँघ पर सिर रखे राम सोये हुए थे | सीता भोजन के लिए 
कंद-मूल-फल आदि तैयार कर रही थी । तब निर्भय गति से एक दुष्ट कौआ परण्णशाला में 
प्रवेश करके उसका नाश करने लगा । सीता ने उसे भगाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह 
भागा नहीं । वह इधर-उधर देखकर अंत में सीता के स्तन पर बैठकर चोंच मारने लगा । 
जब रक्‍त की धारा बहने लगी, तब राम जाग पडे । उस दुप्ट कौए की करतूत पर क्रद्ध 
होकर राम ने उस पर एक बाण चलाया । उसने कौए का पीछा किया । कौआ काॉँव-काँव 
करता हुआ (उस बाण से बचने के लिए) तीनों लोकों का चक्कर काटने लगा । मगर कहीं 
कोई रक्षक नही मिला । उसने दिकपाल, ब्रह्मा तथा शिवकी शरण माँगी। किन्तु उन्होंने कहा--- 
यह श्रीराम का शर है| इसे हम रोक नहीं सकते । तब वह कौआ फिर राम की 
शरण में आया । तब अत्यंत कृपा से उस कौए को देखकर राम ने कहा--मेरा बाण कभी 
खाली नहीं जायगा । अतः तुम अपना कोई अंग उसे देकर अपनी जान बचाओ । तब 
कौए ने बड़ी भक्ति से अपनी एक आँख उस अस्त्र को भेंट की और वहाँ से चला गया । 
तब राम ने देवताओं को सीता के तैयार किये हुए फल आदि का भोग चढ़ाया और उसके 
पदचात्‌ सब लोगों ने उन फलों को ग्रहण किया । 


२१. सुमंत्र का अयोध्या पहुंचना 

वहाँ सुमंत्र राम की गति-विधि जाननें के लिए तीन दिन तक गुृह के साथ रहे । 
फिर दूसरे दिन उन्होंने घोर दुःख से पीड़ित होते हुए अयोध्या नगर में प्रवेश किया । 
सहज श्री से हीन उस राज-मार्गें में जब वह जानें लगा, तब नगरवासी रथ की ध्वनि 
सुनकर यह कहते हुए सुमंत्र के पास आये कि देखो, रामभद्र आ गये है । किन्तु रथ में 
रधुराम को न देखकर वे सुमंत्र से कहने लगें--हे ऋरकर्मी, राम के विना यह रिक्त 
रथ यहाँ क्यों लाये हो ?”' इस प्रकार लोगों की भीड़ एकत्रित होकर उनकी निदा 
करने लगी । सुमंत्र उन्हें रामचन्द्र का वृत्तांत सुनाते हुए राजा के अंतःपुर के निकट आ 
पहुँचे । वहाँ रथ से उतरकर वे राजा के निवास की ओर गये । उन्होंने धूलि-धूसरित 
शरीर तथा अश्रु-पूरित नयनों से, मन-ही-मन कुढ़नेवाले राजा को अविरत दुःख से अभि- 
भूत होकर कौसल्या के घर में पड़े और विलाप करते हुए देखा । उन्होंने राजा को प्रणाम 


१०9 रंगनशथ एशपायण 


करके कहा--हे राजनू, आपके पुत्र-रत्त सत्यनिष्ठ राम तथा लक्ष्मण, दोनों ने जटाएँ 
धारण किये, गंगा को पार किया और पैदल चित्रकूट पर्वत की ओर चले गये हैं ।' 

इन वचनों को सुनकर राजा अत्यधिक शोक करने लगे । उन्होंने सुमंत्र को अपने 
निकट वुलाकर अपने पुत्र का समाचार विस्तार-पूर्वकं जान लिया और उसके पदर्चात्‌ 
बोले-- है अनघ, सुमत्र, हे मतिमान्‌, तुम्हारे कारण में अपने रामभद्र का कुंशल-समाचार 
जान पाया । नेत्रों का दुःख तथा मन का शोक दूर करनेवाले उसे (राम को) जी भरकर 
देखें बिना मेरे ये प्राण शरीर में रहते नहीं दीखते । बरुम मुझे राम के पास 
ले चलो ।' तब सुमंत्र बोले--- राजनू, यदि आप श्रीराम के पीछे जायेंगे, तो प्रजा को दुःख होग़ा 
और कैकेयी आपकी निंदा करेगी । अत' यह आपके लिए उचित नहीं है । हे 
मानवेंद्, आप इतना दुःख मत कीजिए, धैयं धारण कर धर्म का पालन करते हुए पुण्यवान्‌ 
बनिए । समस्त दुःख भूलकर विना किसी अभाव का अनुभव किये आपके पुत्र कानन में 
सुख-पूर्वंक रहते हैं ।' 

इसके पश्चात्‌ सुमंत्र ने लक्ष्मण के वचन राजा को सुनाये, तो राजा अत्यधिक ग्लानि 
का अनुभव करते हुए बोले--सौमित्र के वचन सत्य हे । में वैसा ही कामांध हूँ । क्र- 
कर्मी तथा पापी हूँ ।” इस प्रकार कहते हुए राजा ने सुमंत्र को भेज दिया और स्वयं मन- 
ही-मनकुढ़ते लगे । उन्हे देखकर कौसल्या बोली--हे राजनू, अब हें राम, हे राम, का 
आत्तंनाद करते हुए चिंतित क्यो हो रहे है ? क्‍यों ऐसा स्वांग भरते है ? इस तरह शोक 
का अभिनय क्‍यों कर रहे है ? कया में सब बातें नहीं जानती ? लोक-निदा के भय से 
आपने स्वय कैकेयी कोसारी बातें सिखा दी थी । फिर अपने राम का राज-तिलक करके 
उसे समस्त पृथ्वी का पालन कराऊँगा, ऐसी घोषणा करके आपने उसे वन भेज दिया है । 


.. 


आप महादुष्ट हैं । आप का भी कोई धर्म है ? निंदा के भय से आपने मेरे पुत्र का राज-तिलक 
रोकने के लिए उसे बन भेज दिया है। निस्समकोच होकर यदि कंकेयी राम का वध ' 
करने के लिए भी कहे, तो आप उसका वध भी कर देंगे । बहुत समय तक संतानहीन 
होकर मे दुलबी रहती थी। निदान कितने ही जप-तप और ब्रत्तों के उपरांत मैंने इस इकलौते 
पुत्र को प्राप्त किया था और इससे मेरा चित्त कुछ शांत हुआ था । आपने मुझे शांत 
रहने भी नहीं दिया । | 

इस प्रकार निदा करनेवाली कौसल्या को देखकर राजा अपनी पूर्वे-कथा उन्हें 
सुनाने का विचार करके बोलें--हें कौसल्यें ! तुम जो कुछ कह रही हो वह सत्य ही है । 
में निश्चय हो पापकर्मी हूँ । अब बहुत समय तक मेरे दरीर में प्राण नहीं रहेंगे, इसलिए 
चिढ़ा-चिढ़ाकर मुझे मत मारो । मैने जो पाप-कर्म पहले किये थे, वे वैसे ही नही टलेंगे । 
देवताओं को भी अपने कर्म का फल अवद्य भोगना ही पड़ता है । मे अपनी एक कथा 
सुनाऊंगा । तुम उसे सुनो ।' 

२२. दशरथ का कौसल्या को अपने शाप का बृत्तांत सुनाना 
“यह मेरी युवावस्था की बात है । में सारे राज्य पर शासन करता था । एक दिन 


बिकने 


अद्धंरात्रि के समय में मृगया की इच्छा से धनुष-बाण लिये सरयू नदी के किसी अनुपम 


अयोध्याकोड ४०६ 


॥ 


धाट के निकट भाड़ियों में छिपा बैठा था । विविध मृग-समूहों के पानी पीने, का शब्द 
मुझे सुनाई पड़ने लगा। जैसे-जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगा, -वैसे-वैसे , मेने. झब्दवेधी._बाण 
चलाकर उनका वध कर इाला । में इससे संतुष्ट न होकर वह्दी ताक में बैठा रहा । उंस 
समय यज्ञवत्त नामक एक मुनि-पुत्र वहाँ आया और अपना जल-कलश प्रानी में इंबोया. । 
कलश के डूबने से जो गटगट' की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मुझे भ्रम हुआ कि बह 
कोई मत्त गज है । नुरन्त मेने (शब्दवेधी) बाण चलाया । उस तीक्र शर के लगते ही-- 
हे पिता, हे माता, का आत्त॑नाद मेरे हृदय को चीरकर निकल गया । वह मुनि-पुत्र पृथ्वी 
पर गिरकर कहने लगा--हाय, मे बनो में कन्द-मूल-फल खाते हुए तपस्वी का जीवन 
व्यतीत करते, अपने माता-पिता की सेवा करता रहता हूँ । मैने किसी का अहित 
नहीं चाहा । मुझे ऐसी घोर मृत्यु क्योंकर प्राप्त हुई ? कोई पापी रात के समय, रति- 
केलि में प्रवृत्त मगों का वध नहीं करता । कौन है वह मदांध, जिसने अद्धे-रात्रि के समय 
मुभपर बाण चलाया है । न जाने उसकी क्या दुर्गति होगी ? अब मेरी मृत्यु को वह 
कैसे रोक सकेगा ? हाय मेरे अंधे, दीन तथा वृद्ध माता-पिता इस पुत्र-शोक को कैसे 
सह सकेंगे ? रात अधिक बीत गई है, अकेले गया हुआ है, उसके आने में इतना विलंब क्‍यों 
हो रहा है--ऐसे सोचती हुई न जाने मेरी माता कितना दुःख करती रहेगी ? मेरे पिता 
मेरे नहीं लौटने का समाचार मेरी माता से कहकर न जाने शंकाकुल मन से कितने व्याकुल 
होते होगे ? वे सोचते होंगे कि बाल-सुलभ-कौतुक में व्यस्त, हमारा पुत्र अभी तक लौटा 
नहीं है । या सोचते होंगे कि शायद जल लाने में असमर्थ होकर वह वहीं रह गया हैं । 
यदि वे मेरी मृत्यु का समाचार सुन ले, तो न जाने उनकी वया दशा होगी ? उन्हें कौन 
जल ले जाकर देगा ? उनकी रक्षा आगे कौन करेगा ? हाय, , इस एक शर से हम 
तीनों की मृत्य एक साथ हो गई । विधि के क्रूर विधान को में कया दोष दूँ? 

“उस मुनि-पुत्र का आत्तंनाद सुनकर में अत्यंत क्षोभन्युवत हो, उस महापुरुष की 
देखने की तीत्र उत्कंठा लिये हुए अंधकार के दूर होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने. में 
उस वनधि (वन) में मेरी शोक-वनधि (शोक-सम्‌द्र ) उमड़ाते' हुए चंद्रोदय हुआ । तब मेने 
सरय नदी को पार किया और उत्तर की दिशा में ढूँढ़ने लगा । वहाँ मेंने एक स्थान पर 
मुनि-कुमार को अपने हाथ में जल-कलश को नीचे रखकर अपना कपोल कलश के मुंह पर 
टेककर पड़े हुए पाया । उसके वक्ष तथा पीठ से बहनेवाली रक्‍्त-धाराओं से सारा शरीर 
भींग गया था । उसकी शिखा खुल गई थी और अत्यधिक पीड़ा से उसका मुख कांति- 
हीन हो गया था । शर के भीतर प्रवेश करने से वह इस प्रकार पड़ा हुआ था;' जैसे कोई 
योगी आत्मचितन में लीन हो और वह दैहिक व्यापारों को रोक, इंद्रियों की गृति का दमन 
करके अंतिम योग-क्रिया में विस्मृत होकर पड़ा हो । 


“उस संदरः आकृतिवाले मुनि-कुमार को तथा अपने बाण को देखकर में धबड़ा गया। 
तुरंतः मैंने .नदी से जल -लाकर उस मुनि-कुमार की , आँखें पोंछी तथा उरुका सारा 
“शरीर पोंछ -डाला .और फिर कहने लगा--हाय मुन्निथ !. प्रमाददश मेरें शर' ने आपका वध 

| " 2 ह है पे ० ब्‌; £ «०. अंज गो?! 
कर डाला।, इस नदी में जल के लिए आप वयों आये ? .में अब इस पाप से कंसे मुक्त होऊँगों 
श्र 


४०६ रंगनशथ रयी?रयर्ण 

इस प्रकार में अपना दुःख प्रकट कर रहा था कि मुनि-क्रुमार ने आँखें खोलीं । 
उसने अपनी ओर, फिर मेरी ओर देखा, और मेरे भय को देखकर कहा--हे राजन्‌ ! 
आप क्‍या करेंगे ? आप क्यों दुःखी होते है ? मुझे मारने की शक्ति आपमे कहाँ हूँ १ 
दैवयोग से ही मेरी ऐसी गति हुई है । इसके लिए आप क्‍यों श्लोक करते हैं ? आपने 
तो हाथी समभकर बाण चलाया था । जान-बूककर तो नहीं चलाया । ब्रह्म-हत्या का दोष 
भी आपको नहीं लगेगा; क्योकि में ब्राह्मण नही हूँ । में वेश्य-पिता और शूद्व-माता से उत्पन्न 
हुआ हूँ । मेरी मृत्यु देखकर आप विचलित मत होइए । आप मेरे माता-पिता .को मेरी 
मृत्यु का संवाद न भी दें,तो भी वे योग-दृष्टि से सभी बातें जान लेंगे | तब यदि वे 
ऋरद्ध होकर आपको शाप देंगे, तो उससे रघुकुल का क्षय हो सकता है । हे राजेन्द्र, इस 
पहाड़ के निकट, पह्िचिमी कोने में एक वटवृक्ष है । उसी वटव॒क्ष के पास में एक काँवर में 
बिठाकर बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा-शुश्रुषा में लगा रहता हूँ । आज रात भी में उन्हें 
उस वृक्ष के कोटर में बिठाकर आया हूँ । आप शीघ्र इस कलश का जल लेकर वहाँ 
जाइए और उन्हें सावधानी से नीचे उतारकर निर्भय होकर उन्हें .सारा वृत्तांत सुनाइए । 
है राजन्‌ ! इस अस्त्र के साथ मेरी मृत्यु अनुचित हैं । इसलिए धीरे-धीरे यह बाण निकाल 
दीजिए. । शरीर की पीड़ा अब मुभसे “सही नहीं जाती । मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे ।' 

“मुनि कुमार के इंन वचनों को सुनकर में धीरे-धीरे उनके निकट पहुँचा । अत्यधिक 
आत्म-लानि से पीड़ित होते हुए मेंने उस शर को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, किन्तु 
भय से मेरा हाथ रुक गया । फिर साहस बटोरकर काँपते तथा दुःखी होते हुए मेंने उस 
शर को निकाल दिया । उसी क्षण मुनिकुमार की मृत्यु हो गई । 


“मन-द्वी-मन दुःखी होते हुए में जल-कलश लेकर मुनि के आश्रम में पहुँच गया और 
वहाँ अपने सुत की प्रतीक्षा करते हुए पर-कटे पक्षियों की तरह पड़े हुए वृद्ध तथा अंधे 
पुण्यात्माओं को देखा । निकट सुनाई पड़नेवाली आहट सुनकर मुनि कहने लगे--हे पृत्र, 
इस प्रकार क्रहीं विलम्ब किया जाता हैं ? मेँ तुम्हारी माता के साथ यही सोच रहा था 
कि इतना विलंब करने का क्‍या कारण है ? क्‍या तुम एक ही स्थान में इतने समय 
तक ठहर सकते हो ? तुमने कहाँ इतनी देर लगाई ? तुम्हीं तो हमारी आँखें हो । 
हम अत्यंत वुद्धों के लिए तुम्हीं आधार हो । हम गतिहीनों के लिए तुम्हीं सदगति हो । 
भला, तुम बीलतें क्‍यों नहीं ? मेने तुम्हें कहा ही क्‍या है ? हे पुत्र, में तो केवल जल 
माँय रहा हूँ ।' 

“मुनिर्के ये बचन मेरे मन के भय और शोक को बढ़ाने लगे । मेने ज्ञीघ्र वृक्ष पर 
चढ़कर काँवर नीचे उतारा और अत्यंत दीन होकर थर-थर काँपते हुए, एक क्षण तक इस 
दुविधा में पड़ा रहा कि सारा समाचार कहूँ या न कहूँ । फिर यह सोचकर कि किसी 
भी तरह मुझे कहना ही पड़ेगा, मेंने गदंगद स्वर से कहा--हे उत्तम तपस्वी, में राजा 
, दैशरथ हूँ | में क्षापका पालक हूँ, पुत्र नहीं हूँ | मेंने आज एक ऐसा नीच कर्म किया है, 
जिसे - सुनकर नौच॑ व्यक्ति भी मेरी निदा करेंगे । किसी भी यूग में किसी और ने जो पाप 
भद्दी कियां होगा, वैसां पाप करके में आज आपके पास आया हूँ । में कैसे कहें? विधि ने 


अयोध्याकीडे (009 


ही मुभसे ऐसा दुस्साहस करने के लिए प्रेरित किया है। सरयू नदी के तट पर में अधेरी 
निशा में मृगया के लिए गया था और मूग्ों के आने के स्थान के पास छिपकर उनकी 
आहट सुनकर उनपर दब्दवेधी बाण चलाकर उनका शिकार करता था । संयोग की बात, 
उसी समय आपके पुत्र ने नदी के प्रवाह में जल के लिए कलश ड्बोया । उसकी ध्वनि 
सुनकर मुझे हाथी का भ्रम हुआ और मेने बाण चला दिया । हे अनघ, मेरे उस शाक्ति- 
शाली बाण ने आपके पुत्र के प्राण हर लिये । 

“इतना सुनना था कि मनि का हृदय धक से रह गया और वे मूच्छित हो गये 
मनि-पत्नी हाय पत्र !' कहकर भूमि पर निश्चेष्ट हो गिर पड़ी । थोड़ी देर के बाद मेरा 
विलाप सुनकर उनकी मर्च्छा छूटी, तो उन्होंने मे देखकर कहा--हे दशरथ ! तुमने हमको 
' शोकारिन में जलाने के लिए हमारे पुत्र को कहाँ छिपा रखा है ? बन में तपस्या करते हुए 
हम अंधे तथा बुद्ध को मारकर तुमने घोर पाप किया है । तुम्हारा बाण लगते ही 
न जाने हमारे पुत्र ने ज़्या कहा होगा ? कौन जाने कि उस हृदय-पीड़ा से उसके प्राण 
निकल गये या अभी 'तक वह तड़प रहा है । क्‍या मृत्यु का कोई कारण नहीं होना चाहिए 
क्या बाण विना कारण ही मुनि-पुत्र के प्राण हर सकता हैं ? वानप्रस्थ-आश्रम में जीवन 
व्यतीत करनेवालों का वध, चाहे इन्द्र भी करें, तो उसका भी नाश हो जाता है, तो राजा 
की क्‍या गिनती ? हें राजन, तुमने अनजान में हमारे पुत्र का व किया हैँ, इपलिए तुम 
पर क्रोध करना उचित नहीं है । अपने पुत्र को विना हमारी शोकाग्नि शांत नहीं 
ग्रीगी । हमे अपने पुत्र के पास ले चलो । " 


“इस ग्रकार शोक-विह वल उन व॒ुद्ध तपस्वियों को ले जाकर उन्हें उनके पुत्र को 
दिखाकर मेंने 'कहा--यही आपका. पुत्र है। मनि-पत्नी हाथों से टटोलते हुए कहने लगी 
कहाँ है वह दयाल, उदार और विमलचेता ? कहाँ हैं वह तपोधन तथा पुण्यवान्‌ : 
कहाँ हैँ वह विद्वानों की प्रशंसा के योग्य आचरणवाला ? कहाँ है वह सतत वंदाध्ययन 
में तत्पर ?! यों कहती हुई वह अपने पुत्र पर गिरकर विलाप करने लगी । फिर उन्होंने 
उसे अपनी गोद में लिटाकर उसके भींगे हुए कैशों पर सिर रखकर रोती हुई 
कहने लगी--हे विमलात्मा, हे यज्ञदत्त, हे सदाचरणवाले, हें धर्म-निपुण, तुम हमसे कहे विना 
कभी कहीं नही जाते थे। आज तुमने ऐसा क्‍यों किया ? आज स्वगगेलोक की यात्रा 
के लिए जाते समय तुमने मुभसे क्‍यों नहीं कहा ? हे मेरे वंश-तिलक ! में बड़ी पापिनी हूं । 
अड्धं-रात्रि के समय मेने तुमसे (जल के लिए) जाने को कहा । गृरुजनों की भक्ति 
में संसार में अद्वितीय पृत्र को मेंने खो दिया । मेरें लिए अब तपस्या किसलिए ? तुम्हारे 
साथ परलोक जाने में ही मेरी सदगति है | कहाँ तीक्षण बाण और कहाँ तुम्हारे प्राण ? 
कहाँ राजा दशरथ और कहाँ तुम ? हाय ! अन्त में तुम्हारे कर्म-फल ने इन सबका 
संयोग करके तुम्हारे प्राण ले लिये हैं ।! 

“शोक-संतप्त माता के इस तरह के आत्तंनाद को सुनकर मुनि अपने पुत्र पर गिरकर 
कहने लगे--हाय पृत्र ! तुम तो मेरे पास आकर मेरी सेवा करते थे । आज में तुम्हारे 
पास आया हूँ, तो भी तुम मेरी सेवा-शुश्रुषा नहीं करते हो, क्या तुम्हें यह उचित है .? 


९०८ एंग्न/थ एयायर 


इस बाण स जां घाव तुम्हे लगा, उसके द्वारा क्‍या तुम्हारा सारा निर्मल गुण-समूह निकल 
गया ? में अब किसे वेद पढाऊंगा ? किसे अब शास्त्र समभाऊंंगा ? किसे धर्म सुनाऊँगा ? 
काव्य किसे ' समभाऊँगा ? हमारी आवश्यकता पहचानकर हमे कौन फल तथा जल 
लाकर देगा ? मेने सदा तुम्हें" चिरायू रहने का ही तो आशीर्वाद दिया है ? कब मैने बत्नसम 
गव्तिद्ाली बाण से तुम्हारी मृत्यु की कल्पना की थी ? हे पुत्र, तुम मुझे भी अपने साथ 
ले चलो, तो में यम से भी पुत्र-भिक्षा देने की प्रार्थना करूँगा । ससार की यही रीति है 
कि; पुत्र अपने माता-पिता के प्रलोक-सबधी क्रिया-कर्म करते है। आज विधि ने उस 
क्रम को उलट दिगय्रा और तुम्हारे क्रिया-कर्म करने के लिए हमे नियोजित किया । जबतक 
तुम रहे, लुमने बडी भवित से हमारी सेवा करके हमारी रक्षा की । हे पुण्यचरित्र ! 
में किस युग में तुम्हारे जैसा पूत्र प्राप्त करूँगा ? तुम पाप-रहित हो, श्रेष्ठ तपोनिधि हो, 
गुरुभक्त, परमार्थी, आर्य, धर्मनिष्ठ, दानी, पर-दु खनिवारण करनेवाले, अन्न आदि महादान 
करनेवाले जो पुण्य लोक प्राप्त करते है, वही तुम भी प्राप्त करो ।' 

“इस प्रकार शोक करते हुए उन्होने अपने पुत्र का यथाविधि अग्नि-सस्कार किया । 
यज्ञवत्त' ने देवताओं के विमान में आरूढ हो आकाश की ओर प्रस्थान करते हुए कहा-- 
है गृुरुननो, मैने स्वर्गंलोक का भोग प्राप्त किया है. आपकी सतत सेवा करते हुए पुण्य- 
वान्‌ हुआ हूँ 4 अब मेरो मृत्यु का आप शोक मत कीजिए । ,जिस समय जो होना चाहिए, 
वह हुए विंना नहीं रहता । होनहार होकर ही ; रहता है । आप इन पर (राजा पर) 
क्रोध न कीजिए ।' इस प्रकार कह उसके स्वर्गलोक चलें जाने के बाद, उन्होंने पुत्र-प्रे मर्जन्य 
दुख से प्रेरित होकर मुझे श्ञाप दिया--है-राजन्‌ !- लो, हम पुत्र-शोक से मर रहे है, 
तुम भी हमारे समान ही पृत्र-शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त करोगे ।” इस प्रकार, कहकर 
उन्होने वही अपने प्राण छोड दिये ।” 


२३. दशरथ का स्वर्गवास 


यही मेरा कर्-फल है, ज़िसे भोगने का समय आसन्न है। अग्तिसम पवित्र उन 
तपस्वियो का अग्नि-सस्कार करके मे नगर में लौट आया । मेरा थधैय॑ छूट गया है । मेरी 
बुद्धि भ्रमित हो रही है, कठ सूख रहा है, आँखे देखने में असमर्थ हो रही है, दूसरे के 
शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हे, अब मेरे प्राण रोकने पर भी इस शरीर में नही रुकेगे । 
मेरें लिए कल्पतरु, बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, गुणवान्‌, मेरा भाग्य-प्रद, शुभ-गुण-सयुवत राम को 
इस समय में नहीं देख पा रहा हूँ । आज सात दिन हुए, मैने राम को नही देखा । राम 
को छोडकर में कैसे रह सकता हूँ ?” इस प्रकार हा राम ! हा राम !' का आत्तंनाद 
करते हुए दशरथ का स्वगंवास हो गया । 

शोक से अत्यधिक पीछित होकर राजा सो गये है, ऐसा सोचकर कौसल्या भी 
सो गई । प्रभात होते ही वदी तथा मागध स्तुति-पाठ करने लगे, मगल-वाद्य बजने लगे और 
नगर-निवासी एकत्रित होकर राजा के दर्शनार्थ उत्कठा से प्रतीक्षा करने लगे । प्रतिदिन 
की तरह राजा अबतक जगे क्‍यों नही, यह सोचते हुए परिचारक राजा की शय्या के 
निकट गये और राजा को सोई हुई दा में देख उन्हें कुछ भय हुआ । लबी सॉस भरते हुए 


अयोष्याकोीडक. ' १०6 


उन्होंने' राजा के हाथ-पैर छकर देखे । उन्हें अब ज्ञात हो गया कि राजा के 'शरीर में 
प्राण नहीं है । तब वे रुदन करने लगे । कौसल्या हड़बड़ाकर उठी, सुमित्रा भी जागकर आई। 
उन दोनों ने राजा को देखा और ऊँचे स्वर में विलाप करने लेंगीं--हाय प्राणनाथ, 
हाय महाराज ! आप हमें छोड़कर चले गये ।' यह विलाप सुनकर कैकेयी दौड़ी हुई आई। 
दोनों ने! सर पीठते हुए कैकेयी को देखकर कहा--हाय कैकेयी / आज तुम्हारी 
इंच्छाएँ पूरी हुई । तुमने काकुत्स्थ-वंश का सर्वताश किया । राम को वन में भेजकर 
अपयश ' का सहन करते हुए तुमने दशरथ के प्राण ले लिये । आज से तुम अपने पुत्र .क 
साथ समस्त पृथ्वी का उपभोग करो । 


इस प्रकार, कौसल्या आदि रानियाँ कैकेयी को घेरकर रोने-कलपने लगीं । वह सर 
भुकाये अत्यधिक शोक से अपने पति के शरीर पर गिरकर कई प्रकार से विलाप करने लगी। 
कौसल्या की चेतना जब लौट आई, तब उन्होंने कहा--हे राजन ! क्‍या आप 
जैसे धर्मात्मा की ऐसी मृत्यु होनी चाहिए ? आपके आदेश का उल्लंघन न करके में धोखा 
खा गई । आपकी सत्यनिष्ठा ने आपकी यह दशा कर दी । अत्यंत क्र स्त्री कैकेपी को 
देखकर और राम के वनवास के दुःख से अभिभूत होकर मे आपकी उचित परिचर्या न 
कर सकी । आपकी इच्छा का पालन करते हुए वन में निवास करके राघव महायश का 
भागी बना । सत्य का पालन करके आपने स्वर्ग-सुख को प्राप्त क्रिया 4 अब मुझे केवल 
आप जैसे उत्तम पत्नि को कट्वचन सुनाने का पाप मिला । 


इस प्रकार, कौसल्या को विलाप करते देख सुमित्रा आदि रानियाँ ऊंचे स्वर में रुदन 
करने लगी । बात॑-की-बात में यह समाचार सारे नगर में फैल गया । स्त्रियों के विलाप 
से सारा आकाश गूंजनें लगा । सूर्योदय के होते ही अत्यंत भीत हो राजा के मित्र, 
नातेदार, सामंत-राजा, वसिष्ठ आदि मुनि, ब्राह्मण तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आकर 
शोक व्यवत करने लगे । वसिष्ठ मनि मंत्रियों के परामर्श के पश्चात्‌ महाराज दशरथ के 
दरीर को तेल में डबोकर मणिमय सिंहासन पर उसे बेठा दिया, मानों वे दरबार मे ब5 
हुए हों । उसके पश्चात्‌ उन्होने सामंत राजाओं को तथा मंत्री और राजनीतिज्ञों को संबोधित 
करते हुए कहा--महाराज साम्राज्य का पालन करके सुरधाम चले गये । पिता का वचन 
पालन करने के लिए राम अपनी स्त्री के साथ वन-वास करने गये। उससे पूर्व ही शत्रुघ्न 
की साथ भरत अपने मामा को नगर गये हें । यदि हम रामचन्द्र को बुला भर्ज, तो वे नहीं 
आयेंगे । वे अपने: प्रण के पालन में पट हैं । इसलिए हमें राजकाज को संभालने के लिए 
भरत को शीघ्र बलाना चाहिए। राजा के विना कोई भी दंश, नगर या राष्ट्र दोभा 
नहीं देता: । दण्डनीति, दान-धर्म आदि की व्यवस्था बिगड़ जायगी । शत्रु श्रबल हो जायेंगे । 
जार-चोर आदि की वंद्धि होगी । दर्जन सज्जनों को दुःख देने लगेंगे । सामत, दुग-रक्षक 
आदि कर नही देंगे ।' 


. ऐसा निरचय करके उन्होंने धीमानू, जयन्त आदि चार मंत्रियों को बुलाकर कहा-- 
'तुम लोग भिन्न-भिन्न वस्त्राभरण लिये हुए वजपुर जाओ और भरत को यहाँ की घटनाओं 
का पता दिये विनां सिर्फ इंतना कहो' कि गुरु वसिष्ठ ने आपको लिवा लानें के लिए हमे 


(१० ंगन/थ एयशयर 


भेजा है । तुम उन्हें अपने साथ अवश्य लिवा लाना, शीघ्र जाओ । बे मत्री घोडो पर सवार हो 
रथ की गति से चलते हुए विभिन्न नगरो, जनपदो, नदियों, काननो, पहाडो तथा भाड़ियो 
को पार करते हुए कंकयराज के नगर में जा पहुँचे । दशरथ की मृत्यु के सातवें दिन 
रात को वहाँ उन्होंने (भरत और झत्रुघ्न) स्वेप्न में देखा कि उनके पिता गोबर तथा 
कीचड से भरे विशाल गढे में गिर पडे हे । समृद्र सूख गया है, चन्द्र पृथ्वी पर गिर गया है; 
भद्रगण का एक दाँत टूट गया है। ऐसे दुस्वप्न देखकर बे जाग पडे और अत्यत 
भीत होकर अपने इष्ट-मित्रों को स्वप्न का वृत्तात सुनाकर, उसका फल जानना चाहा । 
इसी समय अयोध्या के दूत वहाँ पहुँचे और भरत को प्रणाम करके साथ लाई हुई भेंठ उन्हें 
देकर अत्यत विनीत भाव से बोले--हें देव, किसी कार्यवश वसिष्ठजी ने आपको झीक्र 
लिवा लाने के लिए हमें भेजा है । अत आप शज्षीघ्र प्रस्थान कीजिए । 

दूतो के कृत्रिम हाव-भाव देखकर वे और भी भीत हो गए । उन्होंने- अपने 
मामा से सारा वृत्तात कह सुताया और सादर उनकी आज्ञा प्राप्त करके रथ पर आहरूढ हो, 
मत्री तथा चतुरगिणी सेना के साथ चल पडे । अत्यत वेग से यात्रा करते हुए वे सात 
दिनो में अयोध्या पहुँच गये । 

२४. भरत का अयोध्या में प्रवेश | 

अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सारा नगर पतिहीना पत्नी के समान 
तथा चन्द्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन होकर उजडा हुआ दीख रहा है । यह ढंग देखकर 
वे मत-ही-मन व्याकुल होकर सोचने लगे कि आज सारा तगर शून्य-सा लग रहा है । 
नगर-निवासी मुर्भे देखकर आँखों से आँसू बहा रहे है । मुभसे कतराते हुए जा रहे हे । 
क्या कारण है कि दूकानों में कोई भी चीज सजाकर नहीं रखी गई है ? यो सोचते 
हँए अत पुर के फाटक पर वे रथ से उतर गये और आप और शत्रुध्त शून्य-से दीखनेवाले 
अतपुर में पहुँचे । उनको देखते ही कैकेयी बडे प्रेम से उनके सामने आई और उन्हें 
हृदय से लगा लिया । तब उन्होंने बडी भक्ति से उनको प्रणाम किया और अपने मामा 
की दी हुई भेंट उन्हें देकर उनका कुशल-समाचार कह सुनाया । उसके उपरात भरत ने 
माता से पूछा--हें माता, यह कैसा आइचय है कि सारा अत पुर वैभवहीन होकर घून्य-सा 
लग रहा है । राम-लक्ष्मण और महाराज सकुशल तो है ”' तब बहुत चिंतित होती हुई 
कैकेयी ने भरत के सभ्रम को बढाती हुई मद हास के साथ कहा--हे वत्स, किसी दिन 
तुम्हारे पिताजी ने बडे प्रेम से मुझे दो वर दिये थे । मेने एक वर से भरत का राज- 
तिलक और दूसरे वर से राम के वनवास की प्रार्थना की । पिता की आज्ञा के अनुसार 
राम, जानकी-लक्ष्मण-समेत वन-वास के लिए चला गया । पुत्र के वियोग से महाराज 
स्वर्ग सिधारे । ईर्ष्यावश मैने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था कर ली । अब राज्य संभालो, प्रजा 
का पालन करो, ऐदश्वर्य प्राप्त करो और अपने बाहुबल से राज्य की रक्षा करो । इसके 
विपरीत कुछ मत कही ॥ 

इन बातो को सुनते ही भरत मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे । थोडी देर के 
'ब्राद सँमलकर उन्होने अत्यत क्रोध से कैकेयी को देखकर कहा--“हे माता ! मेरी माता 


ह2यरेध्य7काँ 8 ५२५ 


होती हुई तुम निर्दयता से ऐसा कठोर आचरण कंसे कर सकी ? राम को मुनिन्तरेष में 
वनवास की आज्ञा तुम कैसे दे सकी ? निर्मल धर्माचरण करनेवाले रघुवशियो की रीति 
तुम्हें कया मालूम नहीं है ? में अपने पिता की मृत्यु पर कैसे शोक कर सकता हूँ ? कौन- 
सा मुँह लेकर राम को देख सकता हूँ ? हाय |! न जाने मन-ही-मन राम कितने व्याकुल 
हुए होगे ” न जाने लक्ष्मण को कितना क्रोध आया होगा ? बन के लिए जाते समय 
सीता ने न जाने मुझे कितने अपशब्द कहे होगे ”? कौन जाने, माता कौसल्या की क्‍या 
दशा हुई ” माता सुमित्रा तथा अन्य रानियाँ न जाने कितनी दु खी होती होगी ? इनके 
सामने विलाप करने के लिए में कहाँ योग्य रहा ? में उनके मन की व्यथा दूर कैसे कर 
सकूंगा ? मुझे अब यह नगर किसलिए ? मुझे राजभोग किसलिए ? निरचय, वन ही 
अब मेरे लिए शरण है । घोर पापिनी तुम्हारी माता ने एक राक्षस से तुम्हें जन्म 
दिया होगा | तुम महाराज कंकय से उत्पन्न पुत्री नही हो । अब में तुमसे क्या कहूँ ?” इन सब 
बातो को आड में खडी छिपकर सुननेवाली मथरा को देखकर लोगो ने कहा--इसीने 
इतने सारे पाप कराये यह सुनते ही शत्रुघ्न ने उस वृद्ध स्त्री की टाँग पकड़कर एकदम 
उसे उठाया और बडे जोर से उसे घुमाकर इस तरह नीचे फेक दिया कि उसकी कूबड 
जाती रही, केश बिखर गये और सभी भूषण तितर-बितर होकर गिर पड़े । सभी स्त्रियाँ 
देखती रह गई । कैकेयी आदि अन्य रानियाँ भागने लगी । कैकेयी का वध करने के लिए 
शत्रुघ्न को जाते हुए देख भरत ने कहा--इस पापिन को मारकर हम पाप क्‍यों कमायें ? 
रामचन्द्रजी सुनेंगे, तो मातृहृता कहकर हमसे घृणा करेंगे। इसलिए तुम यह काम मत करो ।' 


२५ मरत का कौसल्या के घर जाना 


वहाँ से निकलकर भरत अनुज के साथ कौसल्या के यहाँ गये और उनके चरणो में 
सर नवाकर शोक-सतप्त हृदय से दोनो भाई उच्च स्वर से विलाप करने लगे | तब भरत 
को देखकर कौसल्या बडे क्रोध से इस प्रकार बोलने लगी--पति को खोकर, सुत से, अलग 
रहते हुए अत्यत दुख से पीडित मे रोती हँ, तो वह स्वाभाविक ही है । तुम क्यो रो रहे हो ” 
तुमने जैसा चाहा, तुम्हारी माता ने कर दिया हें वत्स, अब तुम राज्य सँमालो । 
यह सुनकर अत्यत भीत हो, हाथ जोडे कौसल्या के पीछे चलते हुए भरत कहने लगे-- 
माताजी-यदि मेने मन, वचन तथा कर्म से श्रीराम का अहित किया हो या पृथ्वी 
का पालन करना चाहा हो, कैकेयी के मन की इच्छा मुर्भे मालूम रही हो, एक भी अहित 
मेने सोचा हो, तो में उस पापी की गति प्राप्त करूँ, जिसने मद्य पिया हो, निर्धन ब्राह्मण 
का वध किया हो, गुरु-पत्नी से व्यभिचार किया हो, युद्ध में अपजय प्राप्त की हो, दृष्टता 
से सोना चुराया हो, गाय की हत्या की हो, न्याय-रहित होकर राज्य-पालन किया हो, 
बराबर चुगली खाई हो, शरणार्थी को शरण नहीं दी हो, माता-पिता को अपशब्द कहे हो, 
श्रेष्ठ धर्म को बेचा हो, स्वामी से द्वरोह किया हो, गुदुजनों को अपशब्द कहें हों, सतत 
पापी होकर असत्य कहा हो, दूसरों के धन की इच्छा की हो और पर>स्त्री गमन कियां हो । 
में रामचन्जी का अहित क्यो करूँगा ? में कहाँ और ये तीच कर्म कहाँ ?” इस 
प्रकार बिलाप करनेवाले भरत के शोक का आधिक्य समझककर कौसल्यां आत्मनलानि -का 


्ट्र्‌ रंग्न/थ शयायण 


अनुभव करती हुई सोचने लगी--हाय ! मेने ऐसे पुण्य-चरित को क्यों कोसा ?” फिर 
उनन्‍्होन भरत तथा छात्रध्न को हृदय से लगा लिया और परिताप से विलाप करने लगी । 

तब सयमी वसिष्ठ उन्हें लेकर राजा के अत पुर में गये । वहाँ रत्न-पी० पर राजा 
का शव रखा था । राजा की आँखें बन्द थी, मानो राजा नें यह विचार कर लिया हो कि 
यह पापिन कैकेयी का पुत्र है, इसे नहीं देखना चाहिए | पिता का शव देखकर भरत 
मूच्छित हो गये । थोडी देर में संमलकर अत्यधिक पीडित हो आत्तनाद करने लगे-- 
हैं राजनू, मे कैकेयराज के यहाँ से अनुपम मणि-भूषण आपके लिए ले आया हूँ । इन्हें 
स्वीकार क्यो नहीं करते ” आप मेरी ओर देखते क्यो नहीं है ? मेरा दोष क्‍या है ? 
पापिन कैकेयी का पुत्र हैँ, क्‍या इसलिए आप मूुभो देखना नहीं चाहते ? हे महाराज ! 
इस सुमित्रा-पुत्र को तो देखिए | वह दुख से कैसे तडप रहा है । श्त्र॒ध्त को उठाकर उसके 
दरीर पर लगी धूल को आप पोछते क्यो नहीं ” इस पर कृपा कीजिए । इससे बोलिए । 
इसने क्‍या किया है ”? इसे अपने हृदय से लगा लीजिए। आपके सदंगृण, आपकी दया 
और आपका स्नेह कहाँ छिप गये है । हे पिता, क्या कैकेयी ने आपकी बुद्धि को कलुषित 
कर दिया है ? क्‍या ऐसी मृत्यु ही आपके भाग्य में लिखी थी ? राजाओ की मृत्यु तो 
होती ही है, किन्तु ऐसी मृत्यु कही नहीं होती । में इन॑ कष्टो से कैसे पार पाऊंगा ? 
हाय, में क्‍या करूँ 7?” 

इस प्रकार विलपते हुए भरत को देखकर वस्तिष्ठ ने कहा--तुम्हारे पिता ने साठ 
सहस्न॒ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया और मनु के धर्म-पथ पर चलते हुए समस्त धर्मो 
का पालन किया । अत में तुम जैसे पुत्रों कों प्राप्त किया । इसलिए तुम शोक मत करो। 
इसकी देह का अग्नि-सस्कार करो ”' 

मुनि की आज्ञा शिरोधारण कर भरत ने दूसरे दिन, मुनियो, राजाओ तथा अन्य 
महात्माओ को बुलाया । दशरथ के हाव को तीर्थ-जलो से सस्‍्तान कराया और श्रेष्ठ वस्त्र, 
तथा भूषणों से उसे सजाया । वेदोक्त विधि से दान आदि देने के पश्चात्‌ उस शव को 
अरथी पर रखा । इसके उपरान्त मश्र-पृत अग्नि को लिये हुए वें (भरत) अनुज तथा मुनिजनो के 
साथ अरथी के आगे-आगे चलने लगे । अरथी के अगल-बगल में उच्च स्वर में रुदन करती 
हुई कौसल्या आदि रानियाँ लडखडाती हुईं चलने लगी । सरय्‌ के निकट इमझान में चिता 
सजाई गई । उसमें ज्रेताग्नियो को प्रतिष्ठित करके वेद-विधि से (भरत ने) महाराज 
दद्रथ के शव का अग्नि-सस्कार किया, तिलोदक दिया , पिडाडान किया और फिर अत पुर 
में लौट आये । उन्होने बारह दिन तक विधि-युकत क्रिया करते हुए ब्राह्मणो को दान आदि 
देकर सतुष्ठ किया । 

अत्येष्टि-क्रियाओ की समाप्ति के परचात्‌ इक्ष्वाकुओ के कुलगुरु मुनि वसिष्ठ आगे 
होते यौंग्य कार्यों का विंचार करके, सामत राजाओं तथा मत्रियो को साथ -लिये भानु-सम 
उज्ज्वल भरत के निकट पहुँचकर, बोले--है वत्स, तुम्हारे पिता परलोक- स्िधार-“यये हे । 
और तुम्हारे भाई राम वनवास के लिए गये हैं । “राज्य में कोई शजा, नही रहे; तो राज- 
''क्राज' चल नहीं सकते । प्रजा» उच्छुखंल हो' जायगी, , पृथ्वी विन्नलित ,होगी, और समस्त 


/योध्य/काड (३ 


धंमों का पतन हो जायगा, शत्रु प्रबल होगे और वर्णसकर पैदा होगे । राज्य को राजा- 
'रहित नहीं रहना चाहिए | तुम विमलमतिमान्‌ हो, तुम राज्य का भार सँभालों ।' 

मुनि के उपदेश सुनकरु भरत ने हाथ जोडकर कहा--है मुनिनाथ, क्‍या मै इतना 
मूर्ख हूँ कि अपने कुल की*रीति न जानूँ ? मेरी माता ने मेरे अग्रज को वन भेजकर 
मेरे पिता के आण ले लिये है । क्‍या यह (दड) मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ? क्‍या अब 
राज्य करने की बात भी में सोचें ? आप आगे कुछ मत कहिए । मे कैकेयी का पुत्र हूँ, 
इसीलिए तो आप मुभसे ऐसी बातें कहते है । अन्यथा आप मेरे सबंध मेँ ऐसे विचार मन 
में नहीं लाते । में तुरत अपने भाई राम कें पास जाऊँगा । उनसे प्रार्थना करके उन्हें 
लोटा लाऊँगा और उनका राज-तिलक कराऊँगा । यदि मे ऐसा नही कर सका, तो जैसे मेरे भाई ने 
मुनि-वृत्ति ग्रहण की, बैसे मे भी मुनि-वृत्ति लूँगा | इसके सिवा मेरे लिए और कोई मार्ग नही है ॥' 

२६. मरत का राम के पास जाना 

'.. इस प्रकार निश्चय करके भरत ने मत्रियों को देखकर कहा--हमें अपने बड़े भाई 
के दर्शनार्थ जाना है । मार्गों को ठीक करो और सभी नगरवासियों को मार्ग में जहाँ- 
तहाँ ठहरने के लिए उचित व्यवस्था करके आवश्यक वस्तुओ का सग्रह करो । मंत्रियों ने 
उनकी आज्ञा का पालन किया । दूसरे दिन वदी-मागध, मत्री, सुकुमार नत्तेंकी, नट, नौ 
सहंख़ “हाथी, एक लाख अदव, साठ सहस्र रथ और असख्य पदचर सेना, सभी नगरवासी 
तथा धन एवं रत्नराशियो को साथ लिये वसिष्ठ आदि मुनि, राजा, मत्री और प्रतिष्ठित 
जनो के संग, भरत, शत्रुघ्न तथा उनत्की माताएँ विविध वाहनों पर सवार होकर चले । 
इस प्रकार, चलकर सब गगातंट पर पहुँचे और वहाँ पडाव डाला । अत्यत बाहुबली 
गृह को यह मालूम हुआ कि कैकेयी-पृत्र सेना के साथ राम पर आक्रमण करनें के लिए 
जा रहें है, तो वह अत्यत ऋ्रुद्ध हुआ और अपने दल-बल-सहित भरत के पास पहुँचकर 
बोला-- है भरत, जब रामचन्द्र आपको अपना सारा राज्य देकर वन में रहते हे, तब क्‍या 
आपको यह उचित है कि आप अपनी सेना के साथ उनपर आक्रमण करने चलें ? में राम 
का सेवक हूँ । में आपको जाने नहीं दूंगा । में आफ्की सेना का सहार कर डालूँगा "| 
'आपसे युद्ध करते हुए में मर जाऊँगा। तभी आप राम पर आक्रमण कर सकेंगे ।' 

गृह के इन रोषपूर्ण वचनो को सुनकर भरत विमल मन से हेंसतें हुए बोले-+- 
हैं गृह, मे परमात्मा रामचन्द्र से प्रार्थना करके उन्हें अयोध्या लौटाकर उनका राज-तिलंके 
सपन्न कराते के उद्देश्य से ही उत्तकी सेवा में जा रहा हूँ । तुम अपने मन में अन्यथा 
समभकर ऐसे वचन मत कहों ।' इस प्रकार कहकर भरत ने गृह को हृदय से लंगाया 
और उसके मन की राम-भक्ति समझ गये । गृह ने भरत के चरणों पर भस्तंक़ नव़ाकर 
अनुपम वन-वस्तुओ की भेंट की । फिर वह भरत को उस स्थल पर ले गया, जहाँ" पहले 


हक. 


राम गगातट पर ठहरे थे । भरत ने अपना पडाव वहीं डाल दिया । उसके पदचालू: गुह 
उन्हें उस स्थल पर ले गया, जहाँ राम ने जठाएँ धारण की थी । उस स्थल को देखकर 
सभी नगरवासी,'मुनि, मत्री तथा भरत अत्यत दुखी हुए। तेब भरत नें अत्यंत दीन होंकड़ 
बट का दूँध मेंगवांकेर अपने भाई शत्रुष्न के साथ जठाएँ करण कर ली | * 


१५ 


९९8 ₹गनतशथ एमायरए 


दूसर दिन नित्यकर्मो से निवृत्त होकर भरत ने गुह के द्वारा मेंगाई गई पाँच सौ 
विशाल नूवो में चढ़कर माताओ, मुनियो, मत्रियों तथा सेना के साथ गगा नेदी पार की । 
वहाँ से गृह को साथ लिये हुए, उसके बताये मार्ग पर चलते हुए भरद्वाज के उस आश्रम 
के पास पहुँचे, जहाँ से निकलनेवाले यज्ञ-धूम से सारा आकाश व्याप्त होकर बादलों का 
अ्रम उत्पन्न कर रहा था तथा जिन्हें देखकर मोर अपने पश्लो को फैलाकर आनदोन्‍्मत्त हो 
नाच रहे थे । उनके पखो के समूह से सारा आश्रम-स्थल ऐश दीख रहा था, मानो 
विचित्र रत्न-तोरणो से सारा आश्रम अलकृत किया गया हो । 
२७, सरत का मरद्वाज के आश्रम में पहुंचना 
भरत ने अपनी सारी सेता आश्रम से बहुत दूर पर ठहराकर आप_ स्वयं उस 

पुण्यात्मा भरद्राज मुनि के दर्शुतार्थ गयें और मूत्र को देखकर प्रणाम किया । भरद्वाज 
बडे रुष्ट होकर बोलें--हे भरत, जब राम-राघव वन में निवास कर रहें हें, तब तुम 
अपनी चतुरगिणी सेना लेकर उनपर आक्रमण करने क्यो जा रहे हो ”' मुन्ति का क्रोध 
समभकर भरत भय तथा विनय के साथ बोले--हे मूनीश्वर, मे तो रामचन्द्रजी से राज्य 
प्रहण करने की प्रार्थता करने जा रहा हूँ । दूसरे किसी उद्देश्य से नहीं । आप अन्यथा 
ने समझे । 

भरत की बातो से हर्षित होकर भरद्वाज बोले--हे अनघ, तुम अपनी समस्त सेना 
क॑े साथ आज हमारे आश्रम में ठहरकर हमारा सत्कार स्वीकार करो । इसके परचात्‌ 
मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा--तुम तुरत एक सुंदर नगर का निर्माण करो, जिसमें 
सभी लोगो के लिए उनकी योग्यता के अनुसार निवास रहें । विश्वकर्मा ने तुरत पाँच 
योजन विस्तार में एक विशाल नगर बनाया, जो भूमि-देवता के चरण के आभूषण-सा विराज 
रहा था। उसमें एक स्वर्णमय राजभवन भी था। उस भवन में श्वेत छत्रन्सपतन्न 
सिहासन रखा हुआ था और एक रमणीय सभा-भवन भी था। मुनि की आज्ञा से भरत ने 
उस राजभवन्न में प्रवेश किया । वहाँ सिंहासन को देखकर भरत ने उसे राम का सिंहासन 
कहकर उसका नमस्कार किया और उसके निकट ही एक पीठ पर आसीन हुए । मुनि की 
आज्ञा से किन्नर, गधवें तथा खचर रमणियो ने भरत के सामने आकर नृत्य-्गान किया । 
इस प्रकार, मृनि की आज्ञा से सभी निवासो में नृत्य-गीत आदि, पृथ्वी पर जितने मनोरजन 
हो सकते थे, वे सब वहाँ सपन्न हुए । (अयोध्या की) प्रजा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर 
स्वच्छ वस्त्र पहने, मदार-पुष्प-मालाएँ पहनी, चदन का लेप किया और विविध आभूषण 
पहने । इसके पश्चात्‌ कामधेनु द्वारा प्रस्तुत किये गये चार प्रकार के भोजन ग्रहण करके 
परितुष्त हुए । तब सुरागनाओ के साथ रति-क्रीडाओ में मग्न होते हुए वे अपने जन्म को 
सफल मानने लगे । इस प्रकार, मुनि का आश्रम स्वर्ग का भी तिरस्कार करता हुआनसा 
दीखने लगा । 

भरत तथा उनकी सता ने मुन्रि भरद्वाज की भ्रदयसा करते हुए रात वही बिताई। 
प्रातः:काल होते ही उन्होने देखा कि वहाँ न कोई नगर था, न भवन, न सुरांगनाएँ । भरत 
के आएचयें की सीमा न रही । वे श्रेष्ठ तपस्वी भरद्वाज के सम्मुख जाकर बोले-« 


अयोध्य/कोड ९१९ 


'हे महात्मा, आपके तपोबल की महिमा की प्रशसा करना ब्रह्मा के लिए भी कठिन है । अब 
हम सूर्यवश-तिलक रघुराम की सेंवा में जायेंग । हमें आज्ञा दें।/ यो कहकर भरत ने 
अपनी माताओ से मुन्ति को प्रणाम करवाया । मुनि बोले--ये कौन-कौन हैं ? अलग-अलग 
इनका परिचय मुझे दो ।” तब भरत ने कहा--है महात्मा, ये राजा की ज्येष्ठ रानी 
सफलजन्मा कौसल्या है, जिन्होने सब लोगो में कीत्ति तथा प्रशसा पाई है । राम को पुत्र- 
रूप में प्राप्त कर अपनी कोख को सफल बनाया है, पर उनके (राम के) वियोग को 
अग्नि में तप्त हो रही है । ये लक्ष्मण को जन्म देतेवाली पुृण्यशीला सुमित्रा हैं, जो कौसल्या 
के वायें हाथ की तरह रहती हैं । पुष्प-रहित कर्णिकार की शाखा के समान अलकारहीना 
होकर राम के वियोग-दुख से दुखी है । ये हतपुण्या मेरी माता कैकेयी हैं, जिनके कारण 
मेरे अग्रज वनवास के लिए गये है, जिनके कारण मेरे पिता का देहात हुआ और जिनकी 
इच्छा ने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी है । इतना कहकर उमडते हुए शोक से विह्नल तथा 
गदुगद हो वे चुप हो रहे । मुनि ने उन्हें सात्वना देते हुए आगे के कार्य का विचार करके 
कहा--कैकेयी ने लोकहित किया है । यह तुम लोगों को आगे स्पष्ट होगा ।! इतना 
कहकर उन्होने भरत को राम के निवास-स्थान का मार्ग बताया और उन्हें आशीर्वाद देकर 
विदा किया । 


“अर 


भरत ने अत्यत श्रद्धा से युक्त हो सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान 
किया । हाथियो के चिघाडने, अद्वों के हिनहिनाने, सेना के वार्तालाप करने, तथा रथो के 
चलने से जो विपुल रब होता था, उससे भीत होकर जगली मृग चारो दिशाओं में 
भागने लगे। विशाल सेना के चलने से उठी हुई धूलि से आवृत होकर सूर्यमडल भी मलिन 
दीखने लगा । 
वहाँ चित्रकूट में कुटिल-कुतला सीता के साथ राम बडे आनद से वार्त्तालाप कर रहें थे। 
सीता का ध्यान पर्वत की झोभा की ओर आढक्ृष्ट करते हुए वे कह रहे थे-- 
हें बिवाधरवाली, देखा तुमने पर्वत की शोभा, हमारे नेत्रो को कितना अपूर्व आनद पहुँचा रही है । 
इस पर्वत की महिमा का वर्णन करना क्‍या शोषनाग के लिए भी सभव है ? 
निर्भंरो की घन गभीर ध्वनियो को मेघ-गर्जज समभकर अत्यंत आनद से तुम्हारे केश 
की समता रखनेवाले अपनी पखो को फैलाकर नाचनेवाले उन मयूरो को देखो । क्या, 
इन भीलनियो को तुमने देखा, जो अपने कुच-कुभो को गज-कुभों की समता प्रदात करने 
के लिए, गजो के कुभस्थल को चीरकर उसमें से निकले हुए मणियों को धारण कर रखा है। 
देवताओ का सकेत-स्थान होने के कारण इस घाटी में दिव्य सुगधि फेल रही है । 
वहाँ देखो, वह गधर्वों का क्रीडा-स्थल उनके पदतलो के महावर-वर्ण से प्रकाशमान दीख 
रहा है । हे किन्नर-कठवाली, यह गिरि-गफा देखो, जो किन्नर-किन्नरियो के सगीत से 
मुखरित है । हे कोकिलकठी, इस सहकार-वृक्ष को देखो, जो कोयल की कलध्वनि तथा 
पल्‍लवो से युक्‍त हूँ । हे कोमालागी, मलयानिल विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगधि को 
एकत्रित करते हुए मद-मंद गति से चलकर हम पर अपना प्रभाव डाल रहा है। वहाँ 
उस मदाकिनी को देखों, जो लाल तथा सफेद कमलो के समूह से अलक्ृत है, जिसके कूल 


५ मु र॑मन/थ शॉय/पेंण 


पर तमाल, रसाल,, कपिला, ताल, हिंताल, लसोड़ा आदि वृक्ष सुशोभित हहैं, जिसके - पवित्र 
तट पर मुनियो का समूह विराज रहा है और जिसका प्रवाह हसो के मद गमन से «हिल- 
सा रहा है ।' इस प्रकार कहते हुए बे विभिन्न प्रकार के व॒क्षों के नीचे, लत़ा-कुजो, प्॑त के 
हविखरो पर, तराइयो में तृथा गुफाओ में अत्यन्त प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे | 
... इसी समय उन्होने भरत की सेना का कोलाहल सुना । भयभीत होकर चारों ओर 
भागनेवाले हाथी, वराह भादि मृगो को तथा उड़ती हुईं अत्यधिक धूल को देखा । तब 
उन्होने लक्ष्मण से कहा कि तुम पता लगाओ कि इस प्रकार धूल क्‍यों उड रही है ”? 
लक्ष्मण ने तुरत एक ऊंचे वृक्ष के शिखर पर चढकर देखा कि उत्तर की दिशा से सूर्यवश के 
चिह्लो से युक्त पताकाएँ फहराती हुई एक विज्ञाल सेना आ रही है । उन्होने मन-ही-मन 
निश्चय कर लिया कि भरत राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहें है । पर्वत पर 
बज्भपात होने के समान तुरत बे पेड से उतर पडे और दौडते हुए राम के पास पहुँचकर 
अत्यधिक रोष से बोलें--है देव, आपको वन भेजकर समस्त राज्य को हस्तगत करने से 
तृप्त न होकर, आज कंकयी का पुत्र सारी सेना लेकर आप पर आक्रमण करने आ रहा है| 
वह देखिए, कचनार (जैसी लाल ) ध्वजाएँ ! वह सुनिए सैनिकों के वीर वचन ! 
जाप शर, चाप तथा कवच धारण करके भरत का सामना कीजिए । नहीं, नहीं, आप और 
सीता यहाँ से हट जाइए । आपकी सज्जनता ने ही इतना (अनर्थ) किया है । में अब 
सहन नहीं करूँगा | यदि भरत यहाँ आया, तो में उसका वध कर डालूगा ।* 

राम बोलें--हें लक्ष्मण, मेरा अनुज होकर जन्म लेने पर भी तुम ऐसे अविनीत 
क्यो हो रहे हो ! श्रातृ-प्रेम की मूत्ति, परम पवित्र, नीति-कोबिंद तथा धर्म-तत्पर भरत, 
तुमसे भी अधिक मेरा भक्‍त है-। भरत के मन में कोई पाप नहीं है । मुभसे अयोध्या 
लौद चलने की प्रार्थना करने के लिए वह आ रहा है | तुम शका छोड दो । राम कें 
आदेश का उल्लंघन न कर सकने के कारण लक्ष्मण चुप हो रहे । 

२८. मरत की राम से मेंठ 


भरत ने नगरवासियों मित्रों, तथा सेना को एक जगह ठहरा दिया, माताओ के 
साथ भाने के लिए वसिष्ठ मुनि से प्रार्थना करके, स्वय शत्रुघ्न, सुमत्र और गृह के साथ 
उस पर्वत ,पर चढने लगे । जगल में मार्ग को पहचानने के लिए लक्ष्मण ने जौ संकेत 
बना रखे थे, उन्हें पहचानते हुए, चारो ओर दृष्टि डालते हुए (उन्होंने) समस्त शास्त्रास्त्र- 
समूह से युक्त विशाल आँगनवाली सुदर पर्णशाला को देखा । वहाँ पर मनि-वेष धारण 
किये हुए अत्यत हर्ष से विलसित होनेवाले राम को देखकर भरत मन-हौ-मन अत्यत 
दुखी हुए और शरत्रुष्न से कहने लगे--हे शत्रुध्न, देखा तुमने ? स्वर्ण-सौधो में रहनेवालें 
राम आज़ एक पर्णशाला में निवास कर रहे है । पुष्प-शय्या पर विराजनेबाले आज धलि- 
युवत पर्णशाला में रह रहे हैं। मुकुट धारण करनेवाले, प्रेम से जटाएँ धारण क्ये हुए है । 
राजाओ की सेवाएँ प्राप्त करते हुए रहनेवाले आज मूगी के मध्य रहते हे । दिव्य, 
बस्त्र धारण करनेवाले आज मुनियों के वलकल पहने हुए हे । सुस्वादु भोजन करनेवाले, 
भान कच्चे फलो पर दिन व्यतीत कर रहे है । हाय, शुभप्रद मूत्तिवालें राम आज इस 


) 


ब्/योध्याकोड ९१७, 


प्रकार का दुःख का अनुभव कर *रहे है । कैकेयी के पापी गर्भ से जन्म लेने के कारण 
ही मुझे उनकी ;यह दुर्दशा देखनी पड़ रही है ।' 

४7 , इसके परचात्‌ उन दोनो,ने (राम के निकट पहुँचकर) उनको प्रणाम किया । राप़ने 
उन्हें गले से लगा लिया और नेत्रो से आनदाश्रु बहाते हुए बडे स्नेह के साथ उनकी पीठों 
पर हाथ फेरा और उउ््हें आशीर्वाद दिये । तब सुमत्र तथा गृह ने उस सूर्यवशी -को बडी 
भक्ति के साथ प्रणाम किया । भरत तथा शत्रुघ्न ने तब जानकी तथा लक्ष्मण को प्रणाम 
किया । उसके पदचात्‌ उन्हों कुशासन पर बैठने का आदेश देकर राबव बार-बार पिता तथा 
माता का कुशल समाचार पूछते हुए बोले--'हे भरत, तुम क्यो इतनी दूर चलकर आये ? 

राजा की आज्ञा से राज्य-भार ग्रहण करके नीति के साथ राज-काज चला रहे 
हो ने ? सत्यनिष्ठ महाराज दशरथ की सेवा नित्य प्रति करते हो न ? माताओं. को 
सात्वना देते हुए बडे आदर के साथ उनकी देखभाल करते हो न ? हमारे कुलगृरु - तपो 

तिष्ठ वसिष्ठ की पूजा करके सध्या के समय अग्निहोत्र की विधि का नियमपूर्वक पालन 
कस्ते हो न ? सज्जन मत्रियों का परामर्श लेकर विजय-साथक मार्ग को समझ रहे हो त ? 

प्रतिदिन रात्रि के पिछले पहर में ज़ागकर तुम अर्थ-सिद्धि का चितन करते हो न ? उत्तम, 
मध्यम और अधम, जनो का विचार करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम में लगाते 
हो न ? अपराध का विचार करके अपने लोगो के सबध में भी न्‍्यायदड का पालन 
ठीक तरह से करते हो न ? मतिमान्‌, लोकप्रिय, स्वामिभकत तथा पराक्रमी को तुमने अपना 
सेंनापति बनाया है कि नहीं ? सेवकों के वेतन बिना विलब के उन्हें देते हो न ? दूतों' 
क॑ द्वारा राज्य का समाचार तथा शत्रुओं की गति-विधि का ज्ञान रखते हो न ?* गर्व 

त्यागकर दीन तथा निर्धन व्यक्तियों की पुकार सुनते हो न ? वर्णाश्रम-धर्म में किसी 
प्रकार का व्यतिक्रम लाये बिना आवश्यंक प्यवस्था करते हो न ? चोरों और जारो की 
बढती को रोककर उन्हें कारावास में रखकर उचित दड देते हो न ? समय-समय पर 
चतुरगिणी सेना की पटुता का निरीक्षण करते हो कि नहीं ? दुर्गों को धन-धान्य, तथा! 
सेना; से युक्त रखते हुए उनका बल बढाते रहते हो,न ? अन्याय से (पर) धन-सचय" 
न करके, किसानो की प्रेम से साथ रक्षा करते हो न ? घन-ल्ोभ में प्रडकर विप्रो की 
जागीरो' क्रा किचित्‌ भाग भी अपहरण नहीं करते हो न ? सतत गो-ब्राह्मणो के हित की 
कामना' करते हुए ,धर्म-निष्ठा में तत्पर रहते हो कि नहीं ”? जो राजा (इच्छा, क्रिया, 
ज्ञान) 'शक्तित्रय का, चार उपायो (साम, दाम, भेद, दड), पचागों, षड्गुणो तथा राजा के 
चौदह दोषो का ज्ञान रखते हुए, दयालु होते हुए, मनु-धर्मेशास्त्र के अनुसार देवताओं, 
फितरो तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वही स्वगं प्राप्त 
करता है । तुम *भी उसी प्रकार राज्य करते हो ने ?” 


२९. मरत का राम को दशरथ की मुत्यु का समाचार देना 
> हब. भरत गृदगद कठ से हाथ जोड़कर बोले--हे राजकुलाधीश, में यह धर्म-मार्ग- 


नही जानता. । हे धमूनिषण, और एक समाचार सुनिए । कुकेयी ते निर्देश्नतापूर्वक 
भापकोी बला भेजी और आपको बन जाने का आदेश दिया । थ्राप बिना विलंब किये 


शशष रैगनाथ एायायर 


यहाँ चले आये। आपके दुख में तडपते हुए सातवें दिन महाराज दशरथ ने अपन प्राण 
छोड़ दिये । मे पितृ-कर्मों को पूरा करके आपके दर्शनाथे यहाँ आया हूँ ।' 

यह समाचार राम को वच्छ के समान लगी, और वे तुरत मूच्छित होकर पृथ्वी पर 
गिर पडे । सीता तथा लक्ष्मण भी मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर गये । थोडी देर के परचात्‌ 
राम कुछ सँभले और बार-बार विलाप करने' लगे । तब उन्हें देखकर भरत ने कहा-- 
है देव, धीर होते हुए भी जड के समान इस प्रकार विलाप करना आपको शोभा 
नहीं देता । आप, लक्ष्मण तथा सीता महाराज की परलोक-क्रिया विधिवत्‌ पूरा कीजिए । यही 
उचित है ।' 

तब राम मदाकिनी नदी के तठ पर पहुँचकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर बडी 
निष्ठा से अपने पिता की तिलोदक-क्रिया की, पिंड-दान किया और अत्यधिक शोकाकुल 
चित्त से पर्णशाला में लौट आये । उस समय वसिष्ठ, कौसल्या आदि अवरोध-जन (रनवास 
की स्त्रियाँ), नगरवासी, नातेदार, सुशील मत्री आदि के साथ पर्णशाला में पहुँच गये। 
शोकारिति से सतप्त होनेवाले राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनके चरणों में गिरे और 
रोने लगे । यह देखकर वें सब भी रोने लगे । तब वसिष्ठ ने सात्वना के शब्दों से उन्हें 
शात किया । 

तब वनवास के कारण विवर्ण दीखनेवाली सीता को देखकर कौसल्या मन-ही-मन 
विधि को कोसती हुई अत्यत दुखी होने लगी । उसी समय उस पर्वत पर रहनेवाली 
किन्नर, यक्ष, गरुड, उरग तथा अमर-कामिनियाँ वहाँ आ पहुँची और कौसल्या से कहने 
लगी-- राम की पत्नी, दशरथ की बहू, महाराज जनक की पुत्री (यहाँ) विविध सकटों 
का अनुभव कर रही हैं । विधि-विधान के लिए कोई बात असभव नहीं है ।' 


उसके पश्चात्‌ राम ने सीता के साथ अनध वसिध्ठ के चरणों की वदना की; मुनियों 


माताओ, नातेदारो, मित्रों तथा मत्रियों को कुशासनो पर बिठाया और आप भी कुशासन 
पर बेठ गये। तब भरत की वेश-भूषा देखकर राम बोले--हे वत्स, तुम जटाएँ तथा 
वल्कल क्यो धारण किये हुए हो ”? राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तुम शीघ्र जाकर 
राज्य-भार ग्रहण करो । इन वचनों को सुनकर भरत ने राम के मुख-कमल को देखते हुए 
हाथ जोडकर कहा--हें देव, हें राघव, कैकेयी ने असहनशोला हो, आपके महतल्त्व से 
अनभिनज्न हो, आपको वन जाने का आदेंश देकर महान्‌ पाप किया, तो क्या आपको यह 
उचित था कि आप तुरत यहाँ चले आये ? आपके वियोग से दुखी हो, महाराज दशरथ 
भी स्वर्ग सिधारे । मेरी माता ने ऐसे घोर पाप किये है । क्‍या इसके कारण वे नरक-कूप 
में नहीं गिरेगी ? राज्य आपका है । में उसे सँभालने में असमर्थ हैं । आज ही आप 
अयोध्या को लौट चलिए और शुद्ध मन से राज्य-भार ग्रहण कीजिए । पति को खोकर 
अत्यधिक शोक से पीडित होनेवाली माताओं को सात्वना दीजिए । मित्रो, भत्रियों, बधुओ 
तथा प्रजा-जन पर हपा दृष्टि रखते हुए उतको अपनाइए । हे दयामय, में आपका दास हें, 
मुझे अपनाकर मेरी विनती को स्वीकार कीजिए ।” इस प्रकार कहते हुए भरत राम के 
भ्रणो पर गिर पड़े ' 


7२० रऐंगनाथ रशयशयणा 


पृथ्वी और मुझे वनवास देनेवाले राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के>लिए ही 
ऐसी व्यवस्था दो है । इससे उनकी कीत्ति शाइवत हो गईं । इसलिए हम भी भहाराज की 
भ्राज्ञा का पालन करते हुए महान यश्ञ को प्राप्त करे । सभो पिता इसीलिए पुत्र प्राप्त 
करते हे कि वह गया की यात्रा करे, कनन्‍्यादान करें और वृक़्मभ छोड़े । पुन्नाम नरक स्रे 
(पितरों की) रक्षा करनेवाला होते से ही वह पुत्र कहलाता है | यदि में ही अपने पिता के 
वचन का पालन नहीं करूँगा, तो इस पृथ्वी पर पिता के आदेश का पारछूत कौन करेगा ! 
थयथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति के अनुसार प्रजा भी हमारे समान ही आचरण 
करेगी । मेने जो ब्रत लिया है, उसको पूरा करके लोटँगा । तुम हठ का त्याग करो । 
मेरी बातें मानो और सेरे कथन के अनुसार राजा बनो । अब तुम नगर को लोठ जाओ ।” 

तब सभा म उपस्थित मुनि, सुर तथा ब्राह्मणों ने (मन-हो-मन) निरुचय कर 
लिया कि अब यद्ध में रावण की मत्य निश्चित है । ऐसा सोचकर उन्होंने भरत से कहा--- 
है छज्ज्वल धर्म-निरत भरत, तुम राम के आदेश का पालन करो । 


३०, श्रांराम को जाबालि का उपदेश - 


तब मुनि जाबालि ने राम को देखकर कहा--यह तुम्हारा कैसा व्यर्थ विचार है ? 
तुमने मुनि-वेश धारण किये, नृप-वेक्ष छोड दिया, राजभोग त्याग दिया और निश्मों का 
पालन करते हुए इस ढग से जीवन व्यतीत करते हो ? कहाँ के माँ-बाप और कंहाँ के 
पुत्र / कहाँ का सत्य और कहाँ का पूत्र-धर्म ” यह सब भिथ्या है । माता-पिता अपने 
सुब्ष के लिए आपस में मिलते है । शुक्र तथा रक्‍त के सयोग से मनुष्य का जन्म होता है । 
पिता कंवल बीज का दान देता है। बहुत क्यो, बुभे हुए दीप में तेल देना जितनी 
भनिरधेंक है, वेद-विधि से परलोक-क्रियाएँ करना भी उतना ही निरर्थक है । इसलिए मेसे 
बात मानकर तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य ग्रहण करो ।' ; 

जाबालि के इत वचनों को सुनकर रघुवीर ने क्रोध में आकर कहा--हे मुनीद्र, 
ऐसे नास्तिकतापूर्णं विचार आप किसी दूसरे को समभावें । हमारे लिए वही आचरणीय है 
'किसे हमारे पृववजों ने किया है १ सब धर्म सत्य के आधार पर निर्भर हे । सत्य से 
बढकर दूसरा धर्म और क्‍या हो सकता है ? ऐसे सत्य का पालन करने के लिए मेरे 
पिताजी ने मुझे वन में भेजा है । यदि उनके आदेश का तिरस्कार करूँ तो मुझसे बढकर 
नीच और कोन हो सकता है ? ज्ञानियो का कहना है कि सत्य, धर्म, शम, दम, भूत-दया, 
नीति, विक्रम, प्रिय वचन तथा देव-पितृ-पुजन स्वर्ग के साधन है । इत सब को मिथ्या 
घोषित करनेवाले आप अग्नजन्मा कैसे कहला सकते हे ” आपको क्यो दोष दूँ ? आप 
जैसे नास्तिक का आदर करनेवाले मेरे पिता ही दोषी थे । 

राम के वचनों को सुनकर जाबालि ने बडे स्नेह से कहा--है राजन्‌, मेसें आपको» 
नास्तिक मानकर ऐसा विचार इसलिए प्रकट किया है, कि आप किसी प्रकार भी अयोध्या 
लौद चलिए । इसलिए आप घैयें धारण करें ।' 


३१. पादुका-दान 
तब संयमी व्तिष्ठ: ने इक्ष्वाकु से सूर्यवश तक 


९, 


. सभी झाजाओ - कौ चर्चा" 


अयौध्याकाड श्र 


करतें हुए कहा--हैं अनघ, तुम्हारे वश भें ऐसा कभी नही हुआ कि अग्रज वो रहते हुए अनुज 
राजा बने । पृवजों की परपस' के अनुसार तुम्हारा राज्य ग्रहण करना ही उचित है । 
किन्तु पिता के आदेश का उल्लंघन न करने का तुम्हांरा दुंढ सकहप हैं, तो जैंस भरत प्रैम॑ 
से तुम्हारी सेवा करता रहा है, वैसे वह तुम्हारी पादुकाओ"की पूर्जा' करते हुए शांति से रहें 
सकेगा । अत , तुम अपनी पादुकाएँ उसे प्रदान! करो । 

तेब माता, मित्र, आश्रित, भैत्री, ' प्रजा आदि सबने कहा--हैं रास, एसा 
करना ही उचित है ।' तुरत भरत नें स्वर्ण-विलसित पौंदुकाएँ राम के सामने रखे दी | 
तब राम ने उत्फुलल अरुण कमल के गर्भ 'के वेभ'व को भी परार्स्त करनेवाले मुनि-बंधू के शाप 
का मोचर्म' करनेवाले, सति-शिरोभाग पर! विनेसित होनेवाले, सतत सनकांदि मनिजनी 
घिवाद के 'कारणभूत, अपने चरण उन पादुंकांओ पर रखकर उन्हें भरत को दे दिया । 
उन दोनो 'कों सिर पर धारण किये हुए भर॑त' राधव से बोले--हे देंव, नृप-वेश त्याग 
करके, मुनि-वेश धारण' किये हुए, राज्य का' भार इन पारदुँकाओं पर रखकर, में चौदह वर्ष 
तक राज्य की रक्षा करूँगा । आपके चरणों की सौगध खाकर कहता हँ कि यदि अवधि 
के समाप्त होते ही आप अयोध्या नहीं लौटेगे, तो में अग्नि में प्रवेश करूँगा ।” यो कहकर 
उन्होंने अत्यत भक्ति से अपने अग्नमज को प्रणाम किया । राम ने उन्हें हृदय से लगाकर 
आशीव[द दिया । उसके परचात्‌ उन्होंने अपनी माताओं को सात्वना दी और पृण्यात्मा 
मुनि-पुगवो, मित्रो, मत्रियो, बबु-बाधवों ज़था सभी, प्रजु। को बडे प्रेम से विदा किया । 
अत्यधिक उमडते हुए शोकाकुल हृदय से भरत ने पादुकाओं की परिक्रमा की, उन्हें भव्रगज पर 
प्रतिष्ठित किया और आप तथा शत्रुघ्न छत्र-चामर लिये हुए उसके पाश्व में खडे हो गये । 
सब लोग वहाँ से रवाना हुए । भद्वंगज के चारा ओर सेना चलने लगी । 


भरत इस प्रकार चित्रकूट से चलकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे । वहाँ 
उन्होने भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके सारा वृत्तात उन्हें कह सुनाया । उनकी आज्ञा लेकर 
आगे चले और गगा नदी पार करके श्गवेरपुर पहुँचे । बडे आदर से वहाँ गृह को 
विदा करके, वे अयोध्या नगर पहुँच गये । रनवास में माताओं को छोडकर उन्होने अत पुर 
की रक्षा के लिए सेना रख दी । मणि-रहित रत्न-मजूषा की तरह तथा सूय-रहित दिन कौ 
तरह रामचन्द्र-रहित शून्य अयोध्या को देखकर उन्‍हें उस नगर में रहने की किचित्‌ भी 
इच्छा नहीं रह गई थी । इसलिए वे नदीग्राम में जाकर निवास करने लगे । रघुराम की 
पादुकाओ पर समस्त राज्य-भार रखे हुए, राम के समान ही उनकी सतत्त सेवा करते हुए, वल्कल 
तथा जठाएँ धारण किये हुए, राघव के पुनरागमन की कामना करते हुए और उनके सद्गुणों 
की प्रशसा करते हुए सरस सज्जन मत्रियों के परामशे से भरत राज-काज सँभालने लगे । 

यह अयोध्याकाड समस्त लोक में विख्यात होते हुए विह्वज्जनों की प्रणसा का पात्र 
बन जाय । आपन्र-भाषा के अधीश्वर, विमलचेता, आचारवानू, अनुपम धीमान्‌, भूतोकनिधि 
गोनबुद्ध राजा ने, कमतीय गुण तथा घैर्य में मेरुपवंत, शझत्र्‌ के लिए भैरव-रूप, महात्मा, 
अपने पिता विद्वुल-नरेश के नाम पर आचद्राक ससार में पूज्य रहने योग्य रीति से, 


असमान भाव तथा ललित हाब्दार्थों से यक्त रामायण के अयोध्या-काड की रचना की । 
१६ 


श्र र॑7कशप रामायण 


च्हं 


, 


ऋषि-आदिकाव्य और रखिक़ज़नो के लिए अल़द॒दायक होकर पृश्त्री पर विलसित इस 
पुष्य-चरित्र को जो पढ़ने हे, या सुनते है, उन्हें साम आदि बहुतरेदों का धाम्र, रामनाम: 
रूपी चितामणि की महिसा, से समस्त भोग, परहित्त बुद्धि, उदार विज्ञार, फरिपूर्फ - शक्ति, 
साम्राज्य, विमल यक्ष, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दा में प्रेस, चिद्ायू, ऐंश्वर्य तथा स्वरासू्रय, 
अक्षय कल्याण, पापों का क्षय, श्रेष्ठ पुत्नो की प्राप्ति, शत्ु-ताश- और पघन-धन्य-्समृद्धि- 
आदि प्राप्त होगे | उन्हें बिना किसी विध्ल-बाधा के लाबष्यबती रित्रियों करे प्रेम तथा पुत्रों 
के साथ जीवन प्राप्त होगा । उन्तके सब सकट दूर होगेः , तातेदारो, से उनका प्रेमप्रूर्ण 
मिलन होता रहेगा; और उनको सब कासचाएँ, पूर्ण होगी, ॥ उत्तके ग्रहों, में. देवता तथा 
पितृ-देवताओ की तृप्ति होती रहेगी; |, यह (ह्ामायण), 'मोक्षस्राधक है, पापवाशक है, 
दिव्य है, भव्य, है; श्रीकर है । इसके रचयिता, को श्रेष्ठ तथा शुभ उच्नति होगी और वे 
इंद्र-भोगादि को फ्रृप्त: करेंगे । जबतक कल-पर्वत, नक्षऋं रकि, चद्ध तथा दिक्षाएँ रहेंगी, 
जबतक वेद रहेंगे, पृथ्वी, तथा; समस्त लोक रहेंगे, तबतक ग्रह कथा अक्षय, आनृद-समूह 
को देने में समर्थ होगो ।॥, 


: अयोध्याकांड समाध्त : 


श्रीरंगनाथ रामायण 


(अरएयकरड) 


१, चित्रकूट से प्रस्थान 


चित्र-विचित्र वस्तुओ के आगार चित्रकूट' में निवास करते हुए और मुनियों की 
प्रशसा प्राप्त करते हुए राम ने भरत के आगमन की बात सोचकर निदचय किया कि अब 
मुझे यहाँ निवास नहीं करना चाहिए | वे सोचने लगे" कि अगर में यहाँ रहूं, तो अयोध्या- 
वासी यहाँ पर अक्सर आते रहेंगे । अब भी गज, रथ तथा अदवों के आने से वन का 
बहुत-सा भाग नष्ट हो गया है । इसके अतिरिक्त परम सयमी मुनि मुझसे अनुरोध कर 
रहे हे कि में खर-दूषण आदि राक्षस-समूह के अत्याचार दूर करूँ । (इसलिए मेरा यहाँ 


से चला जाना आवश्यक हैं ।) 


न्क्क 


इस प्रकार सोचकर दूसरे दिन उन्होने चित्रकूट के मुनियों की आज्ना प्राप्त की और 
वहाँ से चलकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच गये । मुनि ने अपने छिष्यो के साथ बढ़ें 
स्नेह से राम की अगवानी की और उन्हें आश्रम में ले जाकर कई प्रकार से उनका आदर- 
सत्कार किया । मुनि-पत्नी अनसूया ने बडे प्रेम से सीता का आतिथ्य किया । उन्होंने 
सीता को पातिव्रत्य-धम॑ का उपदेश किया, अपने संगे-सबधियो को छोडकर पति के साथ 
वन में रहने के उनके निरचय की प्रशसा की । इसके पदचात्‌ अनसूया ने सीता को विभिन्न 


प्रकार के अगराग, कभी न मुरकानेवालें फूल और कभी मैले न होतेवाले वस्त्र दिये | 


श्र र॑यनाथ एयायण 


फिर उन्होने सीता से कहा--हे रमणी, तुम मुझे यह बताओ कि स्वयवर में राषव ने 
तुम्हें कैसे प्राप्त किया । तब (सीता) अपने पति की ओर देखकर ब्रीडा से अभिभूत हुई 
और मद-मद मुस्कुराती हुई बोली--हे माता, सुनिए। मिथिला के अधिपति जनक के, 
यज्ञ-शाला के लिए भूमि जोतते समय मेरा जन्म हुआ । इस कारण मेरा नाम सीता पड़ा। 
सतानहीन होने के कारण राजा ने बडे स्नेह से मेरा पालन-पोषण किया । युवावस्था 
को प्राप्त होनेवाली मुझे देखकर उन्होनें सोच-विचारकर घोषित किया कि हमारे 
घर में स्थित शिव-धनुष' का जो सधान करेगा, उसी के साथ में इस कन्या-रत्न का विवाह 
करूँगा । इस समाचार के पाते ही अनेक राजा वहाँ आये, किन्तु वे शिव-धनुष को उठाकर 
उसका सधाव न कर सकने के कारण वापस चले गये । कुछ दिनो के पदचात्‌ विद्वामित्र 
की सेवा करने के उपरान्त राघव वहाँ आय । उन्होने शिव-धनु को इस प्रकार तोड़ दिया, 
जैसे हाथी ईख को तोड़ डालता हैँ । तब उन्होने मेरा पाणि-ग्रहण किया । 

इस प्रकार सीता के अपने विवाह का वृत्तात सुनाने पर अनसूया हर्षित हुई । 
तबतक रवि पश्चिम समुद्र में डूबने लगा । राम ने सध्या आदि नित्य-कर्मो को पूरा किया 
और अत्रि का सत्कार ग्रहण किया तथा उनकी सत्सगति में रात वही बिताई । 


२. राम का दण्डक-वन की यात्रा करना 


दूसरे दिन प्रात काल ही सध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो अत्रि की आज्ञा लेकर 
राम ने उस दण्डक-वन में प्रवेश किया, जो सरल ताल, तमाल, साल, कपिला, कुरबक, 
अगरु, कुटज आदि वृक्षों से भरा हुआ था, जो सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का निवास-« 
स्थान था और जो गेडा, सिह, हाथी, नीलगाय जैसे मृगों तथा गड भेरुण्ड' (दो शिरों- 
वाला एक पक्षी) जैसे पक्षियों से पूर्ण था | ऐसे वन में प्रवेश करके वेद-घोष से प्रति- 
ध्वनित होनेवाली तथा हवनकुडो से पवित्र पर्णशालाओ में पवन, जल तथा सूखे पत्तो 
का आहार करते हुए तपश्चर्या में लीन मुनियो के निवासो तथा तपस्वियो के आश्रमो 
के दर्शन करते हुए, राम अपने अनुज के साथ मुनियों का आतिथ्य ग्रंहण करते हुए यात्रा 
करते रहे । 

३. विराध का वध 

इस प्रकार उस दण्डक-वन में जाते समय, पर्वत के समान आकार, भयंकर आँखें, 
वडा मुंह और नासिका तथा दीघंकाय विराध नामक भयकर राक्षस, अपने अट्वहास से सारे 
आकाश को कंपातें हुए और वन को चीरते हुए आया और अंपनो बंलिष्ठ तथा पैंनी चोच 
तथा बाहुओ से कुचित केशोवाली सीता को इस प्रकार आकाश की ओर उड़ा ले गया, जैसे 
गशंड पक्षी सँपोले को उडा ले जाता है। फिर, जानकी की दक्षा देखकर दुखी हीनेंवोले 
राम तथा लक्ष्मण को सबोधित करके उसने कहा--'क्यों रे, तुम्हारा कितना साहस है कि 
तुम वीरो की तरह निर्भय होकर धनुष-बाण धारण किये इस वन में विंचर रहें हो, जिसमें 
में रहता हूँ । आखिर तुम्हारा भूजबल कितना है ? मेरी माता शतहूद है और मरे 
पिता जय हैं । किसी भी आयुध से न मेरने का वर मेंने पहले ही ब्रह्मा से प्राप्त किये है । 


#%९र₹यकाउ 6२७ 


में ब्राह्मणों को खानेवाला हूँ । मेरा नाम विराध है | में क्रोध में आता हूँ, तो इन्द्र आदि 
देवताओं को भी निगल जाता हूँ; फिर मनुष्यों की क्या बात ? अब तुम्हारा कुशल इसी में है 
कि इस रमणी को मुझे सौपकर, तुम यह वन छोडकर चले जाओ । अन्यथा भेरे हाथ के 
शूल के वार की प्रतीक्षा करो ।' 

सौमित्र ने सीता की भीति, तथा राक्षस का गव॑ देखकर कहा--हे राक्षस, ये 
पृथ्वी की पुत्री, पुण्यवती, साध्वी, राम की पत्नी है, उन्हें ले जाना तुम्हारे लिए उचित नही हैं । 
अब तुम ले भी कहाँ जा सकते हो ” में अभी तुम्हें पकडकर तुम्हारा वध कर डालूंगा।' 

इस प्रकार कहते हुए उन्होंने क्रोध से धनुष पर बाण-सधान करके उसके 
वक्ष स्थल पर चलाया । तब विचित्र ढंग से अट्टहास करते हुए बडे क्रोध से उसने शूल को 
घुमाकर उनपर फेंका । घने बादलों से छूटकर नीचे गिरनेवाली बिजली के समान 
आनेवाले उस शूल को राम ने अपने दो बाणों से काठ दिया। इसपर और भी कुद्ध होकर 
उसने सीता को पृथ्वी पर गिरा दिया । उस राक्षस के हाथो से मुक्त होकर बादलों से 
निकलकर आकाइ-मार्ग से पृथ्वी की ओर बिजली की तरह आनेवाली छटपटाती हुई सीता 
को राम ने गरुड-अस्त्र की सहायता से पृथ्वी पर उतार लिया । 

इसके पश्चात्‌ राम ने उस राक्षस पर कई बाण चलाये, किन्तु वह उनकी जरा 
भी परवाह न करके अट्भहास करने लगा । वह बडे वेग से जाया और अपने हाथो से 
राम और लक्ष्मण को उठाकर अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से श्ीघत्रता से जाने लगा । 
जानकी यह देखकर विलाप करने लगी । राम और लक्ष्मण ने अत्यत क्रोध से बिजली के 
समान चमकनेवाले अपने खड़गो को स्थान से निकालकर उसके दोनो हाथों को काट डाला । 
तब धराश्ायी होनेवाले पहाड़ की तरह वह राक्षस पृथ्वी पर लोटनें लगा । फिर भी 
उसे जीवित देखकर राम-लक्ष्मण ने अपने पदाघात तथा मुष्टियो के प्रहार से उस राक्षस 
को चूर-चूर कर दिया । (यह देखकर) सभी मुनि साधुवाद देते हुए उनकी ग्रशसा 
करने लगे । 

इसके पश्चात्‌ राक्षस गधर्व का रूप धारण क्विये हुए विमान में बैठकर राम से 
बौला--'मे गधर्व हूँ, मेरा नाम तृबुर है । रभा के साथ रति-कीड़ा में तल्‍लीन रहते हुए, 
कुबेर की सभा में उपस्थित न हो सकने के कारण कुबेर ने मुझे राक्षस का जन्म लेने का 
शाम्त दिया थां | आपके बाहुबल के प्रताप से मेरा शाप-मोचन हुआ । अब में जा रहा हूँ । 
आप मेरे शरीर को यही गाड़कर शरभग मुनि के आश्रम में जाइए ।' 

इस प्रकार कहकर प्रणाम करके वह वहाँ से चला गया। उसके शरीर को वही 
माड़कर श्रीराम नें सीता को बडे स्नेह से गले लगा लिया और उनका भय दूर किया । 
उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने अनुज से कहा--क्या इस पृथ्वी में ऐसे दुर्गेग वन कही हो 
सकते हे ? हमें ज्षीक्र ही सीता को लिये हुए इस वन को पार कर जाना चाहिए । 


४. श्रीराम का शरमभंग के आश्रम में पहुंचना 


५३ 


इस प्रकार सोचकर, शरभग के दर्शन करने की अभिलाषा से राम उनके आश्रम 
की ओर चले । उस समय उन्होने उस आश्रम के ऊपर से उदित सूर्य की भाँति प्रकाशमान 


4५%] र॑गरन/एप एॉयाशायण 


अइ्वो से युक्त, रवेत छत्र से आवेष्टित, देवताओं से भरे एक विमान को चारो ओर उज्ज्वल' 
मणियो की आभा विकीण करते जाते हुए देखा 4 उस विमान में विराजमान कल्याणगण- 
सपन्न व्यक्ति को देखने की इच्छा से राम तेजी से आगे बढ़ें, किन्तु इतने में वह विमानः 
आँखो से ओकल हो गया । 


राम ने भूनि के आश्रम में पहुँचकर, मुनि को प्रणाम किया' और मुत्रि का सत्कार 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ बडे प्रेम से मुनि को देखकर पूछा--हे मुनीश्वर आपके दर्शनार्थ 
हमारे आते समय एक विमान अपना प्रखर तेज विकीर्ण करते हुए यहाँ से निकल गया था । 
वह यहाँ क्यो आया था और कहाँ चला गया है ” उस विमान में कौन विराजमान थे ? 
आप कृपया बतावें ।' 


तब मुनि बोले--हे देवेन्द-बंधु । वह देवेनद्र था । हे देव, ब्रह्मतोक जाने का 
आमत्रण देने के लिए वह देवताओ के साथ देवलोक से यहाँ आया था | हें रामचद्र, 
मुझे मालूम था कि आप यहाँ पधारेंगे । आपका पूजा-सत्कार करने के पश्चात्‌ जाने का 
निश्चय करके मेने उससे कह दिया कि में अभी नही आऊँगा । तुम चाहो तो जा सकते हो । 
इन्द्र भी बहुत दुखी होकर, वनवास (के दुख) से खिन्न आपको न देख सकने के 
कारण, यहाँ से चला गया है । इतने में आप भी यहाँ आ पहुँचे । हे राजन, आपके 
प्रसाद से मेंने बड़ी निष्ठा से, अपना तप निर्विष्न समाप्त किया है । यज्ञ भी सफल हुआ । 
में आपके दर्शत कर सका । आप अब सयसी सुतीक्षण के दर्शन करके उनके यहाँ रहिए । 
में अब ब्रह्मलोक में जाऊंगा । इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उस मुनीर्वर ने राम के 
सम्मुख ही अपने शरीर को मत्र-रत करके, अग्नि में दहन कर दिया और इन्द्र आदि 
देवताओ की सेवाएँ प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक को चले गये । 


तब उस आश्रम के निवासी सयमी, वायुसेवी, वैखानस, मौनकब्रती, पर्णशाला-विहीन, 
भूमिशायी, मननशील, उदात्त मुनि, एकातवासी, अनशनत्रती और परचाग्नियो के मध्य 
तपस्या करनेवाले, सभी तपस्वी भुड-के-भुड दयालु रामचद्र के पास आये और बोले-- 
हे राम, आप पिता की आज्ञा का पालन करने में अत्यत तत्पर है, सत्यत्रती है और 
निर्मल यश के आगार है । आप जंसे राजा के रहते हुए क्‍या हमें रक्षसों के उपद्रवी 
पीड़ित होना चाहिए ” ब्रत की रक्षा करनेवाले राजा को भी उस ब्रती के पुण्य का एक 
चौथाई भाग मिलता है । अब आप सभी दैत्यो का सहार करके हमारे तपोब्रत को सफल 
बनाइए । हम आपकी शरण में आये हे ।॥ शरणागत के रक्षक होने के कारण राम ने 
उन आश्रमवासी मुनियों को अभयदान दिया और कहा--आपकी कृपा से बलवान 
राक्षमो के उपद्रवों को में दूर करूँगा । आप दु.खी मत होइए । 


५. भीराम का सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुँचना 
इसके परचात्‌ वे भयकर वन-पआ्रांत में से होते हुए महान्‌ मतिमान्‌ सुतीक्षण मुनि के 
आश्रम में पहुंचे । उस मुनि की परिक्रमा की और अपना नाम कहकर उन्हें प्रणाम किया । 
सुतीक्षण मुनि ने राम को आशीर्वाद देकर उनका उचित आदर-सत्कार किया और उसके 
पक्चात्‌ बोले--'हे अनघ, जबसे आपके मुनि-वेश धारणकर चित्रकूट में पहुँचने का समाचार 


#एण्यकोड (6 


हमने सुना, तबसे हम आपके आगमन की उत्कट इच्छा लिये हुए थे । आखिर आप 
यहाँ आ ही गये हैँ । आपके दर्शन कर सके, इससे हम अपने को धन्य मानते हैं । 
दुरात्मा, अत्यधिक बाहुबली राक्षस गर्वोन्मित्त होकर हमारे आश्रम में आये, और हवन- 
वेदियो का नाश किया, यूप-काष्ठो को उखाडकर फेंक दिया, पेंडो को उखाड़ डाला, जप- 
मालाओं को तोड दिया, हमारे वस्त्र फाड डाले, फलो को चुन लिया, फूली को गिरा दिया, 
सरोवरों का पानी गंदा कर दिया, कई प्रकार के दुख दिये और कई मुनियो को मार 
भी डाला । हमारी रक्षा करतेवाला कोई नहीं है | हे देंव आप हमारी रक्षा कीजिए । 
हमें दुख देनेवाले इन राक्षसों को हम अपनी क्रोधपुर्ण दृष्टि से देखकर, चाहें तो भस्म कर 
सकते है । किन्तु पृथ्वी पर आपके जैसे राजा के रहते हुए हम क्रोध नहीं करते है । 
अत , आप इन दुष्ट राक्षसों का सहार करके हमारे तप की रक्षा कीजिए ।” तब राम ने 
उन्हें सांत्वना दी कि में युद्ध में इन राक्षसों का वध करूँगा, आप खिन्न मत होइए । 
इसके लि | उन्होने शरभग के आश्रम के निवासी मुनियो को अपने अभयदान का वृत्तात 
सुनाया, राक्षेस्रों का वध करने की प्रतिज्ञा की और उनकी सगति में वही रात बिताई । 

दूसरे दिन बहुत-से मुनि वहाँ आये और राम से अपने-अपने आश्रमो में आने की 
प्राथंना की । तब राम सूतीक्ष्ण मुनि से आज्ञा लेकर अन्य मुनियों के पुण्याश्रमो को देखने 
की अभिलाषा से वहाँ से रवाना हुए । मार्ग में जानकी ने राम को देखकर कहा-- 
“हें अनघ, (हम) राज्य छोडकर वन में आये है, जठाएँ तथा वल्कल धारण किये मुनियो की 
तरह जीवन बिता रहे है, ऐसी दशा में आप राक्षमों पर क्‍यों क्रोध करते हैं ? विचार 
करने पर यह संगत नहीं मालूम होता है । हे काकुत्स्थ-तिलक, जबसे आपने मुनियों को 
राक्षतों का वध करने का आश्वासन दिया है, तबसे मेरा मन बहुत ही खिन्न हो रहा है । 
यह कार्य ठीक नहीं है, इसलिए आप यह कर्म छोड दीजिए | हे प्राणेश्वर, क्‍या 
प्राणियों को मारने से पाप नहीं लगेगा ? किसी समय एक मुनि अत्यत तपोनिष्ठा से 
जीवन-यापन करते थे । इन्द्र नो उन्हें एक खड्ग देकर कहा--इसे आप रखिए, में फिर 
आकर इसे ले जाऊँगा । तदनतर उस मुत्रि ने उस ख़इग से लता, वृक्षों को काठते हुए, 
हिंसा में प्रवत्त हो, जडमति बनकर तपश्चर्या त्याग दी और अत को दुर्गति को प्राप्त 
हुआ । इसलिए हे देव, कहाँ तप और कहाँ राजधर्म तथा अस्व्र-शस्त्र ? आप ऐसा कार्य 
न कीजिए ॥” 


तब रामचद्र ने हसकर सीता से कहा--हे साध्वी, तुम्हारा बताया' हुआ मार्ग 
ब्राह्मणो का है, क्षत्रियों का नहीं । मेरा हृदय जानते हुए भी मुभपर अत्यधिक अनुराग 
रखने के कारण तुम ऐसा कह रही हो । हें तरुणी, उत्तम राजधर्म का पालन करनेवाले 
इसीलिए तो धनुष-बाण धारण करके विचरण करते है कि शरणागत्ो की रक्षा कर सके । 
तुम इस परम धर्म का विचार क्यों नहीं करती हो ” में उन महामुन्ियों को दिये गये 
वचन का अवद्य ही पालन करूँगा। प्रही मेरा दुढ सकल्‍प है । में अपने प्राण भले ही 
छोंड दूँ, तुम्हें भी त्याग दूं, या लक्ष्मण को भी छोड दूँ, कितु अपना प्रण नहीं ठाल 
संकंता' ।” इन बातो को सुनकर जानकी चुप रह गईं और लक्ष्मण विस्मित हो गये । 

१७ 


९३० एंग्न/थ एयाश्यण 


६. मंदकर्णी का वृत्तांत 

इसके पश्चात्‌ रामचद्र प्रत्येक आश्रम में, कही तीन महीने, कही चार महीने, आराम 
से रहते हुए, पुण्याश्रमो के दशन करते हुए आगे बढ़े । मार्ग में उन्होने एक स्थान पर 
एक तडाग देखा, जिसके जल के मध्य से सगीत का निनाद अत्यधिक सुनाई पड रहा था । 
अन्यत विस्मय-चकित होकर वे उस तडाग के किनारे पहुँचे और उसके निकट निवास करने- 
वाले धर्ममृत नामक मुनि को देखकर बोले--हे मुनिनाथ, यह कीसी विचित्र बात है 
कि इस तडाग के जल में से ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है ”? तब धर्ममृत ने अत्यत 
उत्साह से रामचद्र से कहा--'किसी समय मदकर्णी नामक मृन्ि इस तडाग के जल के बीच 
खडे होकर बडी निष्ठा से अनेक वर्ष तक अत्युग्न तपस्या करते रहें । उस तप को देखकर 
इन्द्रादि देवता भयभीत हो गये । उस मुन्रि के महत्त्व को क्षीण करने के लिए उन्होने 
पाँच अप्सराओ को भेजा । वे अप्सराएँ मुनि की परिणीता वधुएँ बन गई और वे जल के 
मध्य मुनि के द्वारा निर्मित स्वर्ण-सौधो में, मुनि के सम्मुख बडे मोद-मग्त हो नृत्य कर 
रही है । इसी कारण से यह सरोवर पचाप्सर के नाम से विख्यात है | जो मधुर ध्वनि 
अब सुनाई पड रही है, वह उनके वाद्यों की ध्वनि है । 

इत बचनों को सुनकर राम ने अत्यत भक्ति से पृण्यात्मा मदकर्णी को प्रणाम किया 
और उस घोर वन के मार्ग से आगे बढ़े । मार्ग में उन्होंने कई मूनियो का दर्शन करके 
उनको प्रणाम किया । बहुत-से पुण्य तपोवनों को देखकर मुग्ध हुए, कमल और कमलिनियो 
से भरे सरोवरो में सतान किया, मद-मद गति से चलनेवाले पवन की प्रशसा और 
भिल्लियो की भकार की निंदा की | शक, मयूर आदि पक्षियों को पकडतें हुए, वे हाथी, 
वराह आदि मृगो का शिकार करते जाते थे । कभी मेघास्त्र का प्रयोग करके गर्मी को 
दूर करते और कभी अपने दर्शन करनेवाले के पाप मिटाते । कभी यौवन को प्राप्त लताओ 
से फूल चुनते, कभी भकार करनेवाले भ्रमरों को दूर भगाकर गगनचुबी पवेत-शिखरो 
पर चढ जाते । जब जानकी थक जाती थी, तब उनका परिहास करते हुए बडी मृदूल गति 
से गुफाओ को पार करते हुए, चढाव पर चढने की क्रिया (जानकी को) सिखातें । वहाँ 
की भीलनियो के साहस की प्रशसा करते हुए, अभेद्य भाडियो में प्रवेश करते हुए ऐसी, 
घाटियो में भ्रमण करने लगे, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी । इस तरह 
राम, लक्ष्मण तथा जानकी के साथ पुण्य तीर्थों, पुण्य नदियों तथा पुण्य तपोवनों में 
भ्रमण करते हुए दस वर्ष के उपरान्त फिर से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में लौट आये 
और उस मुनि के यहाँ बडे आराम से कुछ वर्ष तक रहे । 

७. अगस्त्य से मेंट 

एक दिन रामचद्र ने अगस्त्य के दर्शन की इच्छा से प्रेरित होकर (सुतीक्षण) मुनि 
को देखकर पवित्र भक्ति से साथ कहा--हे महात्मा, मुनिश्रेष्ठ, अगस्त्य कहाँ रहते है ? 
उनका आश्रम कहाँ है ”? कृपया बतलाइईए । सृतीक्षण ने उन्हें उस आश्रम के मार्ग की 
दिशा तथा चिह्न बताये और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया । अपने प्रिय अनुज तथा 
पत्नी के साथ दक्षिण की ओर चार योजन का रास्ता तय करके, बहुत-से जगलो, पहाडो 


झरण्यकोड ९३९ 


तथा नदियों को पार करते हुए वे अगस्त्य के भ्राता के आश्रम में पहुँचे । वहाँ बडी श्रद्धा 
से उस यतीश्वर के चरणों में सिर भुूकाकर वे उस रात को वही ठहरे । मुनि के सत्सग 
में रहते हुए राम ने उनसे प्र॒इन किया--हे यतीशवर, पहले इस स्थान पर अगस्त्य नें 
वातापि का सहार कैसे किया ? तब वह मनीद्र रामचद्र को देखकर उस पुण्य-कथा को इस 
प्रकार कहने लगे--“क्सी समय वातापि और इल्वल नामक दो प्रचंड राक्षस इस पृश्वी 
पर रहते थे । उनमें वातापि मेष का रूप धारण कर लेता था और इल्वल ऋषि के 
रूप में मार्ग में अडा रहता था । वह मार्ग में जानेवाने ब्राह्मणों को श्राद्ध के बहाने 
अपने घर में आमत्रित करता था और बडे प्रेम से घर बुला लाता था । उसके परचात्‌ 
उस मेष को मारकर बढे प्रेम से उसका भोजन बनाकर उसे अतिथियों को खिलाता था । 
भोजन के पश्चात्‌ वह वातापि का नाम लेकर पुकारता था--हें वातापि । जल्दी चले 
आओ । तब वह बाह्मणों का पेट चीरकर बाहर मिकल पडता था । इस श्रकार, उन्होने 
कितने ही मुन्ियों को मार डाला । एक दिन कुभसभव (अगस्त्य) उस मार्ग से आये, 
तो उसने कपट से उन्हें भी भोजन कराया और भोजन के पश्चात्‌ वातापि को पुकारा । 
तब अगरत्य न कहा--भअब वातापि कहॉ से निकलेगा । वह तो कभी का पच गया है ४ 
इस पर क्रुद्ध होकर इल्वल ने राक्षस का रूप घरकर उनपर आक्रमण करने के लिए 
निकला, तो कुभसभव ने अपने हुकार-माद्र से देखते-देखते उसको भस्म कर दिया और 
सब मुनियों को हर्षित किया । इतना ही नहीं, रत्होंने विध्याचल को दबा दिया, अद्वितीय 
डग से समस्त सागर को पी गये और नहुष को साँप बन जाने का झ्वाप दिया । ऐसे 
पुण्यमृत्ति अगस्त्य केवल मुनि नहीं हे । वे मुनि के रूप में (रहनेवाले) शिवजी है ।” 


इन बातो को सुनकर रघुराम हृर्षित हुए । दूसरे दिन मुनि ने रामचन्द्र का उचित 
आदर-सत्कार करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग बताया 
उस मार्ग से एक योजन तक जाने के पदचात्‌ उन्होंने अगस्त्थ के उस रमणीय आश्रम को 
देखा, जी कठहल, दाषहिम, शमी, बेर, अर्वत्य, साल, द्राक्षा (किशमिश), रसाल, तमाल, 
वेल, खर्ज्र, मदार आदि वृक्षों से और उन वृक्षों ब्पर लदें हुए सुगधित फूल, और 
उन फूलों के मकरद पर आसकत भ्रमर, सुन्दर परष्पी के पौधे, और उन पौधों के मध्य 
मित्रता के साथ विचरण करनेवाले मृगो, कोकिलो का कल-कूजन, शास्त्र तथा वेद-ध्वनि, 
तथा विविध तपोविनोदों से दीप्तिमान्‌ था । 


9०. 


आश्रम में पहुँचकर राम ने एक मुनि के द्वारा अपने आगमन का समाचार अगस्त्य 
मुनि को जनाया, और उसके पद्चात्‌ उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनके चरण-कमलो में 
बडी भवित से बदना की । अगस्त्य ने उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिये और विविध 
प्रकार से सतुप्ट किया । तदुपरान्त मुनि बोले--हे शुभ नामवाले राम, हे उत्पलयाम, 
है गृुणधाम, तुम क्रूर दानवो में भय उत्पन्न करनेवाले हो । मुनियो का सौभाग्य है कि 
तुमने मुनि-वेश में तपस्वी की तरह वन में निवास करते हुए, मुनियो को अभयदान दिया है. 
कि तुम राक्षस्रों का सहार करोगे, अत. वे दुखी न हो। तुम्हारे इन दयापूर्ण वचनों को 
सुनकर मुझ्के परम हष हुआ ॥*. 


श्र रंग्न/थ एयायण 


हक. 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उन्होंने बड़े प्रेत से उनका अतिथि-सत्कार किया और 
असमान दिव्यास्त्र, शस्त्र, कोदड तथा कवच आदि प्रदान किये । उन सबको ग्रहण करके 
रामचद्र ने वही उनके सत्सग में रात्रि बिताई । 


दूसरे दिन संध्या आदि से निवृत्त होने के परचात्‌ परमात्मा राम ने उस मुनिश्रेष्ठ 
को प्रणम किया । तब उनको आशीर्वाद देकर भविष्य के कार्य की सभावना करके उस 
घीमान्‌ू करुभमसभव ने अत्यत आदर के साथ रामचद्र को सबोधित करके कहा--हे राम ! 
तुम उस पचवटी में जाकर रहो, जिसके प्रागण में गोदावरी नदी के पृण्य जल से झीतल 
बनाये गये तथा मद-मद चलनेवाले पवन के प्रभाव से लता-रूप्री नत्तंकियाँ नृत्य करती 
रहती हैं, और जो जटाधारी धूर्जंटि के लिए पूज्य है। कुभमभव की आज्ञा लेकर रघृवर 


उस स्थान के लिए रवाना हुए । 


८. जठायु से मित्रता 
मार्ग के मध्य में उन्होंने एक खगराज को देखा, जो पश्चञो से युक्त कुल-पर्वत के 
समान था । राम ने सोचा कि यह भी कोई राक्षप्त होगा, इसलिए उससे प्रशन किया कि 
तुम कौन हो ? तब वह पक्षी बडे हर्ष से कहने लगा--हे राम, मेरे पिता, गरुड के 
अग्रज, कश्यप के पूत्र तथा सूर्य के सारथी महात्मा अरुण है । सपाति मेरे अग्रज है । 
में आपके पिता का मित्र हैँ, आपका हितषी हूँ, पराया नही हूँ और में महान्‌ साहसी हूँ । 
सेरा नाम जठायू है। यह वन असुर-राजा के अधीन है, इसलिए (आप) सीता की 
रक्षा सावधानी से करते रहिएगा । तब राम ने उसे अपने पिता दशरथ के समान 
मन में मानकर बडे स्तेंह से उसकी पूजा की और वहाँ से चलकर पचवटी में जा पहुँचे । 
वहाँ के श्रेष्ठ तपसवी तथा मुनियो को बडी भक्त से प्रणाम करके राम ने उनका सत्कार 
ग्रहण किया और फिर लक्ष्मण तथा सीता को देखकर बोले--हमने कई प्रकार के पुण्य 
आश्रमों को देखा है, किन्तु ऐसी गौतमी गगा (गोदावरी), ऐसे सरोवर, ऐसे वृक्ष और 
ऐसे आश्रम कही नही देखे । हम आज से यही रहेंगे ।' 
इस प्रकार वे अत्यत हर्षित हुए और वहाँ के मुनियो की अनुमति प्राप्त करने के 
पहचात्‌ स्वयं तथा लक्ष्मण ने उसी दिन बडी तत्परता से एक सुदर पर्णशाला बनाई । 
तत्परचातू आप और लक्ष्मण ने उसकी पूजा की और भूसुता (सीता) के साथ उस पर्ण- 
शाला में प्रवेश किया । इस प्रकार वे छह मास' तक बड़े सुख से वहाँ रहे । 


९ हेसंत-वर्णन 
तब समस्त पृथ्वी को तथा दसो दिशाओं को कुहरे से आच्छादित करते हुए हेमत 
ऋतु का आगमन हुआ ॥। एक दिन प्रातकाल ही सीता के साथ स्नान करने के लिए 
जांते प्रमय राम ने लक्ष्मण को देखकर कहा-- हे लक्ष्मण, तुमने शीतकाल की महिमा देखी है ” 
चारो ओर हिम इस प्रकार आच्छादित हो गया है, मानों सभी दिंशाएँ ठड से 
भीत झेकर ह़वेत कोशेय धारण किये हो । सारी पृथ्वी पर गिरी हुई ओस को बूँदे जमकर 
ऐसी दिखाई दें रही है, मानों हेमत ऋतु-रूपी बादल ने समस्त आकाश में व्याप्त होकर 


॥777यकाड ९३४३ 


अत्यधिक ओले बरसाये हो । कही-कही ओस-कण दूर्वाकुरों के सिरो पर ऐसे दिखाई पड़ 
रहें है, मानो मरकत की गलाकाओ की पक्तियों पर सदर ढंग से पिरोये गये मतेतियों की 
लडियाँ हो । उस प्रुप्प-लताओ को देखो, जो कामदेव के सम्मोहनास्त्र के सम्रान, स्पर्श करनेवाले 
पवन से भयभीत होकर, मानो विरहिणियो की तरह चचल गति से डोल रही हैं । 
ओस में रहनेवालें कमल, आँसुओ में निमस्न विरहिणियों के मुखो का उपहास कर रहें है । 
वहाँ देखो, पानी के ऊपर तैरनेवाले कमलो के पराग पर मॉँडरानेवालें भ्रमर और लाल 
कमल, ठड से पीडित सरोबर के देवताओ के लिए धएँ से यृक्‍त अगीठियो के समान दीख 
रहे हैं । हे अनुज, वहाँ देखो, जगली हाभथ्री प्यास से व्याकुल होकर मद गति से दौड़ते 
हुए इस नदी में आते है, नदी के जल को अपनों सूडो में भरकर चिंघाडते हुए अपनी 
सूड़ो को समेटे हुए भाग रहे हे । अब भरत भी मेरें प्रति भक्ति रखते के कारण राज़" 
भोग छोडकर, वल्कल तथा जटाएँ धारण करके, मेरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए तड़प 
रहा होगा । न जातें, वह महान्‌ व्यक्ति, परम प्रावन श्रातृ-प्रेमी, अपने पिता तथा अग्रज 
की आज्ञा का पालन करनेवाला परम यहस्तवी, आश्रितों का रक्षक भरत, उष काल में केसे 
सरय-नदी में स्नान करता होगा ? न जाने, वह मुनि की तरह कैसे पृथ्वी पर सोता होगा ? 
मेरे पिता के सत्य वचन तथा मेरा दृढ सकल्प उनके कारण ही सभी लोको में इतते प्रख्यात हुए । 
जिस माता की आज्ञा के कारण में सभी सयमी मुनियों के आश्षीर्वाद प्राप्ल कर सका, ऐंम्री 
माता को न जाने कंटू वचननों से वह कितना दु ख देता होगा । नही, भव्य वह छुण्यात्मा 
ऐसा क्यो करने लगा ? राज्य के अधिकार से अलग होकर में तपस्की हुआ, कितु शाज्म 
का अधिकारी होते हुए भी वह तपस्त्री हुआ । उस पुण्यात्मा को देखकर दूसरों को सीक्नना 
चाहिए कि भाइयों में परस्पर कैसा व्यवहार उचित हैं । ऐसे भरत तथा स्लनेंहपूर्ण 
माताओ, तथा! अन्य नातेंदारों को न जाने हम कब देख पार्येंगे ।” इस प्रकार उनके संत्रध 
में सोचते हुए बडी श्रद्धा से उन्होंने गौतमी नदी में जी भ्ररकर स्तात किया, सूर्य को भर्घ्य 
दिया, गायत्री-मत्र का जप करने के परचात्‌ ब्रह्म-्यज किया और पर्णशाला को लौटकर बड़ी 
प्रसन्नता से रहने लगे । 
१०, जंबुसालि का वृत्तांत 

एक दिन लक्ष्मण प्रात काल ही उठे और बडे पवित्र चित्त से अपने भाई को प्रणाम 
किया और कद, मूल, फल आदि लाने वन में चले गये । वनों में घृमते-घामते उन्होने एक 
ऊँचे पहाड को देखा और उसके निकट विचरण करने लगे । इसी समय समस्त पृथ्वी को 
देदीप्यममान करते हुए सूर्य से उत्पन्न एक खड़ग आकर भीषण जलद के “गभीर गर्जन की-सी 
वाणी में कहने लगा--हे राक्षस-कुमार, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर सूर्य ने शत्रुओ का 
नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम मुझे ग्रहण करो । तब उस राक्षस- 
कुमार ने कहा--सूर्य ने स्वय तुम्हें मुझे न देकर, मेरा अनादर किया है। में तुम्हे 
फ्रहण नही करूँगा । मेरे सारे तप पर पानी फिर गया है । हे सूर्य के खब्ग, तुम 
जहाँ जाहो, जा सकते हो । ग्रो कहकर वहू पुवंवत्‌ अचल समाधि में लीन 
हो गया | 


३9 रएंगनाशथ ए्यायण 


- (यह देखकर) लक्ष्मण विस्मित हुए और उस खड्ग की ओर देखकर बडी कुशलता 
से उसके निकट पहुँचे और उसे हाथ में लेकर देखने लगे । फिर यह सोचकर कि 
तपस्वियो के आधार इन फल-वृक्षो को काठना नहीं चाहिए । वे जहाँ-तहाँ भटकते हुए एक 
विशाल बॉस की भाडी के निकट पहुँचे और उस भाडी पर खड़ग चलाया। खड्ग चलाते ही 
उस भाडी के मध्य में तपस्या में लीन एक मुनि कटकर भूमि पर लोटने लगा । यह 
देखकर लक्ष्मण मूच्छित-से हो गये । कुछ समय के उपरान्त वे सभमले और विलाप करने 
लगें-- हाय, यह मेने वया कर डाला ? अनजान में मेने एक ब्राह्मण का वध किया और 
समस्त लोको की निंदा का पात्र बना । ब्रह्म-हत्या का पाप मुझे प्राप्त हुआ हैं । हाय, 
में इतनी दूर क्यो आया ? मैने यह खड़ग लिया ही क्यों ”? अनुपम धर्मात्मा रामचद्र के 
अनुज मुभो ऐसा घोर पाप लग गया है। यह मूनि न जाने कौन है ? (अनजान में) 
मेने उनका वध कर डाला । जानकीनाथ सुनेंगे, तो न जाने मुभे क्‍या कहकर तज देंगे । 
क्या जाने मुनिजन कैसा शाप देंगे । में यह वृत्तात (राम से) कह भी नहीं सकता, कहे 
विन्ना रह भी नहीं सकता । हाय भगवान्‌ ! सर्वनाश हो गया है । इस प्रकार भय-विद्धल हो, 
दूख करते हुए धीरे-धीरे पैर घसीटते हुए वे चले । मन ही-मन सोचते जाते थे कि 
महाराज <द्वरथ को पितृ-भवत (श्रवणकुमार) के वध का पाप लगा था । पृथ्वी के लोग 
कहेंगे कि पिता के समान पूत्र को भी पाप लगा । 


इस प्रकार चितित होते हुए वे अपने अग्रज के सम्मुख पहुँचे और थर-थर काँपते हुए 
गदगद कठ से युकत हो उन्हें प्रणाम किया । राघव ने अपने अनुज को उठाकर गले 
से लगाया, (उन्तके) अश्युओं को पोछा, और दयाद्वेचित्त से कहा--हे अनघ, मेरे रहते 
तुम क्यों भयभीत हो रहे हो ” तुम धर्म के अनुसार आचरण करनेवाले हो, उदार हो 
निर्मेल आत्मा हो, नीतिवान्‌ हो, महाराज दशरथ के मान्य पुत्र हो शिव के समान पराक्रमी 
तथा शूर हो । भाई। तुम्हारा मूँह ऐसा क्यों उतरा हुआ है ” स्पष्ट रूप से सारा हाल कह 
सुनाओ ॥' । 


तब जयशील लक्ष्मण ने कह[--हे भयत्राता, आपकी आज्ञा लेकर में वन से कद- 
मूल, फल लिये आ रहा था । तब, एक क्र ख़ड्य को आकाश से आता हुआ देखकर मेने 
उसे हाथ में ले लिया और एक बाँस की घनी भाडी पर उसे चलाया । उस भाडी में 
(तपस्या में लीन) एक श्रेष्ठ मुनि तुरत भूमि पर लोट गये। अपने अपराध के लिए 
चिंतित होते हुए, आपके सामने आने का साहस न रहने हुए भी मुझे आना ही पडा । 

यह सुनकर राघव अत्यधिक आहधचर्य में पहकर आगे के कत्तंब्य के सबंध में सोचते 
हुए चुप हो रहे । उसी समय वहाँ के सब मुनि सारा वृत्तात (राम को) सुनाने का 
निरचय करके आय और रामचद्र को आशीर्वाद देकर अत्यत कोमल स्वर में यो 
बोले-- 

हे _ अखिलेश, आपके अनुज ने अभी अखिललोक-शत्रु रावण के भानज़े, जब नामक 
एक, दुष्ट का सुहार किया है । इसमें कोई दोष नहीं है । हे राजन, उनके इस कृत्य से 
सभी मुनि सृतुष्ट हो गये है ॥' 


ह70ए7यकॉड ९३९ 


तब राघव ने उन मुनियों से पूछा--हे महात्मा, कृपया बतलाइए कि उसने किस 
देवता के प्रति इतना घोर तप किया और वह खड़ग कहाँ से आया ?” तब मनियों ने 
राम से कहा-- पूर्वकाल में अपने बल-विक्रम से सभी दिाज्ञाओ को जीतने के लिए जाते 
समय दशकठ ने किसी दूसरे पर विश्वास न करके, अपने बहनोई, पराक्रमी विद्युज्जिह्न 
को बलाकर कहा था--सावधान होकर *' लका की रखवाली करते रहना ।' इस प्रकार 


उसे लका की रखवाली करने के लिए नियुक्त करके वह चला गया । 
“इसके परचात्‌ विद्युज्जिल्न ने मन-ही-मन सोचा--में सभी मायाओ को जानकर 


दशकठ को लकापुर में प्रवेश नहीं करने दूँगा और खुद लका को हस्तगत कर लूँगा | यो 
सोचकर वह पाताल-लोक में चला गया और वहाँ प्रमुख राक्षसरों के पास रहते हुए महान्‌ 
माया-यूकत मत्र-तत्र, ग्रहवाद, अखिलवाद, गारुड क्रियाएँ, विषवाद, रसवाद आदि बिद्याएँ 
सीखी ओर वही रहने हुए तरह-तरह की मायाओ को सीखने में तत्पर रहा । इधर रावण 
सभी दिकपालो को जीतकर लका लौट आया । विद्युज्जिन्न का सारा हाल जानकर वह 
अत्यत त्रुद्ध हुआ और आँखो से अग्नि-वर्षा करते हुई कहने लगा--मेरी आज्ञा का पालन 
किये विना ही यह (विद्युज्जिन्न) मायाओ के जानने गया है । में भी देखेंगे, उसकी 
समस्त मायाओ को आज में मटियामेंट कर दंगा । यो कहते हुए वह पाताल-लोक में 
गया तो असम नगरवासी सभी राक्षस भ्याकुल हो गये । रावण ने अत्यधिक कोध से 
अपनी तलवार को म्यान से निकालकर, इसका विचार भी नहीं करके कि यह मेरा बहनोई है, 
मेरी बहन का पति है, विद्यश्जिल्ना का पीछा करके उसका वध कर डाला । 

“इसके बाद वहु लका लौट आया और अपनी बहन शूर्पणखा को बुलवाकर उसे 
सात्वना दी और कहा--तुम अपनी स्वेच्छा से विचरण करती हुई, अपनी इच्छा के अनु- 
कूल किसी भी पति का वरण करके निर्भय ससार में रहो । उस समय शूर्पणखा को 
छह मास का गर्भ था । ययथासमय उसने जब॒कुमार नामक एक भयकर तथा बलशाली 
पुत्र को जन्म दिया । वह जब बड़ा हुआ, तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु 
का समाचार जान लिया और अपने पिता की मृत्यु का'* प्रतिशोध लेने का निश्चय किया । 
उसने सोचा--यदि में ब्रह्मा की तपस्या करूँ तो वे मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, शिव की 
तपस्या करूँ, तो रावण शिवभकक्‍त होने के कारण वे उस पर क्रोध नही करेंगे, यदि विष्णु 
की तपस्या करूँ, तो न जाते कब वे प्रसन्न होगे और कब में प्रतिशोध ले सकूंगा । कहते है 
कि हरि, हर तथा ब्रह्मा ये तीनों सूर्य के रूप में रहते हें । इसलिए में सूर्य के-प्रति 
तपस्या करके उनकी क्षपा प्राप्त करूगा तथा दनुजों के नेता दशकंठ का वध कहूँगा । 
यो सोचकर वह सूर्य की तपस्या करने लगा । 


“सूर्य ते उसकी तपस्या से सतुष्ट होकर प्रतिशोध लेते के लिए उस राक्षस के पास 
एक खड़ग भेजा । किन्तु गर्वान्ध होकर उसने वह खड़्ग नहीं लिया । इस तरह वह खड़्ग 
आपके अनूज को मिल गया । ऐसा न होकर यदि वह राक्षस के हाथ में पड जाता, तो 
वह सभी लोगो को त्रास देता । देवयोग से वह राक्षस नष्ट हुआ । हे सूर्यवश-तिलक, 
अब इसके बारे में चिता क्यो करते है ? युद्ध में कात्तंवीर्यं ने रावण को जीता था । 


९३६ र॑ंगनशथ गाय 


भागव ने उसे मार डाला । ऐसे भागंव राम को अपने युद्ध में हराकर उ्का मद चार्ण 
किया । ऐसे (शक्ति-सपन्न) आपके द्वारा राक्षस युद्ध में अवश्य ही मांरे जायेंगे ।” इन 
बातो को सुनकर रघुराम आरचर्य-चक्ति हुए और विनम्र होकर मुनियों को प्रणाम करके 
उन्हें बिदा किया । 
११. शर्पणस्रा का वृत्तांत 

शुपपणखा प्रतिदिन के जैसे बढ़िया भोजन, विविध मिष्टान्न आदि से भरा हुआ टोकरा 
लिये हुए आई और कटी हुई बाँस की काडी के बीच खड-खड होकर गिरे अपने पुत्र को 
देखकर मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडी । समलने के बाद वह उन खडो को एकत्र 
करके बडी देर तक विलाप करती रही । उसके पश्चात्‌ वह कहने लगी--हे कुमार, 
तुम्हारे लिए वया यह उचित हैँ कि तुम अपनी आँखें खोलकर मेरी ओर न देखो और 
मुर् न अपनाओ । रावण तुम्हारे मामा हैं, इसका भी विचार किये विना तुम उस प्रतापी 
(रावण) का वध करना चाहते थे; किन्तु वह तुम से नहीं हो सका । क्‍या तुम ऐसा 
कर सकोगे ? क्‍या वे (रावण) कात्तंवीयं से पराजित हुए थे ? क्या अनरण्य की शापाग्नि 
से वे नष्ट हुए ? क्‍या ब्रह्मा के धनुष की अग्नि से उनका अत हुआ ? क्‍या नलकूबर से 
वे पराजित हुए ? क्‍या वे शिव के वाहन नदीश्वर के क्रोध का शिकार बने ? क्‍या 
शाण्डिल्य मुंनि का क्रोध उनका नाश कर सका ? इतना क्यो, क्‍या कुबेर लका में रह 
सका ? तुमने बात पर ध्यान नहीं दिया कि बलवान्‌ से विरोध करना उचित नहीं । 
उनकी मृत्यू अब नहीं होने की । क्‍या पापी चिरायु की लोकोक्ति भूठी होगी ? (अर्थात्‌ 
पापी चिराय्‌ होता है, यह लोकोक्ति प्रचलित है) ? मेने तुम्हें कितना समझाया कि (उन 
से) वैर मंत ठांनो, किन्तु तुमने मैरी बातो की परवाह न की, और इस प्रकार नष्ट 
हो गये। भला, रावण तुम्हारे हाथ क्योकर मरने लगे ? कहते हे कि माता का बचन 
धर्म-देवता का वचन होतां है | हे निर्मेलात्मा, तुमने उसकी (माता के वचन की ) परवाह 
न कीं। गंधवे, सुर, सिद्ध आदि (रावण के) कारागार में रहतें-रहते अधघे हो गये हैं । 
क्यों कहीं राक्षसों को जीता जा सकता है ? हे विद्युज्जिह्न के कुल-दौपक, हे महातपस्वी, 
हें पुण्यवानू, तप के सिद्ध होंते समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हों गई थी । अब भगवान्‌ की 
निंदा क्यों करूँ ? मे तो पतिहीना पापिनी हूँ । यदि सृत का मूँह देखती रहती, तो शौक 
कुछ कम हो जाता। स्त्रियों के लिए कुल का उद्धार करनेवाली सतान बहुत॑ हीं 
आंवेदयेक हैं ।” 


इस प्रकांर विलांप करंती हुई उसने अपने पुत्र के शरीर का अग्नि-सस्कार किया । 
उसके पद्चात्‌ थोडी दूर पर तप करते रहनेवांले महात्माओं के पास जाकंर बोलीं-- हैं नींच 
तैंपेस्वियी, तुम शिर पर जटाएँ धोरण किये, शरीर पर विभूति मले हुए, जनेंऊ धारण 
करके, आँखें बंद किये, घोर नरष्ठा-युक्त तपस्या का बहाना करते हो । सबलोग मिलकंर 
बंकरो का सिर काट्ंते हो, उन्हें अच्छी तरह पकाकर पेट भर खा लेते हो और उनकी 
सूखी खालों को पहनकर कंपंट-वेंष धारंणे किये निरपरांधों की तरह रहतें हो | है गवें 
से अंधे, तुमलोंगी ने पापं-बुद्धि से प्रेरित हॉकर मेरे पुत्र को किसे प्रकार और क्यो मारां ? 


ऊशर्स्यकांड १३९४ 


यदि यह नहीं बताओगे, तो में तुम्हें अवश्य निगल जाऊँगी और अपना क्रोध शान्त करूंगी । 
आज मे तुम्हें छोडनेवाली नहीं हूँ ।' 

इस प्रकार गरजती हुई वह उन मुनियों के निकट पहुँची । मुनि भयभीत होकर 
उप्तसे बोलें--हे शूपं॑गखा, सुनो । मुनि-बेष धारण किये हुए एक मानव, तुम्हारे पुत्र का 
वध करके, फल आदि इकट्ठा करके, उस पर्णशाला में जाकर अविचलित मन से रहता है । 
वहाँ जाओ, तो तुम्हें सभी बातो का पता चल जायगा ।' 

तब वह दुमति राक्षसी क्रोध से लक्ष्मण को चरण-चिह्नु का अनुसरण करती हुई 
(राम की पर्णशाला की ओर) चली । इधर मुनि लोग हर्षित होने लगे कि यह बाघ 
को छेडेगी और अवश्य ही रघुवशी इसे उचित दंड देकर भेजेंगे । सभी दैत्यो के नाश 
का यह मूल कारण बनेंगी । 

तब राक्षस राजा की बहन शूर्पणख्वा ने समय का विचार करके ऊँची नाक, उग्र 
भाव, बड़ी-बडी आँखें, दाढो से युक्त जबडे, विशाल उदर, बिखरे केश, खुला हुआ मुंह, 
काला शरीर, लबी जीभ, विद्याल काया और क्र दृष्टि आदि धारण किये और स्त्री- 
रूप में राम के निकट इस प्रकार पहुँची, मानो वह अत्यत भयकर गति से आनेवाला विष हो 
या समस्त लोकों को निगलने के निमित्त आनेवाला भूत हो, या दैत्य-वश के नाश का 
समय आसम्न जानकर पृथ्वी पर उतर आई हुई मृत्यु ही हो । 

उसने जब इदीवरहयाम, सूर्य-प्रभा-सम तेजस्वी, सौदय में काम को भी लजानेवाले, 
जगदभिराम, दैत्यो का नाश करनेवाले, राम को देखा, तो तुरत वह काम-पीडित हो गई । 
वह अपने-आपको भूल गई और तमोगुण से प्रेरित होकर अपने को समस्त लोक की सुदरी 
मानने लगी । उस राक्षसी ने अपने चौडे भुख से उनके (राम के) भनोज्ञ मुख की, 
अपने विशाल उदर से उनके क्षीण उदर की, और अपनी तिरछी भाँखों से उनके 
विशाल नेत्रो की तुलना करके अपने में और रामचन्द्र में बिलकुल समानता देखने लगी । 
तब उसने निउचय कर लिया कि यही मेरे लिए उचित पति है । तदुपरान्त उसने सूप- 
जैसे अपने मुख पर हंसी प्रकट करते हुए कहा--धतुष-वाण धारण किये, पत्नी के साथ 
तुम इन अगम्य वनो में क्यो भ्रमण कर रहे हो ? इस वेश में तुम क्यो रहते हो ? तुम 
कोन हो और तुम्हारा नाम क्‍या है ” 

इन वचनों को सुनकर राम ने मद-मद हँसकर उस राक्षस-रमणी से कहा-- 
हैं मनोहर सुदरी, मेरा नाम राम है । मेरे पिता महाराज दशरथ हें ।इंस पर्णकुटी में रहने- 
वाला मेरा अनुज है | यह पदमाक्षी मेरी पत्नी सीता हे । पिता की आाज्ञा से में हंस 
वन में तपस्वियों की तरह रहता हूँ । हे यूवती, तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्‍या हैं ? 
आज हमारे यहाँ तुम क्यो आई हो ? तुम्हारे हाव-भाव, तुम्हारा यौवन-रूप तथा तुम्हारी 
सुदरता, क्‍या अन्य किसी रमणी में है ?' 

इन बातो को सुनकर शूर्पणखा नें राम को सबोधित करके कहा--में विश्ववसु के 
पुत्र, समस्त ससार का छात्र, विक्रम-यशोधन, अमित शक्तिशाली रावण की बहन हूं । 
मेरा नाम शृर्पपणखा है । मेन तुम्हारे रूप की अपने रूप के साथ तुलना की है और मुझ 

१८ 


९३८ रंगन7थ एयायण 


विश्वास हो गया है कि मेरा और तुम्हारा प्रेम उचित होगा । इसलिए में तुम पर 
आसकत हूँ । मे अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, कही भी जाने की 
क्षमता रखती हूँ, किसी भी वस्तु को प्राप्त कंर सकती हूँ, कोई भी सूख पहुँचा सकती हूँ । 
अब तुम्हारे साथ जो (स्थी) हैँ, वह किस काम की है ? मेरा सौदर्य देखो और मेरा 
प्राणि-प्रहण करो ।- यह (सीता) कुल तथा गुण में हीन हैं, विकृतरूपिणी है, यह तुम्हारे 
लिए कहाँ यीग्य है ? हे राम, में अभी इसे निगल जाऊँगी और तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
तुम्हारे साथ रति-क्रीडा में प्रवृत्त हो जाऊंगी । 

इस प्रकार कहते हुए जब वह राम के पास आने लगी, तब राम ने सीता को 
अपने निकट बुला लिया । तरुणी की इच्छा को सुनकर, उसका परिहास करने के उद्देश्य 
से उसके रूप को देखकर हँसते हुए बोले--हे सुदरी, में पत्नी के साथ रहता हूँ । यह 
मेरा विश्वास करके मेरे साथ वन में आई है, इसलिए इसे तुमको सौपना उचित नही है । 
इतना ही नहीं, तुम सौत के साथ सुख से केसे रह सकोगी ” अगर यह नही होती, तो 
में पहले ही तुम्हें ग्रहण करता | अब भी कुछ बिगडा नहीं है । वह देखो, मेरा भाई है, 
श्रेष्ठ तपोधन है, वह मुझसे भी अधिक सुदर है । वह सदा अपने लिए अनुकूल, 
चचल तथा विजाल नेत्रवाली स्त्री की अभिलाषा करता रहता है । इसलिए वही तुम्हें 
ग्रहण करने में समर्थ है । ; 

इस पर शार्पणपखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी--है लक्ष्मण, में तुम पर 
आसक्त होकर तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आईं हूँ । मुझे तुम ग्रहण करो । 
लक्ष्मण समभ गये कि राम के भेजने पर यह मेरे पास आई हैँ । इसलिए वे बोले-- 
हे सुदरी, पहले तुमने अपने मन से मेरे भाई से प्रेम किया था । अत , तुम्हे ग्रहण करता 
मेरे लिए उचित नहीं है | सौदये में साता तुम्हारी समता नहीं कर सकती । तुम्हारा प्रेम 
और तुम्हारे हाव-भाव आदि यदि एक बार और राघव देखेंगे, तो वे सीता को छोडकर 
तुम्हें अरहण करेंगे । हे रमणी, इसलिए तुम राम से ही प्रार्थना करो ।॥' 

सौमित्र की बातो पर विश्वास करके वह तमोगुण-सपन्न स्त्री, अपने भद्देपन 
का विचार न करके पुन शाम के पास गई और रति-त्रीडा के लिए प्रार्थना करने लगी । 
तब राम ने कहा--हे सूदरी, तुम उसी (लक्ष्मण) के पास जाओ ।” तब यवती पुन. 
लक्ष्मण को पास जाकर प्रार्थना करने लगी । इस श्रकार अनुज अग्रज को, अग्नमज अनुज को 
दिखानें लगे । वह युवती विकल मन के साथ बडी अनचित आशा लिये मन्मथ के सूत्र 
के द्वारा नचाई जानेवाली कठपुतली की तरह, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, आने-जाने लगी । 
अत॑ में वह उन दोनो की रसहीन बातों से तग आकर क्रद्ध होकर बौली-- 
हे मानव, एक अकिचन स्त्री के समान मुभे तग करना क्‍या तुम्हारे लिए उचित है ? 
अगर में क्रोध करू, तो मानवो की कौन कहे, इद्रादि देवताओं को भी खा जाऊँगी । अब 
मे इस स्त्री के साथ समस्त ससार को पीसकर खा जाऊँगी ।” यो कहती हुई उसने बडा 
भयक्र रूप धारण कर लिया और मृत्यु के समान अट्टहास करती हुई वह (सीता के) 
निकट जाने लगी । तब राघव बोले--हे सौमित्र, यह जानकी के ऊपर आक्रमण करने 


#एर्यकोड !३९ 


आ रही है । अब इससे परिहास छोडकर, इसे दण्ड दो ।” तब लक्ष्मण ने बाँबी से 
निकलन वाले विष-ज्वालाओं से युक्त सॉप-सा अपना खड्ग स्थान से निकाला और उस 
राक्षकी की नाक और कान काट लिये । तब वह रोती-कलपती, विवश हो, टूटे हुए शगवाले 


लाल पर्वत के सदृश (नाक-कान से) खत बहाती हुई, वहाँ से भाग गईं | वहाँ 
से भागकर वह चतुर्देश सहस्न श्रेष्ठ निशाचरो के निलय, खर के निवास-स्थान में पहुँची । 


१२ सर-दूषण का वध 


खर ने जब उस (शूपंगखा)का रूप देखा, तव वह डर गया और पूछा--किसने 
निर्भय होकर तुम्हारा रूप ऐसा विक्ृत कर दिया है ? काले नाग को जानकर भी किसने 
उसे पैर से कुचला है ? किसने मृत्यु को इस प्रकार छेडा है ? मुझे उसका नाम बताओ । 
में शीघ्र उसका रक्त और मास तुम्हें ला दूंगा । इस प्रकार प्रइनों की वर्षा करनेवाले 
खर को देखकर वह स्त्री भर्राई हुई विक्ृत आवाज में रोती हुई, अत्यधिक लज्जा से सर 
भुकाये हुए, इस प्रकार कहने लगी--वन में जहाँ में रहती हूँ, मेरा पुत्र सूर्य के प्रति 
अत्यत निष्ठा से तप कर रहा था । तब मूनि-त्रेशधारी अत्यत साहसी, मोहनाकार 'राम- 
लक्ष्मण नाम के राजकुमारों ने घिना भय के उसका वध कर डाला । मेने अपने पुत्र को 
अत्येष्टि-क्रियाएँ की और वन में रहनेवाले उन सुन्दर आकारवाले राजकुमारों के पास 
गई और उनपर मोहित हो गई । उन्होनें अपनी अमित शक्ति के प्रताप से मेरी ऐसी 
दुर्गंति कर दी है । में दुखी होती हुई तुम्हारे पास आई हूँ । तुम तुरत उनके पास जाओ 
और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका वध करके उनका मास ला दो । इस तरह मेरे 
हृदय को ज्ञाति पहुँचाओ ।' 

इन बातों को सूृतकर ख'र ने कहा--इस छोटी-सी बात के लिए मेरे आने की 
आवश्यकता ही क्‍या हैं ? उनकी शक्ति ही कितनी है ? मेँ अपने अनृचरी को (तुम्हारे 
साथ) भेजूगा । उन्हें ले जाओ । इस प्रकार कहकर उसने यम के-से उम्र तेजवाले (भदो) 
को बुलाकर कहा--तुम इस शूपंगखा को साथ जाओ और उन मानवों का वध करके 
मेरी बहन शूर्पणखा को उनका रक्‍त पिला दो ।' 

वे राक्षस वायू के साथ आनेवाले दुर्वार मेघो के ससान, बिजलियो के-से शूल 
घुमातें हुए राम और लक्ष्मण-रूपी सूर्य-चद्रों पर आक्रमण करने लगें, और घोर गर्जन करने लगे । 
तब राम ने अपने दीप्तिमान्‌ धनुष तथा अन्य आयुधों से यूक्‍त हो उनका सामना 
किया । उन्होने राक्षसों से फेंकी हुई बिजली तथा शूलों को अपने शस्त्रों से काटकर पृथ्वी 
पर गिरा दिया । उसके पदचात्‌ (राम ने) भयकर वज़न्से बाणो से उनके कठो को काद 
डाला और तब उनके सिर पक्के हुए फलो के समान गिर पड़ें और वे अनुपम बाणों के 
आघात से सीधी शिलाओ के समान पृथ्वी पर लुढक पड़े । 

तब शूपंणखा अत्यत वेग से भागकर सभी लोको को भयभीत करनेवाले खर से 
उन राक्षसों की मृत्यु का तथा रघुराम की महिमा-समन्वित युद्ध का समाचार कहा । 
आहुति के पड़ने से उत्तेजित होकर भभक उठतेवाली अग्नि के समान क्रुद्ध होकर ख़र 
भरत्यधिक आवेश से भरे दृषण, त्रिशिर आदि चौदह सहुख्र बलशाली राक्षस वीरो को साथ 


९80० रंगन/थ रागायर 


लेंकर चला | यह देखकर देवताओ के साथ सारा स्वर्ग कप गया और सभी पहाडो से 
युक्त पृथ्वी हिंल उठी । खर ने रण-भेरी बजाई और सुमेर-पर्वेत की आभा के समान 
दीखनेवाले चितकबरे रग के अएवो से युक्त, मणिमय कूबर तथा दस स्वणमय चक्रो से 
समन्वित, रण में विजय प्रदान करनेवाले, धनुष-बाण और खड़गो से भरे, किकिणि-ध्वनि से 
मृखरित होनेवाले रथ पर चढ़कर वह रण-विद्या-विशारद राम पर आक्रमण के लिए तिकल पड़ा । 
(उसके पीछे-पीछे) बाज के पो के समान बाणवाला, बिजली की समता रखनेवाला, 
तिश्विर (मामक राक्षस) सभी दिशाओ-की काति को मलिन करता हुआ, सूर्य की 
कांति के समान उज्ज्वल, श्रेष्ठ गधो के समूह से खीचे जानेवाले स्वर्ण से आच्छादित रथ 
पर बैठकर बडे गवे के साथ उस महायूद्ध के लिए रवाना हुआ । उसके आगे-आगे मयूर 
की छटा को मात करनेवाले, पवन की गति का भी तिरस्कार करनेवाले, काति-युक्‍्त शीकघ्र- 
गासी अधव-समूह के द्वारा खीचे जानेवाले उत्तम रथ पर ब्रैठकर, अत्यधिक उत्साह से बडे 
ठाट-बाट के साथ (ख़र) जा रहा था । पृथुग्रीव, इ्येनगामी, विहगमुख, मेघमाली, महामाली 
अलयकाल की कालारिनि की समता करनेवाला सर्पमुखी, कालकार्मुक, दुर्जय, यज्ञ-शत्रु, परुष, 
कसणा-रहित, करवीरनेत्र और सधिराशन नामक बारह प्रतापी राक्षस वीर, बारह आदित्यों 
के समान, बडी श्रद्धा से खर के पीछे जा रहे थे । त्रिशिर, प्रमाथी, रणकुशल, महाकपाल 
और स्थूलाक्ष, (आदि राक्षस ) उस रण-मदमत्त सेना के साथ चारो ओर सावधान होकर 
जल रहें थे । 

(इस प्रकार जब राक्षस-सेना निकली), तब भयंकर गज-समूहो के चिंघाडने, घोड़ो 
के हिनहिनाने, रथो के चलने तथा पदचरो के हुँकारने की ध्वनि तथा पताकाओ के फड़फड़ाने 
की ध्वनि से प्थ्वी धँस गई, दिशाएँ चूर-चूर हो गई , समुद्र उमडने लगे और सभी भूत 
थर-थर काँपने लगे | सेना के चलने से जो धूल उडी, उसने आकाश को ऐसा ढक दिया 
कि सदेह होने लगा कि रवि-मडल हैं या नही । इसी समय खर की पताका पर चील 
बैठने लगे । घोडे घटने टेकने लगें, रक्त की वर्षा होने लगी, सियार रोते हुए सेना के 
घीच से दोड़ने लगे, नक्षत्र टूटने लगे, पक्षियों की ध्वनि चारो ओर सुनाई पड़ने लगी । 
इसी प्रकार के कितने ही उत्पात पृथ्वी और आकाश में होने लगे । फिर भी खर विना 
भयभीत हुए आंगे बढ़ता गया और दण्डक-वन में पहुँच गया । अनूपम आकारवाले राम उस 
कोलाहल को सूनकर पणंशाला के बाहर आकर खड़े हुए और पृथ्वी तथा आकाश्ष में दीखने- 
वाल अपशकुन को देखकर, श्ीध्र अपने अनुज को बुलाया और कहा--सौमित्र, युद्ध-सूचक 
चिह्न कित॑नें ही दिखाई पड रहे हे । कदाचित्‌ वह निद्य और नकटी राक्षसी अपने साथ और 
सेना ला रहीं है । वह सूनो, सेना का रणघोष सूनाई पड रहा है। वहाँ देखो, सेनाओ 
के चलने से धूल आसमान में छा रही है । जानकी का अब यहाँ रहना ठीक नहीं । 
इसलिए सावधान होकर तुम शीघ्र ही उसे अपने साथ ले जाकर पर्वत की ग॒फा में ठहरो । 

तब लक्ष्मण ने कहा-हे सूयंवंश-तिलक, आपको यहाँ छोडकर मै कैसे जा सकता हूँ ? 
आप ही सीताजी के साथ पर्वत की गुफा में जाकर देखते रहिए । में आपकी कृपा 
इन दुर्वार राक्षसों का वध करूँगा ।' ये बातें सनकर राम ने कहा--इनसे यद्ध करना 


अरस्पकोरस ९8९ 


मेरे लिए कौतुक का विषय होगा । इसलिए तुम यहाँ मत रहो । जानकी को साथ लेकर 
जाओ । (इन बातो को सुनकर) लक्ष्मण सीता को साथ लेकर पव॑त-गुफा में चले गये । 


तब राम प्रलयकाल के रुद्र के समान कृद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करते हुए, 
कृपाण, कवच, धनृष-बाण धारणकर, श्रेष्ठ तूृणीर-युगल (पीठ पर) बाँधकर और पव॑त्त 
को भी धनुष के आकार में भूकानेवाले शिव की तरह, अपने धनृष पर प्रत्यचा चढाकर, 
उस प्रत्यचा की टकार करने लगे | उस धनुष की टकार की #वर्नि सारे >काश में गजते 
लगी । इन्द्र, दिकपाल और अन्य देवता अपने रत्न-खचित विमानों पर आसीन हो यह 
देखने को उत्सुकता प्रकट करने लगे कि राम अकेले खर तथा दृषण आदि अत्यन्त प ।त्रप्ती 
चौदह सहस्र राक्षसो का वध कैसे करते है ? सभी देवष्ि स्वर से कई वार आशीर्वाद 
देने लगे कि महात्मा राम इन म्ायावी राक्षमों का वध करने में सकल हो । राम का तेज 
सभी वन, वृक्ष, पृथ्वी तथा आकाश में ऐसा व्याप्त हुआ, मानो दस सहन्न कोटि सूर्यों का 
तेज समस्त लोको में व्याप्त हो गया हो । 

इस प्रखर तेज के कारण जडवत्‌ हो, भभी उत्साह को खोकर, आँखें चौधिया जाने 
के कारण अत्यत दीन दीखनेवाले "ज्नस-स्मृह को देखकर, खर ने दृषण से लहा-- (हें 
भाई), क्‍या कारण है कि हमारी सेना की गति मंद पड गई है। कया शत्र-सेना ने 


उसका सामना किया है ? या कोई नदी बीच में पड गई है ?' 


तब दृषण ने सारा समाचार जानकर कहा--हे दनुजेश्वर, राम का उदृण्ड तेज 
सारे ससार में व्याप्त हो गया है । इसलिए हमारी सेना की गति मद पड गई है ।' 


यह बात सुनकर खर अत्यत कद्ध हुआ और सेना को डाॉट-फटकार बताते हुए, 
भयंकर रीति से सारी सेना का सचालन करते हुए वह आगे बढा । अत्यधिक भूजबल, 
आटोप तथा पराक्रम से समन्वित उस राक्षस-सेना ने गज, रथ, तुरग आदि से युक्त हो, 
अत्यत वेग से काकुत्स्थ-वश्ज राम को इस तरह घेर लिया, नैसे अग्ति-समूह एक साथ 
प्रचह दावानल पर आक्रमण कर दें । (इस प्रकार राम को चारो ओर से घेरकर) वें 
उन पर, शर, खड्ग, त्रिशूल, करवाल, भालें, मुदूगर, परशु, गड़ासा, गदा, पाश, चक्र आदि 
विविध आयुधो की वर्षा करने लगे । देवता भयभीत हो उठे । मेघों से आच्छादित भास्कर 
के समान थोड़ी देर के लिए राम दिखाई भी नही पडे । किन्तु तुरन्त उन्होने ऐन्द्रजालिक 
की तरह राक्षसों के द्वारा चलाये गये सभी विविध हस्त्रासत्रों को नष्ट क्र दिया । इससे 
हर्षित होकर सभी देवता उनकी प्रशता करने लगे । अविरल गति से शाक्षस्रो के द्वारा 
बरसाये जानेवाले शस्त्रास्त्री को बीच में ही नष्ट करते हुए (राम ने) परिवेश (मडल) 
से घिरें हुए मध्याह्ृ-सू्यं क॑ समानच अपने चारों ओर अपने प्रखर तज का घेरा बनाये हुए, 
कोदड को कुडलाकार में भुक्नाकर, युद्ध के उत्साह से फडकनेवाली भूजाओ से युक्त ही, 
अपने तृणीर के अनगिनत बाणों का एक साथ सधान करके, अपने आगे-पीछे तथा 
दोनो पाइरव-भागो में व्याप्त राशस-सेना पर उन्तका प्रयोग किया । उनके इस शर-प्रयोग से 
मत्त हाथी भौर योद्धा वट भरें, अश्व और घुडसवारो के टुकडे-टुकड़े हो गये, पंदचर 
सैनिक और उनके आयुध नष्ट-भ्रष्ट हो गये । शिर और हार उनके सामने कंढ-कठकर 


९8९ रानाथ एया/यर 


गिरने लगे, योद्धाओ के अग और रथों के भाग पृथ्वी पर गिरने लगे, गुण-सहित धनुष 
तथा कवच चर-चूर हो गये, रथी और सूत पृथ्वी पर लोटने लगें, श्वेत छत्र और पताकाएँ 
टूटने लगी, और मास-खड छित्न-भिन्न होकर गिरने लगे । इस प्रकार, युद्ध ने भयकर रूप 
ध।रण किया । 

सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार अधकार तितर-बितर हो जाता है, वैसे ही राम के 
उसमान पराक्रम से नष्ट होन के बाद बची हुईं राक्षस-सेना दर्प वोकर खर की शरण 
में पहुँची । खर ने उनको प्रोत्साहित किया और दूषण को युद्ध करने के लिए भेजा । 
बची हुई सेना के साथ वह अपनी छक्ति दरसाते हुए, शीघ्र ही राम क निकट आ पहुँचा 
और उनपर ताल, साल (आदि वृक्ष), शिलाएँ तथा विविध अस्त्रों की वर्षा करने लगा । 
(इन अस्तो के लगने से) राम के शरीर से रक्‍्त-प्रवाह होने लगा । तब क्रोध से आँखे 
लाल किये हुए राम ने उन राक्षसों पर गाधर्व-अस्त्र चलाया । उत्त शक्ति-सपन्न अस्त्र के 
तेज के आगे गज, रथ, तुरग, पदाति राक्षस-सेना टिक न सकी । वह अस्त्र अपने भयकर 
तेज से दनुज-वर्ग को नष्ट-अ्रष्ट करके, उनका सहार करने लगा । रण-भूमि में जहाँ देखो, 
अह्व तथा गज के धड़, भुट, औऑत, भेजा तथा घउ्व का प्रवाह दिखाई पड़ने लगा। 
शाक्ती, भत, पिशाउ, बैशल हि भ्लुड़-के-भुड वहाँ पहुँचकर कहने लगें--यह लो, राम 
के यूद्धू-रूपी धर्मशाला म हाथियों के शिर-रूपी घट में मोती-रूपी चावल का भात पकाया 
गया है । चलो हम सब खायें । 

बे सब भूत-प्रेत अत्यत हर्ष से पक्तियों में बैठ गये, रक्‍क्त-चंदन, नवरक्‍त-अक्षत 
रक्त-सकल्पपूर्वक: धारण किया, चमड़ा-रूपी केले के पत्ते बिछाये, खोपडी-रूपी दोलने 
सजाये, शर की अग्नि में पकाये गये मास को भात, मस्तिष्क को दाल, चर्बी को घृत, 
विभिन्न अगरो के मास को शाक, छोटी आँतो को पायस, हृदय-पिंड को मिठाई, नये रक्त 
को मीठा जल मानते हुए, उसे सब प्रकार से विप्रोचित भोजन समभफकर छंककर खाया । 
भोजनोपरात सब एकत्रित हुए कुछ ने आशीर्वाद दिये कि--'श्री रामचन्द्र ! ते विजयोइस्तु । 
तो कुछ ने पीछे से कहा--तथ'स्तु"।” कुछ भूतों ने हाथियों के दाँत छडी की तरह हाथ 
में धारण कर लिया, तो कुछ ने अस्थियों की मालाएँ कठाभरणों के रूप में धारण कर ली 
और हाथियों की घटिकाओ का ताल देते हुए बडे आनद से अपना निदनीय रूप प्रकट 
करना शुरू किया । 


तब मदमत्त वैरियों के लिए भयकर रूपवाला दृषण अत्यत दुखी होकर अपने 
समान बलशाली पाँच सहस्र योद्ाओ को राम पर आक्रमण करने के लिए भेजा । उन्होने 
तीनो लोको को कँपाते हुए, राम पर आक्रमण किया, तो राम ने अपनी धरनुर्विद्या की 
कुशलता प्रदर्शित करते हुए, अत्यत ऋुद्ध दृष्टि धारण किये हुए एक-एक राक्षस पर एक-एक 
बाण का प्रयोग कर उत्त सब का वध कर दिया । कुछ लोगो को एक साथ इकट्ठा करक 
भी उनका सहार किया । यह देखकर दृषण अत्यत क्रोध से राम को कटु वचन कहते हुए, 
अपना रथ राम के सम्मूख ले गया और उनपर वज्ञ तथा काल-नाग की समता करनेवाले 
बाणो की वर्षा करने लगा । दाम ने जन बाणो को बीच ही में तोड़ विया, उसके 


ऋऔएरयकाो 8 (क्षईं 


धतृष के टुकडें-टुकडे कर दिये । रथ से विहीन होते से दूषण क्रोधोंन्मत्त होकर भयकर, 
प्राणातक, विजयशील यम की गदा की समता रखनेवाले! मुदृगर को घुमाते हुए राम 
प्र दौडा । तब राम ने दो तेज बांणो को चलाकर उसके दोनो हाथ काट डाले और एक 
घातक तीर उसके हृदय में मारा । तंब वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसे गिर पडा, जैसे मत्तगज 
दाँतो के टूटने से ढेर होकर पृथ्वी पर गिरता है । उसको गिरा देखकर प्रमाथी, महा“ 
कपाल तथा स्थूलाक्ष नामक तीन दण्ड-नायकों ने परश, कृपाण तथा भाला उनपर चलाये, 
तो राम ने उनके अस्त्रों तथा उनके भस्तकों को एक-एक करके गिरा दिया ॥ 

तब खर ने अपने बारह सेनापतियो को उत्तेजित किया ॥ उन बारहों सेनापतियों ने 
अपने दुर्वार शौय से वीर राघव पर आक्रमण किया और अलग-अलग उनसे युद्ध करनें 
लगे । तब राम ने वज्ञ की धार के समान पैने तथा भयकर बाणो के प्रयोग से अपनी! 
दक्ति दरसातें हुए इ्येनगामी का अत कर डाला, कालकार्मुक का वध किया, करवीरनेत्र 
को गिरा दिया, सर्पास्थ का' गर्व-भग किया, विंहगस का सहार किया, यज्ञशात्रव की 
दक्ति को नष्ट करके उसे दण्ड दिया, दुर्जेय तथा महामाली का वध किया; मेंबगाली' 
का सहार किया, झुघिराशन का अत किया और खर तथा त्रिशिर को छोडकर अन्य सभी 
राक्षकों का सहार कर डाला । 

इस प्रकार पवन के चलने से गिरनेवाले पके पत्तों को समान सारी सेना सष्ट' 
हुई देखकर त्रिशिर ने अत्यत क्रोध से राम के निकट अपना रथ चलाया और पिंह-गर्जन 
करते हुए, राम पर एंसे आक्रमण किया, जैसे मत्त हाथी सिंह पर जाक्रमण करता है ॥ 
धनूष की टकार करते हुए उसने एक साथ असर्य बाण राम पर चलाये । राम ने बडे 
क्रोध से प्रतिरोधक बाण चलाकर उसके बाणो को बीच में ही नष्ट कर दिया । तब उससे 
अपने नाम के प्रताप के अनुरूप राम के ललाठ पर तीन वाण छोडे । जब बे तेज बाण 
राम के ललाट पर लगे, राम हँसने लगे और त्रिशिर के वें तीनो बाण कुसूमों की दर्शा 
को प्राप्त हो गये । तब राघव बोले--भअब में ऐसे चौदह दारुण बाण तुम पर छोडगा, 
जो चतुर्देश भवनों में प्रवेश करने पर भी तुम्हें पकड़कर तुम्हारा वध कर. देंगे । अब 
तुम उनका सामना करो । इस प्रकार कहते हुए राम ने चौदह बाण छोडें । वे बाण उस 
राक्षस के हृदय को पार करके पृथ्वी में जा गडे । तब राघव ने चार और बाणों का 
प्रयोग करके उसके रथ को नष्ट-अभ्रष्ट कर दिया और तत्क्षण ही दस अस्त्र उस राक्षस के 
उर पर चलाये । उस सुरेरी (त्रिशिर) ने क्रोधोन्मत्त हो राम पर शूल चलाया, किन्तु 
राम ने चार बाणो से शूल को काट दिया । इसके परचात्‌ उन्होने तीन अस्त्र चलाकर 
उस राक्षस के तीनो सिर काट डाले । त्रिशिर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, जैसे कोई वक्ष तीन 
शाखाओं के साथ समूल कठकर, शोभा-रहित हो, पृथ्वी पर गिर पडता है । 


त्रिशिर को गिरते हुए देखकर, खर राम के प्रताप का विचार करके विस्मित 
हो गया । वह तुरंत अत्यधिक क्रोध से अपना रथ राम के सामने ले गया और राम पर 
भयकर बाण-वर्षा करने लगा । राम भी अस्त्र चलाने में अपना कौशल दिखाते हुए खर 


'पर प्रतिबाण चलाने लगे । खर के तथा राघव के बाणो से पृथ्वी तथा आकाश भरः गये। 


९89 7ंगन7थ शापापरों 


सू्यं की दीपिय॑ मेंद-सी हो गई और दिशाओ में अधकार व्याप्त हो गया। न खर 
राघव से भीत था, न राधघव ही खर से भीत थे । दोनो विजय की आगकाक्षा से 
दो हाथियों के समान, दो सिंहो के समान और महिष-हृय के समान आपस में जूक गये और 
अपने बाहुबल को प्रदर्शित करने लगे । तब खर ने एक अद्धंचद्राकार बाण से राम के 
हाथ के धतृष को काट डाला, उनको कवच को छिल्न-भिन्न कर दिया, और उनके शरीर 
को हार-वर्षा से भर दिया | उत बाणों की परवाह किये बिना ही सूय्यंवशी राम ने 
अगस्त्य से प्राप्त वैष्णव-चाप का तुरत सधान किया, धनृष की टकार की और तेज बाण 
चलाकर उस राक्षस की पताका को काट डाला । तब उस राक्षस ने राम के हृदय का 
विदारण कर सकने की शक्ति रखनेवाले चार बाण चलाये । रक्‍त-सिक्‍त अगो से राम ने 
उस राक्षेस को विविध बाणों से पीडित करते हुए एक प्रबल अस्त्र से उसका घनुष 
तोड़ दिया, चार बाणो से घोडो को मार गिराया ओर सारथी को मार डाला । उनका धनुष 
ऐसा दीखने लगा, मानो वह अपनी बाणारिनति में रथ की पूर्णाहुति देवा चाहता हो । तब 
रथ से वचित हो खर प्रलयकाल के रुद्र की भाँति हाथ में गदा लिये हुए राम की ओर आते लगा 
तो पहाडो के साथ पृथ्वी काँप गई । उस दुष्ट देत्य को देखकर रघुराम ने बडे 
दर्ष के साथ कहा--हे राक्षस, हैँ नीच, अब भी तुम्हारी शूरता किस काम की ? तुम्हारी 
सेना नष्ट हो गई, तुम्हारे बधु कट मरे, तुम्हारी अस्त्र-सपत्ति समाप्त हो चली; इस 
दण्डक वन में अपने अद्वितीय झौये से बढते हुए, यहाँ के पुण्यात्मा मुत्तियों को मारने के 
पाप-फल को भोगने का (तुम्हारा) समय आ गया है | उसे अब भोगो, में अभी तुम्हारा 
बध करता हूँ ।' 

इंन वचनो को सुनकर खर क्रोध से जलतें हुए बडे घमड के साथ बोलो-- 
है राघव, ऐसा गये क्यो करते हो ? युद्ध में कुछ क्षुद्र राक्षेतों को मारने से (गवं से) 
फूलकर अपनी प्रद्यसा आप क्यो कर लेते हो ” कुलीन जन कही अपनी प्रशसा आप करते हे ! 
यह लो, में गदा लिये हुए आया | मुभसे भिडो और मेरी शक्ति देखो। देवता तथा 
असूर मेरी ओर दुष्टि तक नही उठा, सकते, तब क्‍या तुम मेरे आगे खडे रहने योग्य शूर हो ” 
में एक-एक करके तुम्हारी मास-पेशियो को काटकर अपनी बहन को दें दूँगा । 

इस प्रकार कहकर उसने अपनी गदा धुमाकर उसे राम पर फेंका । पवन की ज्षीक्र 
गति, सू्य का तेज, अग्ति का ताप, और बिजली की कठोरता मानो उस गदा के रूप में 
आ रही हो । उस गदा को, अत्यन्त प्रच्ठ वेग से अपनी तरफ आते देखकर राम ने उस 
गदा के लबे काड (भाग) को खड-खड़ कर दिया और बोले--क्यो रे, तुम्हारी 
गर्वोंक्तियाँ तथा घमड चूर हुए कि नहीं ?” तब उसने ( खर ) गर्जन करते हुए एक वृक्ष को 
उखाडकर अपने बाहुबल से उसे घुसकर लो, मरो--कहतें हुए राम पर फेंका । राघव ने 
तुरत उस वृक्ष को काठकर सूर्य की सह्न किरणों की आभा के समान उज्ज्वल सहख्र 
दरो को उस पर छोडा, जिससे वह अत्यत ब्याकुल हो उठा । उसके दारीर से रक्‍त की 
धाराएँ बहने लगी । फिर भी वहु अपना समस्त साहस एकत्रित करके राम के आगे आया । 
उसे देखकर राम ने, दग्मा त्यागकर, समस्त भुवनों को ग्याकुल करते हुए, ऐन्द्रास्त्र का सधान करके 


आअरण्यकांड ९8५ 


उस पर चलाया । तब वह राक्षस (खर) अपना सारा अकड खोकर वज़पात से 
चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिरनेवालें पर्वत के समान गिर पड़ा । डेंढ मुहृत्त॑ 
के अतर (तीन घडियो) में अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले खर-दूषणादि चौदह सहस्र 
राक्षतों का (राम ने) इस प्रकार वध किया, यह देखकर सू रो ने राम की भूरि-भूरि प्रशसा की । 
मुनियो ने आश्षीर्वाद दिये, देवताओ ने पुष्पन्वृष्ठि की । पर्वत की गुफा से शीक्र 
जानकी को साथ लिये हुए लक्ष्मण बाहर आये, राम को प्रणाम किया और उनकी प्रशसा 
करते हुए, उनके हाथ में शोभायमान होनेवाले धनुष को ले लिया । हर्ष से भरे हृदय 


से जानकीरमण पर्णशाला में गये और युद्ध में मरे हुए राक्षसों का वृत्तात सीता को सुनाते हुए 
बडी प्रसन्नता से रहने लगे । 


१३ लंका में अकंपन तथा रावण का वार्तालाप 

तब अकपन नामक राक्षस प्रकपित हो आत्त॑ंताद करते हुए, बडे वेग से लका गया 
और रावण को देखकर कहा--हे असुराधिपति, चौदह सहस्न राक्षस वीर तथा खर-दृषण 
आदि काकुत्स्थ राम के शरो की अग्निरमें भस्म हो गये हे । यह सत्य है ।” यह सुतकर रावण आइचर्य- 
चकित हुआ और उस अकपन को रोषपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा--क्यों रे, कैसी बात 
कर रहा है ” कौन है वह राम ? क्‍या वह कोई कुबेर है, या इद्र है, या यम धंर्भराज है ? 
वें तीनो मिलकर भी तो हमारे खर-दूषण को जोत नहीं सकते । ऐसी दा में वह 
अकेले उन प्रतापी वीरो को किस प्रकार जीत सका, स्पष्ट रूप से समकाओ | हम तुंम्हेँ 
अभय-दान देते है।! तब अकपन॑ निर्भय होकर राघव का वृत्तात, उनके साहस और शौर्य, 
ख र-दृूषण आदि राक्षत्रों का वध, सौरित्र और जानकी का बृत्तात जादि से अंत तक कह 
सुनाया । 

तब रावण अत्यत क्रुद्ध हुआ और युद्ध करने के लिए उद्यत होने लगा । उससे 
घनिष्ठ मित्रता रखने के कारण अकपन ने रावण से कहा--हे राक्षसराज, रघुराम को 
जीतना क्या पक्षिवाहन (विष्णु) या शूलपाणि (क्षिव) के लिए भी सभव हो सकता है ? 
वह तनिपुण (व्यक्ति) बात-की-बात में आकाश तथा पृथ्वी को जोडने अथवा तोड़ने की 
शक्ति रखता है, दावाग्नि का या पवन का अवरोध करने तथा मुक्त करने में वही समर्थ है । 
सभी लोको का नाश करने या उत्तका पोषण करने की शक्ति उसी में है, समस्त 
ब्रह्माण्ण की रक्ष। करने की क्षमता उसी में है, इसलिए में आपको एक उपाय 
बताता हूँ । युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। उस काकुत्स्थ राम की देवी, लावण्य का 
समृद्र (सीता) को यदि आप ला सकें, तो राम उसके वियोग की अग्नि में भस्म हो जापगा। 

यह सूनकर उस राक्षसराज ने उसी को उच्ति समझकर अकपन की भूरि-भूरि 
प्रशसला की और स्वणं-रथ पर आरूढ होकर समुद्र पार किया और ध््‌रधर मत्री ताड़का- 
पुत्र मारीच के पास पहुँचा । उसने उसे खर-दूषण आदि राक्षसो के वध का वृत्तात सुनाया 
और कहा--मे राम की स्त्री सीता को हरकर ले जाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ ।' 

तब मारीच ने कहा--हे रावण, यह कैसी इच्छा है ”? किसी अभाव के विना, 
समस्त भोगों का अनुभव, करके भी ऐसी दुष्ट बुद्धि ,तुम में कैसे उत्पन्न हुई ? किस दुष्ट-बुद्धि 

१६ 


९४६ रंगन/थ ए74/यण 


मत्री ने तुम्हें ऐसा परामर्श दिया है ? तुम उसे अपना शत्रु जानो । में तुम्हारा हित॑ 
चाहनेवाला मत्री हूँ, अन्य नहीं हूँ । यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है | इस पृथ्वी पर 
किसी भी पतित्नता स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा अनुचित ही है । ऐसी इच्छा तुम करोगे 
तो तुम्हारे वश का सवेनाश हो जायगा । इसलिए हे दानवनाथ, तुम लका को लौठ जाओ 
और प्रसन्नता से रहो । अपनी स्त्रियों के साथ सूख-भोग प्राप्त करो । मारीच की इन 
बातो को सनकर रावण लका लौट गया । 


१४ शूर्पणख्रा का रावण से दीनालाप 

खर, दृषण आदि राक्षसों को राम की दर-वक्ति में भस्म हुए देखकर शूर्पणखा 
अत्यत सतप्त होती हुई लका पहुँची । देव-सभा के बीच चिंतामणि से निर्मित सिंहासन पर 
विराजनेवाले इंद्र के समान, सम्माननीय सभा-मडप के बीच सिंहासन पर आसीन, 
गरुड, उरग, अमर तथा गधरव॑-युवतियों की सेवाएँ प्राप्त करनेवाले, ऐरावत के भयकर 
दाँतो के अग्रभाग से रगड खाये हुए उर को श्रेष्ठ आभूषणों से आच्छादित रखनेवाले, 
सारे ससार में एकमात्र भीषण आकारवाले, सम्राम में भयकर रूप से गर्जन करनेवाले, 
शत्रुओं का सर्वेनाश करनेवाले रावण को देखकर शूर्पणखा रोती हुई हाथ जोडकर अपने 
हृदय के विषाद को अकट करती हुई बोलो--हे असुरेन्द्र, तुम समभते हो कि में समस्त 
लोको में अद्वितीय शक्तिशाली हूँ, तुम गव॑ करते रहते हो कि मेने तीनो लोको के 
दत्र्ओ का सव्वनाश किया है। तुम प्रसन्नता से फूले रहते हो कि मेरा राज्य 
अकटक है । वही समस्त लोको का स्वामी कहला सकता है, जो गुप्तचरो के 
द्वारा (अन्य) राजाओं का, (उनके) राजकोषो का, उनकी इच्छाओ का, तथा रहस्यों 
का पता लगाकर कार्य करता रहता है । तुम्हारी भयकर मायाओ की शक्त्ति, तुम्हारा 
प्रताप, तुम्हारा बाहुबल जझ्ौर तुम्हारा वेभव--यें सब इसके पहले सफल होते थे, अब 
नहीं । इसका कारण भी सून लो । भानुकुल का पावन व्यक्ति राम तपस्वी के रूप 
अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता 
साथ दडक वन में आया है और मुनियों पर दया करके उन्हें अभय-दान देकर पचवटी 
बडे आनद के साथ रहता है । में उस पर आसकत होकर उसके निकट पहुँची, तो क्रोध 
आकर उसने मेरी ऐसी दुर्गंति कर दी । मेने खर से सारा वृत्तात कहा, तो उसने अत्यत 
क्रुद्ध होकर प्रलयकाल के रुद्र के समान भयकर रूप धारण कर, दूषण तथा त्रिशिरों के 
साथ चौदह सहस्न मानव-भक्षक वीर राक्षस-सैनिको के सहित राम, पर आक्रमण किया और 
रघुराम के बाण-रूपी अग्नि-शिखाओ में भस्मीभूत हो गये । इसलिए अब मेरे अपमान 
को दूर करनेवाले तुम्हारे सिवा और कौन है ? मेरे मुख की विक्ृति देखो और मेरा 
दुख तुम अपना दुख मानो ।' 

उसकी बातें सुनकर दानवनाथ विस्मित हुआ और (थोड़ी देर तक) सोचने के 
बाद उस राक्षसीं से कहा--मेनें “अपने ज्ञातियों का वध तथा तुम्हारे वहाँ पहुँचने आदि 
'का' समाचार सुना है । उसे रहने द्रो । तुम तो मुझे यह बताओ कि उस राम की शक्ति 


कैसी है ” उसका कैसा रूप है'” उसकी कसा अवस्था है ” उसका आकार कैसा हैं ? उसके 


- पं -पं। सी॑/ + ४ 


ह/7एएयकोंड २: 


.. 


भाई का रूप कंसा है ? उसकी स्त्री सीता का रूप कैसा है ? तुम अपनी देंखी हुई बातो 
का पूरा' विवरण दो, तो में उनको रक्‍त-धाराओ से तुम्हारी प्यास बुभाऊँगा । 

तब शूपंणखा बडी प्रसन्नता से यो कहने लगी--रामचद्र उन्नत वक्षवाला, 
दयामालोत्पल वर्णवाला, सभी लोको में श्रेष्ठ रूपवान्‌ , सूयं-मडल के तेज को परास्त करनेवाला 
तेजस्वी, धीर, आजानुबाहु, महान्‌ पराक्रमी और कमलों के समान नेत्रवाला है । उसी योद्धा न 
अकेले खर, दूषण आदि राक्षसों को परास्त किया था । सौभित्र हेमवर्णवाला है और 
दूसरी बातो में अपने भाई के समान ही सभी गुणों से सपन्न हैँ | उसी ने मेरी ऐंप्वी गति 
कर दी है । अब सीता की सुदरता के सबंध में भी जान लो। मेने देवताओ की स्त्रियों को, 
राक्षस-स्त्रियों को, किन्नर-अगनाओ को, भोगिनी कामिनियो को, गधर्व-पत्नियो को, 
यक्ष-काताओ को अच्छी तरह देखा है । मेने पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा रति को भी 
देखा है । मेने रभा, शची तथा त्रिभुवनों में रहनेवाली सभी स्त्रियों को देखा है, मुनि- 
पत्नियो को देखा है और ब्राह्मण-स्त्रियों को भी देखा है । किन्तु वैसे कुच, वैसी आँखें, 
वैसी मधुर बोली, वैसे कपोल, वैसी नाक, वैसा सौदये, वैसे चिकुर, वैसे कटाक्ष, वैसे उरु, 
वैसे हाव-भाव, वैसी मद हँसी, वह मंद-गमन, और वह विवेक किसी भी स्त्री में नहीं 
देखा । में कैसे सीता की प्रशसा करूँ ? वह स्त्री सभी लोको पर राज्य करनेवाले तुम्हारे 
जैसे पति के लिए ही योग्य है, अन्यो के लिए योग्य नहीं है। वह चद्रमुखी, वह 
चकोराक्षी, वह नवयूवती, वह कुद-सम दाँतवाली, वह गजगामिनी, वह नवल-लतिका, वह 
मानिनीमणि, वह पुष्पगधि, वह स्त्री, तुम्हारी स्त्री होकर रहे, तो हे वनुजेश, तुम्हारे राज्य 


५ 


की शोभा बढेगी । हे 


१४ रावण का पुनः मारीच के पास जाना 


कामातुर रावण ने जब देखा कि इस स्त्री की बातो तथा अकपन की बातो में 
कितनी समानता है, तो वह अत्यत विस्मित हुआ | उसने राजसभा स्थगित कर दी और 
भाग्य से प्रेरित होकर एकान्त में चला गया और सारथी को बुलाकर रथ लाने की आज्ञा दी 
सारथी के रथ लाते ही वह सूर्य-किरणो के सदृश अनुपम आयुधो से परिपूर्ण उस 
रथ पर आरूढ होकर करोड सूर्यो की दीप्ति से विलसित होते हुए आकाह-मार्ग से समुद्र 
के मध्यभाग से जाते, विविध वस्तुओं को देखते समुद्र पार कर गया और पूगीफल, मिर्च, 
अगरु, नारिकेल, साल, हरेणु, रसाल, विशाल आदि वनो को बडे कौतुक के साथ देखता 
हुआ चला। पहले, गरुड के सुधा-कलश को लाने के लिए जाते समय, गज-कच्छपो को 
खाने के लिए, जिस वृक्ष पर अपना पैर रखा था, उस वृक्ष को, तथा उस पर पक्षीद्र के 
द्वारा छक्त चिक्गक को और शत योजनो तक फैली हुई शाखाओं से विलसित, मुनियों से घिरे 
हुए सूभद्र नामक वटवृक्ष को बडी प्रसन्नता से देखा और महान्‌ महिमा-समन्वित 
आसुूचद्र आश्रम में जटा-वल्कल धारण किये हुए, शात चित्त तथा सौम्य भाव से अत्यधिक 
तपोनिष्ठा से रहनवाले मारीच के पास पहुँचा और उससे आदर-सन्कार प्राप्त करने के 
पदचात्‌, अत्यत दीन होकर उससे अपने आगमन का कारण यो कहने लगा--“हैं मारीच, 
तुम मेरे अतरग मत्री हो, इसलिए मे यहाँ आया हूँ । सूर्यवशी रामचन्द्र अपने पिता की 


प्श्द रंगनशएथ राया/यण 


आज्ञा से अपने अनुज तथा पत्नी के साथ' तपस्वी की तरह जीवन बिताने के लिए दडक-वन 
में आया है और अपने सहज स्वभाव के कारण यहाँ के मुनियो को अभय-दान देकर यही 
रहने लगा है । उसने निर्भय होकर अकारण ही हमारी शूप॑गखा की नाक और कान काट 
लिये है तथा खर-दृषण आदि राक्षसों का वध किया है । उस युद्ध में मरे हुए चौदह सहस्न 
राक्षस-बधुओ का प्रतिशोध लिये विना मेरे मन की पीडा दूर नहीं होगी । तुमने इसके 
पहले मृझे अच्छा उपदेश तो दिया था, किन्तु उसका अनुसरण करने से मेरा मान-भग 
होगा । इसलिए में उस रामचद्र की स्त्री का माया से अपहरण करके ले जाने के लिए 
जा रहा हूँ । मेने एक उपाय सोचा है । यदि तुम चाहो, तो वह सिद्ध होगा । तुम अत्यधिक 
प्रयत्न से उस आश्रम के पास जाना और माया-मृग का रूप धारण करके विचरण 
करते रहना । सीता तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रति आक्ृष्ट होगी और राम तथा लक्ष्मण से 
तुम्हें लाकर देने की प्रार्थना करेंगी । तुम मृग-सुलभ कौशल से उन्हें भुलाते हुए घने वन 
के मध्यभाग में ले जाकर अतर्धान होकर अपने आश्रम में पहुँच जाना । में यहाँ सीता 
को बडे हर्ष से लका ले जाऊँगा । में चाहता हूँ कि राम सीताजी की विरहाग्नि में ही 
भस्म हो जाय । इसलिए तुम ऐसा करो, में अपना आधा राज़्य तुम्हें दे दूँगा ।” 


१६ मारीच का पुनः उद्बोधन 


उस नीच के वचनों को सुनकर मारीच अत्यत भयभीत हुआ और दुख-सागर 
की लहरो में डूबते-उतराते सौजन्य छोडकर कहा-- हे दनुजेश्वर, ऐसा विचार तुम्हें कैसे 
उत्पन्न हुआ ? ऐसा अनुचित मार्ग तुम्हें कैसे शोभा देगा ? किसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया ? 
सुख-चेन से रहनेवाले तुम, अपने सभी बधु-मित्रों के साथ क्यो मरना चाहते हो ? 
न जाने तुमने कुटिल राक्षस-तरश का नाश करनेवाले राम को क्‍या समझ रखा है ? 
में उनकी बाल्यावस्था का थोडा-सा हाल जानता हूँ। वे नित्य कल्याणगृण-सपन्न है; 
असमान साहसी हे । विद्वाभित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब वे आये और 
यज्ञ की रक्षा कर रहें थे, तब में और सुबाहु ने अपनी समस्त शक्ति के साथ उससे युद्ध 
किया था । तब उन्होने क्रुद्ध होकैर एक ही शर से सुबाहु का वध कर दिया और दूसरे 
बाण से मूर्से समुद्र के मध्य में फेंक दिया । अस्त्रहीन होते हुए भी, बालक होते हुए भी 
बाल्यावस्था में ही उस अकलक साहसी ने वेसा शौयें दिखाया था । आज बे प्रबल अस्त्रो 
से सुसज्जित शौर्यनिधि है । आज उनके प्रताप के आगे कौन टिक सकता है ? 
उनके वत्तमान शौर्य का भी थोडा-सा हाल में जानता हूँ, तुम अवध्य सुनो । पहले 
की दगात्रुता से प्रेरित होकर में दो और भयकर राक्षसो के साथ बाघ का रूप धारण किये हुए, 
उनके तप में अपने-आपको नष्ट करने के उद्देश्य से गया | तब की बात कैसे कहूँ ? 
उन्होनें तीन बाणों से हम तीनो को गिरा दिया । किन्तु हममें से दो ही मरे । न जाने 
मेरी शेष आयु की कितती शक्ति है ? में यहाँ आकर गिरा और अपने-आपको सजीव 
पाया । तब से राम के अतुल पराक्रम का विचार करके मेने अपना समस्त पौरुष त्याग 
दिया और 'रकार' (' ध्वनि) से प्रारभ होनेवाले-रव, रथ, रमणीय, रवि, रति, रत्न 
आदि हाब्दमात्र के सुनने से उनका स्मरण करके भयभीत होता हुआ इस प्रकार तपस्वी 


ऋए₹?₹यका8 ९86 


का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । हे रावण, तुम राम की शक्ति को नहीं जानते । हमारी 
दर्वणखा अपने भद्दे रूप का विचार नहीं करती, अपनी दशा के बारे में नहीं सोचती । 
उन अनुपम गुणचाम, अभिराम, रामचद्र पर यो फूली-फूली आसकत होना क्या उचित था ? 
उसने स्वय ही (अपने अपराध से ही) अपना रूप ऐसा विकृृत करवा लिया । इसपर 
ऋद्ध होकर खर और दृषण रघुराम पर आक्रमण करने गये और उनकी बाणाग्नि की 
ज्वालाओ में दर्ध हो गये । उनके कारण तुम क्यो मतिश्रष्ट हो राम का शत्रु बनकर 
अपने को नष्ट करना चाहते हो । यह न उचित है, न नीतिसगत है । इसलिए तुम 
अपना विचार छोड दो और लका लौटकर प्रसन्नता से रहो । किसी भी प्रकार तुम विचार 
करो, यह अनुचित कार्य ही है | यदि में प्रथत्त करके जाऊँ भी, तो राम के बाण से मेरें 
प्राण नहीं बचेंगे । में तुम्हारा अपकार कभी नहीं करूँगा । में अपने मन में कभी तुम्हारे 
अहित की इच्छा नहीं करता । इसलिए तुम अवद्य मेरी बात मानो । में जो कहता हूँ, 
उसे हित-वचन मानों । तुमने तो कहा था कि यदि तुम यह कार्य करोगे, तो में अपना आधा 
राज्य दूँगा । किन्तु कौन कह सकता है कि रघुराम को छेडकर में जीवित लोट आ सकूगा ?” 

मारीच के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोध-विवश होकर बोला--- एक साधारण 
मानव को तुम लोकरक्षक, तीनो लोको को भयभीत करनेवाला, तथा मुझसे श्रेष्ठ बतलाते हो । 
तुम अपने प्राणों के भय से ऐसा प्रलाप कर रहे हो और मुझे भयभीत करने के 
लिए बातें बना रहे हो । तुम नही सोचते कि में राजा हूँ । मेरी आज्ञा की तुम अव- 
हेलना करते हो । अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही क्‍या है। साथ कर लेंने 
के लिए तुम्हें बलाया भी, तो मेरी ऐसी दशा हुई । 

इस प्रकार कहकर रावण मारीच का वध करने के लिए उद्यत हुआ । उसका 
क्रोध देखकर मारीच ने मन-ही-मन सोचा--इस नीच के हाथ से मरने की अपेक्षा उस 
राम के हाथों से मरना ही भला है । इसके पहचात्‌ उसने राक्षसराज को देखकर 
कहा--उचित॑ बात कहने पर तुम ऐसा क्रोध क्यों करते हो ” अच्छा उपदेश देनेवाले 
मत्रियों का वध करनेवाले राजा कही हो सकते हे ? ठीक है, तुम जो कहो, में उसके 
अनुसार करूँगा ।' तब रावण ने बडे स्नेह से उसको क्षमा कर दिया और उसे अपने 
रथ पर बैठाकर अत्यत वेग से उप्तके साथ पचवटी में पहुँच गया । कामातुर की बुद्धि 
ऐसी ही होती है ।बुरे मार्ग को वह क्‍यों त्यागने लगा ? 

१७ मारीच का साया-मृग के रूप में आना 


मारीच रथ से उतर गया और उस राक्षसराज की प्रार्थना के अनुसार, (स्वय 
मायावी होने के कारण) अच्छी तरह सोच-विचारकर राक्षस-झ्क्ति के प्रभाव से सुदर 
माया-मृग का रूप धारण किया । उस माया-मृग का शरीर सुनहला था, उसका विशाल 
तेत्रयुग्म इन्द्रनील मणि के समान था, उसकी भौहें प्रवाल की-सी और कान उज्ज्वल वच्त् 
के-से थे, नीले खड़ग के समान उसके मरकत के सींग थे, मोतियों का-सा उसका पृष्ठ- 
भाग था, रत्न-बिदुओ के समान (उसके शरीर पर) धब्बे थे, नव पद्मराग के समान 
उसका उदर था, और उसके खुर रजत के समान चमकते थे । वह मृग ऐसा प्रतीत होता था 


९4७ एंगन/थ ए/य/शयण 


मानो रोहणाचल का समस्त सौदर्य मृंग का रूप धारण किये हुए पृथ्वी पर विचर रहा हो, 
अथवा अकेले राहु से भीत होकर चद्रमडल पृथ्वी पर घूम रहा हो, अथवा 
राक्षस-क्षय करने के हेतु ब्रह्मा ने समस्त सौदर्य को एकत्रित करके मृग का निर्माण किया हो 
और उसे कपट (मन) से भेजने पर यहाँ वह जा गया हो, अथवा जानकी ने 
अपनी कुटिल वेणी से इन्द्रनील मणियों का, दाँतो से मोतियों का, अरुण ओघष्ठो से 
अवालो का, कपोलो से वज्चो का, शरीर की काति से बैड्यें का, उदर के ऊपर कौ रोम- 
राजि से मरकत-मणियो का, पाणि-श्युति से पद्मरागों का, और नख-द्युति से गोमेदको का 
परिहास किया था । इसलिए सभी रत्न, रत्नगर्भा की पुत्री-रूपी रत्न को सताने के लिए 
मुग का रूप धारण करके आये हो, अथवा रघुराम ने सीता के लिए मेरा धतृष तोडा था। 
अब मे उन्हें व्याकुल करूँगा--यो सोचकर हर के भेजने पर उनके हाथ का हिरन 
इस प्रकार आया हो, अथवा सीता के मुख की काति से पराजित होकर, चंद्र के भेजने 
पर आया हुआ माया-मृग हो । इस प्रकार का वह हिरण चित्र-विचित्र वर्णो की काति 
से समन्वित हो, कपट-रूप धारण किये हुए, अनुपम सौदयें को प्रकट करते हुए, दूँढ-दूँढ- 
कर तृण चरने लगा । कभी वह अपनी पूँछ की रमणीय काति से वन के मयूरो को 
नचाता, कभी अपने शरीर की कान्ति को विकीर्ण करके सारे वन को सुनहला बना देता था, 
तो कभी चौकडी भरकर दइृच्रधतूष का-सा दृष्य प्रस्तुत करता था, कभी तो जाकाश 
की ओर उछन्रकर विद्युल्लता कीन्सी ज्योति उत्पन्न कर देता, तो कभी अपने पादरव॑ंभाग 
की काति से चद्रकात मणि को लज्जित कर देता, कभी मृगो के भूुंडो के साथ मिलकर 
चरने लगता, तो कभी उन्हें डराता, कभी छिप जाता, तो कभी प्रकट हो जाता, कभी 
अति निकट पहुँच जाता, फिर इतने में डरकर चौकडी भरकर दूर निकल जाता, कभी 
पेडो की छाया में चला जाता, कभी पर्णशालाओ में घुस जाता, कभी सिकुडता, फिर 
तुरत ही छलाँग मारकर निकल जाता, कभी वह पृथ्वी को सूंघने लगता, पूछ हिलाता, 
कान खडे करके: कुछ सुनता और तुरत अत्यत वेग से दौडने लगता । कभी निकट पहुँचता, 
सिकुड हुए अपने शरीर को हिलाता, घास पर लेट जाता, और बडे स्नेह से मुनियों के 
निकट चला जाता, कभी अपने खूरों से अपने कानो को खुजलाता और सीगो से पुष्प- 
लताओ को हिलाकर उनके सभी फूलो को गिरा देता । इस प्रकार वह हिरण उस सुन्दर 


कि] 


पर्णशाला के आगे बडे आनद से विविध कौतुक करने लगा । 


उसी समय सीता फूल चुनने के लिए आईं और उस पर्णशाला कौ सूदर भूमि 
को अपने मजुल नूपुरो की मृदु ध्वनि से भरती हुई, सौरभ से महकनेवाली पुष्प-लताओ की 
झाडियो के निकट पहुँचकर फूल चुनने लगी । तब वह मन को आदचय॑चकित कर 
देनेवाले उस हिरन को देखकर विस्मित हुई और सूर्यवशाधिप राम को देखकर बोली-- 
है नाथ, यह देखिए निकट ही एक अद्भुत मृुग दीख रहा है । हमने इतने वर्णो का, 
ऐसा सूदर मृग अबतक किसी भी वन में नहीं देखा । इसके चर्म पर सूख से शयन 
करने की बडी इच्छा हो रही है । इसलिए हे प्राणश, इसका पीछा कीजिए और इसे मारकर 
मुझे इसका चर्म ला दीजिए । नहीं, नहीं, किसी भी उपाय से इसे जीवित ही पकडकर 


ड/ए?+का 8 ९५९ 


लो सके, तो और भी अच्छा होगा । हमारा वनवास तो समाप्त होनेवालां है। हम इस स्वर्ण 
मृग को अपने नगर में ले जायेंगे और सासो तथा भरत आदि को इसे दिखाकर उन्हें 
आनद दे सकते है ।' 

सीता के इन वचनो को सुनकर लक्ष्मण रामचद्र को देखकर बोले--हे प्रभू, जब 
पृथ्वी पर मृगराज का भी ऐसा (सुन्दर) शरीर नहीं है, तो भला मृग का ऐसा शरीर 
कहाँ हो सकता है ” यह माया-मंग है, इसका विद्वास मत कीजिए । राक्षस मायावी 
होते हे और कदाचित्‌ यह उनकी माया ही है । यही नही, क्‍या आपने मुनियो के दे 
वचन नही सुने कि क्रूर मायावी मारीच इस प्रात में घुमता रहता है । प्राय वही हमें 
अ्रम में डालने के लिए इस प्रकार आ गया है । इस पर आसकत होकर, उतावले हो आप 
इसे पकडने का विचार मत कीजिए । बैदेही तो भोली-भाली है । हे प्रभु, आप भी वैसे 
थोडे ही है ”' 

यह सुनकर रामने सीता का मुख-कमल देखा और हँसते हुए लक्ष्मण को देखकर 
बोले--हे लक्ष्मण, ऐसे विचलित क्यो होते हो ? क्या पृथ्वी पर राक्षसों की माया मेरा 
सामना कर सकेगी ? में या तो इस मृग को पकडकर ले आऊंगा या इस प्रचड राक्षस 
का वध करूँगा ? इन दो बातो को अच्छी तरह जानकर ही में इसका पीछा करूँगा और 
इसे मारकर, इसका चर्म लाकर जनकजा को दूंगा । इतने दिनो के बाद सीता ने यह 
छोटी-सी इच्छा प्रकट की है, तो क्या में इसे भी पूरा न करूँ ? तुम सावधान होकर इस 


पर्णशाला का तथा सीता की रक्षा करते रहो ।' 
१८ राम का भाया-मृग का पीछा करना 


घ् 


इस प्रकार उन्हें यंह भार सौपकर, रघ्ुराम ने उनके हाथ में स्थित धनष को 
लिया और उस पर डोरी चढाकर, ऐसे चल पडे, जैसे पूर्वकाल में यज्ञ-मृग का पीछा करने- 
वाला गजासुर-बै री गया था । वे कही धीरे-धीरे किसी झाडी के पीछे छिपते, कही भुकते, 
कही दौडते, फिर खडे होकर देखते, किसी आड़ में छिपते (मृग का) पीछा करते, उसे 
पकडने के लिए आतुर होते और धतृष-बाण को पीछे छिपाकर दबे पॉव चलने लगते । 

वे उस मृग को पकड़ने के लिए, अवसर देखकर, उसके निकट पहुँचते, अब 
पकडा, लो, यह आया, अब हाथ में आ गया--ऐसा सोचते हुए उसका पीछा करते 
जाते । वह ॒ हिरत भी कभी निकट ही दिखाई पडता, उनके पास पहुँच भी जाता, किन्तु 
पकडने का यत्न करते ही भाग निकलता । कभी राम को क्रोध में आया जान (वह) 
खडा हो जाता, फिर चारो दिशाओ में मनोहर ढग से चौकडियाँ भरने लगता । लार के 
साथ घास के टुकडों को (वह अपने मूँह से) गिराता, एक छलाँग में निकट पहुँच जाता, 
तो दूसरी छलाँग में दूर निकल जाता, (जहाँ-तहाँ) सूंघ-सूंघकर चोकडी भरता और 
बिजली की तरह अपनी जीभ को (एक क्षण के लिए) बाहर निकालकर घुमाता, मानों 
कोई मशाल घुमा रहा हो । (वह) कभी कुम्हार के चाक के समान चक्कर काटता, कभी 
थक हुए की भाँति, घुटनो के बल खडा रहता, किन्तु निकट पहुँचते ही बाज की तरह 
आकाश की ओर छलाँग मारकर निकल जाता । थके-माँदे जब राम आइचर्यंचकित होकर 


(५ रंगन/थ एयायण 


खडे हो जाते, तब उनके पाएव॑भाग में ही दिखाई पडता और तुरत छल करके दूर 
हो जाता । जब राम तग आकर उसपर बाण चलाने के लिए सन्नद्ध हो जाते, तब वह अदृश्य 
हो जाता । इस प्रकार वह माया-मृग राम को थकाते हुए, वहाँ से दूर घने वन में जा 
पहुँचा और उनकी आँखों से ओभल होने का यत्न करने लगा । अब राम समझ गये कि 
बह माया-मृग है और मन-ही-मन कहने लगे--दिखाई देकर अब कैसे बचोगे ?! उन्होने 
ब्रह्मास्त्र का सधान किया, और पर्वतो को कँपाते हुए, समुद्र को आदोलित करते हुए, सभी 
लोको को भयभीत करते हुए और दिद्याओ को थर्राते हुए, उस अस्त्र को मृग पर चलाया। 
वह माया-मुग अपना कपटरूप छोडकर, असुर का दीर्घ आकार धारण किये हुए 'हाय 
लक्ष्मण का आत्तेनाद से दिशाओ को गुंजाते हुए, प्राण छोडकर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, मानो 
राक्षमों की लक्ष्मी ही नष्ठ हो गई हो, रावण का ही सर्वनाश हुआ हो, अथवा लकापुरी ही 
विध्वस्त हो गई हो । उस माया-मृग को पृथ्वी पर गिरते देख, जानकीनाथ ने अत्यत हर्षित होकर 
उस राक्षस को देखा और निइचय कर लिया कि वह मारीच ही है । उन्हें अपने भाई के वचन 
याद आये और वे अपने भाई की प्रशसा करने लगे । वे मन-ही-मन सोचने लगें--इस मायावी 
राक्षस का आत्तंनाद सुनकर न जाने सौमित्र और सीता कितना भयभीत होते होगे । 


(राक्षस के) उस आत्तंताद को सुनकर सीता भयभीत हो गईं और मूच्छित हो 
पृथ्वी पर गिर पडी । चेतना लौटते ही फदठी-फटी आँखों से चारो ओर देखती हुई धैयें 
खोकर तडपने लगी और ऊँचे स्वर में लक्ष्मण को देखकर बोली--हे सौभित्र, यह कैसी 
बात है कि राम तुम्हें आत्तंध्वनि में पुकार रहे हे ? हे अनघ, क्या तुम उनकी आवाज 
नही सुन रहे हो, या सुनना नहीं चाहते हो, या तुम्हें सुनाई नहीं पडती ? तुम तो 
किचित्‌ भी विचलित नहीं हो, भयभीत नहीं हो, दुखी नहीं हो ? यह कैसी बात है? 
मेरा हृदय विविध प्रकार के दुखो से उबल रहा है । वे वन में अकेले चले गये हे । 
बहुत विलब हो चुका है, फिर भी नहीं आये हे । कही राक्षसों के साथ युद्ध करते-करते 
उनके हाथो में फेस तो नहीं गये ? इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के पास विना 
विलब किये चले जाओ । 


-। 


इस प्रकार कहती हुई और आँखो से आँसू बहाती हुई जानकी को देखकर लक्ष्मण 


९5 


बोले-- है माता, आप क्‍यों विचलित होती हे ? क्‍या, प्रभु राम पर कही भी कोई विपत्ति 
आ सकती है ? क्‍या आप अपने प्रिय हृदयेह्वर के प्रताप को नहीं जानती ? जानती हुई 
भी आप ऐसा क्यों कहती हूँ ” किसी दैत्य ने आपको इस प्रकार से व्याकुल करने के 
लिए ऐसा आत्तंनाद किया है । जगदीश राम ऐसी छोदी बातो के लिए कही भयभीत हो 
सकते हे ” आपको इतना द॑न्‍्य क्यों हों रहा है ? यदि रघुराम युद्ध के लिए सच्नद्ध 
हो जायें, तो क्या राक्षस उनके सामने टिक सकते हे ? गये से फूलकर दावानल पर आक्रमण 
करनेवाला शलभ-समूह क्‍या' भस्म हुए विना रह सकता है ? इसलिए राम की आज्ञा का 
उललधन करके आपको यहाँ छोडकर जाना मेरे लिए उच्चित नहीं है | इसे घने वन में 
आपको छोड जाऊं, तो न जाने आप पर कसी विपत्ति आ पडेंगी । इसलिए, मे जाने से डरता हे । 
मेरी बातो का विश्वास करके आप व्याकुल हुए बिना रहें । 


(एयका ९९३ 


तेव धरणिजा (जानकी) ने रोषाग्नि से जलते हुए सौमित्र को निंदा करते हुए 
कहा--“हे लक्ष्मण, तुम तो रामचद्र के परम भक्त हो, आज तुम इतने नीच कैसे हो 
गये ” श्रीराम के पुकारते रहने पर भी भयकर ज्ात्रु के समान तुम चुप क्‍यों हो ? 
क्या यह तुम्हारे लिए उचित है ? 'मेरा अनुज बुद्धिमान्‌ है, उत्तम है, यो सोचकर, तुम्हारा 
विश्वास करके, जब तुम्हारे भाई यहाँ से गये है, तुम ऐसा पापम्य व्यवहार क्यो करते हो ? 
हाँ, मे जानती हूँ, असूरो की माया से राम का वध होगा, इसे अच्छी तरह जानकर 
अनुचित बुद्धि से, निशक हो, अपने भाई को दिये हुए वचन की अवहेलना करते हुए मुझे 
प्राप्त करने का विचार कर रहें हो, या कदाचित्‌ यह सोचते हो कि में इसको कैकेयी- 
सुत को सोप दूंगा । अपने इस शरीर में मुर्भे अब प्राणी को रखना उचित नही प्रतीत होता । 
में तुरत गोदावरी में डबकर अपना प्राण-त्याग करूुँगी । अब अन्य बातो से कोई 
प्रयोजन नहीं है ।" 

सीता के ऐसे कठोर वचन कहने पर लक्ष्मण अत्यत क्षुब्ध हो गये । उन्होंने राम 
का नाम लेते हुए अपने कर्णपुटो पर हाथ रखे तथा चारो ओर देखते हुए बोलें--हे वन- 


देवताओ, क्‍या तुम लोग सुत्र रहे हो ” सीता कठोर होकर मुझे कैसे पापपूर्ण कु वचन 
सुना रही है । इस प्रकार कहकर उन्होने आँखों में आँसू भरे हुए, अब यहाँ रहना 
अनुचित समभकर, सीता से कहा--माता, में अभी जा रहा हूँ । में आपके पति को शीक्र 
ही लिवा लाऊंगा । आप दुखी मत होइए ।' 

इसके परुचात्‌ उन्होंने पर्णशाला के चारो ओर सात रेखाएँ खीच दी और कहा--- 
माता, इन रेखाओ को पार करके बाहर मत जाइए । यदि कोई इन रेखाओ को पार 
करेगा, तो उसका सिर उसी क्षण चूर-चूर हो जायगा ।' तब उन्होंने अनल से प्रार्थना की 
और उन्हें सीता की रक्षा का भार सौपकर, जानकी को बडी भक्ति से प्रणाम करके वहाँ 


हि. 


से राम की खोज में चल पड़े । 


१९. भिक्षुक के वेश में रावण का सीता के पास आना 


उसी अवसर, की प्रतीक्षा में, अत्यत उद्विग्न होकर रहनेवाला रावण कपट सन्यासी 
का वेश धारण करके वहाँ आया । उसके हाथ में दंड और कमडल थे । विशाल ललाट 
पर तिलक था, उँगलियो में कुश की पवित्री थी, विशाल उर पर जनेऊ था, दायें हाथ 
में रुद्रेक्ष की माला थी, और वह गेरुए र॒ग के वस्त्र पहने हुए था । कई प्रकार की 
जपमालाएँ धारण करने से उसकी गरदन एक ओर भुकी हुई थी । उसका गात्र केश था 
और उसके हाथ में एक जीर्ण छत्र था । उसकी बँधी हुई शिखा पीछे की ओर लटक 
रही थी । सनन्‍्यासी का ऐसा छद्म-वेश धरकर वह उगलियों को गिनता हुआ, कुछ मत्रों को गुन« 
गुनाता हुआ, कही मुनि उसे पहचान ने जाये, ऐसा मन-ही-मन भयभीत होता हुआ, जरा- 
पीडित वृद्ध के समान सिर को किंचित्‌ हिलाता हुआ, थक हुए के समान जहाँ-तहाँ ठहरता 
हुआ 'हरि-हरि' शब्द का उच्चारण करके मानो श्ञाति प्राप्त करता हुआ-सा, धीरे-धीरे 
पर्णशाला के निकट पहुँचा । वनदेबताओ ने जब देखा कि जगद्रोही वहाँ पहुँच गया है, 
तब वे अत्यत भयभीत होकर एक ओर सटककर रह गई । 

२० 


।4०4८॥ एयगना/थ र/गायण 


पर्णशाला के सम्मुख खडे हुए उस कपटवेशधारी को देखकर सीता ने उसे एक 
सयमी मुनि समझा । तुरत अत्यत भक्ति-युक्‍त हो, कर-कमलो को जोडकर उसे प्रणाम किया 
और सौमित्र की खीची हुई रेखाओ को पारकर बडी भक्ति के साथ उस अभ्यागत का 
पूजन-सत्कार किया । तब उस कल्याणी सीता को देखकर उसने कहा--हे सुंदरी, तुम 
ऐसे दुर्गंग कानन में किस प्रकार अकेली रहती हो ” पता नही, तुम रति हो, या लक्ष्मी 
हो, या भारती हो ”? नही तो पृथ्वी तथा स्वर्गंलोक की स्त्रियों में ऐसा सौदर्य कहाँ ? 
तुम्हारा मुख पूर्ण चद्र की राका का उपहास कर रहा है, तुम्हारे अधर पद्मराग मणियों 
को परास्त कर रहे हे, तुम्हारा शरीर विद्युल्लता को लज्जित कर रहा है, तुम्हारी वाणी 
सुधा से भी अधिक पवित्र है, तुम्हारी वेणी जलद की वेणी को परास्त कर रही है, 
तुम्हारे सौदयं का वर्णन करना मेरे लिए असभव है । हें तरुणी, तुम्हारे आलिंगन-पाश में 
बधकर सुख-भोग करनेवाला व्यक्ति ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैँ । तुम्हारा साहचय्यें 
प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ही पूर्णकामी तथा नित्यकल्याणसपन्न है । हे कमलाक्षी, तुमको 
यहाँ रहते देखकर, हमें आइचय तथा दुख हो रहा है । हे सुदरी, तुम कौन हो ? इस 
कानन में किस लिए तुम रहती हो ? हमें सारा समाचार कहो ।' 


हि हे 


तब सीता ने बडी भक्ति से कहा-- हे अनघ, से रघुराम की पत्नी हूँ । मेरे 
पिता महाराज जनक हु । महाराज दशरथ मेरे ससुर हे । मेरा नाम सीता है । उन्नत 
कात्तिवानू रामचद्रजों अपने पिता की आज्ञा के अनुसार गृह त्यागकर वनवास के लिए 
आये, तो में और लक्ष्मण उनके साथ चले आये है । इस आश्रम में हम तीनो तपस्वियो का-सा जीवन 
ब्यतात करते है । आज हमने अपने आश्रम के सामने एक स्वर्ण-मुग को चौकड़ी भरते देखा, तो मेने 
अपने पति से उसे किसी तरह ला देने के लिए कहा । इसो हेतु वे गये हैं । उसके पश्चात, 
हाय लक्ष्मण” का जात्तंनाद शूल की तरह मेरे कानो को चुमातें हुए सुनाई पड़ा । भयभीत हो 
मेने लक्ष्मण को भेजा । वह गया हुआ है, किन्तु न जाने अब तक वह क्यो नहीं लौटा ।” 


इतना कहकर, उन्होने उस कपट मुनि को सबोधित करके कहा--है अनघ, आपका' 
शुभ नाम क्‍या है ? और आप यहाँ क्यो आये है ?” तब लकाधिपति ने अपना कपट 
तजकर उनसे कहा--हे वनजाक्षी, में समुद्र के मध्य में स्थित लका का राजा हूँ । राक्षसों 
में श्रेष्ठ हैँ, विश्ववसु का पुत्र हूँ, यक्षेश का अनुज हूँ, दिग्विजयी हूँ । मेरा नाम रावण है, 
युद्ध में देवता तथा राक्षस्रों में किसी को भी मारने की क्षमता रखता हूँ । हे सुन्दरी, 
मेंने तुम्हारे रूप-सौदर्य की प्रशसा सुनी थी, इसलिए बडे हर्ष से तुम्हें देखने आया हूँ । 
इस अकिचन मानव के साथ तुम इन घोर वनों में क्‍यों रहती हो ? हें विशालाक्षी, तुम 
अपनी इच्छा से शासन करती हुई अपनी मनोज्ञता को प्रकट करती हुई, अत्यधिक आदर 
के साथ, पुष्पक आदि विमानों तथा ऊँची अट्टालिकाओ में सुर, गरुड, उरग, असुर तथा 
सिद्धों की श्रेष्ठ कन्याओ कीः सेवाएँ प्राप्त करती हुई निवास करो । तुम्हारे चरणों की 
काति मेरे महलो का मणिमय कुद्टिम (फर्श) बन जाय । हे सुदरी, तुम्हारे कटाक्ष की शोभा 
मेरे अत पुर की कुमुदिनियो के साथ होड लगावे । तुम्हारा मद हास प्रतिदित मेरे प्रेम-सागर 
के लिए चढद्रिका बन जाय । तुम मेरी लकापुरी को चलो ।!' 


ह7रयकाीड ९५4 


इन बातों को सुनकर सीता अत्यत भयभीत हुई । किन्तु वे धीरमना थी, इपलिए 
एक तृण हाथ में लिये हुए वे उसे सबोधित करके उसको बातो का उत्तर देते लगी, मानों 
वें उस रावण को तृणवत्‌ मानती हो । वे कहने लगी--क्यों रे, मुझे श्रेष्ठ पतिब्रता 
न मानकर, इस प्रकार कहना, क्‍या तुम्हें उचित है? तुम्हारी इच्छा ऐसी दुलंभ है, जैसे 
देवताओ को प्राप्त करने योग्य पूर्णाहुति किसी कुत्ते के लिए दुलंभ है। तुम श्रीरामचद्र 
को प्राप्त मुझ पर आसकक्‍त होने का साहस करते हो ? चुपचाप तुम अपने नगर को लौट 
जाओ । यदि ऐसा न करके तुम कोई दुराचरण करने का विचार करोगे, तो मेरे पति 
राघव, जो विविध हास्त्रास्त्रो के प्रयोग में निपुण है, जो अनायास ही, देखते-देखते शिव- 
धनूष को भग करने में सफल हुए, और खर-दृषण आदि राक्षसों के शिरच्छेदन करनेवाले हे, 
तुम्हे तथा तुम्हारे वश को नष्ट-अ्रष्ट कर देंगे । तुम्हारे और उन सूय॑वशी में उतना 
ही अतर है, जितना सियार और सिंह में, मशक तथा दिग्गज में, नाले और समुद्र में, 
कोआ और गरुड़ में अतर होता है । इसलिए अब तुम सूबुद्धि के साथ लका लोट जाओ ॥ 

इन बातो को सुतकर रावण ने अत्यत क्रोघावेश से अभिभूत हो, भयकर दृष्टि से 
जानकी को देखा--और कपट रूप तजकर निज रूप धारण किया । उसके मन में मन्‍्मथ 
दीप्त हो रहा था और उसको दस अवस्थाएँ मानों रावण के दस मणिमय जटा-जूटो से 
युक्त सिरो के रूप में दिखाई देने लगी । उसकी बीस भृजाएँ ऐसी दीखने लगी, मानों 
मन्मथ को दस अवस्थाओ की इच्छाएँ दुगुनी होकर प्रकट हो रही हो । उसके कमल के-से 
बीस हाथ ऐसे दीख रहे थे, भानो उसकी (मदन-प्रेरित) इच्छाएँ पल्‍लवित हो गईं हो । 
इच्छा के उन पललवो में फूलों के समान शस्त्रास्त्र दिखाई देने लगे । उसके शरीर के विविध 
आभूषणो की काति मदनाग्नि की ज्वालाओ के समान दीखते लगी। इस प्रकार भयकर आकार 
धारण करके खडे हुए रावण को देख सीता का धैर्य छट गया जऔर वें भयभीत हो मूच्छिंत 
हो गई । तेज आधी के प्रहार से (पेड़ से अलग हो) नीचे पडी हुई वनलता के समान 
पृथ्वी पर पडी हुई चारुलोचनी सीता को, निर्देगी हो दशकठ नें, अपने रथ पर 
ला रखा । सीता की आँखो से अश्र-धारा बह रही थी, ,बाहु-लताएँ भय से काँप रही थी, 
उनकी वेणी खुल गई थी, कुच हिल रहे थे, रत्न-हार जहाँ-तहाँ दुटकर उसके रत्न 
बिखर रहे थे, और भय तथा शोक से उनका सारा शरीर काँप रहा था ।एऐसी स्थिति में वह 
राक्षस सीता को अपने रथ पर बिठाकर आकाशन-मार्ग से यो जाने लगा, मानो देव-प्रेरित 
हो मृत्यु-देवता को साथ लिये जा रहा हो । रास्ते में सीता की चेतना लोट आईं, तो 
उन्होने आँखें खोलकर देखा और (सूखे हुए) होठों को आद्रें करती हुईं, अपने बिखरे 
हुए आँचल को ठीक कर लिया और ऊँचे स्वर में शिशु-कोयल की-सी वाणी में विधि को 
कोसती हुईं, अपने प्राणेश्वर को पुकारती हुई क्रोध तथा विषाद से सतप्त होकर विलाप 
करने लगी। 


२०. जानकी का शोक 
सीता कहने लगी--हे राघवेश्वर, हें रामचद्र, हे सूर्यवशी, हाय ! आपकी पत्नी-- 
मुझे एक अनाथा बनाकर यह कुटिल राक्षस उठाकर ले जा रहा है। आप शीघ्र आकर 


९५६ रंगन/थ एगपायण 


इसका नाश कीजिए और मेरी लाज बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए । जरे राक्षस, यह 
निदा तुम अपने ऊपर क्‍यों लेते हो ”? तुम स्वयं अपनी लका को क्यो भस्म कर देना 
चाहते हो ? तुम्हारे लिए यह भयकर अन्याय उचित नहीं हैं । क्रोध में राघव तुम्हारा 
वध कर डालेंगे । हाय, मैने स्वर्ण-मृग देखा ही क्यों ” मैने अपने प्राणेश को क्‍यों जाने के 
लिए कहा ? (लक्ष्मण के) मना करने पर मेने उसकी बात क्यो नहीं मानी ? प्रभु मृग 
लाने के लिए क्यो गये ” मेने उनकी शक्ति का विचार क्यो तहीं किया ” लक्ष्मण को 
कोसकर जाने के लिए मैने उससे क्‍यों कहा ? हाय ! होनहार मुभे क्यो चुप रहने देगा ? 
इन बातो से क्‍या प्रयोजन है ? हें भाई लक्ष्मण, तुम अभिमान-धनी हो, मुझे माता के 
समान माननेवाले उन्नत गुणवान्‌ हो । सौजन्य की मृत्ति हो । ऐसे तुम्हें जो अपशब्द मेने कहे, 
उनका फल में अब भोग रही हूँ | क्रोध तज दो और श्ञीघत्र आकर मेरी रक्षा करो । 
हाय ककेयी ! आपने जो वर माँगे, वे आगे चलकर सफल होगे । आप अपने पुत्र के 
हाथ एकच्छत्राधिकार का अनुभव करते हुए राजभोग कीजिए ।' 

इस प्रकार सीता उस राक्षसराज की निंदा करती हुई, रामचद्र को पुकारती हुई, 
भगवान्‌ को कोसने लगी । वह काकुृत्स्थवशी लक्ष्मण की प्रशसा करती और कैकेयी की 
निदा करती हुई अत्यधिक शोक से कहने लगी--मैं मिथिलेश्वर की पुत्री, दशरथ की 
पुत्र-वअधू और राम की पत्नी हूँ, ऐसी मुझे रक्षा करनेवाले जहाँ अनुपस्थित हं--उस 
स्थान से एक राक्षस मुझे उठाकर ले जा रहा है । हे वृक्षों, हे मेरे सहोदरो, आप घरणी- 
इवर (राम) से सारा बृत्तात कह सुनाइए । हें सुरो, आप सुरवैरी का सामना करके 
किसी उपाय से म॒र्भ कंद से छडाइए । हे गोदावरी, बडी भवित के साथ में आपके आश्रय 
में रहती थी, अब आपको मेरी रक्षा करना उचित है । कम-सें-कम आप जाकर भूपति 
से यह वृत्तात सुनाइए । में दुष्ट के हाथो में फेंसकर विपत्ति में पडी हूँ । हे माता, क्‍या 
आपको मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए ? हें भमाता, आप रघ्राम भपालमणि से मेरी 
इस दुरवस्था का समाचार बतलाइए । सब प्रकार गो को पुकारते हुए मेरा कठ 
सूख रहा है, धैयें छठ रहा है, आण दुखी हो रहे है । हे किन्नरो, हे प्रण्यात्माओ, हे 
महात्माओ, है तपस्वियो, हे खेचरो, हे ब्रतियो, हे यतियों, हें वन-पक्षियों, हें सिहो, हें गधर्बों 
है नरो, हे सरो, हे नागेंद्रो, आप (सब) मेरी रक्षा कीजिए । 

भूसृता विविध प्रकार से व्यर्थ ही शोक करने लगी । पृथ्वी भी कॉप उठी, गौतमी 
(गोदावरी ) ने अपनी गति रोक दी । समस्त प्राणी शोकाकुल हुए। मृनि लोग यह अन्याय है, 
अन्याय है, कहते हुए, कंपट सनन्‍्यासी रावण का स्वभाव जानकर, परिताप करने लगे 
और शोकाश्रु बहाने लगे । मृग उनका (आत्तनाद) सुनते हुए चरना भूल गये, पक्षी ऋन्‍दन 
करन लगें, पवन की गति मंद पड गईं, वृक्ष सूखने लगे, सारा आकाश क्षब्ध हो उठा, 
धर्म-देवता यह सोचकर कि अब मेरी रक्षा कौन करंगा, दु खी हुए, वन-देवता शोक-सतप्त हुए, 
साधुजन जानकी को देख रोने लगे । 


२१, जठायु और रांवण का युद्ध 
उस समय अरुण का पुत्र, पक्षिराज तथा महान्‌ साहसी जटाय ने एक पहाड़ पर से 


4८ रंग्न/थ एमायण 


तेरे बधुजनों तथा तेरी लका को भस्मीभूत कर देगी । जान-बूफकर क्यो विष पी रहा है ? 
क्रोधी सर्प के ऊपर पैर क्यों रखता है ”? साठ सहस्त वर्ष की आयुवाले मुझे जानता है 
या नहीं ? मे जटायू हूँ । इस पुण्य साध्वी को मुझे सौपकर चला जा, अन्यथा में तेरा वध 
कर दूँगा, अपनी चोच से तेरे धनुष के टुकडें-टुकडे कर दूँगा और वम तथा मम को 
भेदकर तेरे प्राण ले लूंगा और साथ ही जानकी को मुक्त करूँगा ।' 

तब उस भयकर ररक्षसश्रेष्ठ ने अपना रथ रोका, क्रोधोन्मत्त हो धनृष की टकार की 
ओर लक्ष्य साधकर जटायू पर घोर अस्त्र चलाये | किन्तु उस वीर विहग ने रुष्ट 
होकर उसके बाणों को तोड दिया और अपने पख्ो से उसके वक्ष पर आधात किया, ललाट 
पर चोच मारी, कधो पर पदझ्रहार किया और अपने तेज नखो से उसे अत्यधिक पीडा 
पहुँचाईं । तब उस राक्षसकुलेश्वर ने उस खगराज के पखों का लक्ष्य करके दस उम्र 
बाण चलाये । जठायू ने अपनी चोच से रावण के धनुष के टुकड़े-टुकडे कर दिये, उसकी 
ध्वजाओ को नीचे गिरा कर उसके मुक्‌ट को भी पृथ्वी पर गिरा दिया, सारथी से जूक्रकर उसका 
पेट चीर दिया, आगे बढ़कर उस राक्षस के रथ के अरवों को मार डाला और अत्यधिक 
क्रोध से उसके रथ को नष्ट-अष्ट कर दिया । तब राक्षसराज कपित होकर पृथ्वी पर 
गिरकर फिर उठा और धरणिजा (सीता) को उठाये हुए अपनी माया की शक्ति से आकाश 
में और भी ऊँचा उड गया। उसे जाते हुए देखकर जटायु ने उसको रोका और 
आकाश-मार्ग में महान वेग से उस पर आक्रमण किया और कहने लगा--हे पापी, तू 
लुक-छिपकर भले ही किसी भी लोक में चला जा, में तुझे तिनके की तरह पकड़कर तेरा 
वध कर दूंगा ।' 

तब अत्यत रोष से दैत्यराज ने अति भयकर मुदगर उस पर फेंका । जठायु ने 
उसे अपनी चोच से तोड दिया और उसके सिर पर चलते हुए उसे कुचल-सा दिया और 
उसके सर के केशो को चुनने लगा । रावण ने क्रोध से, विना भय या सकोच के, उस पक्षीराज 
को दृढ़ता से पकडकर तीचे अपने सामने रखा, और अपनी भयकर शकित को प्रकट करते हुए 
अपनी मुष्टियो के प्रहार से हझ्से पीडित करने लगा । दनुजेन्द्र और बिह॒गेंन्र के बीच 
के उस युद्ध को देख देवता आदइचर्यचकित हुए । तब रावण अपने अद्वितीय पराक्रम को 
प्रकट करते हुए अपने अति भयकर खड़्ग को खीचकर जटायु के पखो और पैरो को 
काट दिया । तुरत खगपति धरती पर गिर पडा । 

उसे इस प्रकार गिरते देख बैदेही दुखी हो किसी व॒क्ष के नीचे खडी होकर राम का 
नाम ले-लेकर विलाप करने लगी । रावण उस परम पतिन्नरता को उठाकर बडे ह॒ष॑ से 
आकाश के मार्ग से अत्यत शीघ्र जाने लगा । ब्रह्मादि देवता तथा मुनि आपस में यह कह- 
कर ह्षित होने लगे कि अब दशकठ अवश्य ही राम के हाथो मारा जायगा और हमारे 
मनोरथ सफल होगे । हु 


आकाश-मार्ग से जब रावण अत्यधिक वेग से जाने लगा, तब सीता के चरण का 
नूपुर इस प्रकार प्थ्वी पर गिरा, मानों सुरखवैरी के लिए उत्पात की सूचना देनेवाली 
उल्का हो । उस रमणी के कुचो पर विहार करनेवाले हार टूटकर इस प्रकार जहाँ-तहाँ 


आत्एयकाड १९6 


पृथ्वी पर गिरने लगे, मानो जाह्नवी की जल-धारा हो । सीता हाहाकार करती हुईं मन- 
ही-मन कुढती जाती थी । ऋष्यमूक पर्वेत पर सीता ने पाँच बलिष्ठ वानरों को देखा, तो 
तुरत अपने वस्त्र का थोडा सा भाग फाडा, उसमें अपने आभूषणों को बाँधा और सोचने 
लगी कि कम-से-कम ये मेरे आभूषण राम भूपाल को मेरे हरण का समाचार देंगे, तो 
राम के द्वारा दशकठ का वध ज्ञीघत्र होगा । इसत प्रकार सोचकर उन्होने उस पोटली को 
उनके बीच गिरा दिया । उन (वानरो) ने उस पोटली को तुरत छिपा दिया । 

दनुजाधिपति (यह सोचकर) भय से ब्याकुल हो रहा था कि दशरथात्मज उसका 
पीछा करेगे । इसलिए वह पीछे की ओर देखते हुए, भय-विद्धल होते हुए, शीघ्र ही समुद्र 
पार कर गया और लका में जा पहुँचा । उस समय कितने ही मृत्युसूचक अपशकुन दिखाई 
पडने लगे । वह लका पहुँचकर अनुपम तथा विविध भोगो का आगार अपने महल में गया 
ओर बडे गवें के साथ जानकी को अपनी सारी सपत्ति दिखाई । 


२२. जानकी को अशोक-वन में रखना 

तत्पश्चात्‌ रावण ने बडे हर्ष से सीता से कहा--हे कमललोचनी, ये मेरे भवन है , 
यह मेरा धन है, ये मेरे तुरग है, ये मेरे गज है । यह वे मेरे दिव्य आभूषण हें, 
जिन्हें मेने सभी देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था, यह पृुष्पक-विमान है, जिसे 
मेने कुबेर को जीतकर प्राप्त किया था, ये चारण, अमर, सिद्ध तथा साधको की पत्लनियाँ हैं, 
जो अलग-अलग मेरी सेवा करती रहती है । ये स्त्रियाँ वे हे, जो घमडी होकर मेरी 
बात स्वीकार नहीं करने के कारण कारागार में तडप रही है । वह देखो, नाट्यशाला है, 
वह क्रीडा-वन है, ये चत्रशालाएँ हे । तुम इन सब की स्वामिनी होकर अनुपम गति 
से समस्त वैभवों का उपभोग करो ।॥' 

तब सीता एक तृण-खड को हाथ में लेकर, रावण की उपेक्षा करती हुई कहने 
लगी---अजरे मूर्ख, तुम्हारा यह पाप तुम्हें यो ही नहीं छोडेगा । वह भयकर अग्नि बतकर 
तुम्हें दग्ध कर देगा । तुम और तुम्हारे बधु-बाधव अब बहुत दिनो तक जीवित नहीं 
रह सर्कंगे । अवदय ही नष्ट हो जायेंगे । यह सत्य है ।“जबतक राम की बाणाग्नि की राशि 
में गिरकर तुम्हारा शरीर जल नहीं जायगा, तबतक तुम्हारे ये पाप कैसे कटेंगे ?” फिर 
सीता बार-बार परिताप करती हुई बोली--तुमने आज मुझे ऐसे कलुषित वाक्य सुनाये, 
जिनसे मेरा सारा महत्त्व जाता रहा । मेरे गे ने मुझे ऐसा कर दिया, में अपने भाग्य 
को कैसे रोऊं ?” यो कहती हुई वह उच्च स्वर में रुदन करते लगी । (यह देखकर) 
राक्षस-वल्लभ मन-ही-मन बहुत ऋ्रुंद्ध हुआ और त्रिजटा आदि स्त्रियों को बुलाकर उन्हें 
सीता को दिखाते हुए कहा--तुम लोग बडी सावधानी से इसकी रक्षा करती रहो और 
मुझसे विवाह कर लेने का उपदेश देती रहो । उचित यत्न के साथ इस रमणी को अशोक- 
वन में रखो ।' यो कहकर उसने उन्हें भेज दिया और काम-पीडित मन से व्याकुल रहने लगा। 

२३. भीराम का दुःख 

माया-मृग का वध करने के परचात्‌ राम ने और एक हिरन का वध किया और 

उसके मास तथा चर्म को लेकर बडे ह॒षँ से लौट रहे थे। सियारों का चिल्लानता समक्त० 


४६० रंग्न/थ. एया्यणी 


(मन-ही-मन) वे व्याकुल होते हुए बडी तेजी के साथ निश्वास भरते हुए आ रहे थे कि 
वन के मध्य में उन्होने लक्ष्मण को देखा । लक्ष्मण को देखते ही वे अत्यत भय-विह्नल 
हुए और बोलें--हाय लक्ष्मण, अत्यत धीर तथा विवेकी होकर भी मेरी आज्ञा के विना, 
सीता को वन में अकेली छोडकर तुम कैसे आये ? तुम इस तरह क्यो आये ? क्‍या, तुम 
नही जानते कि इस पृथ्वी पर रहनेवाले सभी राक्षस हमारे शत्रु हे ? भाई, क्‍या तुम्हें 
वश-मर्यादा, धर्म तथा गुरुजतों की हानि का विचार नहीं करना चाहिए था ?' 


इन बातो को सुनकर लक्ष्मण अत्यत भयभीत हुए । काँपते हुए उन्होंने हाथ जोडकर 
कहा--हे प्रभो, त्रिलोकीनाथ, मे जानता हूँ कि मेरा इस प्रकार चला आना उचित नही है । 
जिस कुटिल राक्षस ने माया-मृग के रूप में आपको भटकाकर निदान आपके दिव्य 
बाणो की अग्नि-शिखाओ से प्राणनत्त्याग किये, उसने मरते समय हाथ लक्ष्मण” कहकर 
आत्तंनाद किया । वह आत्तंनाद जब सीताजी के कानों में पडा, तब वे अत्यत भयभीत हुईं 
और आपकी श्रेष्ठता को सर्वया भुलाकर कहने लगी--भाई लक्ष्मण, क्‍या बात है ? कुछ 
पता लगाओ । हे सौमित्र, तुम्हारे भाई कभी ऐसा दीन आलाप नहीं करते । तब मैने 
उनसे कहा--माताजी, हमारे मन में भय उत्पन्न करने के निमित्त ही क्र राक्षस ने ऐसी 
पुकार मचाई होगी । कहाँ सूर्य-वश के अधीदर्वर और कहाँ दीन वचन, माताजी आप 
विचलित मत होइए ।' तब देवी मुझे अपरब्द सुनाती हुई कोसने लगी और में मन ही मन 
दुखी हुआ और वन-देवताओ के सरक्षण में उन्हें छोडकर यहाँ चला आया । इसलिए प्रभो, 
आप इसे मेरी त्रुटि न मानें । 


इस प्रकार कहते हुए अश्रुपुरित नयनों से लक्ष्मण ने अपने भाई को प्रणाम किया । 
राम ने अपने अनुज को बडे स्नेह से उठाया, आँखों से गिरनेवाले अश्वुजल को पोछा, और 
अत्यत दुखी होते हुए बोलें--हे तात, आजन्म पवित्र, सर्वज्ञ जनक महाराज की पुत्री होती 
हुईं, उस प्रख्यात पुण्यशीला सीता का ऐसे वचन कहना ही सभी विपत्तियो का 
कारण है--ऐसा विचार करके तुम्हें तो वही ठहर जाना चाहिए था । तुम्हारे जैसे व्यक्ति को 
विचलित नहीं होना चाहिए था १ 

इस प्रकार, सौभित्र को सात्वना देकर राम ने अपनी आश्रम-पूमि में प्रवेश किया और 
(उसे सर्वथा निस्‍तब्ध पाकर) बोले--हे लक्ष्मण, यह कैसी बात हैं कि यह आश्रम सर्वथा 
शून्य दीख रहा है । वन-देवताओ के हर्ष भरे वचनों की ध्वनि सुनाई नहीं पड रही है ”? 
पक्षियो का कलरव नहीं सुनाई पड रहा है। मूनिजनो का सचार यहाँ नहीं दीख 
रहा है ? सीता (मेरे स्वागतार्थ) आगे आती नहीं दीख रही है ? मेरा मन अत्यत दीन 
तथा व्याकुल हो रहा है | आज मेरी बाई आँख न जाने क्यो फडक रही है । हाय, 
इस वन में न जाने हम दोनो कैसा दुख भोगेंगे ?' 

इस प्रकार कहते हुए वे पर्णशाला के पास पहुँचे और दिनकर-रहित दिन-लक्ष्मी के 
समान, निशाकर-विहीन खत्रि के समान, सारिका-रहित पिंजडें के समान, कोयल-रहित 
आख्र-व॒क्ष के समान, देखने में विवरण तथा कातिहीन दीखनेवाले उस पर्णशाला को देखकर 
वे मन-ही-मतन बहुत अधीर हुए । व्याकुलता के कारण उनका मुख विवर्ण हो गया; 


आअररयकाड ९4६९ 


आँखो से अश्वलु ऐसे बहने लगे, मानो शोक-रस ही प्रवाहित हो रहा हैं । वे अपने सूखे 
ओठो को आई करते हुए भग्न हृदय से अपने अनुज को देखकर बोले--हे लक्ष्मण, मेंने 

अच्छी तरह देख लिया, पर्णशाला में कही भी भूमिसुता का पता नहीं है । कदाचित्‌ 
पुष्प-चयन के लिए गई हो अथवा हमें ढूँढती हुई किसी दूसरे मार्ग से चली गई हो । 
पता नही, सरोवर में जल-क्रीडा करने गई हो या अत्यत भयभीत हो कही सतप्त हो रही हो, 
निकट पहुँचनेवाले बाघो के भय से कही छिप गई हो अथवा क्रोध से कही अकेली 
चली गई हो । मुझे तो कुछ भी मालूम नही हो रहा है कि वह कहाँ गई, जो भी 
हो यहाँ तो नही है ।' 


इस प्रकार तके-वितक करते हुए उन्होने पर्णशाला के भीतर प्रवेश करके सब स्थानों 
में दूँठा । किन्तु कही भी जानकी को न पाकर उनका मन अत्यधिक सतप्त होने लगा, 
शरीर निरचेष्ट हो गया, ज्ञान-रूपी रवि-शोक-समुद्र में अस्त होनें से आति-रूपी अधकार नें 
व्याप्त होकर उनके अतरग तथा नेत्रो को ढक लिया, धेयें को आवुत कर लिया और 
अभिमान को घेर लिया । वे व्याकुल होकर भूमि पर लोट गये । उन्होंने यह भी नहीं 
सोचा कि में पहले ही सीता के (वनवास) दुख से चितित हूँ, अब सुझे यह दुःख भी 
सहना पड़ा । यह दुख मृझे कैसे प्राप्त हुआ ? कैसे में इस दुख को पार करूँगा ? हम 
क्यो इस वन में आये ? अब में इससे (लक्ष्मण से) क्या बात कर सकता हूँ ? में इसका 
अग्रज हैँ, यह मेरा अनुज हैं, हम दोनो इस दुख का भार कैसे वहन करेंगे ? 
इन बातो का विचार किये विता वे मन-ही-मन क्षुब्ध होकर मदन-पीड़ित उन्मत्त की 
तरह चारो ओर निरुद्देश्य दृष्टि से देखते हुए, अपने महत्त्व को भी भूलकर प्रलाप करने लगे। 
वे कभी चिल्लाते--हे तनृमध्ये (पतली कमरवाली ) । इतनी देर तक तुम कहा हो ? 
शीघ्र आओ । फिर ऐसी चेष्टाएँ करते, मानों वे आ गई हो और उनका आलिंगन 
कर रहे हो । तुरन्त दुखी होते, फिर धीरे-धीरे उनको सात्वना देते । थोड़ी देर में जब 
किचित्‌ चेतना लौट आती तो कहतें--हाय सौमित्र, अवनिसृता न जाने कहाँ चली गई ? 
क्या हो गया उसे, उसके पद-चिह्नो के अनुसार चलकर*ढू ढने पर भी वह दिखाई नही 
देती; वह पर्णशाला में भी नहीं हें। वह कमललोचनी न जाने किस दिशा में गई है ? 
क्या यह दण्डकवन नही है ? क्‍या यह (हमारा) निवास-स्थान नहीं है ”? क्या यह (हमारी) 
पर्णशाला नही हूँ ? क्‍या में राम नहीं हूँ ”? तब तो उस चंचलाक्षी से बिछड़कर मेरे प्राण 
अभी क्यो ठिके हुए हैँ ? उसके वियोग-दुख से यदि में प्राणो का मोह त्यागककर मर जाऊं, 
तो महाराज दशरथ तो यही सोचेंगे कि यह कैसा पूत्र है, जो ब्रत को पूर्ण किये बिना ही 
चला आया है ? ऐसी दह्या में क्‍या वे मेरा आदर करेंगे ? ऐसा नहीं करके यदि में 
ब्रत को पूर्ण करके, राज्य करने के लिए राजधानी को लौट जाऊँ और मिथिलेश्वर वहाँ 
आयें तो, उन्हें देखकर क्‍या मे लज्जित नहीं होऊंगा ”? इसलिए तुम मुझे इस कानन में 
ही छोडकर राजधानी को लौट जाओ और भरत से कहो कि वह अपनी इच्छा से समस्त 
पृथ्वी का शासन करे और माता कैकेयी, सुमित्रा तथा कौशल्या को जानकी के खो जानें 
का तथा मेरा समाचार कहो | सेरी बात सानो ।' 

२१ 


१६२ रंगन?थ ए/बा/यर 


७ ७ ।० किक. 


इस प्रकार कहते हुए राघव ने अपनी आँखें ऐसे बद कर ली, मानो वे इस समाचार 
को मन से बाहर जाने नही देना चाहते थे कि सीता पर्णशाला से अदृश्य हो गईं हे । 


तब लक्ष्मण सारी स्थिति देखकर अत्यधिक शोक से विलाप करने लगें--'मे अब 
किस माता की सेवा करूँगा ? किस माता की आज्ञा का पालन करूँगा ? किसे में अपनी 
माता के समान मानगा ? सूय्यवश-तिलक के शोक को कैसे शान्त करूँगा ? सभी माताओं 
तथा भाइयो के लिए, इनके साथ का जीवन ही जीवन है (ये यदि न रहें, तो दूसरे कैसे 
रह सकेंगे)। हाय अब तो मनुवश काही अत हो गया ।' 


इतने में राम की चेतना लौट आई । उन्होने उमडते हुए शोक से दण्डकवन के 
चारो ओर एक बार दृष्टि दौड़ाई, और आँखो में आँसू भर लिये | सीता का स्मरण 
करते ही उनका दुख दुगुना हो गया, घैयें के छूट जाने से मन और भी शोकाकुल हुआ । 
बे बोले-- हाय सीता, तुम चली गई । तुम अपने शरीर को मेरे इस शरीर से अलग 
करके इसे यही छोडकर चली गईं ? सुर तथा असुरो के लिए पूजनीय है, इसका भी 
विचार नहीं करक मेने तुम्हारे लिए शिव-धनुष को भग कर दिया था । परशुराम ब्राह्मण हे 
इसका भी विचार नहीं करके मेने उन्हें शत्रु समभकर उनका गये भग किया था । 
है कमलाक्षी, तुम्हारे लिए मेने इन दोनो निदाओ को अपने ऊपर ले लिया है । अत में 
क्र देव ने तुम्हे मुझसे अलग किया है । में तो केबल निदा प्राप्त करने के लिए 
रह गया । तुम्हारे मत की अभिलाषा देखकर, उसे पूर्ण करके तुम्हें आनन्दित करने के लिए 
में गया, उस माया-मृग का वध करके उसका चर्म लाया हूँ । अब में प्रेम से वह (चर्म) 
किसको दूं ? सब सुखों को भुलाकर, मेरा विश्वास करके मेरे साथ वन में आई हुई 
तुम्हारी रक्षा में नही कर सका । तुम्हारे जाने का मार्ग जानकर, तुमसे शीघ्र आकर मिल 
ते सका । समस्त जगत्‌ का शासन करने की महान शक्ति रखनेवाले के समान शर-चाप 
धारण करके इस घोर वन में रहने आया और मूर्ख मति से अपने पूर्वजों की महत्ता को 
भी भुलाकर, आज तुम्हे खो बैठा हूँ । हें मृगलोचनी, तुमसे बिछडकर में इस शरीर में 
अपने प्राण केसे रोक सकेगा ? हें भूमिसुते ! इस भूमि को छोडकर में और किस स्थान 
पर इस शरीर को धारण कर सकूगा ? हे सुदरी, तुम्हारी विरहाग्नि तुम्हारे सौदय्ये-सागर 
में डूबे विना बुझेगी नहीं | तुम्हारे शरीर-रूपी नौका के बिना, इस श्ोक-समुद्र को कैसे 
तर सकगा ? तुम्हारे कुचो की आड के विना में कामदेव की शर-वबृष्टि को कैसे सह सकूँगा ? 
भगवान्‌ मुझे उस तरफ ले गया और तुम्हें इस तरफ । हम दोनो को अलग करनेवाले 
भगवान्‌ के लिए क्‍या असभव है ? हे कोमलागी, तुम्हें उठाकर ले जाते समय, तुमने 
क्या कहकर विलाप किया था ? तुमने मुझे क्या कहा था ? तुम किस देश में चली गईं हो ? 
कहाँ रहती हो ? कैसा दुख भोग रही हो ? क्‍या कर रही हो ? कौन तुम्हें ले 
गया है ? किस मार्ग से गई हो ? हाथ, हमारी कैसी दशा हो गई है । तुम्हारी जैसी 
निपुणा, तुम्हारी जैसी मुख्धा, तुम्हारी जैसी सौदर्य-निधि कहाँ है ? तुम्हारे साथ रहते 
एक दिन जी भरकर सुख भोगने का सौभाग्य (अब) मिलेगा क्‍या ? हे जलजनयनी, 
तुम्हारे साथ रहने पर मे यही अनुभव करता था कि साकंतपुरी में ही रह रहा हूँ । 


आअरणयकांड ९६३ 


हे पिकवयनी, तुम्हारे संग रहने पर में अपने को स्वर्ण-महलो में रहनेवाले के समान ही 
समभता था । हें सुदरी, में तुम्हारे सहवास में अपने को समस्त भोगों को प्राप्त करता 
हुआ-सा अनुभव करता था । तुम्हारे त्ताथ रहते हुए सब प्रकार के सुख-भोगो को भोगता 
हुआ-सा मानता था । आज ही मुभे ज्ञात हो रहा है कि यह महाकानन है, यह पर्ण- 
शाला है, यह तपस्या है, यह दु खमय जीवन है । हे राजकुमारी, हे मृगनयनी, हे कमलाक्षी, 
है लतागी, में कैसे सतप्त हो रहा हूँ । फिर भी तुम सहानुभूति का एक दाब्द भी नहीं 
कहती हो ? आज दैव ने तुम्हारे मद गमन की शोभा हसो को, ललित चरणों की कांति 
प्रवालों को, उन्नत कुचो की शोभा चक्रवालो को, करो का अरुण राग पद्मों को, 
तन को कान्ति नये जलद की बिजली को, आँखों का वैभव मछलियों को, 
शोतल मुख की शोभा चंद्र को, उज्ज्वल हँसी चद्रिका को, मधुर भाषण तोते को, 
केशों की काच्ति अ्मरो को, कटि की कृशता आकाश को, देकर तुम्हें निगल लिया है । 
है वामलोचनी ! हे प्मगधी ! हे कमलमुखी ! हे सीते !” कहते हुए दु ख-विवश हो 
राम भूपाल अत्यधिक व्याकुल हुए । उसके पश्चात्‌ अत्यत दीन होकर वे अपने अनुज को 
देखकर बोले--हे लक्ष्मण, वह इंदीवराक्षी न जाने किस ओर गई है । क्‍या हम उसे 
खोजते हुए चलें ? वह इन लता-समूहो में न जाने कहाँ लीन हो गई है, क्‍या हम उसे 
पुकार ? वह पृथ्वी की कुमारी न जाने किन पेडो की आड में छिप गई है, क्‍या हम 
चलकर देखें ? वह शुक- जुवाणी न जाने कित सरोवरों में (स्तान करने) गई है; कया 
हम उसका पता लगाने जायेँ ?” इस प्रकार बार-बार अत्यत दीनालाप करते हुए, 
मन-ही-मन खिन्न होते हुए वे असह्य बेदना से पीडित होने लगे । 

(तत्पश्चात्‌ ) वे गौतमी के कितारे पहुँचें और उसे सबोधित करके कहने लगे--- 
है लोकपावनी, हे लोकमाता, लोकपावनी सीता का पता क्‍या आप जानती हैं ? हे लोक- 
बधु, हे कर्साक्षी (सूर्य), क्या आप जानते है कि सीता कहाँ है ? हे जगत्प्राण, हे सब 
स्थानों भें सचार करनेवाले (पवन) क्या आप भी नहीं जानते कि सीता कहाँ है ? हे 
लताकुमारी, क्‍या तुम नहीं जानती कि वह लतागी कहाँ है ” हे जलज, क्या तुमने उस 
जलजातगधी को नहीं देखा ? हे सिंह, क्‍या, तुमने उस सिहमध्या (क्षीण कटिवाली) को 
नहीं देखा ? हे गजराज, क्‍या तुमने उस गजगामिनी को नहीं देखा ? हें हरिण, क्‍या 
तुमने उस हरिणाक्षी को नहीं देखा ? हे पिक, क्या तुमने उस पिकवयनी को नही देखा ? 
है भ्रमर, क्‍या तुमने उस नीलवेणी को नही देखा ? हे तिलकवृक्ष, क्या तुमनें उस तिलक 
से अलक्ृत मुखवाली को नहीं देखा ?” इस प्रकार भञ्रात हो, राघव जहाँ-तहाँ जाकर सीता 
को ढूढने लगे, पर कही भी वैदेही का पता न मिलने से, विरहाकुल तथा विवश होकर 
रह गये । 

२४. लक्ष्मण का राम को सांत्वना दैना 


एसे दुखी होनेवाले अपने भाई को देखकर लक्ष्मण ने उनसे कहा--हें भाई, आप 
समस्त लोकों के लिए आराध्य हे, उदात्त चित्तवाले हैं, महान बलशाली हैं, अपनी स्त्री 
के लिए इस प्रकार आप शोक करें, यह उचित नही । हे सूर्यवशाधिप, इस प्रकार क्रा मोह 


१६8 एगन/थ एमायण 


तथा झोक आपको क्यो ? यह संसार तो तमोगुण से आवृत है । आप यदि धनुष अपने 
हाथ में लें, तो देवता भी आपको देखकर दूर जायेंगे । हे अखिलेश, आप अद्वितीय शक्ति- 
शाली है । मेरे जैसा व्यक्ति आपका सेवक है। आपके लिए असाध्य क्‍या हो सकता है ?” 
आप अपने महत्त्व का विचार क्यो नहीं करते ”' 

तब राम ने अपने आपको संभाल, शोक तज दिया और अपने भाई को देखकर 
बोलें--/अब मे जानकी का वियोग किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता । में अपने 
दुर्वार बाणों के सतत प्रयोग से सारी पृथ्वी को चीरकर, पातालवासियो को पीडित करके, 
चद्रमुख्ी सीता को प्राप्त करूँगा या सप्त समुद्रो को आलोडित करके भूधरों को चूर- 
चूर करके, दिग्गजों के कृभ-स्थलो को फाडकर भूमिसुता को प्राप्त करूँगा । या सभी दिक्‌- 
पालो के हृदयो को चीरकर, सूर्यबिम्ब को तोडक<, नक्षत्रों को च्र-चूर करके सारी 
पृथ्वी को अधकार में ड्बोकर अपनी स्त्री को प्राप्त करूँगा या अपने दिव्यास्त्रो का 
प्रयोग करके सभी राक्षसों को भस्म कर देगा, पृथ्वी को राक्षस-रहित कर देगा और 

ही को साध लगा (प्राप्त कर लूगा) । या समस्त ब्रह्मतोक कों छानकर, आदि ब्रह्मा 

का सहार करके, सभी प्राणियों में भय उत्पन्न करके, अपने पराक्रम से अपनी स्त्री को 
प्राप्त करूंगा | यदि में अपने बाहुबल का प्रदर्शन नहीं करूँ, तो क्या, यो ही सरगण सीता 
का पता बतायेंगे ” यह देखो, सभी भुवनों को कॉपाती हुई मेरे बाणो की अग्नि-ज्वाला 
दीप्त हो रही हूँ । लो, सीता को देखो, मे अभी सीता को ऐसे प्राप्त करूँगा कि सभी 
देवता मेरी प्रशसा करने लगेंगे ।' 

इस प्रकार कहते हुए उनकी भौहें ऐसी तन गईं, मानो वे सभी लोकों के लिए 
उत्पात की सूचना दे रही हो । सभी जीवों के साथ समस्त ब्रह्माप्ड को च्र-चर करनेवाला 
सकर्षण रूप उन्होंने धारण किया और प्रलयकाल के रुद्र की भाँति कद्ध होकर धनुष 
हाथ में लें लिया । तभी सभी जीव भयभीत हुए, सारी पृथ्वी थरथराने लगी, सभी लोक 
व्याकुल हुए, आकाश हिलने लगा, ब्रह्माण्ड मानो टूटने लगा, ब्रह्मा का मत्र मिट गया; 
रवि पथ-अ्रष्ट हो गया, नक्षत्र टूटने लगे, शिव भी भयभीत हुए और यक्ष, देव तथा 
असुर विचलित हुए । 

तब लक्ष्मण राम के निकट पहुँचकर अत्यधिक भय से, हाथ जोडकर बोले--- 
है प्रभो, आप करुणानिधि है, लोक रक्षण-कला में प्रवीण हे । जनकजा के लिए सभी लोको 
का समूल नाश कर देता, क्या आपके लिए उचित है ? एक-एक बन में, सभी समुद्रो में 
जनाकीर्ण नगरों में तथा समस्त देशो में वैदेही को विना थके डेइन के उपरान्त 
भी यदि वे नहीं मिली, तब आप अपने क्रोध तथा पराक्रम उनको प्राप्त कर 
सकते हें । 


इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम ने उनकी बातें बडे स्नेह से मान ली, क्रोध 
तजा और धनुष को रख दिया । उसके पदचात्‌ अखिलेश राम अपने अनुज के साथ दक्षिण 
दिज्ला की ओर चल पड़े । उस समय मार्ग में जहाँ-तहाँ सीता की वेणी से गिरे हुए फूल, 
डक तन्‍्वी के वक्षोनो पर विलस्ित हारो के रत्न, उनके भणिमय चरण-नूपुर पृथ्वी पर 


अआएरसयकोड ?६£ 


पडे हुए देखकर राम अत्यधिक शोक से अभिभूत हुए । उन्होने विचार करके निश्चय कर 
लिया--हाय, निश्चय ही कोई क्र दानव उस कुटिल-कुतला सीता को उठाकर ले गया है । 

यो चितित होते हुए वे मार्ग में अन्वेषण करते हुए थोडी दूर आगें बढे । मार्ग में 
जहाँ-तहाँ राक्षस के चरण-चिह्नों को देखते तथा उनका अनुसरण करते हुए वे कुछ दूर 
गये । वहाँ उन सूर्यवशजों ने एक स्थान पर कटे हुए पंख, रक्त के कीचड में मृत पढ़ें 
हुए सारथी, उसपर टूटकर गिरे हुए रथ, रथ के पास कटकर गिरे हुए अदइव, पृथ्वी पर 
बिखरे हुए पताका के खड, उनके सामने ही गिरें हुए धनुष के खड, छितरायें हुए अस्त्र- 
दस्त्र देखे । (इन सब वस्तुओ को) लक्ष्मण के दिखाने पर राम विस्मित हुए और सोचने 
लगे कि किन्ही ने यहाँ पर युद्ध के आनन्द का उपभोग किया है । 

२५. जठायु का अग्नि-संस्कार करना 

उक्त योद्धा का पता लगाने के उद्देश्य से रघ्राम उस मार्ग में जहाँ-तहाँ ध्यान से देखते 
हुए आगे बढे । उस स्थान के निकट ही पश्ल और पैर कटे हुए, रक्त में डूबे, वज्न के 
आघात से गिरेहुए मैनाक पर्वत की भाँति विवश पड़े हुए विहगेन्र (पक्षिराज) को देखकर 
राम ने कहा--हे लक्ष्मण, देखा तुमने ? चपलराक्षस सीता को निगलकर, अपना निज 
रूप दिखाने से डरकर पक्षी के रूप में यहाँ पडा हुआ हैं। भय से तडपनेवाले इसका वध 
में कर डालूँगा । यो कहते हुए वे धनुष हाथ में लिये उस पक्षी पर आक्रमण करने को 
उद्यत हुए । उन्हें देखकर पक्षिराज ने रक्त का वमन करते हुए, लबी साँस भरते हुए, 
गदगद कठ से कहा--हे राजन, में आपके पिता का मित्र हूँ, कश्यप ब्रह्म का पौत्र हूँ, 
अरुण का पुत्र हूँ तथा जटायू तामधारी हूँ । में इन घने वन तथा दौल-श्ंगो पर निवास 
करता हूँ । मेने अपना सारा वृत्तात आपको इपतके पहले स्पष्ट रूप से निवेदन कर ही 
दिया था । है पुण्यात्मा, ऐसे मुभे यह विपत्ति क्यो कर आई, उसका भी विवरण सुन 
लीजिए । आज रावण आपकी देवी को चुराकर लिये जा रहा था, तो मेने उसको रोका 
और अपनी अमित शक्ति के साथ उससे युद्ध करके बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी पर पडा हूँ। 
यह उसका कंतु, सूत तथा अछवों से युक्त रथ हैं । युद्ध में मेरें द्वारा ये नष्ट 
हुए हैँ । तब क्रोध से वह क्रूर राक्षस सीता को उठाकर आकाझ्न-मार्ग से चला गया । 
आप तो आये नहीं । (अब) में आपको यह समाचार सुना सका, आपकी शुभ मूत्तिं के 
दहन कर सका । में पुण्यवान्‌ हुआ ।' 


तब राघव का शोक द्विगुण हो उठा । उन्होंते घनुष को फेंक दिया और मूच्छिंत 
होकर धरती पर गिर पड़े । सौमित्र की' परिचर्या के उपरान्त उनकी चेतना लौटी, तो वें 
बोलें-- हाय, महात्मा जटायु ! मेरे कारण आप पर यह ॒विपत्ति आई है । उन्होने 
जटायू के दरीर पर हाथ फेरा, और सारा रक्त स्वय पोछा और अपने अनुज को देखकर 
बोले-- लक्ष्मण, इन्होंने हमारे लिए रावण का सामना करके इस प्रकार युद्ध किया हैं । 
ऐसे पृण्यात्मा कहाँ मिल सकते है ? इनके स्वर्ग सिधारने के पहले ही तुम इनसे पूछ लो 
कि रावण की राजधानी को जाने का क्‍या मार्ग है, उसकी शक्ति आदि कितनी है ! 
तुरन्त लक्ष्मण ने रघुराम के कार्य में सहायक जटायु से उस सुरवैरी की शक्ति आदि 


९६4 एगना/थ एशयायर 


के सबंध में कई उचित प्रइत किये । तब जठायु ने कुछ बातें बताईं, किन्तु कठ से फिर 
से रक्त बहने को कारण आगे बोल न सके । तब उन्होने अतुल पुण्यात्मा राम को देखा 
और मन में उनका सतत स्मरण करते हुए बडे आनन्द से मोक्ष-मार्ग को सामने देख 
पुलकित होकर प्राण त्याग दिये । राजकुमार उनकी मृत्यु पर, महाराज दशरथ की मृत्यु 
से भी अधिक दुखी हुए और वेद-विधि से उस पक्षिराज का दाह-सस्कार किया । 


२६. कबंध का वध 


वहाँ से वें दोनों क्रौचन की ओर बढ़े और वहाँ नाना लता, वृक्ष, नग तथा 
मृग से भरी एक घाटी में से होकर जाने लगे'। वहाँ एक स्थान पर अयोमुखी नामक 
एक राक्षसी को देखा । उसके केश पके हुए थे, दाढें लब्री थी, उदर विशाल था, मुंह 
बहुत बडा था, आँखें उभरी हुई थी और कुच घुटनों तक लटक रहे थे । उसकी चेष्टाएँ 
पागलो की-सी थी । उसने सुदर आकार तथा शुभ लक्षणों से समन्वित लक्ष्मण को देखा, 
तो उनपर आसक्त हो गई और उनका हाथ पकड़कर रति-क्रीडा के लिए उनसे आग्रह 
करने लगी । उन्होने उस्त राक्षसी को तलवार की सहायता से वही सूख दिया, जो उन्होंने 
शूपणखा को दिया था । 

इसके पदचात्‌ उन्होनें दुदुभि, पटह तथा तूयें आदि की ध्वनि से भी अधिक ध्वनि 
अपने आगे सुनी । उसके सबंध में जानने के लिए दोनों राजकुमार आगे बढे । वहाँ उन्होने 
एक ऐसे राक्षस को देखा, जिसकी बाँहें एक योजन लबी थी । वह अपनी बाँहों को फैला- 
कर उतके बीच फेंसनेवालें किसी भी जतु को पकडकर तुरत ही निगल जाता था और 
डकार लेता था । उसका सिर बहुत छोटा था और उसका पेट ही उसका मुँह था। इस 
प्रकार का आकारवाला, बहुत से जीव-जतुओ का नाश करनेवाला, देवताओं को कष्ट 
पहुँचानेवाला मदाध कबंध नामक राक्षस को देखकर राम-लक्ष््ण आश्चर्यंचकित हुए । 
उसने भी अपने दोनो करो से उन दोनो को पकंड लिया और अपनी ओर खीचने लगा । 
उस समय अपने अग्नज को देखकर लक्ष्मण ने कहा--हे भाई, आप मुझे इस राक्षस का आहार 
बनाकर सीता के अन्वेषण में चले जजइए और उन्हें प्राप्त करके समस्त संसार का शासन 
करने के लिए (अयोध्या) लौट जाइए ।' 

लक्ष्मण की बातो पर विचार करते हुए राम उस राक्षस के हाथो के साथ थोडी 
दूर गये । उसके पश्चात्‌ राम तथा उनके भाई दोनों ने खूब सोच-विचार करके अपनी 
म्यानो से खड़ग खीचे और उन तेज खड्गो से उस राक्षस के दोनों हाथ काट डाले । 

राक्षस का सारा गे चूर-चूर हो गया। वह घरती पर लोट गया और 
थोड़ी देर के बाद सँसलकर उसने उन लोगों से पूछा कि आप कौन हैं ? तब लक्ष्मण ने 
श्रीराम का सारा वृत्तात कह सुताया, तो उसे (अपने पूर्व जन्म का) ज्ञान हो आया और 
वह अपना वृत्तात सुनाने लगा। (उसने कहा)--“महाराज, में दनतु नामक स्वर्ग का निवासी हूँ । 
एक महात्मा भुनि के शाप के कारण में ऐसा हो गया हूँ। मेंनें ब्रह्मा से कामरूपत्व 
(इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति) तथा चिरायु प्राप्त की और उस गर्व से ऐसा रूप 
धारण करके सभी संयम्ी जड़ों को दुःख देते लगा । इस सिलसिले में स्थुलशिर नाम्रक्त 


#एर॑यकाड ९६७ 


मुनि का अपकार करके मेने यह भयकर रूप प्राप्त किया । फिर मेरे प्रार्थना करने पर 
उस मुनि ने कहा कि आपके द्वारा मेरी शाप-मुक्ति होगी | मैने उस वचन को स्मरण 
रखा और इस रूप को धारण करके इन्द्र को युद्ध के लिए न्योता दिया । उसने अपने 
वज्नञ के प्रहार से कठ-सहित मेरे सिर को मेरे पेट में दबा दिया ।” 

तब रामचद्र ने उससे पूछा, हे अनध ! क्या तुम रावण की शक्ति के बारे में 
जानते हो ?” तब उसने कहा--में तो जानता हूँ, लेकिन मुनीद्र के शाप के कारण मेरा 
जान कुठित हो गया । आप मेरे शरीर को अग्नि में जलाइए, तो उसके पद्चात्‌ में सब 
कुछ आपको सुना सकता हूँ ।॥' 

उन्होंने अपने धनुष की सहायता से ही उसके शरीर का अग्ति-सस्कार किया | 
तब वह देवता का रूप धारण करके आकाश-मार्ग में एक सुन्दर विमान पर बैठे हुए इस 
प्रकार कहने लगा-- हे रघुराम, हे युद्धप्रवीण, हे करुणानिलय, हे गभीर, हें काकुत्स्थ- 
श्रेष्ठ, आपकी करुणा-पूरित दृष्टि के प्रताप से मेने अपनी पूर्व दक्षा प्राप्त की है । मे अब 
आपसे रावण के सबंध में स्पष्ट रूप से कहूँगा, सुनिए---रावण कुबेर का भाई है । 
पुलस्त्य ब्रह्मा का प्रिय पोता है । उसने अपनी तपस्या की महिमा से ब्रह्मा को प्रसन्न 
करके श्रेष्ठ वरदान तथा औज्नत्य प्राप्त किया है । उसने दिग्विजय किया है । वह दानवों 
का स्वामी, देवों का छात्रु, दस बडे शिरोवाला, बीस भुजाओवाला, लवण-सागर से परि.- 
बृत, लकापुर का राजा है। उसने गर्व से रजत-पर्वत को भी उखाड दिया था ।” इतना 
कहकर उसने वह मार्ग भी बताया जिससे होकर रावण सीता को ले गया था, उस मार्ग 
के चिह्न बताये और रास्ते में पडनेवाली सभी वस्तुओ के नाम बताये । उसने यह भी 
कहा कि पपारा के आस-पास श्रेष्ठ ज्ञानी मतग मति का आश्रम है, उनकी शिष्या शबरी 
आपका आदर-सत्कार करेगी । उस स्त्री के निवास के पास यदि आप जाये, तो सूय॑पुत्र से 
आपकी मित्रता होगी, जिसकी सहायता से आप जानकी को प्राप्त कर सकेंगे और निदान 
सामूज्य का लाभ भी करेंगे । इस प्रकार कहकर वह स्वर्ग चला गया । 


२७, राम-लक्ष्मण की शबरी से सेंट 

दूसरे दिन मनुवश-तिलक वहाँ से निकले और पपा सरोवर के परिचम भाग मैं 
स्थित तरु-लता-समूह से विलसित, प्रबल पुण्यो का आवास, शबरी के आश्रम-स्थल में पहुँचे । 
शबरी उनके स्वागतार्थ सामने आई और बडी भक्ति के साथ रामचद्र के चरणों 
पर गिरकर साष्टाग प्रणाम किया । उसके पद्चात्‌ वह श्रीरामचद्र की स्तुति यो करने 
लगी-- हे दहास्थ के वरपुत्र, ताडकाविजयी, कौशिक के यज्ञ के रक्षक, मुनियों के ध्येय; 
ताड़का के पुत्रों को दड देनेवाले, परम पवित्र गंगानदी के तठ पर पैदल चलनेवाले, निर्मल 
पद-रजवाले, अहल्या के उद्धारक, हर के प्रचड तथा विशाल कोदड को भग करनेवाले, 
भयकर भार्गव राम का गे तोड़नेवाले, अभिराम नामवाले, पितृ-वचन का पालन करने- 
वाले, सत्कीत्तिवाले, विराध के कुकर्मों को रोकनेवाले, सफल मुनित्राता, सत्यसपन्न, खर- 
दृषणादि राक्षसों का शिरच्छेदन करनेवाले, मरणार्थी मारीच का वध करनेवाले, सीता-वियोग- 
जनित सोह से अभिभत होनेवाले, खगेन्द्र को मोक्ष प्रदान करनेवाले, महान्‌ विक्रम के 


(६ एर॑गन/५॑ ₹/गै/येफ 


धाम, अति पुण्यप्रद नामवाले, हे रघुराम, में आज आपके दर्शन कर सको । मेरी तपस्या 
आज सफल हुई । मेने अद्वितीय पृष्यों को प्राप्त किया । हे काकुत्स्थ, मार्ग के श्रम से 
आप बहुत क्लात हुए होगे, कही और न जाकर आज हमारे आश्रम में ठहर जाइए । 
हे अनघात्म, मेने अपने गुरु मतग मुनिकेद्वारा आपका वृत्तात सुना है। आप आदिदेव हे, 
सर्वनिगम-वेद्चध हे, अत, आपकी स्तुति करना असभव है । यह मतग मुनरीद्र का 
आश्रम है, तपद्चर्या से परिपूर्ण तथा विश्रामदायक है । 

इस प्रकार (उस आश्रम का) महत्त्व बताकर उसने बडे प्रेम से वन के कद, मूल, 
फल ले आकर उन्हें दिये और रामने उन फलो को खाया । राम उस रात को वही 
ठहर गये और दूसरे दिन घनी जटा-जूट की कबरी धारण करनेवाली शबरी को देखकर 
बोले-- सीता की वियोगाग्नि से में अत्यत व्याकुल हूँ, अत, एक स्थान पर ठहर नहीं 
पा रहा हूँ, अब मुझे उस उत्फुल्लकमलमुखी सीता को ढूडने के निभित्त जाना है। 
आप कृपया मुझे आज्ञा दें ।' 

तब शबरी अत्यत संतुष्ट होकर बोली--दनु नामक देवता ने आपको भविष्य में 
करने योग्य सभी विषयों के सबंध में कहा ही है । फिर भी में कहूँगी । हे राजन, आप 
अवश्य ही रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे । इसमें सदेह करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । फिर भी आप अकेले मत जाइए । हे भानुकुलाधिप, यहाँ से आप 
ऋष्यमूक पर्वत को निकट जाइए । उस पर्वत पर तीक्षण बुद्धिवाले, सूर्य-पुत्र सुग्रीक नामक 
वानर राजा रहता है । वह अपने अग्रज के हाथो अपना राज्य तथा अपनी स्त्री को खो 
चुका है । वह शोकातुर है । उसकी वानर-सेना अनत है । इसलिए आप उसका उपकार 
कीजिए जिससे कि उसके मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय । उसके परचात्‌ 
आप उसके साथ लका जाइए ओर अति शक्तिशाली रावण को युद्ध में मारकर अपने बल- 
विक्रम की ख्याति चारो ओर फंलातें हुए अपनी स्त्री सीता को प्राप्त कीजिए । 


इस प्रकार शबरी ने उन्हें भविष्य में करने योग्य सभी कार्य बतलाकर अपने गुरु 
के वचनों का स्मरण किया और तुरत* अग्नि प्रज्ज्वलित करके उसमें अपना शरीर भस्म कर 
देने के लिए तैयार हो गई । उस समय आकाश में इन्द्रादि देवता मणियों के प्रकाश से 
देदीप्यमान होनेवाले विमानों पर आरूढ होकर इस दृद्य को देखने लगे । नारद, सनक 
सनंदन आदि श्रमुख मुनीद्र अत्यत हर्षित हुए। तब हाबरी ने परमधाम, परमकल्याण- 
गुण-संपन्न, पूर्णस्वरूप, अव्यय, अविकार, अखिल अत्तरात्मा, अव्यक्त अखिलेश, आधघात-रहित, 
ब्रह्मा से भी स्तुत्य, ससार के रोगों के वैद्य, और रघुकुल-रूपी समुद्र के लिए चद्र के 
समान श्ोभित होनेवाले, रघुराम चन्द्र को अपने मन में प्रतिष्ठित करके, बडी भक्ति से 
उनकी स्तुति की और उस प्रभु के समक्ष ही रामार्पण के रूप में अपने शरीर को अग्नि 
में भस्म कर दिया । उसके पश्चात्‌ वह देवताओं के लिए मान्य दिव्य विमान पर आरूढ 
होकर देवताओं की विविध सेवाओ को प्राप्त करती हुई बडे हर्ष से देवलोक को चली गई। 


२८, भीराम का ऋष्यमृक पर्वत पर पहुँचना 
ईस प्रकार शबरी अग्नि-मुख के द्वारा स्वगं-सुख को प्राप्त हुई । यह देखकर रमणीय 


$#रंएयकांड (4 


आँकारवाल महाबलशाली राम-लक्ष्मण उस स्थान को छोडकर आगे बढे और उस ऋष्यम्‌क 
पर्वत के निकट पहुँच गये,जो सतत आलोकमय, तथा श्रेष्ठक्तपन्न मुनियो का निवास था । 


उस पर्वत के भरने ऐसे दीख रहे थे, मानो त्रिलोकीनाथ के आगमन के कारण 
आनद से उमडकर, वह पर्वत आनदाश्रु बहा रहा हो । उस पर्वत की तराइयो में अत्यधिक 
संख्या में देदीप्यमान चद्रकात मणियों की काति ऐसी दीख रही थी, मानो मेरु, मदर तथा 
हिमाचलो का उपहास करनेवाली उस पर्वत की हँसी हों । उस पर्वत की ऊँची चोटियो 
पर चमकलनेवाले नक्षत्र इस प्रकार सुशझोभित हो रहे थे, मानो ब्रह्मा ने इस पृथ्वी के पर्वत- 
राज्य का अभिषेक करके उसके सिर पर मत्रनाक्षत छीट दिये हो | 


उस पव॑त पर उज्ज्वल रूप से दीप्त होनेवाली सूर्यकरात मणियों की दीप्ति ऐसी 
दीख रही थी, मानों उस पर्वेत की शरण में आये हुए सुग्रीव पर अत्याचार करनेवाले वालि 
पर कुंद्ध होकर वह अपने प्रताप की अग्नि दिखा रही हो । उस पर्वत पर विचरण करनेवाले 
दतो से युक्त मत्त गज ऐसी शोभा दे रहे थे, मानों नील मेघर उस पर्वत पर विचरण 
करते हुए अपनी बिजलियो को चमका रहें हो । उस पर्वत के शिखर के तिकट ही बहने- 
वाली आकाश-गगा, (मन्‍्मथवैरी) शिव के जठा-जूटो पर झोभायमान गगा के समान थी 
उसके आस-पास कीडा करनेवाले हंसो की पक्ति शिव का शिरोभूषण चद्र के समान थी। 
उस पर्वत पर रहनेवाले अत्यधिक श्ूग, वृक्ष तथा पललव-समूह शिव के बिखरे जटा-जूट के 
समान सुशोभित थे और वह पर्वत सिद्धों की सेवाएँ प्राप्त करते रहनेवालें शिव के सदृश 
ही दीख रहा था । उस पंत पर रहनेवाले कल्प-वृक्ष, कामधेनुएँ, देव-कन्याएँ, विविध 
ओषधियाँ, चितामणि जैसी श्रेष्ठ मणियों का समूह, कभी नष्ट न होनेवाली निंधियाँ और 
सतान-व॒क्ष (एक प्रकार का कल्प-नृक्ष) आदि ऐसे दीख रहे थे, मानो इद्रादि देवता, समुद्र- 
मथन से प्राप्त वस्तुओं को (उनके वितरण के समय इद्रादि देवताओं के बीच भंगड़ा 
उत्पन्न होने के कारण लाकर यहाँ पर रख दिया हो), या अमृत-पान से बेंसुध होकर 
भूल से यही छोड़ दिया हो, या योग्य स्थान होने के कारण उन्हें यहाँ छिपा रखा हो । 


इस पर्वत को देखकर राघव अत्यत विस्मित हुए और उसकी प्रशसा करने लगे । 
अपने अनुज की अकलक भक्ति-यकत सेवा प्राप्त करते हुए वे उस शैल के निकटवर्त्ती 
पपा सरोवर के पास पहुँचे और उस सरोवर में नियमानुसार स्तान किया | उसके पश्चातू 
वें उस सरोवर के चारो ओर की शोभा का अवलोकन करके अत्यत मुग्ध-से हो गये । 
अपनी क्लान्ति मिटाने के निमित्त वें एक आम के वृक्ष की छाया में बेठे, तो लक्ष्मण उनका 
शीतलोपचार करने में प्रवृत्त हुए । 


कुछ समय के पदचात्‌ राघव ने उस आम के वृक्ष को ध्यान से देखा और लक्ष्मण 
से बोलें---हे अनुज, जबसे हमने बन के लिए प्रस्थान किया, तबसे कितने ही ऊँचे पर्वत 
और पुण्य नदियाँ देखी, किल्तु हमने इस वृक्ष के जोड़ का व॒क्ष कही नही देखा । कंदाचित्‌ 
सुरंपति आदि देवताओं ने मिलकर इस वृक्ष का निर्माण किया हो; ब्रह्मा ने स्वय प्राण 
देकर इसे यहाँ पर प्रतिष्ठित किया हो, या रविसुत (सुग्रीव) की तपस्या से सतृष्ट होकर 


680 रंगना] एपायण 


पुत्र का पक्ष लेकर अमृत से सीचकर इस वृक्ष को वर्द्धित किया हो । सूर्य के साथ प्रेम 
बढाने के निमित्त इस वृक्ष ने आठो दिशाओं में अपनी उन्नत शाखाओं को फैलाया है । 
इच्छित फल प्रदान करने के निमित्त मानो इसने अपनी शाखाओं की काति चारो ओर फैला 
रखी है । यह अपने पत्तो को फैलाकर, उसकी कान्ति को विकीर्ण करते हुए, सूर्य की रद्टिम 
भी नीचे आने नही देता, रात्रि के समय यह शशि के प्रेम से अनुरूत हो उनकी चाँदनी 
को पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता । इसके फल अमृत-फलो की अपेक्षा सौगुने अधिक स्वादिष्ट हे । 
ऐसा लगता है कि देवताओं ने इस पृथ्वी के वृक्षों के 'राजा के रूप में इसका अभिषेक 


कर विया हैं । 

लक्ष्मण ने अपने अग्रज के चित्त का भाव जानकर उनके कथन का अनुमोदन किया 
और उनके लिए पत्रो की मुदु शय्या का प्रबध किया । तब राम ने उस हाय्या पर शयन 
किया, तो लक्ष्मण रघुराम के चरण दबाने लगे । इस प्रकार अत्यत शोभा-समन्वित हो उनके वहाँ 
रहते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। तब अनघ रघुराम को सबोधित करके लक्ष्मण ऊँचे 
स्वर में बोले--हे देव, अभी-अभी छिपकली की बोली मुझे सुनाई पडी है कि आप यद्ध में 
दत्र-सेता को जीतकर अवश्य अपनी देवी को प्राप्त करेंगे । सवेत्र आपकी विजय ही होगी ।' 

तब राम ने कहा--अब वानरेश्वर बडी श्रद्धा के साथ यहाँ आकर हम से मिलेगा 
और हम शीघ्र ही लका जायेंगे । युद्ध में रावण मरेगा और सीता हमें मिल जायगी और 
उसके परचात्‌ में राज्य-भार ग्रहण करूँगा । इस प्रकार राम के कहने के पश्चात्‌ राम तथा 
लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहने लगे । 

आपध्र-भाषा के समाद्‌, श्रेष्ठ काव्य तथा आगम आदि के ज्ञाता, आचारवानू, अपार 
धैयें-सागर, भूलोक-निधि गोन बुद्ध राजा ने अपने पिता सहनीय गुणसपन्न, मेरु पर्वत के 
समान धीर, विट्वुल राजा के नाम पर, आचद्रा्क पृथ्वी पर स्थायी रहनेवाली, असमान 
तथा ललित शब्द तथा अर्थों से विलसित रामायण के, अलकार तथा भावों से भरे अरण्प- 
काण्ठ की रचना इस प्रकार की कि वह इस पृथ्वी पर आचद्रार्क लोगो की प्रशसा प्राप्त 
करती रहे । रसिकजनो को सतत* जानद देनेवाले, श्रेष्ठ, आर्ष, आदि काव्य-रूपी इस पुण्य 
खरित को जो पढ़ेंगे, या सुनेंगे, उन्हें सामादि वेद-समूहो का आधार, रामनाम-रूपी चिंता- 
मणि, तवन्भोग, परहित-बुद्धि, उच्चतः विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीत्ति, 
नित्य सुख, धर्म में निष्ठा, दान में आसक्ति, चिरायु, आरोग्य तथा ऐंश्वयं सतत सप्राप्त 
होगे । इसे सुनते रहने से पाप-क्षय, पुत्र-प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, धन-धान्‍्य की समृद्धि, 
विध्त-बाधारहित सुन्दर स्त्रियों के साथ जीवन और पुत्रो के साथ सहजीवन सिद्ध होगे । 
प्ब विपत्तियाँ दूर होगी, बधु-बाधवों का सहवास रहेगा, अभिलषित वस्तुओं का वियोग 
ने होगा; (घरो में) देवता-तपृंण तथा पितरो की तृप्ति होती रहेगी । इस पुण्य चरितत 
के लिखनेवालों को श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति तथा इद्रलोक का निवास प्राप्त होगा । जब- 
तक कुलपर्वेत, नक्षत्र, रवि तथा चढद्र, दिल्लाएँ, वेद, पृथ्वी तथा समस्त लोक स्थित रहेंगे, 
तबतक यहू केथा अक्षय आनंद-समूह का आधार रहेगी । 


। अरण्यकांड समाप्त |; 


ओरंगनाथ रामाथण 
(क्रि्किथाकांड ) 


१, पंपासर-दर्शन 


श्रीराम ने तब शीतल जल तथा कमल, उत्पल एवं कुम॒दों से सुशोभित पपा सरोवर 
को और उसके तटवर्त्ती, वसत ऋतु को कारण, फूल और फल के भार से युक्त चपक तथा 
सहकार वृक्षों की शोभा को देखकर जानकी के विरह से कपित होते हुए लक्ष्मण से कहा-- 
हैं सौमिनत्र, यह पपा सरोवर इतना मनोहर है कि यह देवताओं की करामिनियों के लिए 
भी जल-क्रीड़ा करने की इच्छा करने योग्य है । इस सरोवर की समता करनेवाला कोई 
दूसरा सरोवर बताना, क्‍या शेषनाग के लिए भी सभव हो सकता ६ ? इसका महत्त्व 
जानने के पदचात्‌ क्या मानसरोवर भी तुच्छ नहीं प्रतीत होगा ? पवित्र जीवन का आधार 
इस सरोवर की समता, क्या स्वर्गंलोक का कोई भी जलाशय कर सकता है ? (जल के) 
बाहर निकले हुए मृणालो के ऊपर दीखनेवाली कर्णिकाओ पर (बीजकोष) विकसित इवेत 
कमल, मरकत के स्तभो पर स्थित स्वर्ण-कलशो पर आधारित छत्रो की भाँति दीखते है । 
दोनो पाइवंभागों में भ्रमरो के पखो से उत्पन्न शीतल वामु के कारण तरगायमान होनेवाली 
लहरो पर डोलनेवाले राजहसो के फैलाये हुए पंख चामरों की भाँति सुशोभित हे । 
इनके कारण यह सरोवर शोभा-रूपी सामाज्य के लिए अभिषिक्‍त सा अत्यंत मनोहर दीख 


ऑे 


रहा है । 


४9 रंगना/थ एया/शयण 


माणिक्य के आभूषण पहने हुए ये पेडो की फैली हुई शाखाएँ इस स्तिग्ध सरोवर रूपी 
दर्पण में उभाक-उस्रककर (अपना मूह) देख रही है । उनकी शिखाएँ मद पवन में इस 
तरह हिल रही है, मानो वे अपने सौदर्य को देखकर प्रसन्नता से अपना सिर हिला रही है । 
यहाँ की शुक-सारिकाएँ इस प्रकार बोल रही है, मानो एक दूसरे की प्रशसा कर रही है । 
इस सरोवर के तीर की वन-स्थली को देखकर मेरा सताप, मन्मथ के प्रताप के समान, 
उद्दीप्त हो उठा है । मेरी धृति भी नप्ट हो गई है । 


है सौमित्र, विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह वन-भूमि नहीं है, बल्कि 
कामदेव का रास्त्रागार है, वें आमू-पल्लव नहीं है, बल्कि भन्‍्मथ के तेज खड़ग है, यह 
भ्रमरो का गुजार नही है, बल्कि निकट पहुँचनेवाले मनन्‍्मथ के धनुष्ठकार है, वे फूलों के 
गृच्छ नही हैँ, बल्कि मन्‍्मथ के तीक्षण बाण है, यह कोयल की मीठी बोली नहीं है, बल्कि 
उसके (कामदेव के) कर्णकदु हुकार हैँ । मेरे जैसे स्त्री-विरही इस कानन में कैसे रात्रि 
बितायेंगे ” इस वन में सुनाई पडनेवाला कोयल का कल-कूजन वर्षा ऋतु के बादलो के 
घोर गजन के समान लगता है, वृक्षों से गिरनेवाले पुष्प-रज का प्रकाश, नये बादलों की 
बिजली के समान लगता है, पल्लव-पुक्‍त शाखाएँ इन्द्र-धतृष के समान लगती हे, पृथ्वी 
पर गिरनेवाले फूल ओले के समान लगते है, सतत भरनेवाला मकरद वर्षा के समान 
दीखता है । (इन कारणो से) यह वसत ऋतु भी वर्षा ऋतु के समान दिखाई पडती है । 
इस पर भी पल्लव-हूपी अग्नि-ज्वालाओ से, भ्रमर रूपी धुएँ से, वकुल के पुष्परज-रूपी 
राख से, समर के फूल-रूपी अगारो से प्रकट होकर, यह ऋतु विरहियो के लिए अग्नि के 
समान दीखती है और मन्मथ के प्रताप की अग्नि का भी तिरस्कार करती हुई, मेरे मन 
को जला रही है । हाय ! अब में क्‍या करूँ ? केसे मे इसे सहन करूँ ? कामिनी-कुल- 
भूषणा सीता को में कब देखूँगा ? क्या कभी में सीता के साथ उस प्रकार मिलकर रह 
सकूंगा, जैसे पपरा सरोवर के तटवर्त्ती वत की शोभा के साथ वसत रहता है । इस पपा के 
कमलो के समान दीखनेवाले सीता के मुख का से कब अवलोकन कर सकेंगा ? यहाँ की 
मछलियों की आँखों के समाव उस्र इृदृवदनो की आँखें मे कब देख सकोगा ? अमर यहाँ 
के पद्मो का मकरद जैसे पान करते हे, वैसे ही मे कब उस सुदरी का अधर-पान करूँगा ? 
यहाँ के जलपक्षी जैसे जोड़ो में रहते हे, वैसे ही उस कमलाक्षी के सग में कब रह सकेगा ? 
हाय, यह कसा विचार है ! अब वह सीता कहाँ ? कहाँ यह विरह ? इन दोनों का मेल 
कैसे सभव है ? हू अनुज, अब तुम अयोध्या लौट जाओ । मैं अब अपने प्राणो को रख 
नहीं सकगा ।“, 

इस प्रकार अनाथ की तरह शोक करनेवाले राम को देखकर लक्ष्मण बोले--है 
रघुराम, आप समस्त लोकों का सामना करने की क्षमता रखनेवाले पुरुषोत्तम है । ऐसे 
मोहजन्य शोक से आप क्यों पीडित हो रहें हे ? सीता को छल से ले जानेवालें रावण 
के संहार का उपक्रम कीजिए ।” तभी भासंत नामक पक्षी (शकुन-पक्षी) बोल उठा। 

इतने में उस ऋष्यमृक पर्वत की तराइयो में विचरण करते हुए सुग्रीव ने निकट 
ही शाम तथा लक्ष्मण को देखा । वह अत्यधिक भयभीत होकर, चीत्कार करते हुए, अपने 


किव्किका/काठ ९४५ 


मार्ग में पडनेवाले कराड-कूखाड की "परवाह किये विना अधाधुध पर्वत पर चढने लगा । 
उसने वानरों को एकात में बुलाकर उन्हें राम और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा-- 
वह देखो, पपा के पास दो व्यक्ति धनृष धारण किये हुए, विव्विध शस्त्रास्त्रों से सज्जित 
होकर ठहरे हुए हे । ये प्रच्छन्न वेशधारी, वालि के भेजने पर, हमारा सहार करने आये हे । 
अन्यथा, मुनियो को खड्ग, तृणीर, धनुष-बाण आदि की वया आवश्यकता है ? इनके 
पवित्र मुनिवेश देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है । अब हमें यहाँ से कही चला जाना 
चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है । 

जब सुग्रीव ने भत्रियों से इस प्रकार के वचन कहे, तब उसे सुनकर विमल विचारों 
से भरे हनुमान्‌ बोले--इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई पुण्यात्मा है, ये कपट- 
वेशधारी नहीं हे । रवि-चद्र के समान दीखनेवाले, ये दयालु व्यवित ही है ।! पता नही कि 
इस रूप में वे यहाँ क्‍यों आकर रहते है ” उनका महत्त्व जाने विना हमें भयभीत होने 
की क्‍या आवश्यकता है ?” तब सूग्रीव ने हनुमान से कहा--हमें शका होती है कि ये 
वालि के भेजने पर यहाँ आये है, पता नहीं कि क्रोध से भरा हुआ वालि हमें कब कसी 
हानि पहुँचायेगा। हमें कभी अपने शात्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए । अत है पवन-पुत्र, 
तुम किसी कौशल से उनसे जाकर मिलो और इस बात का पता लगाओ कि ये क्यों 


०. 


आये है । उनके मन की बात जानकर मेरे मत के भय का निवारण करो । शीघ्र जाओ।' 


२. हनुमानू की राम से सेंट 


इस प्रकार हनुमान्‌ को विदा करके सुग्रीव अपने मत्रियों के साथ वहाँ रहने से 
डरकर . मलयाद्रि पर चला गया । तब अत्यत शूर, उत्तम गृणवान्‌, शीलवानू, बाहुबली, 
तैजस्वी, कमनीय रूपवालें, वानरों के रक्षक, धर्मार्थमोक्ष के इच्छुक, अतुल गुरु-भकत, अत्यंत 
कुशल, तथा कीत्तिवानू, अजन-सुत हनुमान उस पर्वत से धीरे-धीरे ऐसे उतरा, मानों वालि को 
अमरलोक भेजकर सुप्रीव को राज्य पर प्रतिष्ठित करने, सुरो की रक्षा' करने, रावण की 
विजय-लक्ष्मी राम को देने, सीता के दुख को दूर करने तथा रवि-पुत्र (सुग्रीव) के 
चित्त को मोद-मग्न करने के लिए जा रहा हो । इस प्रकार वह वानरेश्वर पबत से 
उत्तरर आया और वटु का वेश धारण करके पपा सरोवर के निकट पहुँचा । महात्मांगो के 
दर्शनाथथ जाते हुए रिक्त हस्तो से जाना उचित नही है, इसलिए राम के देने योग्य एक फल 
हाथ में लिये हुए, वह उनके निकट जाने लगा । इस प्रकार आते हुए अनिल-कुमार को 
देखकर राम अपने अनुज से बोले--हे लक्ष्मण, सुनहला रग, मुज की सुदर करघनी, रत्त- 
कुडलो से विलसित कर्ण, श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत, कोंपीन, तथा हस्त-ककग धारण किये हुए 
किसी मनुष्य ने क्‍या अनुपम कपि का रूप धारण किया है / इस रूप को घारण करने 
की इच्छा से स्वय रुद्र ने इस रूप में जन्म तो नहीं लिया है ” अन्यथा इस पृथ्वी पर 
कपिमांत्र को ऐसी प्रभा कैसे प्राप्त हो सकती है ?' 

इस प्रकार प्रशसा करनेवाले राजकुमार को देखकर पुलकित गात्र से हनुमान्‌ उनके 


निकट पहुँचा और बड़ी प्रीति के साथ फल उनको भेंट किया, मानो कह रहा हो कि में साध्वी 


(७६ रंगन/फ एएम/य० 


आप ही शरण है । आपकी दृष्टि ने मेरा स्पर्श किया । में विभूषित हुआ । में इतार्थ 
हुआ | धन्य हुआ । में आपका प्रिय सेवक हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ हूँ, में वायुयुत्र हूं, 
और सूर्य-पुत्र का मत्री हूँ । अजना-सुत हूँ । में भय तजकर भिक्षुक के रूप में आपके विषय 
में जानने के लिए आपके पास आया हूँ । आप सुनिए। यशस्वी सुग्रीव वानरो के राजा है । 
और परम बलवान है । वे सूर्य-पुत्र हे और सूर्य-सम तेजस्वी हे, वे अभिमानी तथा असमान 
पराक्रमी है । अपने भाई वालि के द्वारा अपना सारा राज्य खोकर, अत्यत व्याकुल हो, 
वे इस पव॑त पर रहते है । वे दुखी हे और आपके सखा बनकर रहने योग्य है ।' 

इस प्रकार कहकर उसने हाथ जोड़कर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बर्ड 
भक्ति के साथ आगे कहा--है महात्माओो ! इस पृथ्वी के इन्द्र तथा उपेन्द्र के समान, 
अश्विनीकुमारों के समान, रवि-चद्रों के समान मनोहर रूप, उन्नत स्कथ, चद्र के समान मद 
हास से युक्त मुख, कमल-दलो को भी परास्त करनेवाले नेत्र, स्वर्ग के निवासियों की भी 
प्रशंसा प्रप्त करने योग्य बाहुबलवाले, दुलंभ राजचि क्वो से सुशोभित, धनूष धारण करनेवाले, आपने 


] 


यह मुनिवेश क्यो धारण किया हैं ” आप कोन है ? यहाँ क्यो आये है ?' 


इस प्रकार के सुधा-मधुर वाक्यों से अत्यत नांम्र होकर जब हनुमान्‌ ने उनसे प्रहन 
किया, तब राम उसकी वाक्‌-पदुता, बुद्धि-चातुरी, आकृति, मन की प्रीति तथा नीति से प्रसन्न 
होकर अपने भाई से बोले--हे लक्ष्मण, ऐसे वचन कहना ब्रह्मा के लिए या उनकी पत्ली 
के लिए ही सभव है, अन्यो के लिए नहीं । कदाचित्‌ यह (वानर) व्याकरण, निगम, 
शास्त्रादि का ज्ञाता है । इसके सभाषण तथा रूप अतुल शुभ लक्षणों से समन्वित है । 
ऐसा दूत यदि हमें मिल जाय, तो हमारे सभी कार्य सफल होने में कोई सदेह नही रहेगा । 
इसलिए तुम इसे मेरे सभी कार्यों का विवरण क्रमश सुना दो ।' 


तब रामानूज ने अत्यत प्रसन्न होकर हनुमान्‌ को सबोधित करके कहा--हे अनघ, 
हम इक्ष्वाकु-वश में उत्पन्न दोनों भाई हे । ये मेरे भाई राम है और में लक्ष्ण हूँ । 
हम दोनो महाराज दशरथ के पुत्र हे । राजा दशरथ की आज्ञा से तपस्वियों का-सा जीवन 
व्यतीत कर रहे हे । दुर्मेति रावण हमें धोखा देकर राम की स्त्री, भूमिसुता को ले गया है। 
उसके मार्ग का अन्वेषण करते हुए हम वन में फिर रहे थे तो एक स्थान पर शबरी ने 
हमें सुग्रीव का समाचार सुनाया था । वह महाबली हमारा मित्र बन जाय, ऐसी कामना 
करक॑ हम यहाँ आये है । अब तुम हमें स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कौन हो और 
तुम्हारा क्या परिचय है ”' 


३. हनुमानू का अपने जन्म का तवृत्तांत सुनाना 
तब हनुमान्‌ ने उन रघुवक्षियों को प्रणाम करके निवेदन किया-- हें महात्माओ 
अपनी प्रिय माता के गर्भ से जन्म लेंने के कुछ वर्षों के पश्चात्‌ मेने किसी उद्देश्य से ब्रह्मा 
की तपस्या की थी । तब मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर सरसिजभव ने मुझे दर्शन दिये और 
बोले---कोई इच्छा हो तो कहो ।” तब मेंने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, 
सहत्नों प्रकार से उनकी स्तुति की और फिर कहा--है विमलात्मा, इस पृथ्वी पर मरे 
मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य कौन हैं ? में किसकी 


केशडिकक 7 की 8 ९७७ 


प्रार्थना तथा सेवा करूँ ?” तब कमलसभव ने अपने मन में विचार करक कहा--जो 
तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा स्वामी और प्रभु होगा । (भाव 
यह है कि हनुमान्‌ के आभूषण दूसरो के लिए अदृश्य थे।) वहीं हम सब के दइष्टदेव, 
समस्त प्राणियों तथा इस ससार के कर्त्ता है, वे ही विष्णु हे । जान लो, बे ही तुम्हारे 
त्राता तथा प्रभु हैं ।' 


.. 


“इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मा चले गये । तब से में समस्त लोक में विचरण 
करता रहता हूँ । हे राजन्‌ | मेरे आभूषणों की दीप्ति स्वर्ग के निवासी भी नही देख सकते ।' 

तब सौमित्र ने मारुति को देखकर कहा--हे अनघ, सुनो, राघव की शक्ति लोक- 
विख्यात है । वे अनुपम दिव्यास्त्र के ज्ञाता तथा अतुल साहसी है, वे करुणा के समुद्र हे 
और गभीर प्रकृति के है, वे शरणागत-त्राता तथा सद्धर्म में तत्पर है । वें जगन्नाथ हे, 
अशरणगरण हे, अगणित गृणों से विभूषित हे, तेजस्वी, दिव्य पराक्रमी तथा सत्यवादी हैं] 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति का सेवक तथा हितेच्छू होकर मे रहता हूँ । राघव के लिए कोई कार्य 
असाध्य नही है । कुटिल राक्षस का पता लगाकर हम स्वय सीता को लः सकते हैं; किस्तु 
परिश्रम उठाकर अकेले जाना उचित नहीं है और वह राजनीति भी नहीं है । इसलिए 


मेरे प्रभू का विचार है कि तुम्हारे सुग्रीव को अपना मित्र बनाया जाय | अब तुम इस 
कार्य को किसी तरह सपन्न करो ।' 

तब पवन-पुत्र ने अत्यत प्रसन्न होकर अपना निज रूप दिखाया । राम-लक्ष्मण न 
उसे अपनाया, इससे उसने अपने को कतार्थ समझा । तब उसने अपनी आँखों में आनदाश्रु 
भरकर उनकी अत्यधिक स्तुति की । तत्परचात्‌ राम और लक्ष्मण ने अत्यत हर्ष से अनिल- 
कुमार को विदा किया । हनुमान्‌ अत्यधिक आनंद तथा उत्साह से सुग्रीव के पास पहुँचा 
और उसे रघुवश के राजकुमारों का बृत्तात इस प्रकार कहने लगा--हें सुग्रीव, रमणीय 
रूपवाले राम-लक्ष्मण, महनीय गुणों से अलकृत होते हुए इस जगत में विद्वेमान हैं । शोक- 
सागर में निमग्न होनेवाले तुम्हें, रघुराम एक नौका के रूप में मिल गये हे । है सुग्रीव, 
अब तुम सुरक्षित हो गये । तुम्हारा प्रतिश्ोध पूर्ण होगा-। तुम्हे पूर्ण सतोष होगा । में 
तुम्हारे पुण्य की प्रशसा कैसे करूँ ? सच्चरित्रवान्‌, दयामूत्ति, सत्यवादी, आजानुबाहु, महा- 
विष्णु, श्रीनिवास और पुण्यनिधि, दशरथात्मण राम ही तुम्हारे प्रभु है । वे महात्मा जब 
अपने पिता की आज्ञा से ढडकवन में रहते थे, तब दशानन उनकी पत्नी को चुराकर लें गया । 
उससे युद्ध करके उसका सहार करने के उद्देश्य ससे वे तुमसे मित्रता करने यहाँ आये हैं । 

इन बातो को सुनकर सुग्रीव हर्षित हुआ । उसने अनिलकुमार को देखकर कहा-- 
है पवनसुत, मेरा सारा भय दूर हो गया । मेरी तपस्या सफल हुई । तुम्हारे जैसे अंजन 
के प्राप्त होने से में राघव-रूपी निधि को देख सका । तुम्हारे जैसे कर्णधार के रहने से 
में' इस शोक-सागर को पार करने में समर्थे हुआ । तुम उन्हें ऋष्यमूक पर्वेत पर लिवोँ 
लाओ और मेरे मन का सताप दूर करो । अब तुम जाओ ।' 

वायू-पुत्र तुरत रघुराम के पास गया और प्रणाम करके उनसे निवेदन किया--है 
देव, श्रीमान्‌ का मित्र सुग्रीव, आपके दर्शनो का अभिलाषी हैँ, अतः आप पघारें । राम 


श्रे 


८ रंगने7थ ए/यायेण 


मन-ही-मन हर्षित हुए और हनुमान्‌ की प्रशसा करने लगे । तत्पश्चात्‌ एक पुण्य मुहत्त मं 
अपने अनुज के साथ वे हनुमान्‌ के कधों पर बेठकर ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचकर अत्यत 
हर्षित हुए । हनुमान ने उन्हें किसी निर्जन स्थान में ठहरा दिया और मलयाद्वि पर पहुँचकर, 
श्रीराम के दर्शनो के लिए उत्कठित सुग्रीव को देखकर कहा--है देव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । 


०. 


राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर आ गये । तुम अब चलो । तब सूय॑पुत्र ने आनद से 
फूलकर मनुष्य-हूप धारण किया । मुकुट, केयूर आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने 
मत्रियो के साथ शीक्र ही ऋष्यमूक पर जा पहुँचा । वह बडी भक्ति के साथ राम के 
सामने पहुँचा और साष्टाग प्रणाम करके संतुष्ट होकर, हाथ जोडकर उनके सम्मुख खडा 
रहा । 

तब राम ने सुग्रीव को गले से लगाया और मद हास की अमृत-वृष्टि करते हुए 
वे सुप्रीव से बोले--हे सूर्यपुत्र, में वायु-पुत्र के मुख से तुम्हारे पराक्रम, बाहुबल आदि को 
सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । अब तुम भयभीत मत होओ । तुम पर आक्रमण करनेवाल 
तुम्हारे शत्रु का सहार में करूँगा। अब तुम्हारे सिवा मेरा आप्तबधु और विश्वास- 
पात्र मित्र दूसरा कौन है ?! 

इस प्रकार सात्वना देने पर सूर्यनदन ने कहा--हे देव, आपने मुझे अपना प्रिय 
सेवक स्वीकार किया है, आपकी करुणापूर्ण दृष्टिमात्र से से धन्य हुआ । हे सूर्य-कुल-नाथ, 
मेरे जेसा सेवक आपको मिल गया है, अब आप निश्चय जानिए कि आपने रावण का बध 
करके सीता को प्राप्त कर लिया | तब राम तथा सुग्रीव अग्नि के समक्ष परस्पर (एक 
दूसरे की सहायता करने का) वचन देकर सतुष्ट हुए । 

उस समय अगद ने, जो क्रीडा करने योग्य आयु का था, और जो विनोदार्थ वही 
पर विचरण करते हुए खेल रहा था, राम तथा सुग्रीव के अग्नि-समक्ष दिये हुए वचनो को 
सुन लिया । उसने घर जाकर अपनी माता तारा से सभी बातें कह सुनाई । वह मन-ही- 


मन अत्यत दुखी होती हुई कितनी ही दुशकाओ से पीडित हो उठी । 
8. सुग्रीव का सीता के आमभूषणों को देना 


तब वायुपुत्र ने एक विशाल वृक्ष की शाखा को तोडकर, सुग्रीव तथा राघव के 


.. 


लिए एक आसन बनाया । उस पर बैठकर वे दोनो वार्तालाप करने लगे । कुछ समय के 
पश्चात्‌ सूर्यपुत्र दोनो राजकुमारों को गुफा के भीतर ले गया और बडे प्रेम से उन सभी 
आभूषणों को लाकर दिखाया, जिन्हें सीता ने फेंका था । उसने कहा--है देव, जिस समय 
राक्षस दण्डकवन में आपको धोखा देकर, आपकी देवी को आकाश-मार्ग से उठाकर लिये 
जा. रहा था, उन्होने (सीता ने) हमें इस पहाड पर देखकर, ऊँचे स्वर में आपका नाम 
लेकर पुकारा और अपने क्रीने अचल का एक क्ाग फाडकर इन आभूषणो को बाँधा और 
उन्हें यहाँ गिरा दिया ।' 

इतता कहते ही राम शोक-सागर में डूब गये और अश्रुधारा बहाकर उन आभषणों 
का सारा मैल घो दिया । उन्होने उन आभरणो को अपने वक्ष पर जहाँ-तहाँ रखकर देखा । 
सीता का स्मरण आते ही उनक सभी अग शिधभिल-से हो गये । उन्होने लडखडाते हुए 


#कि/वकधाकाोड 8९ 


मं 


स्वर में लक्ष्मण को बुलाकर कहा--लिक्ष्मण, देखा तुमने ? सीता के सभी श्वगार इस 
प्रकार मिट्टी में मिल गये है । भला, आभूषणों को गिरा देने का क्या अर्थ है ? इनको 
साथ रखने में उसे क्‍या कष्ट होता ? सीता तो मेरी प्राणेश्वरी है । हाय, इस अचल की 
दशा को तो देखो | जो फीना अचल उसके सुडौल कुचों पर सतत रहता था, उसकी ऐसी 
दशा हुई ! मेरे चरणों को गुलाबजल से धोकर, उन्हें इसी से वह पोछती थी । इसे 
विजन बनाकर, अत्यत सुदर ढंग से मेरे श्रम-बिदुओ को सुखा देती थी । अपनी प्रभा- 
समन्वित तनुलता की काति बिखेरती हुई वह इसी के पाँवडे बिछा देती थी ।” इस प्रकार 
शोक करते हुए राम अश्वरु बहाने तथा वार-बार मुच्छित होने लगे । फिर सँभलकर भक्ति 
के साथ सिर भुकाये खडे सुश्रीव को देखकर रघुनाथ बोले--.है सुग्रीव, बतलाओ कि मेरी 
देवी को लेकर आनेवाला वह इन्द्र का शत्रु किस देश में रहता है? उस्तका नगर कौन-सा है ? 
में अभी उस राक्षस का सहार करके सीता को छड़ा लाऊँगा ।! 

यह सुनकर सुग्रीव बोला--हे देव, में उस द्रोही का निवास नहीं जानता । फिर 
भी कोई चिता नहीं | अब में सब बातें जानने का प्रयत्न कझूँगा । आप शोक त्यागकर 
घैतें धारण कीजिए । अत्यत पराक्रमी वालि के द्वारा अपनी पत्नी के हरे जाने पर भी 
में इतना दुखी नहीं हूँ । है देव, विपत्ति-हपी सागर को आत्मधैय-रूपी नौका से ही पार 
किया जा सकता है । हे प्रभो, हम जैसे साधारण मानवों की तरह आप भी शझोक करें, 
यह कहाँ उचित है ?' 

सुग्रीव के आप्त वचन सुनकर रघुवीर घैर्य धारण करते हुए सोचने लगे--सीता के 
खो जाने का ढंग जानने के परचात्‌ मन-ही-मन दुखी होते रहना श्रता नहीं हैं। यो सोचकर 
उन्होने सताप त्याग कर सीता को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के कार्य में प्रवत्त होने 
का निरचय किया । किन्तु उसके पूर्व उन्होंने सुग्रीव के शत्रु का अत करने का निदचय 
किया । सीता के आभूषण लक्ष्मण को सौपकर वे सुग्रीव को देखकर बोलें--हे मित्र, 
विद्वानों का कहना है कि विपत्ति के समय मित्र को समान कोई सहायक नही होते । चाहें 
मित्र गुणवान्‌ हो, या गृणहीन, विपत्ति के समय वही सहायक होता है । तुम्हारी मित्रता 
प्राप्त करके मुझे किसी भी वस्तु के अभाव की चिता नहीं रही, यह तो निश्चित है । 
अब में उस पापी वालि का वध करूँगा, जो तुम्हारी स्त्री का अपहरण करके तुम्हारा वध 
करना चाहता है । भाइयों में स्‍्तेह का भाव हो, तो उससे श्रेष्ठ सुख और कुछ नही है । 
किन्तु ऐसा स्नेह तुम में क्यो नहीं रह पाया ? तुम्हारे और तुम्हारे अग्नज में शत्रुता 
क्यो हुई ? इसका वृत्तात मृझे सुनाओं ।!' 

तब सुग्रीव ने कहा--हे राम, में अपने और वालि की छत्रुता का वृत्तात सुनाता हूँ, 
सुनिए । (समुद्र-मथन के समय) मद्राचल को मथानी बनाकर, वासुकि को नेती बनाकर 
जब देवताओं ने हमारे बाहुबल को जानकर हमसे प्रार्थना की, तब में और वालि, दोनों 
मथन के लिए एक ओर खडे हो गये और दूसरी ओर देवता, गरंड, उरग, असुर, सिद्ध 
आदि थे । इस प्रकार जब हम क्षीर्सागर का मथन करने लगे, तब उसमें से हलाहल 
निकलकर समस्त लोकु को जलाने लगा, तो महादेव ने सबको आइचर्यंचकित करते हर 


(८० रंग्नाथ एमगायण 


उसे पी गये । उसके पद्चात्‌ उसमें से ज्योष्टा देवी का जन्म हुआ, तो उसे कलि 
महाराज ने बडे प्रेम से अपनाया । इसके उपरान्त कितनी ही वस्तुएं उसमें से उत्पन्न हुई । 
सब नें अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन वस्तुओ को बडे हर्ष से ग्रहण किया । आगे 
चलकर ऐरावत, मेष, महिष, मकर, करेणु (हथिनी ), हय, वृषभ आदि उस सागर से उत्पन्न हुए, 
तो इन्द्रादि दिकपालो ने बडे हर्ष से उन्हें अपने-अपने वाहनों के रूप में भ्रहण किया । 
महमीय सौभाग्यवती तथा महिमामयी लक्ष्मी का जब जन्म हुआ, तब लक्ष्मीनारायण ने उन पर 
आसक्त होकर अपनी पत्नी के रूप में उन्हें ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ चंद्र तथा देव- 
कामिनियों का जन्म हआ । देवताओं ने उन सुदरियों में से तारा” नामक सुदरी को हमें दिया, 
तो हमने उसे ग्रहण किया । उसके उपरान्त हमारे मथनें पर अमृत का जन्म हुआ । 
देवताओ ने बडे प्रेम से उस सुधारत्त को कामधेनवु और कल्पव॒क्ष के साथ चंद्र को भी लेकर 
अपने निवास-स्थानों में चले गये । हम भी वहाँ से विदा हुए । 

हम अपने निवास को लौटकर बडे आननन्‍्दपुर्वके उस सदरी के साथ रहने लगे । 
कुछ दिनों के पर्चात्‌ सुत्रेण की प्रिय पुत्री रुमा के साथ विवाह करके बडे उत्साह से में 
जीवन व्यतीत करने लगा । मेरे पिता तथा अन्य मत्रियों ने ज्यष्ठ पुत्र होने के कारण 
वालि को वानर-राज्य का अधिपति बना दिया । वालि भी मेरा वडा आदर करते हुए, 
राज्य करने लगा और में भी उसका सेवक बनकर उसे पिता के समान मानते हुए दिन- 
रात उसकी सेवा में लगा रहा । इस प्रकार हम परस्पर प्रेम-भाव रखते हुए जीवन ,व्यतीत 
करने लगे । 

एक दिन की बात है कि पुरानी शत्रुता से प्रेरित होकर दुदुरभि का पुत्र मायावी 
नामक भयकर राक्षस अद्धं-रात्रि के समय किप्किधा तगर को भयभीत करते हुए आया, 
और दुर्वार गव से उसने हमें यूद्ध के लिए चुनौती दी । अनुपम शील-सपन्न वालि ने कुद्ध 
होकर मुभे साथ लेकर यूद्ध के लिए निकला । हम दोनो को आक्रमण करने के लिए आते 
देखकर वह राक्षस भयभीत होकर भागा और अपनी गुफा में छिप गया । तब वालि ने 
मुझसे कहा--'मे इस गर्वोद्धता राक्षस को पकडकर उसका वध करके लौटूगा, मेरे आने 
तक तुम सावधान होकर यहाँ रहो, जिससे अन्य कोई यहाँ प्रवेश न कर पाये । इस प्रकार, 
'मुभे गुफा के द्वार पर नियुक्त करके वालि ने गुफा में प्रवेश किया । एक वर्ष पर्यन्त गुफा 
में घोर युद्ध होता रहा । रक्त उमडकर गुफा के द्वार तक बहने लगा और राक्षस के 
हुकार मुझे सुनाई पड़ने लगे । तब मेने निम्चय कर लिया कि वालि राक्षस के हाथो से 
मारा गया है | यदि वह जान जाय कि में यहाँ है, तो वह बाहर आकर मेरा भी वध कर 
डालेगा । इस प्रकार सोचकर में एक पहाड़ी से उस गुफा का द्वार बद कर दिया और 
ब्रालि की तिलोदकर-क्रिया करके किध्किधा लौट आया । मन्रियों ने यह कहकर कि वालि 
की मृत्मु के बाद इस राज्य के अधिकारी तुम ही हो, विवद् करके मुझे वानर-राज्य का 
राजा अभिषिक्त किया । तब से में वानरों का चक्रवर्ती होकर राज्य करता रहा । 


है राजन, वहाँ वालि मायावी (राक्षस) का सहार करके, मुझे पुकार-पुकार कर, 
झर गया । उसके परचात्‌ वह द्वार पर मेरे द्वारा स्थापित पहाडी को पदाघातों से च्र-चूर 


कि/ब्कक्एकी 8 ९८९ 


करके बाहर निकल आया । मुझे वहाँ न देखकर वह अत्यत कुंद्ध हुआ और किष्किधा में 
प्रवेश किया । मेरे प्रणाम को भी स्वीकार किये विना वह गरज उठा--क्यों रे, तुम्हे 
अपना अनुज समभकर तुम पर विश्वास करके मे शत्रुओं से युद्ध करते गया, तो तुम इस 
प्रकार मुभे धोखा देकर मेरे राज्य का अपहरण करके, उसका शासत्‌ करने लगे ? क्‍या 
तुम्हारे लिए यह उचित है ? तुम महा पापात्मा हो । तुम्हें मारने से भी कोई दोष नहीं 
लगेगा ।' 

तब मेने उसके चरणों पर गिरकर भक्ति तथा विनय के साथ निवेदत किया-- 
हे भाई, एक वर्ष तक आप और मायावीं युद्ध करते रहे । तब (एक दिन) मेने गूफा से 
रक्त का प्रवाह उसके द्वार तक आते देखा, तो भयभीत तथा मतिश्रष्ट हो भागकर यहाँ 
आया । मुभे देखकर मत्रियो ने विवश करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया । इसके अति- 
रिक्त में कोई कपठ नहीं जानता । आपका आगमन मेरे लिए शुभप्रद है । यह वानर-राज्य 
आप पुन ग्रहण कीजिए । मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नातें से में आपका 
भाई हूँ, किन्तु वस्तुत मे आपका सेवक तथा पुत्र हूँ ) हे करगानिधि, मुझसे कोई भूल 
हो गई हो, तो उसे क्षमा कीजिए ।' 

इस प्रकार के वचतों से मैने वालि की बहुत विनती की , किन्तु उसका क्रोध 
पग-पग पर बढता ही गया । मत्रियों ने भी उसे बहुत समभाया कि अनुज के प्रति इतना 
क्रोध उचित नहीं है, किन्तु उसने उनकी बातो पर ध्यान नहीं दिया । उसने मेरी पत्नी 
रुमा को मुझसे छीन लिया, मेरा राज्य ले लिया और मेरा बंध करने के लिए तैयार 
हो गया । में भयभीत होकर भागने लगा, तो वह मेरा पीछा करने लगा । में सारे भूलोक में 
शरण इढ़ते हुए भागा और अत में इस पर्वेत पर रहने लगा, क्योकि वालि इस पंत 
पर चढ़ नहीं सकता ।! 

तब राम ने आइचय से पूछा--हे सूर्यपुत्र, इस पर्वत पर वालि क्‍यों नहीं चढ़ 
सकता ? इसकी कथा मुझे सुताओ ।” तब सुग्रीव विनम्‌ भाव से यो कहने लगा--पूर्व- 
काल में दुदुभि नामक दुष्ट राक्षस, वरदानो के प्नताप से प्रबल होकर तीन लोको को 
भयभीत करने लगा था । वह जगली भेते का रूप धारण करके समुद्र के पीछे पड़ गया 
और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी । तब समुद्र व्याकुल हो उठा और करोडो रत्नो क्री 
भेंट देकर कहा--तुम्हारे साथ युद्ध करके श्रेष्ठ हिमाद्वि ही जीवित रह सकता है । में 
तुम से युद्ध नही कर सकता।' तब वह उस हिमाड़ि से युद्ध करने चला गया, जिसके 
श्षगों ने इंद्र के बाहुस्तभ से सम्मानित वच्ञायुध के तेज को भग किया था । तब उस 
पर्वतेश्वर ने कहा--क्या में तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ ” इस ससार में तुम्हारा 
सामना करके, तुम्हारे साथ युद्ध करने का बाहुबल केवल वालि में है । वह अपनी प्रबद् 
शक्ति के साथ किष्किधा पर राज्य कर रहा है । यदि तुम युद्ध करने की इच्छा रखते हो, 
तो हे महाबली, वही जाओ ।॥' 


तब वह राक्षस बडे उत्साह से किथ्किधा आया और प्रलय-काल के ब्रादल के समान 
गर्जेत करके अपने साथ युद्ध करने के लिए वालि को चनौती दी । 


पर ऐरैगनतथ रपायण 


बाहर आया और गर्जन करते हुए दुदुभि के समान ध्वनि करनेवाले उस दुदुरभि का सामना 
करके ब्रोला--देखू” अब तुम कहाँ जाते हो ?” इस प्रकार कहकर वालि ने शिलाओ तथा 
वृक्षों को उश्लाड-उश्लाडकर फेंका और मुष्ठि के प्रह्दरो से उसे व्याकुल कर दिया । जब 
उतने अपने तोक्ष्ण श्रूतों से वालि पर आक्रमण करना आरभ किया, तब वालि ने ऋुद्ध 
होकर, भयकर रूप धारण करके एक पर्वत उठाकर उस पर फेका । राक्षस ने उसे बचाकर, 
स्वय. एक और पहाड उठाकर वालि पर फेंक्रा । तब कपिराज ने एक बहुत बडा पर्वत 
उस पर फेंका । राक्षत्त ने अपने सीगो से उन्त पहाडो को हटाते हुए, वालि के कठ को 
पकड़कर ऐसा धक्का दिया कि वालि विचलित हो उठा । तब वालि ने उसका पीछा किया 
और एक वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंका । राक्षस उससे भी बच गया और छिपकर 
वालि पर आक्रमण करने लगा । तब वालि ने एक मोठे ताड के वृक्ष से उस पर प्रहार 
किया । राक्षत्त ने अपने सीगो से उसे भी उठाकर फेंक दिया, तो कपिराज ने अपनी 
कठोर मुष्टिसे उस पर प्रहार करना आरभ किया। राक्षत्त भी अपने सीगो से वालि को मारने लगा। 
इस प्रकार एक दूसरे पर प्रह्मर करते हुए एक सौ वर्ष तक दोनो घोर युद्ध करने लगे। 
तब वालि ने उसके दोनो सीगो को पकड कर नीचे गिरा दिया और उसका वध कर इडाला। 
उसके पहचात्‌ उसने अपना सारा बल लगाकर लात मारी, तो उसका शव मूँह तथा 
नाक से रक्त बहाते हुए वज्ञाधात से गिरनेवाले पर्वत की तरह, एक योजन दूर पर 
जा गिरा । गेंरू रंग के भरने के समान गिरवेवाली उस रकक्‍त-धारा की कुछ बूंदें, इस 
पर्वत पर भी गिरी । तब इस पर्वत पर तपस्या में निरत भयकर शक्तिशाली मतग मूनि ने 
क्रोध में आकर जश्ञाप दिया कि वालि इस पर्वत पर न चढ़ सकेगा । है जगन्नाथ, में इसी 
कारण से निर्भय हो सतत इस ऋष्यम्‌ृक पर ही निवास करता हूँ । हे राजन, दुदुभि के 
उस शरीर को एक योजन तक फेंक सकने की शक्ति वालि के सिवा और किसी में नही है। 
यदि आप उस हाव को, उससे भी दूर, न फेंक सकें, तो में आपकी शाक्ति पर विश्वास 
नहीं कर सकता ।/! 


तब राम ने मंद-मद हँसकर कहा--हे सूर्यपुत्र, में उस दुदुभि के शरीर को वैसे ही 
फेंककर तुम्हारा सदेह दूर करूँगा । मुझे वह शव दिखाओ । मेरु-मंदराकारवाले उस शव को 
सुग्रीव के दिखाने पर, राम उसके पास पहुँचे और उसकी परवाह किये विना ही, केवल 
अपने अगूठे से उठाकर उसे दस योजन दूर फेंक दिया । तब भी सुग्रीव को रघुराम की 
शक्ति के महत्व पर विश्वास नहीं हुआ | उसने कहा--है देव, जब वालि ने इसे फेंका 
था तब यह बहुत से रक्‍त-मास से भरा था, आज तो केवल इसकी अस्थियाँ रह गईं है। 
इसलिए आप इसे बडे वेग से फेंक सके, इसलिए विश्वास नहीं होता कि आपका 
बल वालि से भी अधिक है । इतना ही नही, विना थके वालि पहाडो को गेंदों की तरह 
उछाल सकता है; चारो समुद्रों में सध्या-नदन करता है और शिवजी के चरणों को भपने 
सिर पर धारण करता है । वायू से भी अधिक वेग से वह सभी समुद्रो को पार कर 
सकता है । ऐसे वालि की, जिसे इन्द्र ने स्वर्ण-माला प्रदान की थी, कौन समता कर 


०. 


छुकता है ? हे राजनूु, और एक बात सुनिए । यहाँ जो सात तालज़ुक खड़े हैँ, इन सभी 


/काइकध7काँड ९८३ 


को वालि अपनी वर-शक्ति से एक साथ अपने हाथो में पकड़कर उनके सभी पत्तो को तोड 
सकता है । इन्द्रादि देवता इन में से किसी एक ताल को भी हिला नहीं सकते । हे वसुधेद, 
यदि आप एक बाण से इस सातो ताल-वबुक्षो को गिरा सकते है, तो हम विश्वास कर सकते है 
कि आपकी शक्ति वालि की शक्ति स भी अधिक है । मातंग मुनि ने मुझसे कहा था कि 
जो इन सातो ताल-वृक्षो को " एक ही बाण से गिराने की शक्ति रखता है, उस व्यक्ति 
के हाथो से वालि का नाश होगा ॥' 

तब राम ने मदहास करके कहा--हे वनेचरेश्वर, उन ताल-वृक्षो को तुम अवश्य 
मुझे दिखाओ । तब निपुण राम ने वज्-सम अद्वितीय तथा निशित बाण सधान करके 
चलाया, तो वह बाण, पृथ्वी पर ठेढे-मेढे ढंग से खडे उन ताल-बुक्षो को एक साथ ऐसे 
काटकर गिरा दिया, मानो रावण की नाडियो को ही काठ दिया हो । उसके पश्चात्‌ वह 
शर निकट के पर्वत को भी पार करके पृथ्वी में प्रवेश किया और पाताल तक पहुँचकर 
किचित भी अपनी गति मद किये विना, बडे वेग से रघुराम के तूपीर में वापस आ गया । 
यह देखकर सुग्रीव आश्चरयंचकित हो अत्यधिक आनंद में डूब गया और मन-ही-मन यह 
सोचकर फूल उठा कि जिन ताल-बुक्षों के मूल सप्त पातालों तक गये थे, जिनके पत्र सप्त 
वायुमडलो तक फैले थे, ऐसे तालो को इन्होने एक ही दर से गिरा दिया । अब मेरा सदेह 
दूर हो गया । अब अवदय ही राघव के हाथो वालि का वध होगा । में अब वानर-राज्य 
पर शासन कर सकू गा । तब सूर्यवश्ष के प्रभु राम को देखकर सूर्यपुत्र ने हाथ जोड़कर 
कहा--हे देव, आपका रूप देखकर मेनें आपकी शक्ति की कल्पना नहीं करके पश्ु-बुद्धि 
का परिचय दिया । में सूर्यपुत्र हें और आप सूर्य-बश-सभव हे । अत मैने आपकी समानता 
करने का विचार करने का अपराध किया | आप त्रिलोकीनाथ है । मुझ मूर्ख को अपना 
सेवक मानकर मेरे शत्रु का सहार कीजिए और मुझे मेरा राज्य दिलाकर मेरा दुख दूर 
कीजिए ॥' 


५ वालि-सुग्रीव का ढ्व द्-युद्ध 

तब राम ने अत्यधिक कृृपा-दृष्टि से सुग्रीव को देखकर कहा--है सुग्रीव, तुम शीघ्र 
ही किष्किधा को जाओ और वहाँ वालि से युद्ध करते रहो । में एक ही बाण से ( वालि 
का वध करके) सहज ही तुम्हें राज्य दिला दूंगा । तुम निर्भभ होकर जाओ । तब विना 
किसी सकोच के तथा अत्यत उत्साह से सुग्रीव ने, नल, नील, हनुमान्‌ तथा बलवान तार 
आदि को साथ' लिये युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर किष्किधा के लिए भ्रस्थान किया । राम 
तथा लक्ष्मण उसके पीछे-पीछे चलें । किष्किधा के निकट एक बन में प्रवेश करके उन्होने 
वहाँ से सुग्रीव को वालि पर आक्रमण करने के लिए भेजा । सुग्रीव शीघ्र किध्किधा पहुँचा 
और नगर के बाहर खडे होकर भयकर गर्जन किया और अपने साथ युद्ध करने के लिए 
वालि को चुनौती दी । हाथी का चिंघाडना सुनकर जिस प्रकार सिंह क्रोध में आ जाता है, 
बैसे कद्ध होकर, शिवजी के चरण-कमलो को प्रणाम करके, रावण के कठो को अपनी 
बगल में दबानेवाले वालि ने आकर सुग्रीव का सामना किया । अप्रतिहत पराक्रमी, समान 


८8 रंगन7थ ए/य/पैए 


एक दूसरे के घुटनों, जाघो, वक्षो, नाभियों तथा कटि-प्रदेशों को विचित्र ढंग से भुकाकर 
इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे पूर्व तथा परिचम के समुद्र आपस में युद्ध करते हो । 
उसी समय राम ने अपने धनुष पर बाण का सधान करके, उसे चलाने के विचार से, 
उन दोनो को देखा । कितु उनके वदन तथा रदन, पूँछ तथा बाहु, उदर तथा अधर, उरू 
तथा पादव, कक्ष तथा वक्ष, पैर तथा उँगली, वक्षण तथा शिक्षण, वेष तथा भाषा, नाक 
तथा गाल, सिर तथा स्कध, पिडली तथा चरणयुग्म, कर्ण तथा वर्ण, कठ तथा अंग, इन 
सब को एक समान देखकर, यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनो में वालि कौन है 
और सुग्रीव कौन ? तब राम ने मन-ही-सन आश्चययंचकित होकर सोचा कि यदि मे 
बाण चलाऊँ, तो न जाने इनमें से कौन मृत्यु-मुख को प्राप्त हो जायेँ । यो सोचकर वे 
विना बाण चलाये ही रह गये । 


युद्ध करते-करते अत्यधिक थक जाने पर भी सुग्रीव ने अपनी सारी शक्ति तथा 
निपुणता लगाकर युद्ध किया, किन्तु वालि से परास्त हो गया । वालि की बलिष्ठ मुष्टियो 
के आधातो के कारण वह घोघों की थैली के समान हो गया और लबी साँसें लेता हुआ 
सोचने लगा--हाय रे, राम का विश्वास करके में क्‍यों आया ? इसका मुझे अच्छा 
पुरस्कार मिला । बस, बस, अब अपना रास्ता नापने में ही मेरा कल्याण है। यो सोचते 
हुए वह सुध-बुध खोकर, अपनी पूछ को कठ में लपेठें हुए, चारो ओर देखते तथा भूलते 


हुए ऋष्यमूक पर्वत पर भागा और मन-ही-मन दुःखी होने लगा । 


ठीक इसी समय राम वहाँ पहुँचे । अनन्त विक्रमधाम राम को देखकर सूरय्यपुत्र ने 
सिर भुकाकर कहा--हे राजन, मेने आपका विश्वास करके अपना असमान बल-विक्रम 
दिखाकर वालि से युद्ध किया । किन्तु आपने मेरी उपेक्षा की, मेरी रक्षा नही की, चुप- 
चांप देखते ही रह गये । सूर्य-वश में जन्म लेकर ऐसा अधर्म करना, क्या, आपको होभा 
देता है ” हे देव, आपके सत्य तथा तेज का विद्वास करके मैने वालि को छेडा । नहीं 
तो में कहाँ और वालि कहाँ ? वालि को चुनौती देकर फिर बचकर आना असभव था । 
शायद किसी पूर्व-पुण्य के फल से बचकर में पूरववत्‌ इस पर्वेत पर पहुँच सका । आपका विश्वास 
करने के कारण शत्रु के हाथो से पराजय और जग-हँसाई मुझे प्राप्त हुई । आपमें दया, 
साहस और शक्ति की अधिकता देखकर मेंने आपका विश्वास किया था ।' 


इन बचतों को सुनकर राम बोले--हे सु्रीव, तुम अपने मन में इतना सदेह क्‍यों 
करते हो ? इसमें मेरा कोई दोष नही है । क्या में तुम्हें शत्रु के हाथ में सौप दूँगा ? 
एक बात सुत्री । विद्व-विमोहक आकारवाले विख्यात अश्विनीकुमारों के समान तुम्हारी 
और वांलि की रूप-रेखा समान होने के कारण में तुम दोनो में भेद नहीं कर सका और 
बाण चलाने में मुझे भय हुआ; क्योंकि यह अस्त्र अमोष है । इसलिए तुम इसे बुरा' मत 
संभको । इस बार तुम इन गज-पुष्पों की माला पहनकर वालि से युद्ध करो । में अवश्य 
हीं वालि का वर्ष करूँगा । संदेह मंत करो, दुढड निवचय से युद्ध के लिए किष्किधा 
के लिए प्रस्थान करो । यो कहकर उन्होने अपने प्रिय अनुज से ग्रज-पुष्पो की माला मँगवाकर 
उसे सुग्रीव के कंठ में पहनाया । तब सुम्रीव नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्र के समान, 


किशिकथएका छ ४५९८ 


0. न 


बक-प क्तियो से अलकृत सध्या-गगन के समान, शरत्‌काल के बादलों के साथ विलसित मेढ- 
पर्वत के समान सुशोभित दीखने लगा । 

तव राम तथा उनके अनुज बडे हुए से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए । उसके पदचात 
वे नल, नील, तारा तथा हनुमान्‌ के साथ सुग्रीव कों साथ लिये हुए नदियो, पुष्पो से युक्त 
लता-समूहो, पुन्नाग, नारगी, कदली तथा सहकार-वृक्षों से भरे वनो को देखते हुए उज्ज्वल 
कैरव, प्म तथा कह्लारों से शोभायमान, बहु सरोवरों का दर्शन करते हुए, गज, सिंह, 
वराह तथा जगली भंस्ों को देखते हुए, बहुत दूर तक चल और वहाँ अग्नि-सम तेजस्वी 
स॒प्त जनाह्व' नामक मुनि के आश्रम का दर्शन किया । सुग्रीव के मुह से उस आश्रम 
का महत्त्व सुना । उसके पश्चात्‌ वालि के शासन में रहते हुए ऐश्वर्य से सपन्न किध्किधा- 
नगर को देखकर सुग्रीव स बोले--तुम पूर्ववत्‌ जाकर वालि के साथ युद्ध करो, में अवश्य 
वालि का सहार करूँगा ।! यो कहकर उस पुण्यात्मा सुत्रीव को आदर के साथ भेजकर 
राम समीप ही एक पेड की आड में खड़े हो गये । 


६. तारा का वालि को रोकना 


तब सूर्यनदत ने क्रिष्किधा की सभी गुफाओ को विदीण्ण करते हुए घोर गर्जन किया 
ओर इन्द्र-सुत वालि को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा । वालि अत्यत क्रोधावेश में 
आकर सोचने लगा--“यह्‌ एक मर्द की तरह अपने बाहुबल का गव॑ कर रहा है । अब 
इसका सहन करना उचित नहीं है, अब में इसका वध कर डालूगा ।” 

इस प्रकार निश्चय करके वह शक्तिशाली तथा जयशील वालि युद्ध के लिए निक॑ला, 
तो अपने पति का मार्ग रोककर तारा कहने लगी,--हे देवेद्धन॒दन, विना सोचे-विचारे आप 
सूर्य-पुत्र पर आक्रमण करने क्यो जा रहे है ” अभी-अभी आपसे युद्ध करके वह घायल 
होकर भाग गया था । फिर इतना श्षीत्र वह कैसे आ गया ? यदि आपसे कही अधिक 
बलवान की सहायता उसे नहीं मिलती, तो वह कंदापि यहाँ नहीं आता । हे इन्द्र-पुत्र, 
यही नहीं, मेने अगद से और एक बात सुनी है । अपने पिता की आज्ञा के अनुसार दशरथ- 
राम वनवास के लिए आये थे । वहाँ दशकधर (रावण) ने उनकी पत्नी को हर लिया । 
वे और उनके भाई मुनि-वेश में सीता की खोज में ऋष्यमृक पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव 
को अपना सेवक स्वीकार करके तुम्हें मारना चाहते हे । राघव स्वय विष्णु हे, कमलनाभ हैं, 
वैरियो के लिए भयकर रूप है, दयालु हे, धीर हे और धनुविद्या के गुर हू । उनका वात्रु 
बनकर उनको जीतना असभव है । आप प्रेम से सूर्य-पुत्र को अपना राज्य देकर, फिर 
राम से सधि कर लीजिए । यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुनिनवृत्ति ग्रहण करके अपने 
प्राणों की रक्षा कीजिए ।” 

तारा के इन वचनों को सुनकर वालि अत्यत क्रुद्ध होकर बोला--'मेरी पत्नी होकर 
तुम इतनी भयभीत क्‍यों होती हो ? में अपने बाहुबल से किसी भी बलवान्‌ पुरुष को 
युद्ध में जीतकर विजय प्राप्त कर सकता हूँ । में कभी किसी से पराजित नहीं होऊँगा । 
जब शझत्र्‌ आकर युद्ध के लिए ललकारे, तव अधीर होकर उससे सधि कर लेना वीरो का 
धर्म नही है । हे कमलाक्षी, मेरं-जैसे बलवान के रहते, मुझे स्वीकार नहीं करके, राम ने 


८६ एंगेन74 रयापैर्ण 


सुग्रीव को अपनाया है । इसलिए जान पडता है कि राम नीतिवान्‌ नहीं हे । ऐसी दशा में 
राम की मित्रता स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं है। सुग्रीव अनाथ होकर रास का 
सेवक बन गया है । मुझे राम की क्‍या आवश्यकता हूँ । संधि की क्‍या आवश्यकता है ? 
मे किसी की प्रार्थना क्यो करूँ ? वह महान्‌ पुरुष तथा धर्मात्मा राम, अकारण ही मेरा 
बध क्यो करेंगे ? (तुम्हारी) ये बातें सर्ववा असगत हे । में अभी जाकेर अपने भयकर 
वज्ञ की समता करनेवाली अपने मुष्टि-प्रहारों से सुग्रीव का वध करके आता हूँ। 


तुम निश्चित रहो । 
इस प्रकार के वचनो से तारा को सतुष्ट कर इन्द्-पुत्र वालि अपने पराक्रम, शक्ति 


तथा साहस के साथ इस ढंग से (युद्ध के लिए) निकला, मानो कर्मपाश के आकर्षण को 
टालने की शक्ति उसमें नहीं रही हो । उसने अपने गर्जन से सभी समूद्रो को क्षुब्ध कर 
दिया; भू-वलय को केपा दिया । उसके बाद वह सुग्रीव को डॉटते हुए भयकर स्वर में 
बोला--मेरे साथ युद्ध में हारकर, लज्जाहीत हो, फिर युद्ध करने आया है ? कोई बात 
तहीं । मे अभी तुझे यम के मुह की बरी बनाऊंगा । डीगें मारता छोडकर तू थोड़ी देर 
अठल खड़ा रह । मे यूद्ध में अपने मुष्टि-प्रहारों से तेरं प्राण हरण करूँगा ।' 

इस प्रकार कहकर वालि ने वजत्ञ का परिहास करनेवाली, अपनी मुष्टि बाधकर 
उससे ऐसा प्रहार किया कि सुग्रीव नीचें गिरकर रक्‍त उगलने लगा । तुरत वह संभल 
उठा और साहस के साथ खड़े होकर गर्जन किया और तिरस्कारपृर्ण वचनो से इन्द्र-सुत 
की विदा करते हुए कहा--में अब तक तुम्हारी उदहृण्डता केवल इसलिए सहता आ' रहा था 
कि तुम मेरे भाई हो और पृज्य हो। ऐसी बात नही कि मे तुमसे यूद्ध करने से 
डरता हूँ । में पहले का सुग्रीव नहीं हूँ । सोच-विचार कर मेरे साथ युद्ध करना । हैँ वालि, 
में अवश्य अभी तुम्हारा वध कर दूगा और कपि-राज्य पर अधिकार करूँगा ।! 


इतना कहकर सुग्रीव ने अत्यधिक क्रोष से एक साल-वृक्ष को उखाड़कर तेजी से 
वालि पर फेंका । उसके लगते ही वालि कपित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूच्छित 
ही गया । थोडी देर के बाद वालि सचेत होकर दुर्वार गव॑ और बड़े शौर्य तथा घैर्य के 
साथ एक पर्वेत उठाकर उस रवि-्युत्र पर इस भ्रकार फेंका कि देवता भी आदइचर्यचकित 
रह गये । सुग्रीव ने उस पर्वत को अपनी पू'छ से रोक दिया । तब वालि ने सूृप्रीव के 
पैरों पर प्रहार किया । सुग्रीव ने अपने तेज नखो से वालि का शरीर नोच डाला । वालि ने 
उम्र रूप घरकर सूम्रीव पर मुष्टि का प्रहार किया । क्रमशः दोनो अपनी अमित शक्ति 
का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे की शिखाओ को पकडकर पदाघातों से, नखो से. मृष्टियो से, 
एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए, गर्जन करते हुए, हुकार भरते हुए, घोर युद्ध करने 
सगे । उनके अग्रों से रक्त की धारा बहने लगी । वे अपनी बाहुओ तथा पूछो को दूसरों की बाहुओ 
तथा पूछों से फेसाकर, परस्पर धक्का देते हुए, फिर दूर हटते हुए, अपना सारा बल 
सेंगाकर परस्पर प्रहार करने लगे । इस प्रकार अत्यत भयकर रीति से जब वें लड रहे थे, 
तंब इच्द्र-तृत वालि के आघातों से रवि-युत्र सुग्रीव बहुत घायल हुआ । वह गये खोकर, 
धधाकुल और भयभीत हो, अपने ओठो को आदर करते हुए, दीन दृष्टि से चारो ओर देखने लगा। 


/किदिकका की १८७ 


७. वालि का संहार 


निग्रह तथा अनुग्रह के निधि राम ने जब देखा कि सुग्रीव अब क्‍्लात तथा खिन्न 
हो गया है, तब सोचते लगे कि यदि में अब वालि का वध नही करूँ, तो वह अवश्य ही 
सुग्रीव को मार डालेगा । तब राम ने सप्त समुद्रो तथा सप्त लोको की क्षुब्ध करते और 
समस्त भूतो को कॉँपाते हुए, अपने धनुष का टकार किया, वालि को तुणवत्‌ मानकर, लक्ष्य 
को साधा, और एक अमोघ  अस्त्र का सधान करके उसे उस असमान बलशाली वालि पर 
चलाया । तब वह बाण अपनी सूर्य-तेज सदृश काति को सारे आकाश-मंडल में विकौर्ण 
करने तथा भयकर अग्नि-शिखाओ की फैलाते हुए, गरुंड, उरग, अमर, गधर्वों को भयभीत 
करते हुए ऐसे वेग से चला, मानों अपने पुत्र की रक्षा करने तथा शत्रु को दण्डदेने के लिए 
सूर्य ही अस्त्र के रूप में जा रहा हो, अथवा सूर्य-पुत्र होने के कारण यम धर्मराज ने ही 
अपने अनुज सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, अपना काल-दड वालि पर चलाया हो । वह 
बाण सीधे जाकर वालि के उर में लगा । वालि पृथ्वी पर ऐसे ग्रिरा कि दिग्गजो, पर्वतो 
तथा वृक्षों के साथ पृथ्वी काँप उठी । वह बाण वालि के उर के पार निकलकर पृथ्वी में 
धैँस गया । अविरल बहनेवाली रक्त की धाराओ से वानरेइवर का सारो शरीर भीग 
गया और वह इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा, मानो पुष्पित अशोक-वृक्ष आँघी में गिर गया हो, 
अथवा प्रलय-काल में कातिहीन होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ सूर्य हो । तब पृथ्वी पर 
विवश पडे हुए उस वालि के पास राम आये । 

अपने समीप पहुँचे हुए रघुराम को देखकर मन-ही-मन कुपित होता हुआ वालि 
कहने लगा--है राघवेश्वर, हे रामचद्र, इस पृथ्वी पर लोग आपको धर्मात्मा कहते हैं | 
आप दम-शम, दया, सत्य, सम-बुद्धि, नीति, सौजन्य आदि सद्गुणों के भाण्डार हे । ऐसे 
होते हुए भी आपने अपनी महत्ता को त्यागकर मेरे और सुम्रीव के युद्ध करते समय 
हमारे बीच में आये और मेरे ऊपर बाण चलाया, क्‍या यह आपके लिए उचित है 
मैने आपका कोई अपकार नहीं किया है । मैने कभी आपकी बुराई नहीं सोची । में आपका 
शत्र्‌ भी नहीं हूँ। में जानता भी नही हूँ कि आपके झत्रुओों ने आपका क्‍या अहित किया है। 
उन बातों को जानकर मेने आपकी उपेक्षा की हो, सो भी नहीं। फिर भी आपका 
ऐसा करना, क्या उचित है ? हे सूर्य-कुल-तिलक, आप जानते हुए भी अनजान बनकर रहें । 
ससार में राजा लोग, दरभ, सिंह, शार्दल, कोला, गज, हिरण आदि का सहार करने 
के लिए मृगया खेलते हे। भला, कही कोई वानरों का वध भी करता है ? सूर्य-पुत्र तथा में, 
दोनों भाई-भाई हे। गर्वाध हो, कुर बनकर, हम चाहें जैसा भी आचरण करें, आपका इस 
प्रकार मेरा सहार करने का क्या कारण है ? खरगोश, नेवला, कछुआ, जंगली सूअर आदि 
जानवर खाद्य होते है, किन्तु वानर को कोई खाता नहीं है । फिर आपने आड में छिपकर 
क्‍यों मेरा वध किया ? हे राजन, अब आप अपने अनुज के साथ मेरे रक्तनमास का भोग 
लगाइए । उज्ज्वल कीत्तिवात्‌, जगद्धविस्यात दशरथ की आज्ञा से वन में तपस्वियों कान्सा 
जीवन व्यतीत करने के लिए आप आये, फिर भी जीव-हिंसा का त्याग नहीं किया । 
यूदि इस प्‌ थ्वी पर रहते हुए हम कोई अपराध करते हैं, तो उसके लिए दण्ड देने का कार्य 


श्पफ रंग्न/थ रायायण 


भरत का है । आपका इसे क्‍या सबंध है ? क्‍या आप राजा है ? आपने मुझे नहीं 
अपनाकर मेरा वध कर डाला । अपनी पत्नी को हरकर ले जानेवाले नीच रावण को 
जीतने के उद्देश्य से आप आये है । आपने मेरी अवहेंलना की और सूर्य-पुत्र को अपनाया । 
इस प्रकार आप इस लोक में नीति-रहित-से हो गये । यदि यह समाचार आप मुभे देते, 
तो क्या में आपकी पत्नी को छुडाकर नहीं ला देता ? जो महाबलवान की तरह आकर 
सीताजी को चुराकर ले गया, उसे मेने अपनी पूछ की रोमावली से बाँधकर सभी समुद्रो 
में डुबोया था और अत में उसपर कृपा करके उसे छोड दिया था । मेरा बाहुबल सारा 
ससार जानता है और सूग्रीव भी जानता है। हाय “मुभे भयभीत करके मार डालने की 
शक्ति रखनेवाले आप, मेरे सामने खडे होकर, मुझे ललकार कर, मुभपर आक्रमण 
करके मार न सके। भय से आड में छिकर आपने मुभे मारा। क्‍या यही 
राजधर्म है ?' 


वालि के इन वनों को सुनकर राम ने कहा--है वालि, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं 
देती । तुम कपि के वश में पैदा हुए और कपियों क बीच में पल हो । धर्मशास्त्र की 
तीति न जानते हुए भी वाचाल के समान मेरे दोष गिना रहे हो। यह न्‍्यायसगत नही है। 
तुमने जो वचन कहे, उनके प्रत्युत्तर में मेरी कुछ बातें ध्यान देकर सूनो । ससार के 
धर्माचा्यों की सम्मति है कि अग्रज को चाहिए कि वह अपने अनुज को अपने तनृजवत्‌ 
(पुत्रवत) पाले । तुमने उस नियम का उल्लधन किया । निरपराध सूथ्ये-पुत्र को तुमने 
नगर से निर्वासित किया । एँसा कामान्ध, तुम्हारे सिवा इन तीनो लोको में और कौन हो 
सकता है । दूसरी बात यह हूँ कि जब हम दोनो (मं और सुग्रीव) मित्र है, तो तुम मेरे 
मित्र के श्र होने के कारण तुम्हारा वध करता मेरे लिए उचित ही था । मृगया खेलने- 
वाले निष्कलक राजा, सजातीय पशु-पक्षियों की सहायता से मगो का शिकार करते है, या 
एक मृग को किसी दूसरे के साथ लडते समय उसको मारते हे, या भाडी में छिपकर 
उसका शिकार करते हँ या जाल फैलाकर मारते हे, या अकारण ही मारते हे, या आइड में 
खडे होकर शिकार खेलते हे, या* कटघरा सजाकर शिकार खेलते हे । इसलिए मुझे किसी 
भी प्रकार से इसका दोष नहीं लगेगा । तुम तो शाखा-मृग 5हरे । तुम्हारा वध मेँ किसी 
भी प्रकार करूँ, तो उसका दोष मसुर्भे क्यों लगेगा ? अपने श्रेष्ठ बाहुबल से समस्त जगत्‌ 
के स्वामी (बने हुए) भरत की आज्ञा से हम दुप्ट मृग तथा राक्षसों का बध करते रहते हे । 
तुम अपने अनुज की पत्नी को बलात्‌ छीननेवाले पापात्मा हो । इसलिए हमने तुम्हारा 
वध किया । राजाज्ञा से दण्डित व्यक्ति नरक के सकटो को प्राप्त नही होते । इसलिए 
तुम दुखी न होओ और स्वर्ग-सूख को प्राप्त करो ।' 


रघुराम के इन वचनों को सुनकर वालि थोडी देर तक आँखें बद किये हुए विवह 
पड़ा रहा और उसके पदचात्‌ कातियुक्त पूर्णचद्र रामचन्र को देखकर कहा--है शुभ नाम- 
वाले राम, हे भयकर किरणवाले, हे चद्रतम मुखवाले, मेरी पत्नी तारा ने आप प्रभु के 
शौय॑ का परिचय देकर मुझे अनुरोध किया था कि आप युद्ध में मत जाइए। मैने अपनी 
दुर्बृद्धि के कारण, विधि की प्रेरणा से, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आपके शत्रुता 


किल्किधाकोंड ८6 


करके इस प्रकार पृथ्वी पर पडा हुआ हूँ । क्रोध के आवेश में मेंत्रें मूर्ख हो, आपको अप- 
शब्द कहे है । आप मुझे क्षमा कीजिए । हे राजन, में अपनी दुदंशा की चिन्ता नहीं 
करता, तारा के लिए भी चिन्ता नहीं करता, किन्तु अपने पुत्र अगद के लिए में व्याकुल 
हो रहा हूँ । मेरी पत्नी और पूत्र की न जाने क्‍या दया होगी । मेने नहीं सोचा था कि 
मेरी ऐसी दुदंशा होगी। इस प्रकार कहते और शोक तथा मोह-छूपी समुद्र में डूबे हुए 
(मूक की तरह) मूच्छित हो पडा रहा । 


यह समाचार जब (वालि के) रनवास में पहुँचा, तब तारा आदि स्त्रियाँ वालि के 
वध का हाल जानकर अधीर हो उठी और उनके हृदयों पर वज्ञ के समान आघात हुआ । 
वे सब पछाड खाकर पृथ्वी पर गिर पडी । वे एक क्षण होश में आती, फिर दूसरे ही 
क्षण मूच्छित हो जाती । वे अत्यधिक सतप्त हो, वालि का नाम ले-लेकर पुकारती हुई 
चिल्ला-चिल्लाकर विलाप करने लगी-- है अगद, हाय, आज वालि का स्वर्गवास हो गया है ।' 
फिर वें अत्यधिक शोक में डूबी हुई उच्च स्वर में रोती हुई अगद को साथ लेकर 
किष्किधा नगर से बाहर निकली । चलते समय उनके पैर लडखड़ाने लगें, उनके अचल 
खिसक गये, उनकी वेणियाँ खुल गई, होठ कपित होने लगे, आँखों से अश्रु-धारा बहने लगी 
ओर उनकी क्षीण कटियाँ इधर-उधर हिलने लगी । इस प्रकार जब वे आ रही थी, तब 
मार्ग में ही वानरो ने उन्हें सूचना दी कि राघव के हाथो से वालि का वध हो गया है । 
अब तुमलोग क्यो जा रही हो ? यदि वहाँ जाओगी, तो अवश्य कोई-न-कोई विपत्ति 
आयगी । क्या तुम नहीं जानती कि राम तथा सुग्रीव मिल गये हैं । न जाने, वें इस अगद 
को पकड़कर क्या करेंगे ? हमें शत्रुओं के मन का विश्वास नहीं करना चाहिए । अत. 
हम अब अगद को ही अपना राजा बनायेंगे । वैसे तो हमारे यहाँ अनेक बुद्धिमान्‌ 
मत्री है | तुम वहाँ मत जाओ ॥।' 


5. तारा का शोक 

तब तारा, औचित्य का विचार करके, उन कपियों की बार-बार निदा करती हुई 
बोली--यदि में अपने प्राणनाथ वालि को न देख सकू तो मुझे यह अगद किस लिए और 
यह राज्य ही किस लिए है ?” इस प्रकार उनकी बातो की परवाह न करके, वह चद्रमुखी 
तारा मन-ही-मन वालि का स्मरण करती हुईं अपने कुचों को देखकर अत्यत शोक-सतप्त 
होकर कहने लगी--दृर से ही अमरद्ध-पुत्र का आगमन देखकर, यत्न करके, उनके निकट 
पहुँचकर, रति-क्रीडा की अभिलाषा करके उनसे टकराते रहने के कारण ही तो आज तुम 
उस सुरराज के पुत्र को खो बैठे । अपने किये का फल तुम अब भोगों।' यो कहकर 
अत्यधिक क्रोध से वह अपनी छाती पीठने लगी । उमडते हुए शोक से जब वह चलने लगी, 
तब उसके हार छिन्न-भिन्न होकर गिरने लगे । वेणी खुल गई । जैसे कमल से मकरद 
भरता है, वैसे ही उसकी आँखों से अश्र्‌ गिरने लगे । वह पवन के वेग से वालि के निकट 
पहुँच गई और तरू से टूटकर गिरनेवाली पुष्प-लता के समान वालि पर जा गिरी और 
बार-बार परितप्त होती हुईं इस प्रकार विलाप करने लगी--हैं कपिकुलाधीश, हे कपि- 
राजचद्, हे कपिराजश खर, हे कपिसावंभौम, समस्त स्‌ रास्र-समूहो में तूम अकलक शक्ति-शाली छो'* 


76० ' रंग्नाथ एयायण, 


तुम विध्याद्रि को उखाडकर फेंकी तथा उन्हें व्याकुल करने में समर्थ हो; 
तुम महाबलशाली, त्रिभुवनो के पालन करनेवाले, कुल-पर्वतोी को भेदनेवाले (इन्द्र) के 
पुत्र हो । कोलबु नामक क्र गधर् का सहार करनेवाले युद्धबीर तुम ही तो हो । ऐसे 
तुम, एक मानव के हाथो से ऐसी नीच मृत्यु को प्राप्त हुए । अब में क्‍या कहूँ ? सूर्थ॑-पुत्र 
तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं रख सकने के कारण तुम्हें यूद्ध में मारने के लिए 
राम को साथ लेकर आया था । मेने तुम से कहा था कि राम को जीतना असंभव है 

तुम यूद्ध में मत जाओ । मेरी बात तुमने नहीं मानी, मेरा सर्वेस्व तुमने हर लिया । 
मेने कहा कि वह महात्मा विष्ण ही है, उनके निकट मत जाओ । यह भी कहा कि वह 
महान्‌ शूर है, तुम अपना प्रताप त्याग दो । तुमने नहीं जाना कि राम तुम्हारा सहार करने 
आया हुआ यम ही है। तुमने उनसे दुख पाया । जब समुद्र का मथन करते-करते देवासुरो 
की सारी शक्ति शिथिल हो गई थी और बे कक्‍्लान्त होकर पड़े हुए थे, तब तुम्हारी जिन 
भुजाओ ने वासुकि को मदर पर्वत से लपेटकर, समुद्र का मथन करके तीनो लोको में 
अपनी श्रेष्ठ शक्ति का परिचय दिया था, वे ही आज धूलि से सनी हुई है । महान्‌ शक्ति- 
शाली राक्षसराज (रावण) को अपनी दुढ् मुष्टि में पकड़कर उसको व्याकुल करते हुए 
सभी समुद्रों में डुबोवेवाली तुम्हारी पूछ आज मिट्टी में लोट रही है । नीलकठ के 
श्रीचरण-कमलो में भ्रमर के समान भुकनेवाला तुम्हारा सिर आज निरी पथ्वी पर पडा है । 
हे हृदयेश्वर, में तुम्हें छोडकर जीवित नहीं रह सकती, जहाँ तुम जाओगे, वही री 
जाऊँगी । इस वेदना को सहना मेरे भाग्य में लिखा था। में अपनी अनाथ अवस्था के 
कारण दु खी नहीं होती । हे इच्ध-नंदन, में आपके प्रिय पुत्र के लिए शोक करती हूँ । 
हैं स्वामिन्‌, तुम्हारा पुत्रधूल में सने हुए तुम्हारी गोद में लोट रहा है। उसे क्यो नहीं अपनाते ? 
हैँ राजनू, अपने पुत्र अगद को अपनी जाँघों पर बैठाकर, प्रेम से उसका सिर सूधकर, 
उसके गालो पर हाथ फेरकर, उसे चूमते हुए, उसको रोने से क्यों नहीं रोकते ?” 


इस प्रकार विलाप करती हुई और उमडते हुए शोक से उसने सुग्रीव को सबोधित 
करके कहा--वालि के सामने खड़े रहने की क्षमता न रखने के कारण, कई बार कायर 
की समान तुम भाग गये और अनाथ की तरह जाकर राघव को साथ ले आकर कपट- 
विजय के बाद तुमने किध्किधा को जीता। तुमने जो चाहा, वही हुआ । तुम्हारा प्रतिशोध 
पूरा हुआ । अब कपियों का राज्य लेकर उसका पालन करो । संधि की बातें (मित्रता 
की बातें) करके राघव को यहाँ लाने के लिए हनुमान्‌ तो तुम्हारे साथ है ही । मत्रणा 
को लिए तुम्हारे पास नल, नील तथा तार भी है । (अब तुम्हें किस बात की कमी है?) 


इत्क परचात्‌ उस कमलाक्षी ने रघुराम को देखकर कहा--है राजनू, आपने वालि 
का सहार क्यो किया ? हूं रघुराम, क्या वालि ने आपकी ऐसी दशा कर देने के लिए 
(वनवास की आज्ञा देने के, लिए) आपके पिता को परामर्श दिया था ? हे रघुराम, क्‍या 
वालि आपके राज्य-सुख को छीननेवाला भरत था ? क्‍या वालि दुष्टठता करके आपकी 
पत्ती को चुराकर ले जानेवाला रावण था ? आपने वालि से अकारण बैर ठानकर इस 
प्रकार उतका सदर क्यो किया ? आप-जैते पृण्यात्मा, आप-जैसे प्रभु और, आप-जैसे करुणानिधि को 


/काडिकथ?काँड ४५ 


क्या ऐसा करना उचित है ? क्‍या जानकी के साथ आपका विवेक भी चला गया ? 
क्या घोर विरहाग्नि में आपका ज्ञान भी जल गया ? हैं राजन, मेरा भाग्य ही 
आज ऐसा हो गया है । अब में क्‍या करूँ ? होनहार को में कैसे दोष दू ? में वालि को 
छोडकर नही रह सकती । हे देव, आप मेरा भी वध कर डालिए ।! 

इस प्रकार विलाप करती हुई वह अपनी छाती और मुह को पीटती हुई रुदन 
करती रही । तब हनुमान्‌ ने तारा को देखकर कहा--क्या ऐसी कोई धर्म-तीति हे, जिसे 
तुम नहीं जानती ” युद्ध में स्वर्ग को प्राप्त होनेवाले वीर वालि के लिए इस प्रकार तुम 
शोक क्यो करती हो ? ये सब काय भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार चलते है ।! इस प्रकार 
वह नीति-विलक्षण (हनुमान) बार-बार तारा को समभाता रहा । 


९, वाहि का सुग्रीव को उपदेश देना 


इतने में अमरेन्द्र-पुत्र ने आँखें खोलकर अपनी पत्नी का अवर्णनीय शोक तथा अगद 
की उससे भी अधिक कठोर दुख को देखा और फिर सूर्य-तदन को सबोधित करके कहा--- 
है भानु-पुत्र, राम के द्वारा आज समस्त ससार के समक्ष तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ । 
इस पृथ्वी पर राजाओं की कृपा का कभी विश्वास मत करता । अपनी बुद्धि का विश्वास 
करके सावधान होकर व्यवहार करना । तुमने राम को जो वचन दिया था, अब उसका 
पालन करने का प्रयत्न करो । मायावी पुरूहुत जब लगातार अपनी सारी शक्ति लगाकर, 
अनवरत युद्ध करके हार गया था, तब मुझसे सतुप्ट होकर उसने यह हेम-मालिका दी थी । 
इसे तुम धारण करो । यही कपि-राज्य का राज-चिहक्न होगा । अब इस अगद के शोक 
को दूर करो । तुम मेरे समान ही उसकी रक्षा इस प्रकार करो कि वह मुर्के भूल जाय । 
सुषेण की पुत्री यह तारा बृद्धिमती है । इसके परामर्श के अनुसार तुम आचरण करो और 
मेरे सब अपराधों को भूल जाओ । अब मेरे प्राण नही बचेंगे, लो, इंस रत्न-मालिका को 
भी ले लो । यह कहकर उसने शोक से सिर भुकाये खडे रहनेवाले सुग्रीव को बुलाया। 


तब सूग्रीव ने रघुराम की अनुमति प्राप्त करके उस हेमन्मालिका को बड़ी भवित के साथ 
धारण किया । 


इसके पर्चात्‌ वालि ने बडे प्रेम से अगद को देखकर कहा--है पुत्र, अब तुम शोक 
त्यागो । सूग्रीव के रहते हुए तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है ? सूरय-पुत्र मुझसे 
भी अधिक प्रेम से तुम्हारा लालन-पालन करेगा । सुग्रीव जो पद तुम्हें दे, उसी में संतुष्ट 
रहना । तुम्हारी कीत्ति अमर रहेगी और तुम्हें श्रेष्ठ सूख प्राप्त होगे । तुम्हें किष्किधा का 
राजा बनाकर उसे देखकर आनन्द पाने के योग्य पुण्य मेने नहीं किया था । अब में स्व 
को जा रहा हूँ ॥' 

इसके उपरान्त बालि ने रघुराम को अत्यत प्रेम से देखकर कहा--हे राम, अत्यधिक 
गय॑ करके, मेरा सुग्रीव से जूभना ही मेरे लिए अतिम पथ्य सिद्ध हुआ । वही मेरी 
मृत्यू का कारण सिद्ध हुआ । यह अगद निर्बल हैं । यदि वह कोई अपराध करे, तो उसे 
सहन क्रीजिएगा । है सूर्य-वश-तिलक, सूर्य-पुत्र के बाद इसको राजा बताइए। वेंद-शास्त्रो के 
अध्ययंन-मात्र से विसी को तुम्हारे दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते । 


66२ र॑ंगन/थ एपीयंपी 


अत नहीं है । प्राणो के जाते समय आपने यहाँ पधारकर मुझे दर्शन दिये । परलोक में 
जानें पर ही जिसके दर्शन सभव होते हे, (उसके दर्शन) मेने अभी प्राप्त कर लिये है । 
में कृतार्थ हुआ । हे सूर्य-बश-तिलक, हे परमकल्याण-रूप, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। 
कृपया यह बाण (मेरे शरीर से) निकालिए ।' राम की आज्ञा पाकर नील ने उस दिव्य 
बाण को वालि के दारीर से बाहर निकाला । तब बालि ने पवन की गति को अपने 
शरीर में रोककर, उस रुद्ध पवन की सहायता से अपनी चित्त-वृत्ति को निश्चल बनाकर, 
उस सुदरमूत्ति श्रीराम को मन में धारण करके, ब्रह्मानद का अनुभव करते हुए ब्रह्मरभ्न के 
द्वारा अपने प्राण छोड दिये । 

तब तारा आदि स्त्रियाँ वालि के दरीर पर गिरकर बार-बार हाहाकार करती हुई 
विलाप करते लगी। अगद, सुग्रीव तथा वहाँ के सभी कपियगव हाय, वालि तुम हमें 
छोडकर चले गये !' कहते हुए विलाप करने लगे । तब सौमित्र ने सुग्रीव तथा अन्य 
कपियो को सात्वना देते हुए कहा--हे हनुमान्‌, तुम तुरत वस्त्र, माला, कर्पूर, चदन आदि 
मेंगवाओ । हे तारे, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित शिविका शीघ्र मँंगवाओ । उन्होने वैसा 
ही किया । सभी वनचर वहाँ पहुँच गये । सूर्य-पुत्र ने तारा आदि स्त्रियो का दुख शान्त 
किया । रामचन्द्र की आज्ञा प्राप्त करके सुग्रीव, अगद, हनुमान्‌ आदि ने वालि की उत्तर- 
क्रियाएं यथाविधि समाप्त की । दस रात्रियों तक शेष क्रिया-कर्मे पूरे किये और परिशुद्ध 


होकर रामचद्र के सम्मुख उपस्थित हुए । 


१०, सुग्रीव को किष्किधा का राजा बनाना 


तब राम ने अत्यत हवष से उन कपि-तायकों को देखकर कहा--अब तुमलोग मेरा 
आदेश मानकर किष्किधा नगर को सजाओ और कपिराज के सिहासन पर सुग्रीव का राज- 
तिलक करो तथा अगद को युवराज के पद से अभिषिक्‍त करो ।” तुरन्त सभी वानर-दण्ड- 
तायक एकत्र होकर किब्किधा चले आय । उन्होने सारा नगर सुदर ढग से सजाया । 
सारा नगर, नूतन श्गारो से सुप्लज्जित भवन, रत्नो की वेदियाँ, रमणीय हीरो के चौकों 
से अलकृत द्वार, सुरम्य ध्वजाएँ, विशाल तथा सुगधित जल से सिक्‍त राज-मार्ग तथा उनमें 
सचार करनेवाले निरुपम सुदराकार पुरजनो से परिपूर्ण दीखने लगा । उन्होने राजसभा का 
भी अलकार किया, मानो वह अत्यधिक ऐद्वर्य-रूपी समुद्र का आवास हो । नद तथा 
तदियों का जल मँगाया और विविध मगल-द्वव्यो को एकत्र किया । इसके पदचात्‌ उन्होने 
सुदर पुण्य मुहृत्त॑ में पुँण्याह वचन का उच्चारण करते हुए कपिसिंह (सुग्रीव) को सिंह के 
चम से अलक्ृत सिहासन पर बिठाया और जिस प्रकार देवता इन्द्र का अभिषेक करते हे, 
वैसे ही उज्ज्वल तथा पवित्र ढंग से श्रेष्ठ वानरो ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। पुण्य- 
स्त्रियाँ रत्तो की वर्षा करने लगी । तदनतर उन्होंने अग॒द को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । तब सारे अत-पुर तथा नगर में अत्यधिक आनद छा गया । नल, नील, तार, 
हनुमान्‌ तथा सगे-संबधी सुग्रीव से बड़े प्रेम से मिले । अन्य वानर-राजाओं ने हाथ जोडकर 
बड़े हुं से उसकी प्रशसा की । तब सुग्रीव ने अपनी विज्ञाल सपत्ति को प्राप्त करके, बडी 


०. कर 


प्रसन्नता से रत्न-राशि वानरो को भेंट की । तत्पद्चात्‌ सुग्रीव ने अपनी वानर-सेना के 


से 
ने 


किबंकधा कांड ९6३ 


साथ रामचद्र के निकट पहुँचकर वडी भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ 
जोडकर बडे प्रेम तथा आनद से कहने लगा--हे विश्वेश, अब आपको यहाँ ठहरने की 
क्या आवश्यकता हैँ ” आप कृपया मेरे नगर में पधारों ।' 


११. रास का माल्यग॑त पर पहुँचना 

तब राम ने सुग्रीव को देखकर बडे प्रेम से कहा--हे सूर्य-पुंत्र, तपस्वियो को नगरो 
में निवास नहीं करना चाहिए, इसलिए किष्किधां नगर हमारे रहने योग्य नही हैं । आषाढ 
का महीता आ गया हैं, अत शत्रुओ पर आक्रमण करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं हूँ । 
में वर्षाऋ्तु में किसप्ती तरह माल्यवत पर अपने दिन व्यतीत करूँगा । तुम किष्किधा 
में जाकर रहो । शरत्काल के आते ही हम शात्रओं पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान 
करेंगे ।। इन वचनों को कहकर राम ने उसे बडे आदर के साथ विदा किया और उसे 
स्थान को छोडकर वे अपने अनुज के साथ माल्यवत्त पव॑त पर जा पहुँचे । 

पर्वत पर पहुँचकर राम कुसुम सदृश कोमल सीता की गुण, वय तथा असमांत रूप- 
विलास को मन-हीं-मन सोचते हुए अत्यधिक दुख में मग्न हो रहे । 

उस समय आकाश में, सूर्य के प्रकाश को ढँकते हुए बादल इस प्रकार घिर आये, 
जैसे सीता के वियोग से दुखी होनेवाले राम को घेरकर दुख बार-बार आता था । बादलों 
में से निकलकर बिजली इस प्रकार जहाँ-तहाँ अपनी चचलता दिखाने लगी, मानों वह बता 
रही हो कि रावण का राज्य राम के द्वारा विचलित हो जायगा । वायु के साथ धूल इस 
प्रकार आकाश की तरफ उडने लगी, मानो पृथ्वी देवताओो को इस बात की सूचना देने 
जा रही हो कि इक्ष्वाकु-वल्लभ (राम) देवलोक के शत्रु (रावण) पर आक्रमण करने जा 
रहे है । आकाश में इद्र-धनुष इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मातो युद्ध में राक्षसों का 
वध करने के लिए यम ने अपने हाथ का काल-पाश भेज दिया हो । आकाश में जहाँ-तहाँ 
मेंडराते हुए मेघ ऐसे गर्जन कर रहे थे, मानो राम की सहायता के लिए देवताओं की भेजी 
हुई सेना, भेरी-निनाद कर रही हो । प्रथम वर्षा की बूंदें जहाँ-तहाँ इस तरह गिरने लगीं, 
मानो वर्षाकाल-रूपी पुरुष के, आकाश-लक्ष्मी से बड़े प्रेम न्‍से भेंट होनें पर, उसके (मोतियी 
के) हार दूटकर उसके मोती पृथ्वी पर गिर रहें हो | जहाँ-तहाँ धरती के भीतरसे भाँप 
इस प्रकार निकलने लगी, मानो (राक्षस के हाथो में) फेंसकर कैद में पड़ी हुईं अपनी पुत्री 
का स्मरण करके धरती माता दुःख से पीडित होकर निश्वास छोड़ रही हो। आकाश में 
उमड-घुमड़कर दौड़नेवाले बादलों को देखकर चातक पक्षी ऐसे फूल उछे, मानो राम-लक्ष्मण- 
रूपी मेघों को देखकर सूर-लोक के चातक आतनद से फूल उठे हो | मेघ के घर-घर” गर्जन 
के साथ लय मिलाकर मयूर केका करते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानों मर्देल कौ 
'ी-धी-धप' की ध्वनि से लय मिलाकर नत्त॑कियाँ सगीत के साथ नृत्य कर रही हो । भयकर घोष 
करतें हुए वज्ञ पर्वत के शिखरो पर इस प्रकार गिरने लगे, मानो वे यह प्रकट कर रहे हो 
कि राक्षसों के अगो पर राम के बाण इसी' प्रकार गिरेंगे । अत्यधिक अरुण वर्ण धारण 
करके इद्रगोप (वीरबहूटी) पृथ्वी पर इस प्रकार बिखर गये, मानों वे यह प्रकट करते हो 
कि राक्षसराज के शरीर के मास के दुकडे इसी प्रकार रण-भूमि में बिखर जायेंगे । 


९69 रंग्ना/थ एराया/यर/ 


ओले इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने लगे, मानो रावण का सहार करते समय देवता हर्षित 
होकर दिव्य पुष्पो की वृष्टि करेंगे । राजहसो का भुंड इस अ्ंकार धीरे-धीरे 
वहाँ से क्रौच-गिरि पर चले गये, मानो राम के प्रताप के कारण रावण की कीत्ति-परपरा 
लुप्त हो जायगी । सूर्य के चारो ओर का परिवेश ऐसा दीखने लगा, मानों उसने इस विचार 
से अपने चारो ओर एक सुदृढ़ प्राचीर बना लिया हो कि मेरे पुत्र सुग्रीव ने युद्ध में इन्द्र 
के पुत्र को मरवा डाला है, इसलिए इन्द्र मेरे ऊपर क्रोध न करें। वर्षा की धारा ऐसी 
वीखने लगी, मानो अघट उत्साह से आकाश-गगा में स्नानार्थ गई हुई नाग-कन्याएँ फिर से 
रसातल को लौट रही हो । मेंढक जहाँ-तहाँ ऐसे अद्भुत ढंग से स्वर-भेद दिखाते हुए टर- 
टराने लगे, मानो वें उस महान्‌ व्यक्ति की भूरि-भूरि प्रशसा कर रहे हो, जिसने उन्हें 
प्रचुर मात्रा में जीवनन्दान किया है। सारी धरती पर नीला पक ऐसा दीख रहा था, 
मानों मेघों ने वर्षाऋतु-रूपी वधू के शरीर पर कस्तूरी लपेठ दी हो । जल-प्रवाह जहाँ- 
तहाँ के तालाबो में इस कारण से ठहर गया, मानो वह यह सोचकर डर रहा हो कि 
समुद्र में मिल जाने से श्रीराम के बाणों की अग्नि से तप्त होना पड़ेगा । बडी-बडी नदियों 
का जल इस प्रकार भवरों में चक्कर काठता हुआ घोर शब्द करता हुआ, समुद्र में प्रवेश 
कर रहा था, मानो वह भयभीत हो कह रहा हो कि लोक-कंटक राक्षस को मैने अपनी 
गोद में स्थान दिया है; काकुत्स्थ-वशज राम मुझे बधन में डालेंगे । 

कुछ दिनो में वर्षा समाप्त हुई, आकाश में दीखनेवाले मेध विलीन हो गये । 
अपनी किरणों को सारे लोको में फैलाते हुए सूर्य सर्वत्र प्रकाशमान होने लगा । पृथ्वी 
कीचड़ से रहित हो गई । सरोवरों में कमल सुदर रूप से दीखने लगे । मत्त गज अपने 
दाँतो से दीलों को खोद-खोदकर मिट्टी उछालने लगे । रात्रि चंद्रिका तथा नक्षत्रों से 
सुशोभित हो उठी । हस सरोवरो में निवास करने के लिए लौट आये और मृणालो का 
भक्षण कर सतुष्ट हुए । ईख, लाल-लाल धान तथा पकी फसलें प्रचुर हो गईं | वृषभ- 
समूह गर्जन करने लगा । जल का गदलापन दूर हो गया और वह स्वच्छ दीखने लगा तथा 
यात्रियों को (इससे) सुख मिलने लगा । आकाश में मेघ निर्मल दीखने लगे । जल कम हो 
जाने से नदियाँ पार करने योग्य हो गईं । 

इसके कुछ दिन पू्व॑ हनुमान सूर्य-पुत्र से मिलकर कहने लगा--दरत्काल आ गया है; 
अब श्रीराम का कार्य संपन्न करता चाहिए। अत' सब वानर-राजाओं को बुला भेजो।' 
तब रवि-पुत्र ने अपने सेनापति नील को बुलाकर कहा---विविध पर्वत, नदी तथा द्वीपो 
के राजाओं, वानर, लंगूर तथा रीछ-राजाओ को बुला भेजो | जो नही आवे, उसे भी आदेश 
भेजकर बुला लेना ।' 

यहाँ राम ने अनुज की सहायता तथा सात्वना प्राप्त करते हुएं, दुख से पीड़ित होते 
हुए जैसे-तैसे वर्षाकाल को समाप्त किया । शरत्काल का आगमन होते ही कोमलागी 
सीता का स्मरण-सात्र से उनके मत में विविध इच्छाएँ उत्पन्न हुईं । मदनातुर हो वे भ्रमित 
मन से उदयाद्वि पर स्थित उडुपति को देखकर कहने लगे--यह कैसा उत्पात है ? यह 
कसी रीति है ? रात्रि के समय सूर्योदय क्यों हुआ ? मेरे शरीर का ताप दुगुना हो 


९९६ एंगनाथ एया/यरो 


सुत्रीव ने शकाकुल चित्त से अपने मत्रियों को बुलाकर कहा--क्या कारण है कि स्रौमित्र 
मित्रता छोडकर इस प्रकार आ गये है ? मेरे जाने, मेरे द्वारा कोई अपराध नही हुआ है ।' 
इस प्रकार दुविधा में पडे सुग्रीव को देखकर हनुमान्‌ ने कहा-“राम ने उस महैन्द्रसुत वालि 
का यद्ध में सहार करके तुम्हें कपियो का राज्य दिया था। ऐसे राम के कार्य: को भुलाकर 
तुम इस प्रकार भोग-विलास में निमग्न रहते हो ” क्‍या यह उचित हैं ” इसमें कोई 
है नहीं कि इसी कारण से सौमित्र यहाँ उम्र रूप धारण करके आये होगे । ऐसे वीर को 

द्वार पर ही खडा रखना उचित नहीं । लोकबद्य उस महात्मा का स्वागत करो, उनकी 
सेवा करों, राम के कार्य का विचार करो और अपना वचन पूरा करो । 

इन बातो को सुनकर सूर्य-पुत्र ने रामानुज को लिवा लाने का आदेश दिया । तब 
लक्ष्मण ने स्वर्ण-गोपुरों को हम्यं-समृह, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित चित्रों का कला-कौशल, 
कैलास पर्वत के समान दीखनेंवाले सौध, मध्यभाग में निर्मित क्रीडा-सरोवरो से युक्त उपवन 
देव-गवत्रं के अवतार, वानरो के आवास आदि से पूर्ण उस नगर में प्रवेश किया और वहाँ 
की अनुपम वस्तुओी की उत्कृष्टता पर आइ्चयें प्रकट करते हुए, इन्द्र के गृह की समता 
रखनेवाले वानरराज के प्रासाद में प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर उन्होने उमडते हुए 
क्रोध से, अप्सराजों का सौदये देखा और सुंदर स्त्रियों का स्निग्ध संगीत, उनकी वीणा, 
वेणु एवं मृदगो की धवनि, तथा उनके गहनों की सधुर ध्वनि सुनी । वें यम के समान 
अत्यधिक क्रुद्ध होकर अतपुर के द्वार पर आकर खडे हुए । 

उनके आगमन का वृत्तात सुनकर, सुग्रीव अकेले ही न आकर, तारा को भी अपने 
साथ लिये हुए शीघ्र वहाँ आया । अत्यधिक भय के साथ उनका कोध तथा उत्तका रूप 
देखकर बडी भक्ति से उनके चरणों पर गिरकर उचित अध्य॑-पाद्य देते का उपक्रम किया । 
इतन में ही उसे देखकर लक्ष्मण गरज उठे--हें रामद्रोही, हे कृतघ्न, क्या यह उचित है 
कि तुम मरी पूजा-अचना करो । तुमने सत्यात्मा जानकीनाथ को वचन दिया था कि वर्षा- 
काल के समाप्त होते ही आऊँगा । क्ल्तु, तुम नहीं आये । तुमने अपने वचन का भग 
किया । रघुराम की आज्ञा का त्ुगने विचार नहीं किया । तुम पशुबुद्धिवालें हो । राम 
के जिस शर ने वालि का वध किया था, वह कालाग्नि उगल रहा है । वह तुम्हारा 
संवंनाश किये विना नही रहेगा | हे नीच वनचर, मूर्ख बनकर तुम स्वय अपना नाश कर 
रहे ही ।' 

तब तारा ने अत्यत भयभीत होकर कहा-- है अनघ, यह सूर्य-पुत्र आपका दास है । 
यह राज्य-संपत्ति, यह ऐश्वर्य आप ही के दिये हुए है । ये रविसृत आपके ही लगाये हुए 
पौधे के समाव हे ।ये सूर्य-पुत्र, रण विशारद राम की आज्ञा का पालन नही ,कर रह हैं, 
सो बात नहीं है । इस कात्तिक-पूर्णिमा तक सारी कपि-सेना को एकत्र करने के लिए उन्होने 
सेंवरापति तील़ को भेज दिया है और स्वय युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध होकर बैठे है। ये न राम- 
द्रोही है, न असत्यभाषी, न क्ृतध्न ही है ।“ अत. आप इनपर कृपा कीजिए ।' 


इन बातो को सुतकर लक्ष्मण .का क्रोध शान्त हुआ और उन्होने सुग्रीव की पृजा- 
अर्चना स्वीकार: की । उसके पदचातू सुग्रीब ने राजकुमार “को एक स्वर्ण-पीढ़ पर/आम्ीब 


किदव्किधाकोी 8 ९६७8 


कराया और उनकी आज्ञा लेकर मृदु-मधुर वचन कहने लगा--ह सौमित्र, क्या में प्रभ 
राघव के कार्य का विस्मरण करूँगा । मे अभी सभी वानरो को एकत्र करूँगा और वैदेही 
के अन्वेषण के लिए सभी दिशाओं में आदमी भेजू्‌गा । चलिए, में अभी आपके पीछे-पीछे 
नलता हूं । जिस शर से वालि पृथ्वी पर गिरा, जिस दर से सातो ताल-वृक्ष पृथ्वी पर 
गिरे, वही शर सभी दानवो का नाश करने के लिए तथा साध्वी को मुक्त करनें के लिए 
पर्याप्त है । फ़िर भी में अत्यत भक्ति के साथ प्रभु राम की सेवा करूँगा और यद्ञ प्राप्त 
करूंगा । 
१३. सुग्रीव का माल्यवंत पर पहुँचना 

इतना कहकर सुग्रीव ने नीतिवान्‌ हनुमाव्‌ को देखकर कहा--अब विलब करता 
उचित नहीं है । वचन-पालन के निमित्त यत्न करो । हमारे राज्य के सभी वानरो को 
सूचित करके, उनको रवाना करने का प्रयत्न करो। अब हमें प्रभु राम के दर्शतार्थ जाना है।' 
यो कहकर अत्यविक उत्साह से सूर्यनदन ने तारा आदि पत्नियों को विदा किया 
और सब दिशाओं में रहनेवालें वानर-सेंनापतियो को वुलाकर, उन्हें प्रस्थान करने की 
आज्ञा दी । 

उस समय प्रस्थान की भेरी की जो ध्वनि हुई, वह पृथ्वी, आकाञ् तथा दिशाओं 
को विदीर्ण करने लगी । सूग्रीव ने स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित एक रम्य शिविका 'में लक्ष्मण 
को बडे आदर के साथ बिठाया, श्वेत छत्र तथा चामर उस महात्मा के निकट सजाये, और 
स्वयं एक शिविका परु आरूढ होकर लक्ष्मण के पीछे-पीछे चला । (लक्ष्मण के) श्लागे मंगल* 
वाद्य बज रहे थे और वदी-मागधो की स्तुतियो की गभीर ध्वनि हो रही थी । कपियों के' 
नेता आ-आकर सुग्रीव के दर्शन कर रहे थे । नक्षत्रों के मध्य में विलसित होनेवाले चर्ध 
के समान वह सुग्रीव, सभी वानर-तीरो की सेता को साथ लिये हुए, समस्त पृथ्वी को 
कंपात हुए, लक्ष्मण की सेवा में मिरत होकर वहाँ से चला । 


माल्यवत पर रामचन्द्र ने जब सेता का कोलाहूल सुना, तब गन-ही-मन कहने लगे-- 
लो कपि-सेना आ गई । अब उनका क्रोध शान्‍्त हुआ और रवि-पुत्र के प्रति उत्तका 
हृदय कोमल बन गया । सुग्रीव कुछ दूर पर ही सुद्र७ तथा स्वर्ण-मणिमय शिविका से 
उतरकर, सौमित्र के साथ राम के पास आया और बडी भक्ति के साथ हाथ जोडकर 
राम से कहा--हे देव, सेनाओ को एकत्र करने में मैने अपने वीरो को भेजा था । उनके 
एकत्र होते-होते इतना समय लग गया है । इसलिए आपके यहाँ आने में विलब हुआ, 
अन्य किसी कारण से नहीं । तब राम ने सुग्रीव को कृपा की दृष्टि से देखकर उसको 
आदर से अपनाया । ह 


तब कैलास-पर्वत, मेरु-पर्वत, नीलाचल, निषधाद्रि, द्रोगाचल, ऋक्षाद्रि, पारियात, 
उदयाद्वि, रत्नगिरि, अस्ताद्रि, मलयाचल, मथाद्वि आदि पर्व॑तो पर रहनेवाले महान्‌ बाहुबली 
(वानर), पवनसुत (हसुमान्‌), पनस, अगद, गवय, नील, गधमादन, पावकाक्ष, कालप्राश, 
ग्रधन,' वेगदर्शी, गवाक्ष, नल, मैन्द, महानाथ, धूम, जघ, गिरिभेदी, सुमुख, केसरी, ज्योतिर्मुस्त, 
विमुख, तार, विनत, 'गज, जाबवानू; संपाति, 'रंभ, समुद्र-पुत्र सुषेण, शतबली, झरभ, सन्नाथः 


प्रद्ड गन/थ एयायण 


आदि श्रेष्ठ बीर अपने पूत्र, मित्र, सहोदर, तथा स्गे-सबधी सब एकत्र होकर क्रमशः दस, 
सौ, सहस्न, लाख, करोड, सौ करोड, पद्म, महापञ्ष और अत में शख की सख्या में ऐसे 
आ जुटे, मानो धरती ने ही इन सबको उत्पन्न कर दिया हो । जिस दिशा में देखें, कपि- 
ही-कपि दीखते थे । उत्त कपियो का समूह पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त था। अति- 
भयकर काल-दड के समान दीखनेवाले भुज-दड, सब दिशाओं में व्याप्त होनेवाली बड़वानल 
की अग्नि-शिखाओ के समान आकाश से टकरानेवाले लाग्रूल, प्रलयकाल के मेघो कौ काति 
(बिजली) के सदृश दीखनेवाले भयकर दष्ट्र, प्रलय-काल के सूर्यबिब की समता करनेवाले 
मुह के गह्दर, चचल समुद्र के विपुल कल्‍्लोलो के घोष के समान सुनाई पडनेवाले गर्जन 
आदि से युक्त वानर-नसेना को लिये हुए आनेवाले वानर-राजाओ को देखकर राम मन-ही- 
मन आरखचये करते हुए प्रसन्न हुए । 


७ 


तब सुग्रीव ने राम को देखकर कहा--हे देव, मेरी सेना के आगमन की रीति 
आपने देखी ? इनमें प्रत्येक बड़े यत्न से आपका कार्य साधने की क्षमता रखता है । यो 
कहकर उसने उनकी शक्ति, उनके नाम, उनके जन्म-वुत्तात, उनकी जाति, उनका सामथ्ये, 
उन्तके र॒ग-ढग, उनके भोजन तथा निवास आदि का समग्र वर्णन करके कहा--हैं देव, 
इत वानर-राज़ाओ में प्रत्येक आपकी पत्नी वेदेही को लाने की क्षमता रखता है। आप 
आज्ञा दें । तब राम ने सूर्य-पुत्र को बडे आदर से गले लगाया और कहा--है भानु- 
पुत्र, बल-सपत्ति में तुम्हारे लिए कोई भी अलध्य नहीं है । तुम्हारे पौर्ष को देखकर ही 
तो मेंने तुम्हें अपनाया था ? अब तुम वैदेही का पता लगाने के लिए (अपने वीरो को) 
भेजो ।' 

१४. सीता के अन्वेषण के लिए सुग्रीव का वानरों को मैजना 


एक शुभ मुहत्तें में सुग्रीव ने विनत” नामक एक वानर वीर को देखक< कहा-- 
तुम अपनी सेता को साथ लेकर बडी सावधानी के साथ, पूर्व दिशा की ओर सीता की 
खोज में जाओ । तुम पहले यमुना नदी के तट पर तथा यमुना गिरि में उनको दूंढो और 
उसके पर्चात्‌ गगा नदी तथा शोण नदी के आसपास दूढ़ो। वहाँ से निकलकर कौशिकी, 
और सरस्वती नदियों में देखो । फिर समुद्र में ढ'डो और पौण्ड्‌ तथा विदेह के प्रदेशों में 
सीता का अच्वेषण करो । वहाँ से तुम्र मालव, कोसल, मगध, ब्रह्म देश, भादि में भी 
मैथिली की खोज करना । तदनंतर समुद्र के तटो पर देखते हुए मदर पर्वत पर चले जाना 
ओर वहाँ के किरातो के निवास-स्थानों में उनकी खोज करते हुए तत्परता के साथ यव- 
दीप तथा ज़बूदोप को पार करके शिक्षिराद्रि पर पहुँच जाना । वहाँ कालोद नामक सरोवर 
के तठ पर ढूढ़ना। तदनतंर लोहित समुद्र पार करके शाह्मलि वृक्ष की छात्रा में उन्हें 
दूढ़ना। ब्रहाँ से गदडाश्रम में जाना । फिर गोशूग पर्वत पर दूढकर, उस पर्वत के शिखरो 
पर रहनेंचाले मदमत्त राक्षसों के मध्य सीताजी का अज्वेषण करना । उसके पद्चात्‌ क्षीर 
सागर को सहज ही पार करके सुदर्शत नामक पर्वत पर उन्हें दूृढ़ना। वहाँ से निकलकर 
शुद्धाणव पार करना और महानुजात-रूप शिलादि में सीताजी का अन्वेषण करना । वहाँ तुम 
सहूक्क सिरोबाले, इदुवर्ण (आदि शेष को) बैठे हुए देख्ोगे । उनको प्रणाम करना और 


कि/िकिथा कांड ९66 


वहाँ से चौदह योजन से अधिक की दूरी पर स्थित मेरु पर्वत पर ढूढ़ना । उस मेरु पर्वत 
के चारो ओर चकक्‍कर काटनेवाले सूर्य के चरणों में वन्दना करना और उसी प्रकार बाल- 
खिल्य आदि को भी प्रणाम करना। उसके पदचात्‌ उदयाद्वि में भी सीताजी का अन्वेषण करके 
रावण के निवास का पता लगाकर हमें समाचार देता । (उदयाद्रि के) उस पार की भूमि 
पर रवि का प्रकाश न पंडने के कारण, वहाँ सदा अधकार व्याप्त रहता है। भत मै 
वहाँ के प्रदेशों के संबंध में नहीं जानता । तुम तुरन्त यहाँ से प्रस्थान करो और एक मांस 
के भीतर वापस लौट आओ । ऐसा न करने से तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा । 

तब विनत ने वालि के भाई सूर्य-पुत्र को अत्यन्त विनम्र हीकर प्रणाम किया 
और एक लाख वानरों को साथ लेकर पूर्व की दिशा में प्रस्थान कर गया । इसके पश्चात्‌ 
सूर्यन्पुत्र ने सुशीर, नील, हनुमान, अगद, जाबवानू, गज, गधमादन, गवाक्ष, विजय, मैन्द, 
द्विविद और तार आदि वानरों को बुलाकर कहा--अब तुम योग्य वानरों को साथ लैंकर 
शीघ्र दक्षिण दिशा में चल पडो । विध्याचल से प्रारभ करके तुम नर्मदा तथा दरार्ण 


नगर में दूं ढना । फिर दण्डकवन में अवश्य उनकी खोज करना । वहाँ से चलकर गोदावरी 


के तठ पर ढूँढना, फिर वेत्रवती क॑ निकट देखना । तदनंतर तुम कलिंग तथा निषध देशों 
में अन्वेषण करना । फिर कर्णाटक, आध्र, चोल, चेर, केरल, तथा पाण्डय देशो में ढुँढ़ना । 
तत्पदचात्‌ मलय-पर्वत तथा कावेरी के किनारे देखना; फिर अगस्त्थ के आश्रम में जाना 
और उस महात्मा की आज्ञा प्राप्त करके ताम्रपर्णी नदी को पार करना । उसके बाद 
समुद्र के तट पर स्थित वनो में ढू ढना, और फिर स्वर्णपुरी में उनकी खोज करना । वहाँ 
से बडी तत्परता से महेन्द्र पंत पर जाकर देखना, उसके उस पार रहनेवाले विषमाद्रि 
में दूँढना; फिर पुष्पाद्रि में देखना और क्रेव कुजर नामक पहाड पर अन्वेषण करना । चहाँ 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अगस्त्य का आश्रम है | वहाँ भी सीता को ढूढना । उसके पद्चात्‌ 
अँंजना नदी को पार करता । अजना नदी के उस पार भोगवती नामक नगर है, जो मणियों 
से पूर्ण तथा फणियों से रक्षित है । तुम अवश्य उस नगर में प्रवेश करके वहाँ सीता का 
अन्वेषण करना । वहाँ से चलकर तुम वृषभाद्वि पर जाता । उस पर्वत पर गधवं, अप्सराएँ 
तथा सर रहते है | वहाँ भी तुम सीताजी को ढूँढना और विना विचलित हुए बेतरणी 
पार करके वैवस्वत नगर में चले जाना । वहाँ यम की अनुमति प्राप्त करके समस्त पितृ- 


लोक में सीताजी की खोज करना और उनका समाचार जानकर एक महीने के भीतर 


अवश्य लौट आना । वैवस्वत नगर के उस पार का प्रदेश अधकारावृत हैं । वहाँ देवता 
भी नहीं जा सकते । 


१४. हनुमान को मुद्रिका देना 
तब वे सब कपिश्रेष्ठ, आनद के संमुद्र में गोतें लगाते हुए, सूर्य के तेज से मी 
अधिक दीप्तिमान्‌ राम-भूपति को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहने लगे--है राजन, 
किसी भी प्रकार से क्‍यों न हो, हम जानकी का पता लगाये विना वापस नहीं लौटेंगे । 
तब राम, भावी कार्यों का निश्चय करते हुए बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से हनुमानू की ओर 
देखकर तथा उन्हें अपने निकट बुलाकर केहा-- है पवनसृत, तुम मेरे मिकट आभो । तम 


२०० ई॑यन7थ रागायिरी 


अवद्य ही जानकी को देख सकोगे । हे अनघ, तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि होगी । तुम 
कार्य करने की शक्ति रखते हो । तुम्हारा बाहुबल भी वैसा है । यह मेरी मुद्रिका लो । 
इसे सीता को देना और उस रमणी के चित्त का दुःख दूर करना । सीता से हमारे कुशल- 
समाचार कहना और उसका कुशल सुनाने के लिए तुम शीघ्र यहाँ लौट आना ।” इस 
प्रकार कहकर राम ने अगूठी हनृमान्‌ को दी, तो उसने उसे अपने सिर पर इस प्रकार रख 
लिया, मानों उदायाचल ने अपने शिखर पर सूर्य को धारण कर लिया हो । 

तब हनुमान्‌ अत्यधिक हर्ष से उछल पडा और हाथ जोडकर बोला--हे सूर्य-क्रुल 
के अधीदश्वर, चाहे जितनी भी दूर जाना पडे, मे अवश्य जाकर सीताजी का पता लगाकर 
आऊँया । आवश्यकता हुई तो सूर्य तथा चढद्र को भी रोककर पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश्ष में 
भी प्रवेश करके सीता की खोज करूँगा । रावण के निवास में इस प्रकार प्रविष्ट होऊँगा 
कि मेरी अनुपम शक्ति की सब लोग प्रश्सा करेंगे । अब में जाता हूँ । ऐसा कहकर 
वायुबन्पुत्र नें अगद आदि के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । 

उसके पदचात्‌ वानरंश्वर ने सुषेण से कहा--तुम एक लाख वानरो को साथ लेकर 
सौराष्ट्र में जाकर वहाँ सीताजी का अन्वेषण करो । वहाँ से निकलकर धैय॑ के साथ वाह्लीक 
देश में प्रवेश करो और वहाँ ढूँढनें के पदचातू श्रीसपन्न सिंधु, सौवीर, तथा कैकय देश में 
जाकर देखो । तत्पश्चात्‌ अच्छी तरह पुन्नाग वन में ढूँहो और पश्चिमी सागर में ढेँडो । 
तदनतर ललित नारिकेल वनो में देखो और विना क्लान्त हुए वज्ञाद्वि पर पहुँच जाओ । 
वहाँ से निकलकर पारियात्रक (पर्वत के) वन में पहुँचो और वहाँ रहनेवाले गधर्वों का 
परिचय प्राप्त करके सीताजी का अन्वेषण करो । उसके पदचात्‌ तुम उस चक्रवन्त पर्वत पर 
चले जाओ, जहाँ विष्णु ने हयग्रीव तथा पचजन्य नामक राक्षसों का वध करके शाख तथा 
चक्र प्राप्त किये थे । वहाँ से तुम मेघाद्वरि पर चले जाना और वहाँ पर स्थित साठ 
कचनाद्रियो में सीताजी को ढूंढना । फिर जिस स्थान पर सूर्य अस्त होता है, उस अस्ताद्ि में 
जाकर सोवर्ण नामक पर्वत पर ढंढो और फिर वरुण की राजधानी में देखो । तदनतर _बहां 
'पर रहनेंवाले मेर् सावर्णि नामक मूनि के देन करके एक महीने के अदर सीताजी का 
समाचार लेकर वापस आओ । उसके बाद की पृथ्वी सूयय-रहित तथा सीमाहीन्‌ होने के 
कारण, में उसके संबंध में कुछ नही जानता ।” इस आदेश को मानकर सुषेण परिचिम की 
ओर चल पडा । 

फिर सूर्य-पुत्र ने शतबली को बुलाकर कहा--'तुम एक लाख सैनिको को लेकर 
पुलिदो के देश में प्रवेश कर वहाँ सीताजी, को ढुँढो । फिर शौरसेन प्रदेश में देखो और 
वहाँ से समस्त भरत भूमि में ढूँतें हुए यवनराजा के देशो में जाओ । वहाँ दृढकर, 
कामोज तथा कोंकण भ्रदेंशों को देखते हुए हेमंत पर्वत पर चले जाओ । वहाँ क॑ सोमाश्रमो 
'में ढूँढ़कर, श्रीसमन्वित कालाख्य शिखर पर पहुँच जाओ । वहाँ देखने के पश्चात्‌ तुम सुदर्शन 
नांग्रक पंत पर ढूंढ़ो और फिर कनकाद्वि पर पहुँच जाओ । वहाँ से कैलास पर्वत पर चले 
जाओ और कौबेर वन में देखो | फिर कुबेर क॑ नगर में तथा उसके सरोवर के तट पर 
देखो । उसके पद्चात्‌ कुबेर की आाज्ञा प्राप्त करके क्रौंचादि में जाकर सीताजी का अन्वेषण करों। 


कि्ककषााकोंड २०९ 


वहाँ से समेताक पर्वत पर पहुंच जाओ ओर वहाँ वेखानस तामक सरोवर में ढूँढों। 
उस सरोवर के पार जो झेलोदया नामक नदी बहती है, उसे लॉवकर उत्तर कुछभूमि 
में अन्वेषण करो । उन प्रदेशों में गधर्त तथा अप्सरएँ अपनी इच्छा स विचरण करती 
रहती है । उन प्रदेगों में तुम सीताजी का अन्बेपण करो और वहाँ न ठहरकर उत्तर समुद्र 
को पार करके सोमाद्वि पर पहुँच जाओ । यहा ब्रह्मा तथा शिव अविचत समाधि में रहते है । 
तब तुम वहाँ से लोटकर एक महीने में समाचार ले आओ ।' इस आदेश के अनुसार शतबल्री 
रामचन्द्र की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पदछा । 

उसके पह्चात्‌ रघुराम ने सूर्य-पुत्र को देखकर कहा--हे सुग्रीव, तुमने इत सब 
प्रदेशों को कब देखा ?” तब सुग्रीव ने कहा--है देव, जिस दित में वालि से भयभीत 
होकर भागा था और वालि मेरा पीछा करने लगा था, उस दिन मेने पृथ्वी के चारो ओर 
चक्कर काठकर इन सब प्रदेशों को देखा था ।' " 

इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए । राम की आज्ञा के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम 
दिज्ञाओ में गये हुए वानर सीता का अन्वेषण करते हुए पृथ्वी के उस भाग तक गये, जहाँ 
तक सूर्य की किरणें पहुंचती है ओर वहाँ से लोटकर राम से निवेदन किया कि हम कही 
भी सीताजी का पता नहीं लगा सके । तव राम तथा सुग्रीव बडी उत्कठा से प्रतीक्षा करते 
हुए सोचते रहे कि न जाने अगद आदि वानर-बीर क्या समाचार लायेगे । 

अगद आदि वानस्वीर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बडे हुए के साथ अपनी 
शवित तथा प्रताप का प्रदर्शन करते हुए, सुग्रीव के आदेश का अक्षरश पालन करते हुए, 
पहले विध्याचल पर गये । वहाँ की गूफाओं तथा वनों मेँ उन्होंने सीताजी को ढंँढोा। 


#4० 


वहाँ से वे दक्षिण की ओर चले । मार्ग में पडनेवाली पृष्पनलता-समूहों में, पेडो में, नदियों में 
पहाडो में, तथा नगरों में सीताजी को ढूढते हुए, वे आगे बढते जाते थे । किन्तु कही 
भी सीता का पता न लगने से वे बहुत चितित थे | वे उस वन में से होकर जाने लगे, 
जो महामुनि कडू की शापाग्नि से निर्जेन, छायाहीन तथा जल-रहित हो गया था । अपने 
दस वर्ष की अवस्था के पुत्र की मृत्यु के तीत्र दुख से अभिभूत होकर कंडु मुनि ने अपने 


शाप से उस वन को ऐसा बना दिया था । 


१६. महर्षि कंडु के आश्रम में 

वानर अत्यत क्लात हो, पानी ढूँडते हुए उस वन में फ़िर रहे थे । तब एक राक्षस ने 
उनका मार्ग रोककर भयकर गर्जत करके कहा--मेरे हाथो मरे बिना अब तुम कहाँ 
जाओगे ? तब अगद ने क्रुद्ध होकर उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मुह से 
रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर गिर पडा । तब सब वानर थककर एक महान्‌ वृक्ष की छाया 
में बैठ गये और प्यास से व्याकुल होते हुए सोचने लगे कि यहाँ जल कहाँ मिलेगा ? 
वहाँ उन्होने एक गुफा के द्वार से कुछ जल-पक्षियो को उडते हुए देखा और निश्चय किया 
कि अवश्य वहाँ जल मिल सकता है । यो सोचकर उन्होने उस गुफा में प्रवेश किया । 
गुफा में अधकार व्याप्त रहने के कारण उन्हें मार्ग न दीखता था । फिर भी भय के साथ, 
एक दूसरे का आधार लेते हुए वे आगे बढ़ते गये । कुछ दूर जाने पर मार्ग का अधकार 

२६ 


९०२ ए7नएथ एयशयरें 


दूर हो गया और वहाँ उन्होने ससार-भर में अद्भुत तथा अनुपम नगर देखा । वे खडे 
होकर उस नगर के स्वर्ण-गोपुरो, स्वर्ण-सौधो, स्वर्ण-अट्टालिकाओ, स्वर्ण-दुर्गों, स्वर्ण-वक्षो 
तथा स्वर्ण के पुष्प-लता-समृहो के देखकर आइचर्यचकित हो गये । वे सोचने लगे--- 
यह कितने आइचग्नें की बात है | ऐसे ऐद्वर्य से परिपूर्ण यह नगर जन-रहित क्यो है ? 
यह नगर ऐसा क्‍यों बन गया ? उनकी समझ में नहीं आता था कि उस नगर से बाहर 
कैसे निकला जाय । चिता में पडे हुए वे कुछ देर तक वही भटकते रहे । एक दिन उन्होंने 
उस नगर के मध्य में स्थित सब सौधो में श्रेष्ठ, एक गगनचुबी सौध को देखा । तुरत 
सभी वानर उस सोध पर चढ गये और वहाँ मृगछाला पहनी हुई, तरुण इदु की काति 
के समान दीप्त एक पुण्यात्मा स्त्री को तपस्या में निरत देखा । हनुमान्‌ ने उसे प्रणाम 
किया और अकलक मन से कहा--हे साध्वी, तुम कौन हो ? अकेली यहाँ किस कारण 
से तपस्या में लीन रहती हो ? यह पुण्य नगर किस महात्मा का है ” हमने तो 
ऐसा अनोखा नगर कही भी नही देखा ।' 


१७. खयंप्रमा का सत्कार 
तब वह कोमलांगी, हनुमान्‌ को देखकर अपना पूर्व वृत्तात यो कहने लगी--ूर्व- 


काल में मय नामक राक्षस राजा ने ब्रह्मा की बडी तपस्या की और वास्तु-कला में अद्भुत 
कुशलता प्राप्त की.। तत्पश्चातू उसने यह नगर बनाया और हेमा नामक एक दिव्य रभणी 
क॑ साथ बहुत वर्ष तक अबाध गति से यहाँ जीवन व्यतीत करता रहा । अमरवल्लभ 
(इन्द्र) वज्ञायुध से उस राक्षस राजा का वध करके उसकी स्त्री को उठा लें गया | उसी 
चचल नेत्रवाली (देव-स्त्री) की में सखी हूँ । मेरे पति महान्‌ आत्मा सौवर्णी है । मेरा 
नाम स्वयप्रभा है और उस देव-स्त्री की आज्ञा से तप में निरत होकर में यहाँ रहती हूँ ।' 
इतना कहकर उसने कद-मूल-फल दकर सब वानरो का सत्कार किया, जल देकर उनकी 
प्यास बुकाई और फिर पूछते लगी--हे अनघ, तुम कौन हो और यहाँ क्यो आये हो ? 


४०९ 


यहाँ पहुँचना देवताओं के लिए भी कठित है । तुम लोग यहाँ किस प्रकार आये ?'* 


तब हनुमान्‌ ने उस स्त्री से कहा--है साध्वी, अपने पिता की आज्ञा से जब राम 
मुनि-वेश धारण कर दण्डक-वन में निवास करते थे, तब उनकी पत्नी कमलाक्षी सीता को 
(रावण) चुरा ले गया। राम की आज्ञा से हम उनके (सीता के ) अन्वेषण में निकले है । 
मार्ग में प्यास के कारण अत्यत क्लात हो हमने एक गुफा में प्रवेश किया और उस 
गुफा के अधकार से विचलित न होकर हम आगे बढ़ते गये और सयोग से तुम्हारे इस 
आश्रम में आ पहुँचे । यहाँ से निकलकर जाने का मार्ग न जानकर विवश हो हम कई 
दिनो से यही भठक रहे हैं ।' 

तब उसने बड़ी भक्ति से उन्हें देखकर कहा--तुम लोग राम के कार्य के लिए 
आये हो। तुम पुण्यात्मा हो । तुम लोग जो चाहो, सो मुझ से माँगो ।' तब उन्होने कहा- 
तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताओ । हम शीक्र यहाँ से सीता के अन्वेषण में 
जाना चाहते हैं ।! तब उस स्त्री ने अत्यंत आनद से कहा-- तुम सब अपनी आँखें बद 
कर लो । उसके पश्चात्‌ वह अपनी तपस्या की शक्ति से सहज ही एक क्षण-मात्र में उन्हें 


/कि/डिकधाकोंड २०४३ 


गुफा के बाहर पहुँचा दिया और स्वय फिर उस गुफा में चली गईं । सभी वानर-पुगव 
उस स्त्री की प्रशसा करते हुए आगे बढे । वे श्रेष्ठ वीर-वानर, मार्ग में पड़नेवालें एक 
विशाल सरोवर में जल पीकर फिर महेंन्द्राद्रि पर पहुँचे । 


१८, वानरों की व्याकुलता 


तब अगद इस प्रकार दुख करने लगा--सूर्य-पुत्र की दी हुई अवधि समाप्त 
हो गई', किन्तु अबतक सूर्यवश्ी (राम) की पत्नी का पता हम नहीं लगा सके । आज्ञा- 
पालन को विशष महत्त्व देनेवाले सुग्रीव, यह कहकर हमारा वध कर देंगे कि इन्होने मेरी 
आज्ञा का उललघन किया । इसलिए कपिराज के दर्शना्थ हमारा जाना उचित नही है । 
हम जिस गुफा से अभी बाहर आये, उसी में प्रवेश करके, वही सुख से रहेंगे । वहाँ का 
मार्ग अष्ट-दिक्पालो के लिए भी अभेद्य है। वहाँ के वन विविध प्रकार के पके हुए फलो 
से भरे हुए है । वहाँ कोई भी प्रत्रेश नहीं कर पायेगा । कुछ वानरो ने अंगद की बातों 
का समर्थन किया । 


०. 


तब मारुति ने कुद्ध होकर कहा--तुम बडे बुद्धिमान हो ! काका की आज्ञा से 
बडे वीर के समान राम का कारयें करने चले । अब चचल-चित्त हो कंपियो के साथ उस 
गुफा में प्रवेश करने का जो प्रस्ताव तुम करते हो, क्‍या यह सूरय-पुत्र की भाज्ञा का 
तिरस्कार नहीं हुआ ? में, नील, तार और नल-- चारो इसके लिए किसी भी प्रकार 
सहमत नही हो सकते । अन्य वानर भी अपने संगे-सबंधियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा में 
नही रह सकेंगे । इतना ही नही, पूर्वकाल में इन्द्र ने अपने वज्ञ के आघात से उस गुफा 
का निर्माण किया था । लक्ष्मण के पास उनके वज्ञञ की समता करनेवाले पैने अस्त्रो की 
कमी नहीं है । क्या वे बात-की-बात में तुम्हें और तुम्हारे सैनिक-बल का सर्वनाश नहीं 
कर देंगे ? इसलिए यह दुर्बद्धि छोड दो । हम सूर्य-पुत्र की सेवा में पहुँचकर कहेंगे कि हम 
सीता को नहीं देख सके । व तुम्हें और हमें अवश्य ही क्षमा करेंगे । सौजन्य के कारण 
मुझ पर, और तुम्हारी माता पर अनुरक्त होने के कारण तुम पर, वे क्रोध नही करेंगे । 
तुम उनके पुत्र हो, इसलिए वे तुमको ही राज्य देंगे ॥६ 

तब वालि-पुत्र ने कहा--मेरे काका पितृ-तुल्य वालि का वध कराके, उनकी स्त्री 
के साथ विवाह करूके, उपकार करनेवाले राम के कार्य को भूलकर, भोग-विलास में 
निमग्न रहे । लक्ष्मण के क्रोध करने पर ही तो वें राम के पास आये । क्या, तुम उसका 
नीच व्यवहार नहीं जानते ? ऐसे क्ृतघ्न तथा कामाध का विव्वास कैसे किया जाय ? 
इतना ही क्यो ? श्रीराम का काये किये बिता वहाँ पहुँचकर उस रबवि-पुत्र के हाथों मरने 
की अपेक्षा यही मर जाना अच्छा है । अब प्रायोपवेश के लिए तत्पर हो जाओ ।' 

ऐसा कहकर अगद तथा अन्य कपि दर्भ-शय्या पर लेट गये । अपना प्रयत्न विफल 
होने से वे मन-ही-मन दुखी होने लगे । प्रायोपवेश करते रहने से तथा मानसिक पीड़ा 
से परितप्त होते रहने से वे बहुत ही निर्बेल हो गये । कभी वे उठकर बैठते, कभी लेट 
जाते, कभी चारों दिशाओं में शून्य दुष्टियो से देखते, कभी अपने पुत्र तथा सगें-संबधियो 
का स्मरण करते और कहते--है भगवान्‌, आप इस प्रकार हमारे प्राण क्‍यों लेना चाहते हे ! 


२०2 रंग्नाथ ए्याययर 


2७. | 


फिर सभी वानर अलग-अलग समूहों में एकत्र होकर आपस में कहते--हाय 
सूर्यकक्रुलसभव ( राम ) वन में आये ही क्यो ? अपनी पत्नी को राक्षसों के हाथ में खोया 
ही क्यों ? उस राक्षस ने जठायु का वध ही क्‍यों किया ? राम ने उसको देखा ही क्यों” 
उस जटायू ने सीता का समाचार उनसे कहा ही क्‍यों ? राम पा सरोवर के तट पर 
आये ही क्यो ? वहाँ उन्होंने सुग्रीव से भेंट ही क्यो की ? सुग्रीव उनके मित्र ही क्‍यों 
बने ? राजकुमार ने वालि का वध की क्‍यों किया ”? इसनी बडी कपिन्सना एकत्र ही 
क्यों हुई ? सूर्य-पुत्र ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों ”? हमारी ऐसी दुर्गति ही क्‍यों हुई ? 
हमारे 'प्राण व्यर्थ क्यों जायोँ ? हाय, कैकेयी को वर ने सू्त्रश के साथ ही हमारे वश का 
भी सर्वताश कर दिया ।” इस प्रका< सभी वानर विलाप करने लगे । 


१९, संपाति से 


तब एक विद्यालकाय, यौवन तथा पैरो से होन एत्र अत्यत वृद्ध सपाति नामक 
पक्षिराज उस पहाड़ की गृफा से बाहर निकला ओर मृत्यु की इच्छा करते हुए धरती पर 
पड़े हुए वानर-ममट को देखकर धीरे-धीरे उनके समीप आया । वह सोचने लगा कि 
भगवान ने बडी कृपा करके म॒र्भ आहार भेजा है । उसे देखकर सभी चपल वानर अपने 
निश्चय पर पद्चात्ताप करने लगे । तब अगद ने हनुमान से कहा--यह्‌ पक्षी नहीं है । 
स्वय यम निर्देबी होकर हमारे प्राण लेने के लिए इस रूप में आया हैं | उस दिन जटठायु न, 
राम की पत्नी को चुराकर ले जानेवाले रावण के साथ युद्ध करके उसके प्रखर खड़ग के 
प्रहार से मत्य प्राप्त की और फलत सहज ही स्वर्ग का लाभ कर लिया । अब राम के 
कार्य के लिए 'जाये हुए हम भी इस महापक्षी के हाथों में अपने प्राण खो दें, तो अच्छा ही 
होगा । उनकी बातो को सुनते ही अरुण-पुत्र (सपाति) को कठ झ्ोक से गदगद 
ही गया। वह उन कपि-वीरो के निकट जाकर पूछते लगा--हे जानरो, तुम कहाँ से आये हो ? 
वह जटायू मेरा प्रिय अनृज है। हम दोनों अरुण के पुत्र है । वह पैने तथा भयकर 
नंखवाला, गूफा की समान मुखबाला, दशरथ का मित्र, सतत सुखी मृत्यु को कैसे प्राप्त 
हुआ ? तब वालि-पृत्र ने उसे सारा समाचार कह सनाया । उस समाचार को सनकर 
सपाति अत्यधिक शोक से सतप्त हआ । दुखी होनेवाले उस पक्षी को वानरो ने उठाकर 
समीप ही रहनेवाले समुद्र के पास पहुँचा दिया, तो उसने समुद्र में स्तान किया और 
उसके पद्चात्‌ बडे दुख से पीडित होते हुए अपनी पूर्व-कथा उन वानरों से कहने लगा । 

उसने कहा--में और जटायु, हम दोनों कसी समय कैलास पर्वत पर एक साथ 
रहते थे । अपने यौवन तथा दाक्ति के गव से प्रेरित होकर एक दिन प्रभात के समय हम 
दोनो साथ-साथ आकाश में उडतें>उडते बहुत दर चले गये । मध्याह्न के समय हम स्‌र्य- 
मडल के समीप पहुँचे । जटायु सूर्य की किरणों के लगने से जलने लगा । तब, मैने उसे 
अपने पंखो के नीचे छिपा लिया । तब मेरे पल भी जल गये । पखो के जल जाने से, 
अपनी सारी शब्नित खोकर, में इस आश्रम-भूमि में गिर पडा । पता नहीं, जटायु कहाँ चला गया। 
तुम लोग्रो से यह समाचार सुनकर भी मैं आज चुप बैठा हुआ हूँ । यदि पहले 
॥ तरह मेरे पंख होते, तो में अपनी शक्ति से ब्षपने भाई का प्रतिशोत्र लेता और राम 


किव्कियए/ कांड २०५ 


के पास पहुँचकर उनसे अपने पोहप की प्रत्नता प्राग्त करता । लेकिन अव्र उन बातो से 
क्या प्रयोजन है ”' 

तब जाबवान्‌ ने हनुमान्‌ तथा अगद को अत्यत ह्षित करते हुए उस पक्षी से कहा- 
'ऐसे शक्तिण्ञाली जदायु के अग्रज तुम्हारा इप ससार में कौन सामना कर सकता है * 
कोई ऐसा स्थान नहीं होगा, जिसे तुमने नहीं देखा हो । तुम कृपया हमें बताओ कि रावण ने 
रबराम की पत्नी को कहाँ छिपा रखा है ” 


२०, सीता का पता बताना 


मत्राति का सहेह दूर हुआ । उसे कहा--मिरा पुत्र सुपारर्त, दुंम पराक्रमी तथा 
महात पितभक्त है । प्ों के जलने से अगमर्ण हो यहाँ पर पढें हुए मुझे वह प्रति दिन 
बडी भवित के साथ भोजन ताकर दिया करता है । एक दिन की वात है कि वह बहुत 
विलब्र से, बिना भोजन लाये ही यहाँ शाप्रा । जब मेंत्रे उससे बिलव का कारण पूछा तब 
उस्ते उत्तर दिव्ग--पिताजी, आपके लिए आहार प्रश्न करने के उर्ेश्य से में हेमेन्द्र गिरि 
के समीप समृद्र-वट पर बैठा था। उसी समय काजज़ के पर्वत के सदुग एक राक्षस, सूर्य-अ्रभा 
की समात एक रमणी को साथ लिये हुए जाया और मुझे मीढठी-पीठी बातें करते लगा । 
मेरे मार्ग देने पर वह प्र वहाँ से चला गया । त» वहाँ रहनेवाले मुनि मुभेी देखकर 
हर्ष से कहने लगे कि आज तुम मृत्यु के मुख से बच गये । वह (काला पुरुष) यम रूपी 
रावण था । श्रीराम की पत्नी को चुराकर वह लका को ले जा रहा था | इसी कारण 
से मुझे यहाँ आने में विलब हुआ है । अब इसमें कोई सदेह नहीं है कि जानकी, बादलों 
में घिरी हुई चद्रिका की तरह, राक्षस-रमणियों से परिवृत हो लका में रहती है । मेरी 
दृष्टि इस पृथ्वी पर शत योजन तक देख सकती है । राभी पक्षियों की अपेक्षा मेरी दृष्टि 
तथा गमन-शव्ति अधिक हैं ।' 

सपाति ने आगे कहा--जब मेरे दोनों पख जल गये भर में मृत्यु से बचकर, 
मूच्छित होकर यहाँ गिर पडा, तब कई वर्य तक प्यास से व्याकूल हो, कराहते हुए यहाँ 
पडा रहा । एक दिन मेरे सौभाग्य से सकल जनों काताप' हरण करनेवाले, साक्षात्‌ निशाकर 
(चद्रमा) के समान गुणवाले निशाकर (लामक मुनि) को मं्ते देखा । सूर्य-तेंज से दम्ध 
अपने पो का दृत्तात मैने उन्तमे कहा । वे मुनि-शिरोमणि पहले से ही मुझे जानते थे + 
इसलिए दयादं होकर बोले-- आश्रितवत्मत, परातार विष्णु महाराज ददास्थ के यहाँ जन्म 
लेगे । वह मूर्य-3रश-तिलक वनवास के लिए भयकर वनों में आयेंगे, उतकी पत्नी को 
रावण चराकर ले जायगा । उस रमणी को अमृतरायु (चल्द्र) अमृतान्न देंगे, जिससे वह 
क्षषा तथा तथा से मत होकर रहेगी। तब राम शीघ्र आकर इस्-पुत्र (वालि) का 
सहार करके सूर्य-पुत्र की रक्षा करेगे और सीता के जल्तेषणा्थ वानरों को चारो दिन्नाओ 
में भेजेंगे । जिस दिन तुम' राम के उन भी को यह वृत्तात सुताओंगे, उसी दिन तुम्हारे 
पख तुम्हें मिल जायेगे । उनके आदेशानुसार मेने तुम लोगों से यह वृत्तात सुनाया । लो 
देखो, मे अपने प्ले भी मिल गये । इतना कहकर वह एक्स उछलकर आकाझ, मं 


उड़ा और कहने लगा--देखा मेने सीता को। लंका के समीप एक वन में मेने सीता को. देखा ३ 


९०६ रंगनशथ एयायण 


वह लो, यहाँ से शतयोजन की दूरी पर, लका में, वह पवित्र साध्वी बैठी है । तुम 
प्रधोगव्रेश छोडो । अब उठो | पौलत्त्यपति (रावण ) की लका में जाकर सीता के 
दर्शन करो ।' 

इतना कहकर वह वानरोीं को लका का मार्ग बताकर बडे हफषे से भमहेंन्र गिरि पर 
चला गया | तब सभी वानरजीर प्रसन्नचित्त हो, शीघ्र गति से महासागर के पास पहुँचे। 
उस सागर की हाब्दमयी तरणें, प्रचड वायू के आघात से, अत्यधिक उद्धत होकर विहार 
कर रही थी । उनसे उत्पन्न झाग दिगतो तक फैल गया था और ऐसा लग रहा था, 
मानों वह समुद्र का गड़ष (कुल्ली) हो, उस समुद्र में भयकर मगर अपनी पूछ-हूपी 
तलवारो से बड़े आवेश से लड रहे थे । ऐसे समुद्र के निकट पहुँचकर सभी वानर (मन- 
ही-मन) अत्यत व्याकुल हो, थोडी देर तक निरचेष्ट बैठे रहे और चिन्ता करने लगे कि 
इस समुद्र को कौन पार कर सकता है ? ऐसी शक्ति किसमें है ?' 


२१, वानरों का अपनी ग़क्ति का परिचय देना 


अगद ने वह रात उस समुद्र-तट पर बिताई और दूसरे दिन अलगन्अलग सभी 
वानरी को सबोधित करके कहा--यदि तुम वीर वानर अपने पौरुष को खोकर, सौ योजन 
की जलराशि को पार करने के लिए इतना भिमकते हो, तो अपयश-रूपी विशाल समुद्र 
को किस प्रकार पार कर सकोगे ? तुम सब अलग-अलग अपनी-अपनी शक्ति का परिचय 
मुझे दो ।' 

तब व्याकुल-चित्त सभी वानर सावधान हो गये और अपनी शक्ति का विचार कर 
अपने-अपने बल का परिचय देने लगें । गज ने कहा-में दस योजन लाँधघ सकता हूँ ।' 
गवाक्ष ने कहा--मै बीस योजन विता किसी कठिनाई के लाँघ सकता हूँ ।” शारभ 
कहा-- अपनी शक्ति के प्रताप स में चालीस योजन पार कर सकता हूँ । गधमादन 
अपना पराक्रम प्रकट करते हुए कहा--मे पचास योजन की दूरी लॉँघ सकता हूँ ।' मेन्द 
कहा-- मे अपनी शक्ति को हानि पहुँचाये विना साठ योजन पार कर सकता हूँ। द्विविद ने 
कहा--विना विशेष प्रयत्न के में सत्तर योजन की दूरी लाँधकर जा सकता हूँ । तार ने 
अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए कहा--में अस्सी योजन लाँध सकता हूँ ।' 
इस प्रकार सभी वानर निशक होकर अपनी-अपनी शवित का सहीन्सही परिचय देने लगे । 

तब अत्यत वृद्ध तथा समस्त ससार में पराक्रमी, भल्लूकनाथ (जाबवान) ने कहा- 
यदि में अपने लड़कपन (या यौवन) की बात कहूँ, तो वह उपहास का विषय होगा, 
फिर भी कहता हूँ, सुनो । पहले जब अमृत के लिए सुर तथा दानवो ने युद्ध किया था, 
तब मेने सूरो की सहायता कीथी और बडे प्रेम से उनका दिया हुआ अमृत पान किया था। 
में सप्त समुद्रो को पार करने की क्षमता रखता हूँ । उदयाचल पर खडे होकर 
अपना दूसरा चरण अस्ताचल पर रख सकता हूँ | सभी लोको में मेरी समता कर सकनेवाला 
कोई नही है । जब त्रिविक्रम ने महाबली बलि महाराज का दर्प तोडा था, उस दिन मैने समस्त 
पृथ्वी की इक्‍्कीस बार परिक्रमा की और त्रिविक्रम की प्रार्थना की । उस समय मेरी दाँग 
ढुढ गई; मेरा दर्ष तथा शक्ति नष्ट हो गई । ऊपर से वृद्धावस्था ने भी मुझे आ घेरा। 


# बफ ज्क नफ 


किाडिककाकाड ९०७ 


अब मे बहुत वृद्ध हो चला हूँ । मेरी अवस्था नब्बे वर्ष की है । अब में ऐसा कार्य करने 
योग्य नही रहा । तब नील ने कहा--में नब्बे योजन की जलधि को पार कर सकता हूँ 
मारुति अपनी शक्ति का परिचय दिये विना चुपचाप बैठा रहा | तब अगद ने कहा- 
मे अत्यधिक प्रयत्त से शत योजन पार कर सकता हूँ, किन्तु कदाचित्‌ लौटकर आ नही 
सकता । 


तब जाबवान्‌ ने अगद से कहा--है अनघ, तुम हमारे नेता हो । तुम इस समुद्र 
को पार भी कर सकते हो और लौट भी सकते हो । तुम सुग्रीव के समान इस वानर- 
सेना के राजा हो । अत तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम हम से काम लो । इतनी 
दीनता क्यो व्यक्त करते हो ? राम के कार्य में सतत तत्पर रहनेवाले, रवि-पुत्र के मत्री, 
इस वानर-समूह के लिए प्राण-सम, पवन-क्रुमार के रहते, भला तुम्हारे लिए कौन-सा कार्य 
असाध्य है ? तुम निश्चित रहो ।” 


२२. समुद्र लाँधने के लिए हनुमान्‌ को प्रेरित करना 

इसके परचात्‌ जाबवान्‌ ने हनुमान्‌ को बुलाकर बडे स्नेह से कहा--हे पवन-सुत, 
यह कया उचित है कि अपना काम हम पर छोडकर स्वय चुपचाप बैठे रहो ? ललित 
लावण्य-विलास से परिपूर्ण अप्सरा स्त्रियों में श्रेष्ठ 'पुजिक-स्थल' नाम से विख्यात तुम्हारी 
माता ने अग्निदेव के शाप से अजना के नाम से वानर-युवती होकर जन्म लिया और 
इस पृथ्वी पर केसरी की पत्नी होकर रही । एक दिन जब वह वन में विचरण कर रही थी, 
तब वायूदेव उस युवती के मद गमन, सुडौल जंघा, भारी नितब, चद्र-मुख, सुदर अधर, 
क्षीण कटि, उन्नत कुच और विद्याल आँखें देखकर उस पर मोहित हो गया । मन्मथ के 
बाणों से आहत होकर उसने अजना के वस्त्रों को उडा दिया और उसके समीप पहुँचकर 
उसका आलिंगन किया । तब अजतना नें क्रुद्ध होकर कहा--किस दुर्मति ने मेरा शील 
बिगाडने का यह साहस किया है ?' तब वायुदेव ने कहा--हे सुदरी, क्रुद्ध मत होओ । 
में पवन हूँ । हे कमलाक्षी, मेने तुम्हारे साथ केवल हृदय-सगम किया है, जिससे तुम्हारा 
शील खडित न हो । इससे तुम्हें ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो बल, तेज, विक्रम, पौरुष तथा 
घैयें से सपन्न होगा ।' इतना कहकर वायुदेव चले गये । उस नारी-रत्न ने वायुदेव की 
विमल कपा से अत्यन्त हर्ष से तुम्हें जन्म दिया । तुम इस पृथ्वी पर वायु के समान शक्ति- 
शाली हो । यही नहीं, किसी भी आयुध से तुम्हारी मृत्यु नही हो सकती । सभी लोको में 
तुम्हारी समता करनेवाला कोई नही है । में तुम्हारी शक्ति से भली भाँति परिचित हूँ । 
अत , तुम समुद्र को पार करो, सीता के दर्शन करो और यल्लपूर्वक राम का कार्य संपन्न 
करके, कपियो के, दशरथ-पुत्रो के तथा वानर-राजा के प्राणों की रक्षा करो । है जगतृप्राण- 
नदन, तुम इस प्रकार उत्तम लोको की गति प्राप्त करो ।” 


तब हनुमान ने कहा--ऐसा ही हो । में तुम्हारी आजमा का पालन करूंगा । 
है बानरो, आज तुम मेरी शक्ति देखो। में समस्त लोक के हितार्थ समुद्र को पार करूंगा। 
भले ही देवता भी मुझे रोकें, में उन्हें भी जीत लूंगा । (आवश्यकता पड़े तो) समस्त 
लोको का नाश भी कर दूँगा । सब को आइचर्यचकित करनेवाली अपनी शक्ति से 


२0८ रंगनायथ एश्यशयर 


लका में प्रविष्ट होऊेगा । अथक परिश्रम वारके ढुँहूंगा और भूमि-मुता को देखकर ही वापस 
आऊंगा । अथवा उस लका को भी उखाडइकर यहाँ ले आऊंगा तथा सीता को अवध्य ही 
राम के चरणों में पहुँचा दूगा । नहीं तो सभी समुद्रों का मधन करूँगा, उद्धत गति से 
अमराद्ि को नप्ट-भ्रप्ट करूँगा, पृथ्वी को चूर-चूर कर दूगा, मृत्यु का भी सहार करूँगा, 
समस्त द्वीपो को छान डालूगा, देवेद्र का त्रास दूगा, यभी दुष्ट राक्षतों का सहार करूँगा, 
और समस्त ससार में अपक्रार फैला दूगा, किन्तु बिना कार्य संपन्न किये तुम्हारे निकट 
नहीं आऊँगा ।' 
२३. समुद्र पार करना--मेनाक से मेंट 

इतना कहकर ह॒नतुमान्‌ महेस्रगिरि पर चढ़ गया और निविक्रम विष्णु के समान ऐसा 
अद्वितीय शरीर धारण किया, मानो प्रलयकालीत काल सभी समुद्रों के साथ सारी सृष्टि 
को निगलने के लिए प्रस्तुत हुआ हो । उसके पश्चान उसने अगद आदि वानरो की अनुमति ली । 
मन-ही-मन अपने पिता वायुदेव का स्मरण किया, श्रीराम के चरण-कमलो को अपने 
हृदय में प्रतिष्ठित किया । दुढता के साथ अपने पैरों को पहाड़ पर जमाया, कठ ऊपर को 
उठाया, दह को भुकाया और भौहें उठाकर विशाल जल-राशिकों चारो ओर से देखा । 
उसके उपरान्त उसने रावण की नगरी पर दृष्टि डाली, अपना लागूल जोर से घ्माया, 
दोनो कान खड़े किये, शिलाओ पर अपने हाथ टेके और आकाश की ओर बडे वेग से 
ऐसे उछला, जैसे पूर्वकाल में अमृत को छीनने को उद्देश्य से गएड पृथ्वी से आकाश की ओर 
उडा था | उस वेग के प्रभाव से पर्वत-श्रुग चूर-चूर हो गये, मानो रावण ने अबतक 
जो अत्यधिक महत्त्व और यज्ञ प्राप्त किया था, वे सब चूर-चूर हो गये हो । (उस पर्वत 
पर के) वृक्ष उसके वेग के कारण उसके साथ ही आकाश की ओर उड़ चले और खड- 
खड होकर उस सागर में ऐसे गिरे, मानो पवत-पुत्र ने स्वय ही भावी सेतु का शकु-स्थापन 
किया हो । * 


उस समय उत्पन्न प्रचंड वायु के कारण वादल चारो ओर ऐसे भागे, मानों वें पवन- 
पुत्र के लका में आगमन की सूचना इंद्र आदि देवताओ को देने के लिए जा रहे हो! 
समुद्र का सारा जल एक ओर हट गया और जल के भीतर पाताल-लोक ऐसा दीखने 
लगा, मान्रो समुद्र हनुमान्‌ को यह दिखा रहा हो कि रावण ने मेरे जल में जानकी को 
नहीं छिपाया है | हनुमान्‌ की स्वामिभक्ति, धैर्य, साहस, तेज, चातुर्य, और उदात्त शक्ति 
को देखकर इन्द्रादि देवता उनकी प्रशसा करने लगे । 

इस प्रकार जानेवाले हनुमात्‌ को देखकर समुद्र मन-ही-मन सोचने लगा--“यह 
प्रुण्यात्मा, जंगतू के कल्याण के लिए बहुत दूर जा रहा है । उसका श्रम दूर करने के 
निमित्त, में मैनाक को भेजूंगा।' यो सोचकर उसने मैनाक को बुलाकर कहा--अभी हनू- 
मान्‌ यहाँ आया है । उचित रीति से उसके अतिथि-सत्कार की व्यक्स्था करो ।' 

शोभा-समल्वित, स्वर्ण-शिख्तरों से विलसित, स्वर्ग-सम सुदर वह मैनाक पर्वत तुरन्त 
अपने विशाल पखो को फैलाते हुए उड़ा और समुद्र के मध्य भाग से ऊपर आया और 


की. 


हनुमानू के सामने आ पहुँचा । हनुमान ने अपने सामते उस विद्ञाल पर्वत को देखकर 


/किव्किकाकाड २०८६ 


सोचा--यह देत्यों की माया हैं। यह कदाचित्‌ मेरे कार्य में विष्च डालना चाहता है । 
पर कोई चिता की बात नहीं है | में अपनी शक्ति से इसका नाह करूँगा । यो सोचकर 
हनुमान्‌ ने वत्ञ के समान कठोर अपने वक्ष स्थल से उस पर्वत को धक्का दिया । तुरत 
वह पर्वत, बवडर में फ़ेंसे हुए सूखे पत्ते की तरह शक्तिहीन होकर चक्कर खाने लगा । 
फिर वह मनुष्य का रूप धारण करके हनुमान्‌ से बोला--हे अनिलकुमार, मे तुम्हारा 
शत्रु नहीं हूँ । समुद्र की आज्ञा से में तुम्हारे पास आया हूँ । उस महानुभाव ने तुम्हे 
आतिथ्य देने के निमित्त, मुझे तुम्हारे पास भेजा है । इसलिए में तुम्हारे पास आया हूँ । 
प्राचीन काल में सभी पर्वतो के पख थे | अपने इन पखस्ों के कारण जब वें गर्व करने लगे, 
तब इन्द्र क्रोध में आकर वच्ञायूध से सभी पर्वतो के प्त एक-एक करके काटने लगा। 
तब यह देखकर तुम्हारे पिता पवन सहंज ही मुझे इस लवण-समुद्र में ले आये और मेरे 
पखो की तथा मेरी रक्षा की । इसलिए में तुम्हारा अपना ही व्यक्ति हूँ, पराया नही हूँ । 
मे पर्वेतश्रेष्ठ श्ीताचल का पुत्र हूँ मेरा नाम मैताक है। मेरे पेड़ो परजो फल लगे हे, 
उनको ग्रहण करके, अपनी क्षुधा तथा क्लान्ति दूर करो । हें पवन-पुत्र, उसके पश्चात्‌ 
तुम लकापुर को जा सकते हो । तब उस महावली हनुमान ने कहा--अब विश्राम 
करना उचित नही है । मेने प्रतिज्ञा की है कि में समुद्र के मध्य में कही नहीं ठहरूँगा । 
अत , है पर्वतराज, मुझे यहाँ कही ठहरना नहीं चाहिए। इस प्रकार कहकर उसने अपने 
करतल से उस पव॑त की मूर्धा का स्पर्श किया और कहा-- है अनघ, तुम्हारी पूजा फलवती 
हुई । अब तुम जाओ ।' 

इस प्रकार कहकर श्षीघ्र गति से जानेवाले अनिलकुमार की शवित को देखकर देवता 
आइचये तथा हर्ष से भर गये । देवेन्द्र नें भी मैनाक पर्वत को देखकर बड़े प्रेम से कहा-- 
श्रीराम के कार्य के लिए जानेवाले हनुमान्‌ के प्रति तुमने उचित व्यवहार किया। अत. 
में तुम्हें अभय-दान देता हूँ । तुम सुंख से यही रहो ।' 

तब गधर्व, अमर तथा मूनियों ने हनुमानू की शक्ति की परीक्षा लेने का विचार 
करके सुरसा नामक नाग-माता को हनुमान्‌ का मार्ग रोकूते के लिए भेजा । तब वह एक 
राक्षकी का रूप धारण करके हनुमान्‌ के मार्ग में आ खडी हुई और बोली--इस समुद्र 
के ऊपर से होकर जानेवाले तुम्हें मेने देखा, दैवयोग से अब मेरे प्राण बच गये, में बहुत 
भूखी हँ। अत, तुम अब मुभसे बचने की चेष्टा न करके, मेरे मुह में प्रवेश करो। 
तब हनुमान्‌ ने कहा--हे नारी, तुम मेरा मार्ग मत रोको । में राम का कार्य पूरा करके 
लौटते समय तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा । अब में जाता हूँ । में असत्य वचन नहीं कहता।' 


तब वह स्त्री क्रुद्ध होकर हनुमानू का मार्ग रोककर खडी हो गई और बोली,--- 
मे तुम्हें जानें नहीं दूगी, में अवश्य तुम्हारा वध करूँगी । यो कहती हुई उसने अपना 
मुंह खोल दिया । तब अनिलकुमार ने अपना शरीर दस योजन तक बढ़ा लिया । तब 
उस स्त्री ने अपना मुह उसके दुगुना चौडा कर लिया । हनुमान्‌ ने अपना शरीर तीस 
योजन तक बढाया, तो उस स्त्री ने अपना मुह चालीस योजन विशाल बना लिया। इस 
प्रकार एक-दूसरे से स्पर्धा करते हुए क्रमश अपने दारीर तथा मुंह को शत योजन तक 


रे 


से 
के 


$४० रएनएथ हि य्ी 


कहा दिया । तंब हमूँगोन्‌ ने बैंडी चतुरंता से एंक अंगुष्ठ ्रमाणन्मात्र के अपना शरीर 
बैंनाकर, सूक्ष्म 'हूप से उस स्त्री के मुह में प्रवेश करके सहर्ण ही दईस- प्रकार -बहिंर निकल 
आया जैसे कोई शाती संसार के जटिले बंधमो से अपने-औपैकों सुवत करके निकल औता है । 
उसकी पंरेंचात्‌ उसने उस स्त्री की देखकर फैंहां--हे नोरी, मैंने तुम्हीरी छा (री 
करें दी, अब मे सँसुद्र पार जाऊंगा । उस स्त्री ने मी उस कपिकुलीतिम हेगूमामे की 
बुद्धि की 4रसा करती हुई दिव्य रूँप चौरण करेके बड़े स्वेंह से आशेर्किदि दिया और कहा- 
शी ही दै्हारा कॉरय सिद्ध ही । 

'तब हनुँमान्‌ संग गया “कि 'थह छायाग्राहिणी है और विस भय के तुर्रत “मूँक्ष्म 
रूप धोरेंग करके उसेके उंदर मैं प्रवेश किया । फिर उसने उसकी उंदर चौरेंकेर 'ैंस देष्ट 
राक्षंसी को समुंद्र में फैंक दिया । इन्द्रोदि देवता ईसे देखकर अत्यंत हँपित हुए और/'पुँरेप- 
वुष्टि करने लगे । ईस प्रकोर हनुमान्‌ सहज ही संभुद्र पार करके सुबल (त्रिकूंटे) पंवेत 
पर पहुँच ग्रया । 

इस प्रकार, आध्र-भाषा का सम्राट, श्रेष्ठ काव्यागों के जीता, रपंवित्रात्मा,आचरेवॉन, 
अपार धीमानू, तथा भूलोक का निधि, गोन बुद्ध नरेश ने, गृंणवनि, धौंर, शत्नुँओ में अय 
उत्पन्न करनेवाले, महांत्मा, श्रेष्ठ वीर, अपने पिता विद्वेलनरेश की 'नाम पर 'समैंस्त संसार 
में पूज्य, अनुपम शब्दार्थों से परिपूर्ण तथा लोकप्रिय रामायण के किष्किवीकाड की रचना 
इस प्रकार की कि वह अलंकार तथा भावों से युक्त हो और जंबतंक सूर्य तथा चंद्र इस 
संसार में रहे, तवतक इसकी प्रशसा होती रहे । 


'किष्किंधॉकाॉड समाप्त 


ओ्रेरंगनाथ रामाथण 
(स॒न्दरकांड) 


१. हनुमान्‌ का लंका में प्रवेश 


श्रीराम का कायें सपन्न करने का निश्चय करके हनुमान्‌ ने विशाल सागर को 
ऐसा पार किया, मानो वह एक छोटी-सी नहर हो और उस सूबेल पर्वत पर चढ़ गया, 
जो लकापुरी के निकट था । वह लकापुरी सुदर श्ूगों से, पहाडी तराइयो से, प्रचुर वृक्षों 
तथा लता-समूहो से, कैरव, बधूक, कल्हार एवं कुमुद आदि पुष्पो से, सारस आदि जलचर 
पक्षियों से, विलास गति से विहरण करनेवाले हसो के कलरव से, क्रौच पक्षियों के निनादों 
से तथा कमल का मकरद पान करने से मत्त होकर भकार करनेवाले भ्रमरो की १क्तियो 
से यूकत तडागो से परिपूर्ण था । 


उस पर्वत पर चढकर हनुमान्‌ ने दक्षिण दिल्या में दृष्टि दौडाई और लका नगरी 
को देखा । वह नगरी त्रिकूटादि पर सुशोभित थी, और धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों 
को एकत्र किये बैठी लक्ष्मी के समान सुशोभित थी । अपनी उज्ज्वल कान्ति के कारण 
वह ताराद्वि की समता करती थी और आकाश-मार्ग से स्पर्धा करती हुई दिखाई पडती थी । 
वह अपने रत्नों की कान्ति से सुशोभित होकर ऐसी दीखती थी, मानो देवताओं से 
युक्त अमरावती ही समुद्र के मध्य में सदर ढंग से शोभायमाव हो रही हो । अथवा सदर 


२९9 रंगन?थ एपायण 


मकर, कच्छप तथा पद्मनिधियों से युक्त अलकापुरी ही मानो कुबेर से रूठकर वहाँ आ 
गई हो, या चिरकाल से समुद्र के नीचे रहने के कारण ऊबकर भोगवती नगरी ही समुद्र- 
तल से ऊपर उठकर त्रिकृूट पर्वत पर आ गईं हो । उस नगरी का प्रभा-समच्वित स्वर्णं- 
दुर्ग, समुद्र को ही अपनी परिखा बनाकर, ब्रह्माण्ड के समान सुथोभित था और ब्रह्मादि 
देवताओं को भी अभेद्य दीखता था । वह लकापुरी दुर्वार गज, रथ, तुरग तथा भयकर 
एव श्रेष्ठ वीरो से युक्त थी और अलौकिक ऐ्वर्य से सपन्न हो बहुत सुदर दीखती थी । 
ऐसी लका नगरी को देखकर हनुमान्‌ आश्चर्य-चकित हो गया और निनिमेष नेत्रो से जहाँ- 
तहाँ देखता ही रह गया । वहू सोचने लगा--“अकेले समस्त लोको को जीतकर, अपने 
पराक्रम से सभी लोको में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करतेवाला दशकंधर ऐसे ऐश्वर्य से 
सपन्न लका का राजा बना हुआ है। फिर भो, उसके भाग्य में जीवित रहना नही लिखा है। 
सर्वेश्वर रामचद्र की पत्नी को ले आकर इस मूख्खे ने क्‍यों मृत्यु को आमत्रित किया है ?! 
इस प्रकार रावण की निदा करते हुए वह शक्तिशाली हनुमान्‌ लका में प्रवेश करने 
का उपाय सोचने लगा । वह नगर के उत्तर द्वार पर पहुँचा और सारी परिस्थिति तथा 
अपने कर्तव्य का विचार किया । उसके पद्चात्‌ वह सोचने लगा--भला, इस विशाल 
सागर को वानर केसे पार कर सकेंगे ” यदि पार भी करेंगे, तो इन्द्रादि देवताओं के लिए 
भी दुर्भे्य इस लका को जीतना क्‍या किसी भी रीति से उनके लिए सभव होगा ? युद्ध- 
भूसि में भयकर साहसी रावण को राम कैसे जीत सकेंगे ?” 


एक मुहत्त काल तक इस प्रकार सोचने के परचात्‌ हनुमान ने मन-ही-मन विचार 
किया--यदि में अपने इस विशालकाय के साथ, दिन को ही इस नशर में प्रवेश करूँगा 
तो राक्षस भटो से मेरा सामना हो जायगा । उस प्रकार में सीताजी का पता नहीं लगा 
सकूं गा । अत. में सूक्ष्म रूप धारण करके इस तगर में प्रवेश करूँगा और दैत्यो की आँखो 
में धूल फ्रोककर अवश्य ही सीताजी के दर्शन करूँगा । इस प्रकार मन में विचार करके 
वह सूर्यास्त को प्रतीक्षा में बैठा रहा । चिद्षन सूर्यब्रिब इस तरह तिरोहित होने लगा, 
माने सूर्म यह सोच रहा हो कि “विज्ञाल भ्क्तिशाली यम की पत्नी सीता देबी का पता 
लगाने के लिए जो यह (हनुमान) आया है, मेरे ल्यकाक्ला में रहते सम्रय्म उसके लिए लका 
में प्रद्देश्ष करना कठिन होगा । दिक्षाओं में घोर अधकार ऐसा व्याप्त हो गया, मानों अनिल- 
पुत्र के अपमस से भयभीत हो राक्षस (रावण) के घोर पाप ऋारो ओर भाग रहे हो । 
क्रमशः दैत्ये की कलकल्न धदानि मंद पडने लगी । यह देखकर पवन-पुत्र ने सारी बातें 
मन-ही-मन विचार करके एक बिल्ली के समान छोटा रूप धारण किया और फिर राघवों 
कृ स्मरण करके लका में प्रवेश करने का उपक्रम करने लगे । 


२, लंकिणी का हनुमान को रीढूना 
उस सथ ऋवकश आफारवाली लकिफ़ी हनुमान्‌ के मार्क को रोककर ऐसे खड़ी हो गई, 
जैसे किसी! निश्चि को बाहर लाते समय उस प्रयत्न में बाधा डालब्रे के लिए कोई भक्न- उत्पन्न 
होकर खह्ा हो जाता है । उश्ड़ें अ८हास़ करके पवनकुमहर को डॉटके हुए कहा--तुम्र कौ हो ? 
तुम्छुशा नाम्र क्या है ! इस नमरमें तुम्र क्यो प्रदेश कश रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है ! " 


एन्द्रकाॉड 2 


त॑ब हनुँंमानू अविचल खड़ा होकर बोला--तुम कौन हो ” तुम्हारा नाम क्या है ? 
तुम बैयों मेरे मार्ग को रॉककर खडी हो ? पहले तुम अपना परिचय दो, तो फिर में अपने 
बोरे में कहँगा । तब वह बोॉली--मे दशकठ की आज्ञा से, बड़े यत्त से इस नगर की 
रक्षा करती रहती हूँ | मेरा नाम लंकिंणी है । जब में पराये व्यक्तियों को देखती हूँ, तब 
उन्हें मगर के भीतर प्रवेश करने नहीं देती और उन्हें तुरत मार डालती हूँ । तब हनमान्‌ ने 
उस स्त्री से कहा--हे नारी, मे इस नगर को देखने के उद्देश्य से आया हूँ, मुझे जाने 
दो ।' तब वह राक्षसी आँखी से ऋ्रोध प्रकट करती हुई बोली--अब तुम कहाँ जाओगे ? 
अंब तो तुम मेरे हाथ में पंड गये हो । तुम्हें पकड़कर तुम्हारे शरीर के टुकडे-टुकडे कर 
दूभी और तुम्हांरा रंवंत पी जाऊँगी ।” यो कहती हुई उसने बडे क्रोध से उस श्रेष्ठ 
वार्मर के वक्ष पर एक धूंसा मारा । हमुभान्‌ ने सोचा कि स्त्री का बध करना पाप है। 
इसलिए उसने लंकिणी के वक्ष पर ऐसा घुसा जमाया कि वह अपनी सारी शक्ति खोकर 
पृथ्वी पर गिर पंडी और हनुमान्‌ को देखकर क्षीण स्वर में प्राथंना करने लगी--है कपि- 
कुलीसम, मुंफपर क#पा करो । जिस दित ईस नगर का निर्माण हुआ, उस दिन निषुण 
ब्रह्मा ने कहा था कि 'जिस दिन एक वीनर यहाँ आकर तुम्हें दुःख पहुँचायेगा, उसी दिन 
से राक्ीसी का नाश प्रारभ हो जायगा । इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मनस्कामता 
सफल होगी । इस प्रकार कहती हुई वह स्त्री चली गई । उस स्त्री की बातो से हनुमान्‌ 
अत्यत हर्षित हुआ और मन-ही-मन यह निरुचय करके कि अब राक्षसो का नाश निश्चित है, 
पहली बार लका की घरती पर अपना वाम चरण प्रतिष्ठित किया । 


३- हनुसान्‌ का लंका में सीता का अन्वेषण 

फिर हनुमान्‌ ने सूक्ष्म रूप धारण किया और किले की भित्तियो पर चढकर इस 
प्रकार लका में प्रवेश किया कि किले के द्वार-रक्षक तथा सैनिक उनको देख न सके । 
फिर भुंप्त रूप से मार्गों, बाजारों तथा चौपालों को देखते हुए वह जागरे बढा । उसके 
पर्चात्‌ बड़े-बडे गोपुरो पर चढ़ा और गज-शालाओ से लेकर श्रेष्ठ सौधो के सभी स्थान देखे। 
फिर उसमे मदिरो में देखा, घर-घर में दूंढा, तथा अत पुरो में दूढा, मडपो और सौधो में 
देखा । फिर अश्वशालाओ, रथशालाओ तथा हस्त्रॉगारो में देखा और मणिमय भवनों में 
सीता का अन्वैधण किया । तत्पश्चात्‌ विभीषण, अतिकाय, देवातक और तिशिर के घरी 
में, कुभकणं के क्शाल भवन में, कुंभ के घर में, निकुभ के निवास में, शोभा-समन्वित 
इन्द्रजीत के अतशपुर में, महोदर के भवन में और सभी दनुज-नायकों के घरों में क्रमश 
सीता की खोंग की । दैत्यो के इन निवासो को देखकर हनुमान्‌ आश्चर्य चकित हो गया । 
“फिर उसने सभी अतपपुरो में सीता को दूढा, सभी स्त्री-जनो में देखा, और एक-एक करके 
ऋाक्षतों के संभी घर देख डाले । किसी-किसी स्थान पर एक आँख, एक कान, एक्र हाथ- 
बल 'घिंक्ंत रुपो को देखकर वह चकित रह गया । कही-कही उसने बहुत-से चरण, 
अमेक 'भुजाओ तथा कई 'शिरोवाले राक्षसों को देखा । फिर वह जप-तप तथा 
श्वाध्यांथ में न्तत्पर, सत्कर्मी त्था 'िष्ठानानू तपस्वीश्रेष्य वानवो को देखते हुए 'आगे 
बढ़ “गया । 


९९६ रंग्न/य एायायण 


उसके पद्चात्‌ हनूमान्‌ रावण के अत पुर के निकट पहुँचा । वह (अत पुर) मकर-तोरणों 
(मकर के आकार में बँधा हुआ बदनवार) पुष्प-मालिकाओ, विविध धूपो की सुगधि, रत्न 
तथा मोतियों से पूरे गये चौको, चद्रकात-शिलाओं से निर्मित चबूतरो, स्वर्ण तथा मणियों 
से बनाये गये कपाटो, प्रशसा की योग्य मडपो, प्रवाल के बने ऊँचे स्तभो, अनेक अट्टालिकाओ 
तथा सौधों की पक्तियों से अलक्ृत था तथा सशस्त्र राक्षसों के द्वारा सतत रक्षित था । 
उस अत पुर के पास पहुँचकर हनुमान्‌ ने अतपुर के पहरेदारों के निकट जाकर देखा 
फिर कई द्वारो को निर्भग गति से पार करता हुआ आगे बढा और सभा-मडपो में सीता 
को ढूढा । वह रनिवास के निकट पहुँचा ही था कि इतने में, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करते 
हुए, कमल-समूह की काति को मलितन करके उन्हें मुकुलित करते हुए, मदमत्त चक्रवाल 
पक्षियों को विरहाग्नि से पीडित करते हुए, मनन्‍्मथ के प्रताप को बढाते हुए, मुरभाई हुई 
कमलिनियो के समूह को विकसित करते हुए, भुग्धा-जारिणियो के चित्तों में चचलता उत्पन्न 
करते हुए, घने अधकार के प्रताप को नष्ट करते हुए, चद्रकात-शिलाओ को गलाते हुए, 
चकोर पक्षियों को प्रेम से अघाते हुए, प्रेमी-प्रेमिकाओ का मिलन सपन्न करते हुए, अपनी 
सपूर्ण राका से दिशाओं को भी उज्ज्वल बनाते हुए, मन्‍्मथ का ससुर, उत्तम शोभा की 
सीमा, कुमुदिनियों का प्रेमी, नक्षत्रो के अधिपति चद्र का उदय आकाश में ऐसे हुआ, मानों 
लकापुरी में सीताजी का अन्वेषण करनेवाले हनुमान की सहायता करने के हेतु देवताओ ने 
मभशाल जला दीहो। 

४ हनुमान का रावण के अंतःपुर में प्रवेश करना 


ऐसे चन्द्र को देखकर हनुमान्‌ मन-ही-मन हर्षित हुआ और सारे अत पुर में देखते 
हुए जाने लगा । एक स्थान पर उसने कातिमान, विश्वकर्मा से रचित, अपनी इच्छा से 
चलने की शक्ति रखनेवाला, विचित्र कला-कौशल से सपन्न सूर्य-चद्र के समान प्रकाशमान 
मणि-पुष्फक नामक विमान को देखा, जिसे देवलोक के शात्रु (रावण) ने युद्ध में कुबेर को 
पराजित करके छीन लिया था । 

उस विमान में पवन-पुत्र” ने उन सुदरियो को देखा, जिन्होंने रावण को सुख के 
समुद्र में उतराकर, मद्यपान तथा भोग-विलास के मधुर रसास्वादन के कारण शिथिल हो 
सोई पडी थी । उनकी शरीर-रूपी लताएँ अवश हो पडी हुई थी, उनकी स्तिग्ध जाँघो 
का सौदये प्रकट दीख रहा था, उनकी नीवियो की गाँठें ढीली हो गई थी, उनके मुख 
मुरकायें हुए थे, उनकी सुगधित साँसें चल रही थी, अधर एक विचित्र सुदरता के साथ 
एक ओर भुके हुए थे और उनपर मद हास नृत्य कर रहा था, उनके अद्ध॑-निमीलित 
नयन उनकी रति-क्रीडा की मुग्ध परवश्षता प्रकट कर रहे थे, उनके नपुर नि शब्द होकर 
उनके चरणों में लिपटे हुए थे, उनका चदन-तिलक श्रम-जल से गल रहा था; उनकी 
वेणियाँ खुली हुई थी; पुष्प-मालाएँ टूटी पड़ी थी; श्रष्ठ मुक्ताओ की मालाएँ उनके दोनो 
कठोर कुच-पव॑तो के बीच दबी हुई थी और उनके वित्त मदिरा-पान से मत्त थे । अपने 
कठि-रूपी सेकत, केश-रूपी शैवाल, नाभि-रूपी सरोवर, भ्रू-रलूपी तरगो, कुच्र-रूपी भँवर तथा 
नयन-रूपी मीनों से युक्त वे सुंदरियाँ सुख-निद्रा में सोनेवाली नदियों के समान दीख रही थी । 


में 
के 


#न्द्श्काड २१७४ 


|... 


परस्त्रियों के शरीर के विविध अगो को देखने से पुण्यात्मा हतुमान्‌ मन-ही-मन 
अत्यत दुखी था । वह सोचने लगा कि स्वामी के कार्य में निरत रहने के कारण मुझे इस 
प्रकार परस्त्रियों के शरीर के अगो को देखना पडा है। पाप-ब॒द्धि से मेने ऐसा नही किया है। 
इन स्त्रियों के भझुड में ही सीताजी को ढूँढना है, अन्य स्त्रियों में नहीं । 

इस प्रकार मन में सोचते हुए दबे पॉँव वह आगे बढ़ा । वहाँ उसने एक विशाल 
रत्न-वेदी पर पृष्प-शय्या पर सोनेवाले इन्द्र के भोग-विलास को भी मात करनेवाले, साध्य- 
राग से युक्त जलद की भाँति चदन तथा अगराग से दीप्त शरीरबवाले सुदर भरनों से युक्त 
नीलादि के समान मोतियो की मालाओ से सुशोभित देहवाले, पचशिरवाले भयकर सर्पों की भाँति 
सुपोषित उँगलियों से युक्त भुजाओवाले, स्वच्छ चाँदनी के साथ रहनेवाले अधकार के समान 
अपने शरीर को स्वच्छ चादर से ढककर सोनेवाले, अपने विशाल वक्ष पर ऐशावत के दाँतो के 
आघातो को बडे साहस के साथ वहन करनेवाले, अपने दोनों पाश्वों में रखे मणिमय दोपो 
की शिखाओ को अपनी उसाँसो से हिलानेवाले, मुकुट तथा कुडलो की दीप्ति से सुशोभित रूपवाले 
तथा सभी शत्रुओं का गये निचोडनेवाले रावण को देखा और अनुमान कर लिया कि यही 
राक्षस राजा है। उसके पाइरवों में गधव, देव तथा दैत्य कामितियों को देखा । उनमें से 
कुछ पानदान, कुछ पीकदान और कुछ अपने हाथो में प्ले लिये हुई थी। कुछ कामिनियाँ 
अपने कर-ककणो से शब्द करती हुई चामर इडलाने, कुछ मधुर-मधुर गीत गाने, कुछ 
नृत्य करने, कुछ वीणा बजाने और कुछ मृदग बजाने के पर्चात्‌ अब थककर अपने-अपने 
उपकरणों से लिपटी हुई सोई पडी थी । 

उसके पर्चात्‌ परम पावन हनुमान्‌ ने रावण की शय्या पर सोई हुई, नव यौवनवती 
देव-स्त्रियो के सदृश दीखनेवाली ओर गगन-मडल के मध्य रहनेवाली चद्रकला के समान 
प्रकाशित होनेवाली, मदोदरी को देखा । हनुमान ने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि 
मेंने सीताजी को देख लिया और वह आनदविभोर हो उठा । उस भआनद में कभी 
उछलता, कभी कूदता, कभी वहाँ के स्तभो पर चढता और कभी अपने लागूल का चुबन करता। 
इस प्रकार वह थोड़ी देर तक अपनी जाति-सहज विक्कत चेष्टाएँ करता रहा । फिर वह 
मन-ही-मन अपने विवेक को जाग्रत करके सोचने लगा,--मनुकुलेद्वर की पत्नी, पति- 
ब्रताओ में शिरोमणि, प्रमपावनी, तथा महाराज जनक की पुत्री, भला, देवाधिदेव राम को 
छोडकर, रावण के साथ रहने की इच्छा करेंगी ? कही आसकत हो मधुपान करेंगी ? हाय, 
मेरी बुद्धि को ऐसा भ्रम क्यो हुआ ? कंसे भी विचार करूँ, यह चचलाक्षी अवश्य ही कोई 
दानवी है, स्रीता नहीं हैँ ।' 

इस प्रकार निश्चय करके वह उस स्थान को छोडकर आगे बढा और आसव, रक्त, 
मधू एवं मास-युक्त मधुशालाओ को देखकर उन भवनों में सीता को ढूंढा, जिनमें गरुड, 
उरग, अमर, गधवे तथा सिद्धों की स्त्रियाँ बदी थी । फिर उसने जहाँ-तहाँ छाया में खड़े 
होकर, एकात में वार्त्तलाप करनेवालों का सभाषण ध्यान से सुना । विना इस बात का 
विचार किये ही कि में अमुक स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ, अमुक स्थान में नही, अमुक 
स्थान में जाना मेरे लिए उचित है, अमुक स्थान में नहीं, हनुमान्‌ नो सारी लकापुरी में 

श्८ 


शर्ट रंगनाथ एमायण 


ढूढ डाला, किन्तु मानव-हूप मे रहनेवाली सीता को कही भी और किसी भी प्रकार से 
देख न पाने को कारण अत्यत दुखी हुआ । 


५. हनुमान्‌ का रावण के उद्यान में जाना 


इसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने नगर के समीप रहनेवाले और सोने की चहारदीवारी से 
घिरे हुए एक उद्यान को देखा । धीरे-धीरे वह उस उद्यान के निकट पहुँचा । चारो ओर 
भली भाँति देखकर वह उसकी दीवार पर चढ गया और उस सुदर उद्यान के भीतर देखने 
लगा । वह उद्यान चंदन, पुन्नाग, सहकार, मदार, खर्जुर, कटहल, पीपल, नींबू, बिजौरा, 
पाटली, बकुल, घनसा२, सौवीर, कर्णिकार, कुरबक, जबीर, ताल, तमाल, हिताल, साल, नारिकेल, 
अशोक, मसप्तपर्णी, दाडिम, नारंगी, केतकी और पृगीफल, आदि के वृक्षों से, मल्लिका, 
मालती, माधवी, नागवल्‍ली, एला, लवग आदि लताओ से, पके हुए द्वाक्षाफल के गृच्छो से 
और पके हुए फलो तथा पुष्पो की सुगधि से युक्त वायु से परिपूर्ण था । वह (उपवन) 
पिक, झुक, नीलकठ एवं सारिकाओं तथा अ्रमरों से शोभायमान था । वह सुदर सरोवरों 
से, कुमुद-समुहों से, चद्रकात-मणियों की वेदिकाओ से, स्वच्छ चॉदनी से तथा सैकत स्थलों 
से अत्यत मनोहर था । वह सभी ऋतुओ में विहार करने योग्य था और उसकी शोभा 
चैत्ररथ (कुबेर का उपवन) को भी मात करती थी । अमरेनद्र के नदनत-वन की समता 
करनेवाली रावण की उस उद्यान-वाटिका को देखकर हनुमान्‌ आइचर्यचकित हो गया और 
उस उपवन में प्रवेश करके दबे पॉव सरोवरो में, खड़डो में, उनके तटो पर, निकुजों 
पेडी के नीचे तथा सुरक्षित स्थानों में बडी सावधानी से सीताजी की खोज 
करने लगा । उसके पद्चात्‌ उस उपवन के मध्य भाग में स्थित, रात-दित पहरा देनेवाले 
राक्षस-वीरों से 'रक्षित, गगनचुबी अट्टालिकाओ से सुशोभित मेरू पर्वत के शिखरों के समान 
स्वर्ण-कलशो से शोभायमान, स्वर्णें-स्तभो तथा श्रेप्ठ रत्नो के बदनवारों से भासमान एक 
विशाल भवन को हनुमान्‌ ने देखा । हनुमात्‌ ने उस भवन में भी सीता को ढूँढा, किन्तु 
वहाँ भी उनका पता नहीं चला | 

तब हनुमान्‌ मन-ही-मन अत्यत दुखी हुआ और सोचने लगा---हाय, सूर्यकुल-तिलक 
राम ने मुझे एकात में बुलाकर, बडे प्रेम से कहा था कि तुम अवश्य सीता का पता लगा 
सकोगे और मेरे हाथ में अपनी मुद्रिका दी थी। उनका आदेश स्वीकार करके में यहाँ 
आया हूँ । किन्तु उस कमल लोचनी का पता कही नहीं मिल रहा है । उस दुरात्मा 
रावण के ले आते समय कदाचित्‌ उस साध्वी ने अपने प्राण त्याग दिये हो या आकाज- 
मार्ग से अत्यधिक वेग से आते समय भयभीत हो सीताजी, राक्षस के हाथो से मुक्त होकर 
समुद्र में गिर गई हो, अथवा यहाँ के राक्षसों को देखकर भय से प्राण छोड़ दिये हो, 
अथवा विरह्ग्नि में जलकर भस्म हो गईं हो, या राक्षस ने क्रिसी ऐसी माया की रचना 
की हो, जिससे सीता किसी को दीख नहीं पडती हो, या रावण ने उन्हें विदेशों में रख 
दिया हो, या उस राक्षस ने उस चचलाक्षी को दण्ड देकर उसके प्राण ले लिये हो । हाय, 
में किस मुंह से लौट जाऊंगा और राम से कया कहूँँगा ? अबमे क्‍या करूँ? ज्यो ही में 
बह कहूँगा कि मेंते सीता को नही देखा, त्यो ही राम अपने प्राण त्याग देंगे । अपने भाई 


खन्‍दरकाीड २९९ 


के लिए लक्ष्मण भी शरीर छोड देंगे । यह समाचार सुनकर भरत भी अपने प्राण-त्याग 
करेंगे, उनके लिए शत्रुघ्न तथा अन्य सर्गे-सवधी अपने-अपने प्राण तज देंगे । इस प्रकार 
समस्त सूर्य-बश का नाश हो जायगा । यह देख सुग्रीव, अगद आदि सभी बानरों के वह 
भी नष्ट हो जायेंगे । इसलिए में एक वानप्रस्थ की भाँति वनों में ही निवास कहूँगा, या 
चिता रचकर अग्ति में प्रवेश कहूँगा, या प्राणो का मोह छोडकर समुद्र में डब मखेगा। 
हाय, सपाति के वचनों को सत्य मानकर, अकेले मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ । ठोक है, 
चिता की कोई बात नहीं है | में साहस' करके देवताओं से भिड जाऊँगा और देवेन को 
पकडकर उसे त्रास दू गा, अथवा ज्वालाओं से युक्त अग्ति को पाती में डुबोकर उसे पृथ्वी 
पर रगड दूंगा और उसकी प्रभा को नप्ट कर दूंगा, अथवा यम को उसके भटों के साथ 
ऐसा दण्ड दृगा कि उसका हृदय फट जाय, अथवा नैकत को सभी राक्षसों के साथ भय 
से तडपाकर उसे अत्यधिक ढु ख दूगा, अथवा जल-राशियों के साथ वरुण को परास्त करके 
उसे जीत लूंगा या वायू के सप्त पवनों को घेरकर उन्हें दण्ड दूंगा, या कुबेर को 
किन्नरियों के साथ कैद करके उन्हें इस तरह तड़पाऊँगा कि उनको सारी सुदरता नप्द हो 
जायगी या अपने अतुल पराक्रम से ईशान को उसके सेनापति के साथ पकंडकर उनके 
साथ यूद्ध करके उन्हें जीत लूगा, पृथ्वी को सभी पहाडे के साथ, वुम्हार के चक्र के 
समान घुमाकर उसके गर्भ को सभी चोजो को उगलवा दूंगा या इस लका के राक्षसों 
को समुद्र में डुबोकर सबका नाश करके सारी लका को छान डालूंगा । जब में इतना 
सब करूँगा, तभी सभी देवता (मेरे सामने) भुककर, सीताजी को दिखायेंगे, या राघव 


स्वय दया करके ससार का नाश करने से मुझे रोकेंगे । 
६. हनुमान्‌ की सीता से मेंट 

इस प्रकार निर्वय करके हनुमान उस भवन के शिखर पर चढ़ गया । उससे 
निकट ही स्थित वायू तथा सूर्य-किरणों के लिए भी अभेद्य अशोकवन के एक प्रातर भाग 
में अत्यत समृद्ध हेम-वर्ण के अशोक-वृक्ष के त्ीचें एक स्त्री को देखा । वह ब्रतों के अनु- 
ष्ठान के कारण कलान्त हो गई थी, शोक से कृश हो गईं थी, अत्यधिक दुख से दबी 
हुई थी, वेदता से दग्ध थी, अनवरत भरलनेवालें अश्रुजल में डबी हुई थी, विरहाग्नि में 
तप्त थी, कपट आचरण का छिकार बनने से मर्माहत होकर सूख-प्री गई थी, जीवन के 
प्रति विरक्त-सी हो गईं थी और उसके चीर मैलें हो गये थे । वह भगवान्‌ को मन-ही- 
मन कोसती हुई, दुखों का सहन करती हुई, अपने को जसहाय समभकर धैणयें त्यागी हुई, 
सूर्य की प्रचंड रद्टिम से सूखी नव-लता के समान, धुएँ से घिरी हुई दीप-शिखा के समान, 
बादलो की पक्ति के मध्य दीखनेवाली चद्र-रेखाँ के समान, पालें से आहत पश्चमिनी के समान, 
मार्जारों के मध्य रहनेवाले तोता पक्षी के समान और व्याप्रों के मध्य फंसी हुई गाय के 
समान, दुर्वार घोर राक्षसों के मध्य बडे उदास भाव से एक हथेली पर कपोल रखे बेठी हुई थी। 
ऐसी मुद्रा में बैठी हुई आभूषणो से युक्त वेणी से आच्छादित जघावाली, मलिन अगोवाली, गदुगद 
कठवाली, उष्ण निश्वास छोडती रहनेवाली, सतत उपवाप्त करने वाली विशालाक्षी, जनक की पुत्री 
तृथा जगन्माता सीता को हनुमान्‌ ने देखा । उद्तने तुरत श्ोचा किये कदाचितु सीता ही हो । 


१९० रंगनाथ रपाश्यण 


इस प्रकार सोचकर उसने मन-ही-मन राम तथा लक्ष्मण को बडी भक्ति के साथ 
प्रणाम किया, बड़े उत्साह से देवताओ की प्रार्थना की और बडे हर्ष से उस भवन से नीचे 
उतर आया । उसके पदचात्‌ उसने एक अगुष्ठ-मात्र का आकार ग्रहण किया और उस अश्योक- 
वृक्ष के पास पहुंचकर उसपर चढ़ गया । बालक के रूप में बट-वृक्ष के पत्नों में शयन करने- 
वाले विष्णु के समान, वह श्रेष्ठ वानर उस वृक्ष की घनी शाखाओ में बडी कुशलता के 
साथ छिपकर बैठ गया और (उस पुण्यात्मा ने) बडे ध्यान से उस विशालाक्षी को बार- 
बार देखने और सोचने लगा--ऋष्यमूक पर्वत पर जिन आभूषणों को मेने देखा था, उनमें 
और इनके शरीर पर दीखनेवाले आभूषणों में समानता दीखती है । अत, यह पद्मगधी, 
काकुत्स्थवशी राम की पत्नी ही होगी । इस प्रकार सोचकर वायु-तदत ने और एक बार 
सीता को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि उस रमणी के अग, कर्ण-भूषण, मणिमथ ककण 
तथा सुनहले वस्त्र, ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि राम ने बताया था । उसके अतिरिवत 
उसने उस गारी-रत्त में विरह-व्यथा से पीडित होनेवाली स्त्रियो के लक्षण, पतिद्नता 
नारियो के शुभ चिह्न और निपुण मानव-स्त्रियों के सभी चिह्न देखे । साथ-ही-साथ उसने 
यह भी देखा कि वह साध्वी राम की! नाम लेकर कुछ प्रलाप कर रही है । इन सब बातो 
पर कुछ समय तक विचार करने के परचात्‌ उसने निरचय किया कि ये सीतां ही है । 
फिर उन्तका विवर्ण मुख, केश गात्र, बिखरे हुए केश, उनकी दुदंशा, उनका विलाप तथा 
उनकी दीनता देखकर वह मन-ही-मन बहुत दु खी हुआ और विचार करने लगा--चद्र से 
बिछुडी हुई चद्रिका की भाँति यह चद्रमुखी रामचद्र से विलग होकर क्या रह सकती है? 
क्या इस रमणी से बिछुडकर राम रह सकते हैं ? यह बडे ही आइचर्य की बात है कि 
इन दोनो के कुल, शील, दाक्षिण्य, गुण, वय, धर्म, तथा सुदर रूप एक समान है । अत 
राम के लिए यह रमणी तथा इस युवती के लिए राजा राम सवंथा उपयुक्त हे | इस 
काता के लिए ही तो सूर्यकुलाधिप ने शिव का धनुष ईख की तरह तोडा था । जब ये 
पीडित हुई, तब बडी कठोरता के साथ उन्होने उस कपटी कौए को दण्ड दिया था । जिस 
विराघ ने पहले इनपर आक्रमण “किया था, उसका वध किया था । इन्ही के लिए उन्होने 
शूपणखा के ताक और कान कटवाये, खर और दृषण आदि राक्षसों का सहार किया, 
मारीच को मृत्यु के मुंह में भेजा, वालि को एक ही शर से मार डाला और कपियों को 
चारो, दिशाओ में भिजवा दिया । मैं उन कपियों में अपने को बडा बलवानू समझकर, 
उस पुण्यात्मा काकुत्स्थवशी राम के सामने यह कार्य-भार अपने ऊपर लेकर, अगद आदि 
वानरों के साथ में यहाँ आया । अपने पुण्य-फल के प्रताप से और अपनी इच्छा के अनुसार 
ही इस पुण्य सती को में यहाँ आकर देख सका । भयकर असुर-स्त्रियों के मध्य, यातनाओं 
में पड़ी हुई इस स्त्री-रतत को में अपना रूप किस प्रकार दिखाऊँ ? किस प्रकार में इससे 
वात्तलाप करूँ ? इस पुण्य साध्वी को कैसे सात्वना दूँ ? किस प्रकार प्रभु को यहाँ की 
दद्या सुनाऊं ?' 


७ सीता से रावण का प्रलाप 
हनुमान्‌ मन-ही-मन इस प्रकार की चिताओ से व्याकुल होता रहा । वहाँ रावण जानकी 


खन्‍्दरकोंड प्र 


क॑ सबंध में सोचते-सोचते सतप्त हो उठा । वह बडे तडके ही उठा, तो उसका चित्त काम- 
देव के प्रभाव से उद्विग्न होने लगा । उसने सुन्दर ढग से दिव्य मालाएँ धारण की, शरीर 
पर दिव्य गध का लेप किया । दिव्य आभूषणों से अपने शरीर को सजाया । चारो दिश्ञाओ 
में अपनी शोभा को विकीणं करनेवाला मुकुट मस्तक पर रखा और चन्द्रहास (खड॒ग) को 
भी साथ लेकर वह अशोक-वन की ओर चल पडा । उसके पारवँ-भाग में अप्सराएँ, अपने 
मणिमय ककणो को क्वणित करती हुईं चामर डला रही थी, गधवं-युवतियाँ अपने घन- 
कुचों पर के हारो को चचल करती हुई पखे भल रही थी, किन्न र-रमणियाँ छत्र पकड़े 
हुए अपने कृच-मूलो की शोभा प्रकट कर रही थी, यक्ष-युवतियाँ अपनी बाहुओ तथा 
पाश्व-भागो को प्रकट करती हुईं हस्त-वाहिकाओ के रूप में जा रही थी । दोनो ओर 
गरुड की स्त्रियाँ परिमल जल तथा मद्य के पात्र लिये हुए चल रही थी । भीड में कुचल 
न जाये, इस भय से नाग-कन्याएँ आगे-आगे जा रही थी । विद्याधरों की स्त्रियाँ वीणा 
आदि वाद्यों के साथ कर्णमधुर स्वर में गान कर रही थी । रावण के गुण तथा ओऔजन्नत्य 
के अवुत्तार पिद्धो तथा साध्यो की रमणियाँ एकत्र होकर उसका गृणगान कर रही थी, खड्गपाणि 
राक्षस-स्त्रियाँ बडे उत्साह से उसके पीछे-पीछे चल रही थी । इस प्रकार परिजनों को साथ 
लेकर सहख्नो मशालो के प्रकाश में बादलों के पीछे चलनेवाली विद्युल्लता के समान मदो- 
दरी को साथ लिये हुए रावण चला। उसकी अन्य स्त्रियाँ भी उसकी सेवा में लगी हुई, 
उसके पीछे-पीछे जाने लगी । उसके बलिष्ठ पदाघात से पृथ्वी काँपने लगी । भीड के परि- 
हास की ध्वनि से आकाश गूजने लगा । स्त्रियों की मेखलाओ, नूपुरो तथा मणिमय 
आभूषणो का कलनाद कर्णपुटो को मधुर लग रहा था। इस प्रकार, उनीदी दृष्टि 
से, कनक-केयूरो से अलकृत बाहुओ से, पृश्वी पर लोटनेवाले वस्त्रों से, अत्यधिक मुरभाये 
हुए वदन से तथा अत्यत भीषण आकार में रावण सीता के सामने आकर खडा हुआ । 
उसे देखते ही सीता दिशञजान्त-ती हो गई । अपने मन में उन्होंने रघुराम का स्मरण 
किया और अपनी जाँघषें, उदर, कुच-द्य, और सुदर हाथो को अपने वस्त्रो से अच्छी तरह 
ढक लिया और बाघ द्वारा देखी हुई हिरणी की भाँति सिकुडकर बैठ गई । ऐसी साध्वी 
को देखकर अपने मद के प्रभाव में आकर रावण बोला--हे सुदरी, तुम अपनी क्षीण 
कटि को क्‍यों छिपा रही हो ? अपना सुंदर मुख क्‍यों नीचे भुका रही हो ? है अबले, 
मन्‍्मथ की पीडा से त्रस्त हुए मुझे तुम अपने कृपा-कटाक्ष से बचाओ । परस्त्रियों को बलात्‌ 
अपने वश् में कर लेना हमारी जाति के धर्म के अनुकूल हो है । फिर भी में केवल तुम्हारी 
कृपा-दृष्टि का आकाक्षी हूँ । मेरी बातें ध्यान से सुनो। इस हीन दशा में तुम क्यो रहती हो ? 
कदाचित्‌ तुम सोचती हो कि राम अपने भाई के साथ भयकर वन को पार करके 
यहाँ आयगा और समुद्र पर पुल बाँवकर अपने अतुल पराक्रम से मुझे जीतकर, तुम्हें छुड़ा- 
कर ले जायगा । यह असभव है । इन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओ के लिए भी युद्ध में 
मुझपर विजय पाना असभव है । हे कमललोचनी, अब तुम इस पागलपन को छोडो। 
मेरी भुज-शक्ति के सामने मनृष्य की शक्ति ही क्या है ? अनाथो की भाँति पर्वतों तथा 
जगलो में भटकते हुए, कष्ट सहनेवाले एक झक्तिहीन मानव का सहवास क्‍यों चाहती हो ? 


४344 एगानााथ एयायण 


हे सुदरी, तुम मुझे अपनाकर राज्य-सुख क्यों नहीं भोगती ? चाहे इन्द्र हो, यम हो, 
वरुण हो या कुबेर हो, अग्नि, नैऋत, वायु या ईशान ही क्यो न हो, कोई भी मेरी लका 
को जीत नहीं सकता । क्या किसी मानव के लिए लका की ओर दृष्टि डालना भी सभव है * 
अब राम कहाँ है ? वह यहाँ कैसे आयगा ? आकर क्‌का में प्रवेश करेगा किस ढगसे ? 
प्रवेश करके भी विना भयकपित हुए मेरा सामना करेगा कैसे ? सामना करके भी मेरे 
साथ लड़ेगा कैसे ” लडेगा भी, तो मेरी शक्ति को; किस प्रकार सहन कर सकेगा ? 
सहन करेगा भी, तो कबतक कर सकेगा ? इसलिए, ये सब बातें असभव है । उन 
बातो को छोड दो ।// रावण इस प्रकार राम की निदा करतें हुए कर्णकदु शब्द 


कहता रहा । 
८ सीता का रावण की निंदा करना 


तब सीता ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक तिनका ऐसा तोडा, मानों वे इसकी घोषणा 
कर रही हो कि तुम अवश्य राम के हाथो से नाश को प्राप्त होगे । फिर वे उस तृण 
को हाथ में लेकर उसे सबोधित करके कहने लगी--हे पापी, मेरे पति को धोखा देकर 
तुम मुझे अपनी लका नगरी में ले आये हो । इसे बहुत बडा पराक्रम मानकर तुम क्‍यों गये 
कर रहे हो ? इसे महान्‌ कार्य समभकर क्यो प्रलाप कर रहे हो ” पराई स्त्रियो के साथ 
समागम चाहनेंवालो का ऐद्वर्य नष्ठ हो जाता है और उनकी आयु भी क्षीण होती है । 
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो जौचित्य तथा धर्म का विचार करके मुझे राम के 
पास पहुँचा दो । इसके विपरीत यदि दुर्बृद्धि के वश में पडकर तुम मुझे ग्रहण करना चाहोगे, 
तो कोदण्ड-दीक्षा-गुस् राजा राम के हाथो से मारे जाओगे । यह निश्चित है । तुम अपने 
मन में यह मत समभो कि वे वनवास के कारण कृश-गात्र, दुबंल, अनाथ, राज्यहीन, असहाय 
हो गये हे और वे मनुज-मात्र हे | क्‍या उन्होंने दडकवन में चौदह सहल्न भयकर राक्षसो 
की नहीं मारा ? दण्ड्धर के उद्दण्ड दण्ड के प्रताप को मात करनेवाले तथा सूर्य-किरणों 
के भयकर गे को भी परास्त करनेवाले राम के असख्य रण-भीषण-बाण जिस दिन तुम्हारी 
लका में व्याप्त होंगे, जिस दिन वे बाण तुम्हारे वक्ष स्थल में गडेंगे, उसी दिन तुम अपनी 
तथा राम की शक्ति का अनुभव कर सकोगे । में अब उसके सबंध में क्यो कहूँ ? जैसे 
कुहरा सूर्य का सामना करने पर नष्ट हो जाता है, जैसे भेडा पहाड से टक्कर लेने से 
नष्ट ही जाता है, जैसे मच्छर मत्त गज का सामना करने से पिस जाता है, जैसे नाला 
समुद्र का सामना करके अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही तुम भी यदि अपनी और 
उनकी शक्ति की तुलना किये विना ही राजा राम के साथ भिड जाओगे तो तुम भस्म 
हो जाओगे । भला, तुम क्‍या देखकर इठला रहे हो ? सूर्यवश के तिलक (राम) 
इस प्रकार तुम्हें इस पृथ्वी पर थोडे ही रहने देंगे ”' 

इन बातो को सुनकर रावण अत्यत रोष से जानकी को देखकर बोला--मभिने 
तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे श्रेष्ठ शक्ति का वर प्राप्त किया है, इन्द्र से लेकर 
सभी देवताओं को परास्त किया है, शिवजी के साथ समस्त कैलास पर्वत को उठाया है, 
बड़े साहुस के साथ सभी ऊध्व लोकों को जीता हैं, पाताल के निवासियों को पशास्त किया है 


छन्‍ंदुएकाड ४२३ 


और ससार में महान्‌ उद्नति प्राप्त की है । अपने पिताजी द्वारा निर्वासित एक मूर्ख, निरुषाय तथा 
तपस्वी का जीवन व्यतीत करनेवाला एक साधारण मानव क्‍या मेरे-जैसे, व्यवित के सामने 
टिक सकता है ”' 

इस प्रकार जब रावण राम की निंदा करने लगा, तब सीता उमडते हुए क्षेम॒ से, 
व्याकुल एवं दुखी होकर, गदगद कठ से विलाप करने लगी। जानकी का दु ख देखकर देव तथा 
गधवे-स्त्रियों का भी घैयं जाता रहा और वे भी रोने लगी । रावण का घमड़ तथा 
सीता का दुख देख अनिलकुमार हनुमान्‌ क्रोधारिन में सतप्त होने लगा और तुरत 
मन-ही-मन उस दुष्ट राक्षस पर भपटने का विचार करने लगा । उसने सोचा--यदि 
में इसका वध करन में समर्थ होऊं तो में अपने प्रभु को भूमिसुता (सीता ) का 
कुशल-समाचार सुना सकता हूँ । किन्तु यदि में अपनी समस्त शक्ति खोकर, युद्ध में, 
देवताओ के शत्रु (रावण) के हाथो मारा जाऊँ, तो राम को किस प्रकार लका का पता 
लगेगा ? लका का पता न जानने से वे स्त्री के वियोग में अत्यधिक पीडित होगे, लका 
में सीता की उपस्थिति तथा मेरी मृत्यु, इन दोनो का समाचार बे जान नही पायेंगे, तो वे 
निदान अपने प्राण-त्याग कर देंगे । मेरे सारे कियें-कराये पर पानी फिर जायगा । साथ-ही- 
साथ इससे मेरे प्रभू के कार्य की हानि ही होगी । इसलिए ऐसा कार्य मुझ अब नही करता 
चाहिए ।” यो सोचकर घैय॑ के साथ हनूमान्‌ उसी पेड पर बेठा रहा । रावण ने काम, 
क्रोध, भय तथा दृढ़ता के साथ जो बातें कही, उनसे भयभीत न होकर सीता ने सब स्त्रियों 
के सामने ही अत्यत कठोर वचनों से रावण की निदा की । उनकी वार्ते सुनकर दनुजेश्वर 
दुष्ट भावनाओं से अभिभूत-सा हो गया । उसकी भुृकुटियाँ कुटिल हो गई, उसके चचल 
नेत्र रक्‍्तवर्ण के हो गये । प्रज्वलित, चचल एवं भयकर प्रलयकालीन लोक-सहारक अग्नि 
की भाँति वह क्रोध से भभक उठा । उसने भयकर हुकार किया और क्रूर तथा नीति-रहित 
हो साध्वी सीता को त्रास देने के लिए सन्नद्ध हो गया । 


९ मन्दोदरी का रावण को उपदेश 


तब धन्यात्मा मदोदरी रावण के पास पहुँचकर बोली--हे त्ाथ, ऐसा अन्यायपूर्ण 
कायं आप क्यो करते हे ? सीता अबला है; मानिनी है, मानव की स्त्री हैं, इसके ऊपर 
मोहित होकर ऐसा क्रोध क्यो करते है ” हमारे अंतपुर में जो सुदरियाँ हूँ, उनमें से यह 
किसकी बराबरी कर सकती है ? आप मेरे साथ सुख भोगिए। आपका यह कार्य आप- 
जैसे व्यक्ति के लिए नीतिसगत नही है ।' 

मदोदरी की बातें सुनकर रावण लज्जित तथा क्षुब्ध हो गया । फिर भी उसने 
सीता के निकट रहनेवाली दीघकाया, भयकर आक्ृतिवाली, निष्ठुर वचन कहनेवाली, सतत झगड़ा 
करनेवाली, कर स्वभाववाली और विक्ृत शरीरवाली भयकर हयास्या, हरिजटा, त्रिजटा तथा 
महोदरी नामक राक्षसियो को बुलाया और उनसे निलंज्ज होकर कहा--दो महीनो के भीतर 
तुम इसे प्रिय वचनों से, या धमकियों से, या भयभीत करके अथवा त्रास देकर ऐसा बनाओ कि 
यह मेरी बात मान ले । यदि यह न माने, तो तुम सब इसका वध करके प्रीतिपूर्वक इसका 
मास खा लेता ।! यह कहकर वह राक्षसराज अज्ञोक-वन से अपने अत पुर को चला गया। 


श्र रएंगनाथ एयर! 
१० राक्षसियों का सीता को दुःख देना 


इसके परचात्‌ दानव-स्त्रियाँ अपनी चिकनी-चुपडी बातों से जानकी को समभाने 
लगी-- है सीते, तुम रावण को अपना लो ।” एक राक्षसी हाथ में शूल लिये उन्हें धमकी 
देने लगी--राम इस लका की ओर ताक भी नहीं सकेगा, इसलिए तुम उसकी आशा 
छोड़ दो ।' एक नीचबुद्धिवाली कहने लगी - इस प्रकार क्यों कष्ट भोग रही हो ? 
दानवेशबर को वर लो, अन्यथा में तुम्हारा वध कर डालूगी । एक राक्षसी बीच ही में 
रोककर बोली--खड्ग लाओ, हम अभी इसका सिर काट डालें और इसका मास मधु में 
डुबोकर चर्खें।! उसका समर्थन करती हुई एक दूसरी राक्षसी ने कहा-- ठीक है, यही करो।' 

इस प्रकार धमकी देनेवाली राक्षसियो को देखकर भूमिसृता, कुम॒ृदनयनी सीता 
मन-ही-मन क्रोधित एवं दुखी हुई और आँसू बहाती हुई गद्गद कठ से धमकानेवाली उन 
स्त्रियों को देखकर बोली--क्या दानव और मानव में कही दापत्य निभ सकता है, तुम 
सब मिलकर ऐसे अपशब्द कह रही हो, क्या यह तुम्हारे लिए उचित है ? जैसे चढद्दिका, 
चद्र से बिछड़कर नहीं रह सकती, जैसे प्रभा सूर्य से बिछुडकर नहीं रह सकती, वैसे ही 
मे राम से बिछुडकर नहीं रह सकती । मेरे प्रभु भले ही दीन रहें, राज्यहीन रहें तो भी 
वें मेरे इष्ट देवता हैं। में भी जलधि (लक्षमी) के समान, पावेती के समान, वाणी के 
के समान, पौलोमी के समान, साविन्नी के समान तथा रति के समान पतित्नता की निष्ठा 
से अपने पति राम की ही आराधना करूँगी । तुम चाहो, तो मेरा वध कर डालो, तेज 
खड्ग से मेरा सिर काटना चाहो, तो काट दो । में केवल राम के सिवा और किसी को 
स्वीकार नही कर सकती । में भ्रम में डालनेवाली तुम्हारी बातों में कभी नही आऊंँंगी । 
अब तुम इन बातो को छोड़ दो ।' 

सीता की बातें सुनकर सभी राक्षसियाँ क्रोध से भभक उठी और मदमत्त हो सीता 
को विविध प्रकार से पीडा देने लगी । तब सीता धूलि-धूसरित हो पृथ्वी पर लोट गईं 
और उनकी काली नागिन की-सी वेणी बिखर गई । वह उत्तम स्त्री पृथ्वी पर पडी हुई, 
उसासे भरने लगी । वे ऊंचे स्वर में बार-बार, हाय लक्ष्मण', हाय राम', हाय माता 
कौसल्या', कहकर रोने लगी । 

११ त्रिजठा का स्वप्न 

त्रिजटा सीता का सताप न देख सकते के कारण वहाँ से उठकर चली गई और 
किसी एकांत स्थान में जाकर सो गईं । सोते-सोते एक स्वप्न देखकर वह जाग पडी । 
उसने सभी राक्षस-स्त्रियों को देखकर कहा--है नारियो, मैने एक स्वप्न देखा है, उसे 
में तुम लोगो को सुनाऊँगी, ध्यान से सुनो । मेने स्वप्न में देखा कि राम एक हाथी पर 
चढकर आ रहे हूँ; उनके पीछे-पीछे लक्ष्मण, उनके सेवक के रूप में आ रहे है । फिर मैने 
देखा कि वह पृथ्वीपति इस कोमलागी को उस गज पर बैठाकर ले जा रहें है । फिर 
मेंने देखा कि रामचद्र का राजतिलक हो रहा है और ब्रह्म आदि देवता उनकी सेवा 
कर रहे हैं। इतना हीं नही, मेने यह भी देखा कि रावण सुदर पृष्पक विमान से चकराकर 
पृथ्वी पर गिर गये हे । तब नीलाबर घारण किये हुई एक युवती एक भयकर खड्ग लेकर 


छुन्दुश्कांड ९२५ 


गिरे हुए रावण के निकट पहुँची और उसने उनके सिर काट डाले है । फिर उसने बड़े 
बडे गधे जुते हुए रथ में उन्हें रख दिया और उस रथ को दक्षिण दिशा की ओर ले गई। 
उसके पदचात्‌ मेने देखा कि कुभकर्ण एक ऊँट पर चढकर दक्षिण की ओर जा रहा है । 
सुदर ढग से विलसित होनेवाले अपने तोरणो के साथ, लका समुद्र में डूब गई है। सभी 
राक्षस तैल-धाराओ में डूबे हुए पडे हैं । विभीषण धवल छत्र धारण करके एक हाथी पर 
विनय से बैठा हुआ है । इसलिए है दानवियो, अब रावण का मरण, और रघुराम की विजय 
निरिचित ही समझो । अत ,तुम इस भूमिसुता को न अपहझब्द कहो, न उन्हें सताओं ही । 


तुम सब अब यहाँ से हट जाओ ।” उसकी बातें सुनकर सभी दानवियाँ वहाँ से हट गई 
और थकी रहने कारण जाकर स्नो गईं । 


उस समय सीता भय तथा दुख से काँपती हुई, दो मास में उन्हें भार डालने की जो 
आज्ञा रावण ने दी थी, उसके बार-बार स्मरण से ही भयभीत ही उठी। वे अशोक-वृक्ष की 
शाखा के सहारे उठकर खडी हुई, और अपनी चचलता के कारण वन में मार्ग खोई हुई 
बालिका के समान विलाप करने लगी । वे कहने लगी--हाय भगवान्‌, क्रूरता के साथ 
यहाँ बदी बनाकर मुझे इस प्रकार दुखी बनाना, क्‍या तुम्हारें लिए उचित है? क्‍या ब्रह्मा ने 
मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मे इस पापी दैत्य के हाथो मरूँ ? ऐसा न होता, तो 
राम दण्डक वन में क्यो आते ? स्वर्ण-मृग मुझे भ्रम में क्यो डालता ? यह रावण' मुझे बंदी 
बनाकर दुख ही क्‍यों देता ? किन्तु में अपने बारे में क्यो सोच” ? चद्र के समान मुख“ 
वाले, लोक-रक्षण-कार्य में तत्पर रहनेवाले, मेरे प्रभु रामचद्र न जाने घोर वन में सौभित्र 
के साथ किस प्रकार दू खसे पीडित होते होगें और कैसी दुरवस्था भोग रहें होगे ” पता 
नही, उनकी क्‍या दशा होगी ? न जाने, वे शूर यहाँ कब आयेंगे, कब इस नीच राक्षेस 
का गवं चूर करेंगे, और कब मुभे अपने साथ ले जायेंगे । ये सब कार्य कब सिद्ध होगे ! 
और कंसे पिद्ध होगे ? इस दुरात्मा के हाथों मरने से स्वय मर जाना में अच्छा समभती हैं ; 
किन्तु मुझ पर दया करके विष लाकर देनेवाला भी यहाँ कोई नही है | है राम, 
है धर्म-निरत, मेरा पातिब्रत्य आज खिलन्न हो गया है ।« में अब आत्मघात कर लूंगी 
इस प्रकार कहती हुईं वे अपने कंशो को कठ में बाँधकर अपने प्राण देने का उपक्रम करने 
लगी । इतने में उनका वाम-तेत्र मछलियों के स्पर्श से हिलनेवालें कमलों के सक्नान फड़कते 
लगा । मलयानिल से चचल होनेंवाली वन-लता के समावत उनकी वाम भुज़ा फ़रड़क उठी । 
मत्त गज की सूँड की भाँति उस रमणी की बाई जाँध भी फडक गई। भयकर राहु 
से मुक्त कुमुद-बधु (चद्र) के समान उनका मुखचद्र दीप्त हो उठा । जब इस प्रकार 
शुभ शकुन दीखने लगे, तब गजगामिनी सीता ने अपने दुसाहसपूर्ण निश्चय का त्याग कर 
दिया । वे रामचद्र का, उनके भाइयों का, तथा अपनी सासों का स्मरण करने लगी | 
राक्षसों के द्वारा दिये गये कष्ठो से बहुत ही क्‍्लान्त होकर वें अपनी दयनीय स्थिति का 
विचार करके दुखी होने लगी । 


१२. हनुमान्‌ का सीता को राघवों का वृत्तात सुनाना 


हनुमान्‌ ने सोचा कि इस साध्वी का दुख शात करने का यही अच्छा अवसर है । 
998 


सर रंगन/थ एयॉय्ी 


यो सोचकर वह वृक्ष पर बैठे-बैठे ही रविकुल की रीति तथा राम के पौरुष की भूरि-भूरि 
प्रशसा करने लगा । उसके पदचात्‌, यह सोचकर कि यह साध्वी वानरों की भाषा तथा 
गीर्वाण (सस्कृत )-भाषा कदाचित्‌ जानती न हो, उसने मानवों की भाषा में उतको सबोधित 
करके कहा-- हे भूमिसुते, हे पृण्यसाध्वी, इस प्रकार आप दुख क्‍यों कर रही है ? आपके 
प्रभु सकुशल है । जगदीश्वर, राजा राम समुद्र पार करेंगे और रावण का सहार करके अपने 
साथ आपको ले जायेंगे । यह सत्य है | अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी महान्‌ महिमा 
प्रकदः करते हुए रामचद्र माल्यवत में रहते हे और अनेक वानसर-सेनाएँ उनकी सेवा 
में लगी है ।' 

इन वचनों को सुनकर सीता ने सोचा कि यह कोई आकाशवाणी है । उन्होने 
तुरन्त “अशीक-वृक्ष की ओर सिर उठाकर देखा । तब उन्होने सुन्दर नील मेघो के भीतर 
दीखनेवाले बालचद्र के समान तथा विद्युत के समान, उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य, 
लघुरूप धारण किये बैठे एक वानर को देखा । तुरत वे दुखी होकर कहने लगी---हाय 
मेने स्वप्न में एक बदर को देखा है । भगवान्‌ करे कि इस स्वप्न का अशुभ फल काकुत्स्थ- 
वशैजों को न मिले । फिर, उन्होने इन्द्र आदि सभी देवताओ, बृहस्पति, अग्नि तथा सभी 
लोक-पालको की बडी भवित से प्रार्थना की । 

'ईसके बाद वे सोचने लगी--हम जिसके सबंध में बार-बार सोचते रहते है, या 
ज़िसके विषय में प्राय सुनते रहते है, वे ही स्वप्न में हमें दिखाई देते है । मेँ अपने मन 
में राधघव के सिवा और किसी विषय के सबंध में सोचती ही नही हूँ । पुण्यात्मा मेरे 
प्रिय प्रभु, सूयंवशज, विमल चरित्रवान्‌ राम से बिछुडकर विरहाग्नि में तप्त रहने तथा 
भयकर राक्षस्तियों के द्वारा प्राप्त दुखो से पीडित होने के कारण मैं दिन-रात निद्रा से 
वचित रहती हूँ । किन्तु विना निद्रा के यह स्वप्न कैसे हुआ ? में और एक बार ध्यान से 
मशोक-वृक्ष की ओर देख ।' 

इस प्रकार, विचार करके उन्होंने अपने मुख-कमल को धीरे से ऊपर उठाया और 
बार-बार हनुमान्‌ को देखा | फिर. सोचने लगी--यह कैसे आश्चर्य की बात है कि कोई 
बदर इस वृक्ष पर कही से आकर बैठा है। मानव के ससान सुदर ढग से इसने मेरे 
पतिदेंव का कुशल-समाचार सुनाया है और बार-बार प्रिय वचन बोल रहा हैँ । भला, 
कही वानरो में ऐसी बातें सभव है । कई प्रकार से विचार करने पर ऐसा लगता हैँ कि 
यद्ध कदाचित्‌ राक्षस की माया ही है । ऐसा सोचकर वे प्रत्युत्तर दिये बिना चुप रही। 


१३ हनुमान्‌ का सीता को राम की अँगूठी देना 
तब. पवनकुमार समझ गया कि सीता भेरा विश्वास नहीं कर रही है । इसलिए 
वह पेड़ से उतर आया और बडी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
कहने लगा--हे कल्याणी, आप मेरा विश्वास कीजिए । में आपको आपके पति. से मिलाने 
के लिए आया हुआ सेवक हूँ । आपको मुझ पर विश्वास हो जाय, इसी उद्देश्य से राम ने 
यह अंगूठी देकर मुझे भेजा हैं ।! इतना कहकर हनुमान्‌ ने राम की अँगूठी उन्हें दिखाकर 
प्रणाम किया । तब सीता हनुमान्‌ को देखकर बोली--'हे अनघ, निशाचरो की मायाओ से 


छन्‍्दर्कोड सर 


सदा सतप्त रहने के कारण रघुराम की अगडो देखकर भी मृझे विश्वास नहीं हो रहा है । 
तुम कौन हो ? सूर्भक्ुलाधिष का रूप कौता है ? उनके अनुज सौमित्र का रूप 
कैसा है ? मेरे प्रभु अब कहाँ रहते है ? उन्होंने तुम्हें कौन-सा संदेश सुनाने के लिए 
भेजा हैं ? तुम किस प्रकार समुद्र पार करके यहाँ आये? तुम इन सब बातो का उत्तर दो, 
ताकि मुझे विश्वास हो जाय ।' 


तब हनुमान्‌ सीता से इस प्रकार कहने लगा--हे देवी, वायूदेव के वर-प्रसाद से 
केसरी नामक एक कपि-श्रेष्ठ तथा अजना देंवी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ । मेरा 
नाम हनूमान्‌ है । इस पृथ्वी पर सुग्रीव नामक वानर-राजा का में विश्वस्त मत्री हूँ । 
उनके भाई वालि ने उनके राज्य तथा पत्नी को उनसे छीन लिया था । तब से वे अपने 
चार मत्रियों के साथ ऋष्यमृक पर्वत पर रहते थे। दशकठ जब कपट रूप से आपको लिये 
जा रहा था, तब मैने आपका विलाप सुता और सिर उठाकर आपकी ओर देखते रहे । 
आपने भी हमें देखा और एक वस्त्र में बाँधकर अपने कुछ आभूषण पृथ्वी पर गिरा दिये । 
उन आभूषणों को सुग्रीव ने सुरक्षित रखा। उसके पश्चात्‌ रघुराम आपका अन्वेषण करत हुए 
अपने भाई के साथ पपा सरोवर के तट पर पहुँचे । उनको वहाँ देखकर सूर्थ-पुत्र ने 
उनका समाचार जानने के लिए मुझे भेजा । मेने जाकर उनकी सभी बातें जान ली और 
सूग्रीव की राम से भेंट करा दी । तब सूर्य-पुत्र ने राम को बडी भक्ति से आपके आभूषण 
दिखाये । उन्हें देख राम बहुत प्रसन्न हुए । उसके पश्चात्‌ उन्होंने सुग्रीव के छात्र वालि' का 
सहार किया, और उपकार के भार से दबे सुत्रीव को कपियों का राजा अभिषिक्‍त किया | 
सुग्रीव राम को अपना प्रभ्‌ मानते हुए बड़ी भक्ति के साथ एक सेवक की भाँति रहने लगे। 
उन्होने अनुपम बली दो लाख वानरो की सेना एकत्रित की और उनसे कहा--तुम लोग 
जाकर सीताजी का पता लगाकर आओ और साथ-साथ घमडी राक्षसों के सैन्य-बल का भी 
पता लगाकर एक महीने के भीतर लौट आओ ॥।' उनका आदेश मानकर सभी कपि सब 
दिज्ञाओ में निकल पड़े । आपका अन्वेषण करने को लिए अग॒द आदि कुछ लोग दक्षिण 
दिशा में आये । हमने बहुत देशो में आपको ढढा, पर कही आपका पता नहीं चला । 
तब हम अत्यत दुखी हुए । उस समय अरूण-पुत्र सपाति ने हमें लकापुरी का मार्ग बताया। 
आपके दर्शानार्थ मेने अपने पराक्रम रो समुद्र को पार किया और आज सूर्यास्त के समय दूसरों 
की आँखें बचाकर इस नगर में प्रवेश किया । मैने अपना विद्याल रूप छोडकर लघु रूप 
धारण करके सब स्थानों में आपको दढूढा; पर कही भी आपको में देख न सका । निदान 
में यहाँ आ पहुँचा, जहाँ आपके दर्शन हुए | फिर भी, मुभे! सदेह था कि आप रविकुलाधिप 
की पत्नी हैं या नहीं | किन्तु जगदीश राम ने आपकी जो आक्ृति मृक्के बतलाई थी, वह 
आपसे मिलती-जुलती है, इपलिए मेरा सदेह दूर हो गया । अभी-अभी जब रावण यहाँ 
आकर आपसे वारत्तलाप कर रहा था, तब मैं यही था । मैने यह भी सोचा कि मे अपनी 
अपार शक्ति से उससे युद्ध करू और उसका वध कर डालू । किन्तु, मेने यही उचित 
समझा कि पहले आपसे भेंट कर लू, और आपके प्राणनाथ का कुशल-समाचार आपको 
सुना दूँ” । उसके बाद रावण से भिड॒”। मुझे अपने प्राणो का मोह तिल-भ्र भी तही है। 


स्र्८ रगनएथ एयायरस 


इतना कहने के परचात हनुमान ने राम का कद, उनकी अवस्था, उनकी आँखों का 
सौदये, कठ का माधुये, मद हँसी से युक्त मुख की थ्ञोभा, नखो की आऊक्ृति, उन्नत स्कधों 
की सुदरता, कसी हुई कमर की मनोज्ञता, विशाल वक्ष की शोभा, कानों का रगे, चलने का 
ढंग, नाभि की सुधडता, जाँघों की विद्यालता, करो की लालिमा आदि शरीरके सभी लक्षणों 
का वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ उसने उनके शौयें, धैयें, ब्रह्मचर्य, उनकी शक्ति दाति, सयम 
और क्षाति (क्षमा) उनकी शक्ति, युक्ति, और पितृ-भकति तथा उनके शील और बर्त्ताव 
आदि का वर्णन किया । फिर उस पुण्यात्मा ने लक्ष्मण के रूप का भी वर्णन किया और 
तब राम की अंगूठी सीता को दी । ह 


सीता ने अंगूठी लो और उसे दखकर ऐसी आश्वस्त हुईं, मानो उनके खोये हुए 
प्राण लौट आये हो । राम के दर्शनों से भी अधिक उस अंगूठी को देखकर वह रमणी 
आनदित हुईं । उन्होने उसे अपने वक्ष से ऐसे लगाया, मानों उसे अपने हृदय-रूपी सिहासन 
पर बिठा रही हो, उनकी आँखों से आनद के अश्रु ऐसे बहने लगे, मानों वें उस अँगूठी 
को अध्य-पाद्य आदिदे रही हो । वे पुलकित गात्र से उसे देखकर ऐसी म्‌च्छित हो गईं , मानो 
धूप-दीप आदि दिखाने के पश्चात्‌ वें उसके (उस अंगूठी के) सामने साष्टाग प्रणाम कर रही-हो | 

कुछ समय के पदचात्‌ वें समल गई और हनूमानू को देखकर कहने लगी-- 
हैं कपिकुलोत्तम, हे राम-कार्य-तत्पर, है उपकार-निरत, हे लोकोन्नत-चरित्रवानू, हे पवनकुमार, 
तुमने मुझे प्राण-दान किया है । में तुम्हारा प्रत्युकतार कर नहीं सकती । काकुृत्स्थतिलक 
की कृपा से तुम कल्पात तक जीवित रहो । इस प्रकार आशीर्वाद देनेवाली जानकी को 
देखकर, महान्‌ पराक्रमी वायुपुत्र ने हाथ जोडकर कहा--है देवी, मेनें आपकी वह कृपा 
प्राप्त की है, जो ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओं के लिए भी दुलंभ है । मेने आपके 
दर्शन भी कर लिये । मेरे लिए यही क्‍या कम है ?' 

तब सीता अपने प्राणनाथ तथा देवर का कुशल-समाचार पूछती हुई बोली-- 
है अनध, अनुपम बलशाली रघुराम मुझसे बिछुडकर क्‍या धैय के साथ रह रहे हे? व तथा 
उनके अनुज क्‍या कभी मेरा स्मरण करते है ? क्‍या वे युद्ध करने के लिए शीघ्र यहाँ 
आनेवाले है ? तब हनुमान्‌ ने कहा--हे माता, अपने प्राणनाथ का वृत्तात सुनिए । जिस 
दिन से वे आपसे जुदा हुए है, वे सतत वेदना से पीडित रहते है, घरती पर सोते है, 
निद्रा को तो वे जानते ही नहीं । मासाहार भी उन्होने छोड़ दिया है। वे सदा दण्डक- 
वन में आपके खो जाने की बात सोचते रहते हे । सिर किचित्‌ भुका लेते हे, लबी साँस 
खीचते हूँ, आँखो में आँसू भर लेते है, मूच्छित हो जाते है, धरती पर गिर पड़ते हे और 
चेतना लोटते ही उठकर चारो ओर शून्य दृष्टियों से देखनें लगते हैं और व्यथा से पीड़ित 
तथा व्याकुल होते हैँ । कभी-कभी हाय सीता ! हाय सीता ! कहकर पुकारते हे । सुमित्रा- 
तंदन जब उनकी यह दशा देखते हूँ, तब वें भी दु'खी हो जाते है। जब वे दोनो आपके 
यहाँ रहने का समाचार सुननेंगे, तब तुरत वहाँ से चल पड़ेंगे | वे म्‌भसे भी श्रेष्ठ, भयकर 
अआकारवाले; अभेद्य पराक्रमवाले; नग, श्ग, तरु, नख तथा दाँतो को आयुधी के रूप में 
प्रयोग करनेवाले; सुप्रीव, तल, अंगद आदि भयकर वोरों को साथ लेकर, समुद्र को लॉधकर 


छुन्‍दुएकोड ९२९ 


किसी भी प्रकार यहाँ आयेंगे और आपको साथ लेकर अयथोध्या जायेंगे । रावण रामके 
द्वारा युद्ध में मारा जायगा। आपकी इच्छा पूर्ण होगी । पर है माता, इतना विलब क्‍यों ! 
चलिए, स्वेय आपको अपनी पीठ पर लेकर, बडे यत्न से समुद्र को लाँवकर प्रात काल होतें- 
होते प्रभु के पास पहुँच जाऊँगा ।” 

वायु-पुत्र के सदगुणों से प्रश्नन्न होकर सीता बोली--'हे पवनसुत, तुम अवद्य ही 
इस प्रकार करने की क्षमता रखते हो । सचमुच तुम्हारी शक्ति वैसी ही है। किन्तु, 
है अनघ, विवाह के दिन से अबतक लोकप्रभु, रामचद्र के सिवा अन्य पुरुष का सपरे 
स्वप्न में भी मेंवे नहीं किया । यह नीच रावण मुझे यहाँ उठा लाया है, उसके स्पर्श का 
दुख ही मुझे सतत सालता रहता है | उसने दुस्साहस के साथ बलात्‌ मेरा स्पर्श किया । 
में अन्य किसी पुरुषो के स्पर्श की कल्पना भी नहीं करती । तुम मेरे प्राणनाथ के विश्वास- 
पात्र अनुचर हो । फिर भी, में तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलना नहीं चाहती । लोग कहेंगे 
कि राम को पत्नी को धोखे से दैत्य उठा ले गया था और राम भी उसी प्रकार उसे 
वापस ले आये, इसलिए यह उचित नहीं है । पहले एक बार चित्रकूट में रहते समय राम 
मेरी गोद में सिर रखकर सो रहें थे । उस समय आरे के जैसे तीक्षणम नखोवाला एक कौआ 
वहाँ आया और अवसर देखकर मेरे कुच के मध्य में चोच मारी । जब (मेरें शरीर से) 
रक्‍त प्रवाहित होने लगा, तब सूर्यवश-तिलक की निद्रा खुल गई । उन्होनें कौए पर एक 
बाण चला दिया । वह बाण ब्रह्मास्त्र बनकर बडी भयकर शक्ति के साथ उस कौए का 
पीछा करने लगा । तब वह कौआ दुहाई देते हुए सारे ससार में चक्‍कर काटने लगा । 
क्रिन्तु कही, कोई भी उसे शरण देनेवाला नहीं मिला । तब वह फिर रामचद्र की शरण 
में आया, तो शरणागतवत्सल होने के कारण उन्होंने उसे शरण दी और उसकी एक आँख 
अपने चलाये अस्त्र के लिए दिला दी । उस सूर्यवश-तिलक ने मेरे लिए यह सब किया।* 


१४, सीता का संदेह 

“हे पवनकुमार, मेरा प्राणताथ को स्मरण दिलाना कि उस दिन का वह प्रेम 
और उस दिन का वह अस्त्र, वें क्यों भूल गये हैं ? आज पति से बिछुड़कर दस सहस्त 
प्रकार के कष्टों का सहन करते हुए मुझे दस' महीने व्यतीत हो गये हे । तुमने मेरी दशा 
देखी, मेरे कष्ट देखे । किसी भी प्रकार अब ये सहे नहीं जाते । कभी कम ने होने- 
वाले दुखो को सहते हुए एक दिन बिताना भेरे लिए एक समुद्र को पार करने के सनान है। 
तुम मेरे प्राणताथ से ऐसी नम्रता के साथ मेरी ओर से यह निवेदन करना कि उनके भन 
में मेरे प्रति दया उत्पन्न हो । तुम उनसे कहना कि मेरे पिता जनक ने यह विश्वास 
करके कि आप (राम) अपने वचन का भग नहीं करेंगे, मुझे उनके हाथो में सौपा था । 
अब मेरा हाथ छोडना उनके लिए उचित नहीं है | विवाह की बेदी पर, अग्नि-देवता को 
साक्षी बनाकर सदा मेरी रक्षा करने का वचन देकर वें मुझे लें आये । किन्तु, अब मेरी 
उपेक्षा करके उन्होंने मुझे असहाय बना दिया हैं। अपनी स्त्री को दूसरे के हाथ में खोकर 
चुप बैठे रहता पौरुष नहीं कहलाता । इससे उनकी कीत्ति में कलंक लगेगा | इसका' मुझे 
बड़ा दुःख है । मेरे मन और प्राण उन्ही पर केन्द्रित हैं ) 


की 


प्रे० रंगन/थ रयायण 


“हें हनुमान, तुम सौमित्र से मेरी ओर बातें कहन।--तुम मुझे अपनी माता 

के समान मानते थे । अब मुभकों इस प्रकार भूल जाना और मेरी दशा का विचार नहीं 
करना क्या तुम्हारे लिए उचित हैं ” मेने तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को दण्डक वन में अपडब्द 
कहे थे, उसका फल' में अब भुगत रही हूँ । अब विलब मत करो, दया दिखाओ ॥। हे 
प्वनकुमार, तुम अगद, रविपुत्र तथा अन्य वानरनायकों से अवसर के अनुकूल मेरे 
विनीत वचन कहना, और किसी भी प्रकार उन्हें रामचद्र तथा लक्ष्मण के साथ यहाँ ले 
आता । में बडे साहस के साथ एक मास तक तुम्हारे, आगमन की. प्रतीक्षा करूँगी । उसके 
पश्चात्‌ में जीवित नहीं रह सकू गों । इस अवधि के भीतर तुम अवश्य रघ्राम को किसी 
भी प्रकार से यहाँ ले आना । अब तुम जीघ्र यहाँ से जाओ ।” 
- सीता के इन वचनो को सुनकर हनुमान्‌ विनम्र होकर बोलें--हे माता, ऐसा ही 
होगा । मे आपकी सभी बातें उनसे कह दुगा | अब आप आइवस्त हो जॉय । हैं देवी, 
मैंने आपको रघुराम की भँगूठी ला दी थी । अब में रिक्त हाथो यहाँ से जाऊँ, यह दूत 
के लिए उचित नहीं है । अत , आप अपने चिह्न के स्वरूप में कोई रत्न दीजिए ।” तब 
सीता बोली--तुम देखने में इननें छोटे हो, तब इस विशाल समुद्र को किस प्रकार 
पार कर सकोगे ? महान्‌ बल तथा पराक्रम से पूर्ण अपना सच्चा रूप तुम मुझे दिखाओं। 
तुम्हारा निज रूप देखे बिना मे तुम्हें अपनी चुडामणि नहीं दूगों ।' 

तब हनुमान्‌ ने अपना रूप इतना ऊंचा बनाया कि स।रा आकाश उनके शरीर पर 
व्याप्त हो गया । चमकनेवाले नक्षत्रों का समूह पहले उनके कठ का मालती-मल्लिका का 
हार बता, फिर वक्ष,स्थल पर शोभित होनेवाले रजत का हार बना और उसके परचात्‌ 
उसके कटि-प्रदेश को अलक्षृत करनेवाली चाँदी' की क्षुद्र घषटिकाओ की मेखला बन गया । 
ऐसा अत्यत भयकर रूप धारण करके जब हनुमान्‌ सीताजी के समक्ष खडा हुआ, तब वे मन 
ही' मनन भयभीत हो गई और कहने लगी--है अनुपम गातवाले, हे अजनासूत, तुम्हारा 
यह रूप आदचयंजनक है । शीघ्र ही इस रूप का उपसहार करो । यो कहकर उन्होने 
हनुमात्‌ की प्रशसा की और उसे आशीर्वाद दिया । उसका विश्व-रूप देखकर देवता भी 
उंसकी प्रशसा करने लगे । फिर पवलनपुत्र ने विष्णु के समान, उस विशाल आकार की 
छोडकर लघु रूप धारण कर लिया । तब सीता ने बडे स्नेह से हनुमात्‌ को अपने निकट 
बुलाया, अपनी साडी के छोर में बँधी हुई चडामणि निकाली और बड़ी प्रीति 
हनुमान के हाथों में रखा । हनुमात्‌ ने बडी' भक्ति के साथ उसे ग्रहण किया और 
प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुआ । 


१४. अशोक-वन का ध्वंस 
हनुमात्‌ ने सोचा--में अब रावण को अपने आगमन का समाचार बताता हूँ । फिर, 
थोड़ी देर तक सोचने के पदचात्‌ वन का नाश करने के उद्दे्य से उसने शरीर बढाया 
और अपने उरू से उत्पन्न बबंडर (प्रचंड वायु) के धक्‍को से उस वन के बवक्षों को तोडकर 
इस प्रकार गिरा दिया, मातों वें (कपड़े के) तानें-बाने हो । फिर, नित्य अलकंत उस अशोक- 
वन में रहनेवाली रमणीय अट्टालिकाओं को पृथ्वी पर गिरा दिया, क्रीड़ा-गृहों को चुर-चूर 


इनदुएकोड सं! 


कर दिया, वृक्ष की शाखाओं को तोड दिया, फूलों को भाड दिया और उनके सृगधित 
मकरद को बिखेर दिया, नालो को नष्ट कर दिया, पुष्प-लत्ताओं को तोड दिया, निकुजों 
को छिन्न-भिन्न कर दिया और तालाबों के जल को आलोडित करते हुए उसमें अच्छी तरह 
तरन लगा । हनुमान्‌ के इस भयकर इंत्य के कारण पिक, बक, सारस, क्रौच, कलहस, शक 
शारिका, मयूर आदि सभी पक्षी आत्तेध्वनि करते हुए उडने लगे । तब वन के माली जाग 
पडे और हनुमान्‌ से युद्ध करने के लिए तैयार हुए । आकाण तथा दिगतों को अपने गजंनो 
से गुजायमान करते हुए वे हाथ में अनुपम करवाल लेकर हन॒मान्‌ पर भाषठे । हनुमात्‌ 
अपन नाम, अपने आगमन-कारण तथा अपनी हाक्ति का परिचय देकर बडी भयकर गति 
से एक-एक राक्षस का सहार करने लगा । इस प्रकार, अनिलकुमार ने प्रथम युद्ध का प्रारभ 
किया और अत्यधिक शक्ति से सपन्न आठ सहस्न घोर राक्षमों का सहज ही वध कर दिया 
तथा पृथ्वी पर दावों का ढेर लगा दिया । उसके परचात्‌ जब हनमात्‌ ने गर्जन किया, तब 
सीता की रखवाली में नियुक्त राक्षसियाँ भी भयभीत हो गई । उनका धैर्य जाता रहा । 
वे भागती हुई लोक-कटक रावण के पास गई और कहने लगी--है देव, आज एक वानर 
बड साहस के साथ अज्ञोक-बन में आया है। उसने कुछ समय तक बेैदेही से बातचीत की 
और उसके पदचात्‌ वह सारे वन को उजाडने लगा । उसने उद्यान की रक्षा करनेवाले आठ 
सहस्न॒ राक्षतों का वध कर दिया है। वह राघव का भेजा हुआ लगता है। अन्यथा, जिस 
वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई हूँ, केवल उस वृक्ष को छोडकर सारे वन को उखाड फेंकने 
का दूसरा कारण क्‍या हो सकता है ”? उसके सबंध में वेदेह! से हमने पुछा भी, किन्तु उन्होने 
अपनी अनभिज्ञता प्रकट करके सत्य को छिपा रखा | इसमें कोई सदेह नहीं है कि वह वानर 
राघव का दूत ही है। अब आप अवश्य अपनी शक्ति तथा पराक्रम से उसे पकडकर दण्ड दीजिए ।' 


१६. हनुमान्‌ का राक्षसों का वध करना 

इन बातों को सुनकर दानवे-लोक-प्रभु रावण आग-बबूला हो गया । उसकी' दृष्टि 
भयकर हो गई । उसकी आँखों से दीपशिखानसी, दीप्त लौ की भाँति अग्ति- 
ज्वाला निकलने लगी' । उसने तुरन्त अपने अस्सी हजार «अत्यत पराक्रमी राक्षस-वीरो को 
भेजा । वे बडे उत्साह से, अपना प्रताप दिखाते हुए घनुृष, अस्त्र, छूल, मुद्गर, गदा, तलवार 
आदि आयुधो से युक्त हो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, गर्जन करते हुए निकले । 

इतने में सूर्योदय हुआ । पर्वताकार हनुमान्‌ का उत्साह और भी बढ़ गया । वह 
मकर-तोरण पर चढ गया और चारो ओर से घेरकर आनेवाले तथा शस्त्रों के प्रहार से 
कष्ट पहुँचानेवाले राक्षस-वीरों को देखकर बडे दर्प के साथ बोला--हे 'राक्षसों, में महान्‌ 
शूर सुग्रीव का अनुचर हूँ | रास का दृत हूँ । रामचद्र का कुशल-समाचार, सीताजी सें 
कहकर वापस जा रहा हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है। में अत्यपिक बलवान्‌ हूँ । प्रशसनीय 
पराक्रम तथा चातुर्य के वैभव से सपन्न वीर हूँ । लकापुरी में रहनेवाले पुरुषों के लिए 
में काल बनकर आया हें | अब तुम लोग मु्के छेडकर क्यो मरता चाहते हो ” 

इतना कहकर वह अपने रण-कौशल तथा जौर्य को प्रकट करते हुए सहस्नो राक्षस- 
सैनिको को अपने भयकर लांगूल में बॉधकर उन्हें तोरण के स्तभों से मारने लगा । 


र्इ्र्‌ रंगन/थ एएयायर) 


इस प्रकार, उसने एक भी राक्षस को जीवित लौटने नहीं दिया और युद्ध में आये हुए वीरो को 
निशेष कर दिया । उद्यान के रक्षक भयभीत होकर भागे-भागे रुवण के निकट पहुँचे 
और कहने लगें--हे दनुजेश, अपना भीषण रण-कौशल प्रदर्शित करते हुए उत्त वानर ने 
अपनी पूंछ से अस्सी सहस्न राक्षस वीरो का नाश कर दिया और अब मकर-तोरण पर 
इठलाता हुआ बैठा है । 

रावण कालातक (शिव) की भांति क्रोध से अभिभूत हुआ और पिंगलाक्ष, दीर्ष- 
जिह्न, वक्रतास, अह्मवक्ष, तथा शत्रुओं के लिए भयकर खूपवाले श्ार्दुलमुख़ को बुलाकर 
कहा--तुम शीघ्र जाकर उस वानर का वध करके आओ । रावण की आज्ञा सिर पर 
रखकर वे प्रबल सेता के साथ रथो पर बेठकर चल पड़े और भयकर गर्जन करते हुए 
पवनपुत्र के निकट पहुँचकर उस पर आक्रमण करने लगे । उनकी बाण-वृष्टि से विचलित 
न होकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके हनुमात्‌ ने अपनी पूछ घ॒माकर उन राक्षसों 
के रथो को तोंड डाला, सारथियो को मार डाला, रथ के घोडो को मार डाला, हाथियों 
को मार गिराया और तुरगो को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार, सारी राक्षस-सेना को 
धूल में मिलाकर हनुमान्‌ तोरण से नीचे पृथ्वी' पर कूद पडा और अपनी पूछ को पढें 
के समान बनाकर वक्रतास के कठ में लपेट दिया और उसका गला घोटकर उसे मार 
डाला । इससे सतुष्ट न होकर हनुमान्‌ ने बढते हुए क्रोध, साहस तथा शौय से दीप्त होते 
हुए, भयंकर गर्जन करते हुए, वज्ञ से भी कठोर दीखनेवाली अपनी मुट्ठी से अश्मवक्ष पर 
ऐसा प्रहार किया कि वह रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर लुइक गया । तब अनुपम भुज-बल 
से भूमनंवालें उस हनुमान्‌ को घेरकर अन्य राक्षस-वीर युद्ध करने लगे, तो हनमात्‌ ने 
उन सब का भी सहार कर दिया । फिर, शारदूलमुख को वेग से घुमाकर पृथ्वी पर ऐसा पटका 
कि उसका सिर च्र-चूर हो गया । उसके परचात्‌ उमडते हुए क्रोध से समस्त राक्षसों को 
व्याकुल करते हुए हनुमान्‌ ने अत्यत करता के साथ अपनी पूछ से बाँधकर पिंगलाक्ष को 
ऐसा घुमाया, जेसे बवडर सूखे पर्च को घुमाता है, और फिर उसको तोरण के स्तभ से 
दे मारा ! 


कू 


इस प्रकार, अपने अद्वितीय पराक्रम से उसका वध करके, हनुमान ने दानव-सेना में 
प्रवेश किया । उसने बड़े वेग से दीघं॑जिल्लन पर आक्रमण किया और अपनी कठोर मष्टि 
के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया । फिर हनुमान्‌ नें उसकी जीभ खीचकर उसका 
सहार कर डाला और फिर तोरण पर जा बैठा । हनुमान्‌ के इस घोर कृत्य को देखकर 
बच हुए देत्य भयभीत होकर भाग गये और सारा वृत्तात दनजेंद्र को जा सनाया । तब 
दशकठ भे क्रोधावेश में आकर अपने मत्नी के पुत्र रक्तरोम, शतजिह्ू, रुधिरलोचन, स्तनित- 
हास, शूलद्रष्ट्, दुमुख तथा महान्‌ शक्तिश्ञाली व्याप्रकवल नामक राक्षसों को बुलाया और 
कहा--- एक वानर उदृण्ड होकर राक्षसों का सहार कर रहा है | तुम जाकर उसका वध 
कर इडालों 


तब वे महाबली राक्षस गर्जन करते हुए, अनुपम रथों पर बैठकर, चतुरगिणी सेना 
को साथ लेकर चल पडे । मकर-तोरण पर अप्रतिहत शौय के साथ उपस्थित हनमान्‌ को 


४ (:॥ रंगन/थ र/्पाय॑णे 


यम के समान आँखों से अग्निवर्षा करते हुए (हनुमा्‌ के प्रत्याघात की प्रतीक्ष। में) खडा 
रहा । इतने में हनुमान्‌ ने उस दैत्य के रथ को अपने पदाघधात से पृथ्वी पर गिरा दिया, 
अपने दाँतो से उसे पकड़कर उसके खड-खंड कर दिये । फिर एक विशाल सालवब॒क्ष के 
प्रहार से उसके रथ के अदवों तथा सारथी को चूर-चूर कर दिया और सिहसम ग्जन 
किया । तब जबुमाली रथ-हीत हो ढाल तथा खड़्ग हाथ में लिये, अपनी प्रचंड शक्ति 
प्रदर्शित करते हुए, पवनसुत की भाल पर प्रह्मर किया, तो' वह मृच्छित हो गया, किन्तु शीक्र 
ही वह समलकर उठा और अपनी वज्तसम मृष्टि के आघात से उसके ढाल के टुकडे- 
टुकडे कर दिये । फिर, उस देत्य को पकडकर हनुमान ने बलातू उसका खड़ग छीन लिया 
और भयकर गति से उस राक्षस' के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस पृथ्वी पर 
गिर पडा । उसके परचात्‌ हनूमान्‌ ने बची हुई सेना पर आक्रमण करके उसे छिन्न-भिन्न 
कर विया । इस प्रकार, हनूमानत्‌ बडी चतुरता तथा पराक्रम से विजय प्राप्त करके तोरण 
पर जा बेठा । अपने प्राण बचाकर जो लोग भाग गये थे, उन्होंने हनुमान के पराक्रम का 
सारा वृत्तांत रावण को जाकर सुनाय! 


उनकी बातें सुनकर रावण को महान आइचयें हुआ । उसने अपने मत्रियों को बुला 
भेजी और कुछ समय तक उनके साथ परामर्श करने के पश्चात्‌ इन्द्र को भी युद्ध में परास्त 
करनेवाले, घोर पराक्रमी तथा क्रूर, विख्पाक्ष, उपाक्ष, कलह॒दुर्दर, भासकर्ण तथा प्रधस 
नामक पाच प्रचंड योद्धा तथा भग्र-सेनापतियों को देखकर कहा--किसी भी लोक में वानरो 
की ऐसी' शवित हमने न' देखी, न सुती है । हमें पता नहीं कि यह कौन है । तुम पाँचो 
वीर, अगणित सेना को साथ लेकर जाओ और अपना भीषण बल तथा युद्ध-कौशल प्रकट 
करते हुए, सावधान होकर उस वानर को बदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो ।' 

रावण की आज्ञा को सिर पर धारण करके, अग्नि तथा सूर्य की-सी' प्रभा से दीप्त 
होते हुए, वे प्रॉचो राक्षसवीर, असख्य रथ, गज, तुरग, तथा पदचर सेना को साथ लेकर 
शीक्र चल पड और उदयाद्वि पर प्रकाशमान होनेवाले सूथ के समान, तोरण पर विराजमान 
होकर दिगतो तक अपने तेज को" व्याप्त करनेवाले तथा दैत्य-वीरों के साथ रण करने के 
लिए उद्यताः पवनसृत को घेर लिया । फिर, उन्होने पृथ्वी तथा आकाश को अपने भयकर 
सिहनादो से विदीर्ण करते हुए हनुमान्‌ पर दिव्य शास्त्रों की घोर वृष्टि आरभ की । उन 
राक्षसवीरों में दुर्दर नामक राक्षस हनुमान्‌ का शिरच्छेदत करने के उद्देश्य से उस पर 
एक साथ पाँच बाण चलाये । तव हनुमान भयंकर क्रोध के साथ गर्जन करके आकाण की 
ओर उडा । दुर्देर भी उसके साथ उडा और धनृष पर तीर चढाकर प्रलयकाल के भयकर 
मेंघ की भाँति दरवृध्टि करने लगा । पवनकुमार ने उस भयकर शर-वृष्टि को असफल 
करते हुए, आकाश में और भी ऊँचा उडकर बडे वेग के साथ दुर्दर के ऊपर कूदा, जिससे 
बह राघस चूर-चूर होकर पुथ्वी पर गिर पडा । 


इसे देंखकर, विरूपाक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षस अति भयंकर ढंग से मुदगरो से 
साज्जित होकर आकाश में उडकर खडें हुए और सिंहनाद करने लगे । तब हनुमान भी 
उनकी ओर लपकी और उनसे भिड गया । उन्होनें हनुमान पर अपने घोर सुदुगरो का 


छन्दरकोड ३4 


प्रहार किया, तो हनुमान्‌ पृथ्वी' पर गिर पडा। फिर तुरत वह उठा और एक विज्याल साल- 
वृक्ष को' उख्ाडकर हुकार करते हुए उनकी ओर लपका और बडे बेग से उस वक्ष को 
घुमाकर उन राक्षसों पर प्रहार किया और एक ही प्रहार से उन्हें पृथ्वी' पर गिरा विया । 

तब भासकर्ण तथा प्रधस नामक राक्षसों ने अनिलपुत्र पर आक्रमण किया और 
अपने शूल तथा मुद्गरो की चोट से उसने व्याजुल कर दिया । उनके प्रहारो से 
हनुमात्‌ घायल हो गया और उसके अग्रों से रक्त बहने लगा | तब वायुपुत्र अत्यधिक क्रोधा- 
वेश में आकर कुलपव॑त-सदृश एक विशाल पर्वत को उखाडकर उन राक्षसों पर फेंका 
कि राक्षस ऐसे चूर-चूर होकर गिर गये, जैसे घूस के द्वारा भीतर से खोबला बना दिये 
जानें पर, ऊपर की धरती गिर जाती हैँ । 

इसके पदर्चात वायुपुत्र यमराज की भाँति राक्षस-सेना का सर्वेनाश करने लगा । 
हाथियो का हनन हुआ, 3 तहस-नहस हुए, पदातिन्सेना परास्त हुई, रथ ध्वस्त हुए, 
शूर गिरे, महारथी मरे, सारथी दव गये, शस्त्रास्त्र चूर-चूर हो गये, महावत मारे गये, 
जुड़-सवार ग्रिर गये, छत्र भूक गये, ध्वजाएँ ध्वस्त हुई और रक्‍त की नदियाँ बह चली 
तथा भास-खडो से आक्ृष्ठ हो बहुत-से भूत वहाँ एकत्रित हो गये । इस प्रकार पवन- 
कुमार ने एक ही क्षण में सारी सेना का ध्वम किया और रण की आकाक्षा करते हुए 
तोरण पर जा बैठा | 


3७ अक्षयकुमार का हनुमान पर आक्रमण करना 


हतशेष राक्षस भागते हुए रावण के पास' पहुँचे और उसे पाँचो अग्न सेनापतियों की 
पृत्यू का समाचार सुनाया । तब राक्षसराज ने, रण-कौशल में निपुण, मन्मथाकार, परिष्कृत 
विचारवाले, अक्षीण शौयवाले, भयकर शूर तथा महावीर अक्षयकुमार को बुलाकर कहा-- 
पुम जाकर बड़े यत्न के साथ उस वानर को युद्ध में मार डालो और उसका सिर काठकर 
तोरण के स्तभ पर लटका दो |! 


पिता का आदेश मानकर अक्षयक्रुमार, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा अपनी पताका 
से अलंकृत हो, उदित होनेवाले सूर्य की-सी काति से शोमायमान होते हुए, भाठ घोड़े 
जुते हुए रथ पर बैठकर शीघ्र गति से चला । उसके चलते समय पृथ्वी काँपने लगी, रप्न 
के चलने से उत्पन्न ध्वनि, घोड़ो की हिनहिनाहट, हाथियो की चिंघाड, राक्षसों के हुकार, 
तथा उस ( अक्षयकुमार ) के धनुष के टकार, इन धबकी सब्मिलित ध्वनियों से समस्त आकाश गूजने 
जगा । वहाँ पहुँचकर अक्षयकुमार ने तोरण पर आरूढ पवनपुत्र को घेर लिया, और तीनो 
लोको को, कंपाते हुए, विशाओ को हिलाते हुए, अपने बाहुबल' को प्रकट करते हुए, हनुमान 
९ असख्य बाणों की ऐसी वर्षा की कि दर्शको को आइचर्य होने लगा । हनुमान्‌ ने निश्चय 
किया कि मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बालक है। यह शौर्यनिधि दिखाई देवा है 
यों सोचकर उन्होने अविचलित भाव से उत बाणों को अपने लागूल से तोड ड़ाला १ 
अक्षयकुमार ने भी हनुमान की प्रशस। करते हुए उसके सिर पर तीन बाण ऐसे चलाये 
कि उसके सिर से रक्त की धाराएँ बह चली । रक्त की धाराओं से यक्‍त हनुमान्‌ लाल 


किरणों से युक्त बालसूर्य की तरह दीखने लगा । राक्षमकुमार के ग्रणो से आहत होते ही 


२३६ रणन/एथ एशायायण 


हनुमान्‌ क्रोध से प्रलयकालाग्नि की' भाँति भभक उठा और एक ताल-बृक्ष लेकर उससे 
उसके रथ के अद्यों को मार डाला । तब वह ( राक्षसकुमार ) पृथ्वी पर खडे होकर 
हनुमान्‌ के भाल पर दस शर ऐसे चलाये कि हनुमान्‌ मूच्छित होकर गिर पडा । कितु वह 
शीघ्र ही सेमल गया और अपनी' पूछ से अक्षयकुमार पर ऐसा प्रहार किया कि वह 
विचलित हों उठा ।तब उसने अपनी' गदा को अनिलकुमार के वक्ष पर ऐसा चलाया कि वह 
मूच्छित हो गया । किन्तु, जीघत्र ही उसकी चेतना' लौट आई और वह अक्षयकुमार पर 
भपटकर उसकी गदा छीन ली और उसी को उस पर पूरी शक्ति से चलाया | तब अक्षय- 
कुमार ने एक बाण चलाकर उस गदा को रोक लिया और अपने को बचा लिया। फिर, 
वह करवाल तथा ढाल लेकर आकाश की ओर उडा । वायुपुत्र भी उसके साथ-साथ आकाश 
में उडा । हनुमात्‌ ने तब अपने शत्रु पर गदा चलाई | लेकिन, अक्षयकुमार ने अपने 
खड़ग से उस गदा के दो टुकड़े कर दिये और तुरत अपने खड़्ग से हनुमान्‌ की जाँघों 
पर प्रहार किया । उस खड़ग की चोट खाकर वायुतदन पृथ्वी! पर गिर पडा । लेकिन, 
वह तुरत ऊपर की ओर उंछला और अक्षयकुमार की दोनो टॉगें पकड़कर उसे ऐसे खीच 
लिया, जैसे गरुड सर्प को अपने वह्ग में कर लेता है। फिर, उसने अक्षयकुमार को कुम्हार 
के चाक के समान बड़े वेग से चारो ओर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसका सारा 
प्रताप जाता रहा । उसके सिर का मुकुट छिन्न-भिन्न हो गया और उस मुकुट के सभी 
रत्न बिखर गये, उसका हृदय-पिंड फट गया, आँतें निकल आई, मास-पेशियाँ छिन्न- 
भिन्न होकर गिर पडी । आँख की पुतलियाँ कुचल गई; सारा छारीर विदीण्ण हो गया 
और रक्‍त की धारा उगलते हुए उस राक्षस ने अपने प्राण छोड दिये । उसकी वैसी मृत्यु 
देखकर इन्द्र आदि देवता आनद से फूल उठे और वायुपुत्र की प्रशसा करने लगे । ऐसी 
अनुपम विजय को साधकर हनुमान्‌ हर्षध्वनि करने लगा । 


भयभीत होकर भागे हुए राक्षस-सैनिको ने देवताओं के शत्र्‌ रावण की सभा में 
पहुँचकर निवेदन किया--है दानवेन्द्र, उस वानराधिप का बाहुबल आदचयंजनक है । अशोक- 
वन के रक्षक समाप्त हुए, अत्यंत पराक्रमी' राक्षस-सैनिक मृत्यु का ग्रास बने, शतजिह्न 
नष्ट हो गया; शादूलमुख प्राण खो बैठा; पिंगलनेत्र की मृत्यु हुई, स्तनितहास मर गया; 
शार्दूलकवल यूद्ध में मारा गया, जबुमाली नष्ट हुआ, वक्रनास समाप्त हो गया; रक्‍्तरोम 
की मृत्यु हो गई; रुधिराक्ष की जीवन-लीला समाप्त हो गई; सेना के साथ शूलदंष्ट्र 
कुचल दिया गया, प्रतापी' दीध॑जिह्न कट मरा, दुर्मुख का नाम ही शेष रह गया, 
दुर्घर मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रवस गिर गया, भासकर्ण चूर-चूर हों गया, उपाक्ष का नाश 
हुआ; विख्ुपाक्ष ने अपने प्राण गँवा दिये; अव्मवक्ष का वध हो गया और अक्षयकुम,र 
भी सारा गया। हमारी दुर्वार सेना भी नष्ट हो गई । निस्सदेह उस वानर को इन्द्र 
आदि देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकेंगे । ऐपा लाता हैं कि वह प्रलयातक (रुद्र) 
को भी परास्त करने की' क्षमता रखता है| सब पूछा जाय, तो वह राक्षतों को निगल 
जाने के निमित्त वानर-रूप धारण करके आया हुआ मृत्यु-देवता ही है ।' इन बातो को 
सुनकर स्वगेलोक का शत्रु रावण अक्षयकुमार की मृत्यु क्रे लिए विलाप करने लगा>« 


एुन्दरकाोड २३७ 


'हें कुमार, हे प्रिय अक्ष, हे वीर, एक कपि के हाथो तुम्हें मरना पड़ा | हाथ, यह कैसी 
विपरीत बात हुई 


१८, इन्द्रजीत का हनुमान्‌ को बन्दी बनाना 

इस प्रकार, शोक-सतप्त होनेव्राले पिता को देखकर इन्द्रजीत ने कहा--हें देव, आप 
इस प्रकार धैयं खोकर दु खी क्यों होते है । मे अभी उस नीच वानर पर आक्रमण करता हूँ। 
या तो उसे युद्ध में अवश्य मार ही डालूगा, या बडे पराक्रम के साथ उसे बदी 
बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करूँगा | आप शोक मत कीजिए ।' 

अपने ज्येष्ठ पुत्र की इन बातों को सुनकर रावण को धीरज हुआ और वह कहने 
लगा--हे पुत्र, तुमनें चिरकाल तक इन्द्र को बदी बताकर रखा था । माया तथा गवित 
में तुम प्रौढ हो, तुम्हारा पराक्रम मुभसे भी श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पर तुम्हारी समता कोन 
कर सकता है ” फिर भी, उस वानरभेष्ठ को साधारण वीर मत समभो । सतत सावधान 
रहते हुए अपने दिव्य बाणों के प्रभाव से तथा अपनी सहज दाक्ति के प्रताप से विजय 
प्राप्त करके लौटों ।' 

पिता की आज्ञा पाकर मेघनाद अग्नि तथा सूर्य के समान दीप्तिमानू रथ पर आहूढ 
होकर चला । उसके धनुष के अगणित ठकारो से दिग्गजों के कर्णपुट विदीर्ण हो गये । 
अपने गरजन से सभी लोकों को भयभीत करते हुए दिगतों की सधियो को शिथिल बनाते हुए, 
उसने हनुमान्‌ पर आक्रमण किया । उस समय देवता, मुनि, इन्द्र आदि दिक्पाल, तथा 
किन्नर स्वर्ग से बडे कौतूहल से यह दृश्य देखने लगे | इद्धजीत ने हनुमात्‌ पर अद्भुत 
तथा तीक्षण बाणों की ऐसी' वृष्टि की कि हनुमात्‌ के जरीर पर तिल धरने के लिए भी 
स्थान न रहा ; किन्तु पवनपुत्र ने उन शरों को अपनी पूछ से छिन्न-भिन्न करके अपने 
को बचा' लिया और अपने विशाल बाहु-बल तथा पराक्रम का परिचय दिया । ऐरावत को 
जीतनेवाला इन्द्रजीत पवनपुत्र के इस अनुपम बल पराक्रम को देखकर आइचर्य-चकित हो गया 
और कई दिव्यास्त्र उस पर चलाये। पवनपुत्र ने उस शास्त्रों को नष्ट-अरष्ट करके 
विशाल वृक्ष तथा पव॑तो कौ उठाकर इद्रजीत पर फेंका । मेघनाद ने अपने तीक्ष्ण शरो से 
से उन्हें छिन्न-भिन्न कर डाला । इस पर पवनपुत्र क्रोध से इन्द्रजीत पर भूपटा और उसके 
रथ तथा उसके घोडों को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया । इद्रजीत रथ से वचित 
हो गया । हनूमान्‌ के शौयंं को देखकर आदश्चर्यचकित होते हुए उसने उस पर वायदब्यास्त्र 
चलाया । हनुमान तो वायुपुत्र ही था, इसलिए उस अस्त्र का कोई प्रभाव उस पर नहीं 
हुआ और वह अविचल खडा रहा । तब मेघनाद ने उस पर रौद्रास्त्र चलाया । हनुमान में 
रुद्र का अह्य भी था, इसलिए उसका भी कोई प्रभाव हनुमात्‌ पर नहीं हुआ और वहू अठल 
खड़ा रहा । यह देखकर इन्द्रजीत के क्रोध की सीमा नहीं रही । उसने अत्यधिक क्रोध से 
पवनकुमार पर दु्जय ब्रह्मासत्र चलाया । इसे देखकर सभी सुर, सिद्ध तथा साधक काँप 
उठे । वह अस्त्र पृथ्वी तथा आकाश का स्पर्श करतें हुए बड़े वेग से हनुमान्‌ की ओर आने 
लगा । हनृमान को ब्रह्मा से यह वर प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र से उसके प्राणो की हानि नहीं 
होगी । अतः, वह उस अंस्च्र को देखकर बिना विचलित हुए, ब्रह्मा-मंत्र का उच्चारण करते हुए 


४३८ रगनाथ रायायर 


खड़ा रहा । ब्रह्मास्त्र उसके प्राण नहीं ले सकता था, इसलिए उसने हनुमात्‌ को बाँध- 
कर पृथ्वी पर गिरा दिया । मारुति को गिरा हुआ देखकर समस्त राक्षेसो ने, मारो, 
मारो, पकडो, बाँधो,' कहकर चिल्लाते हुए उसे घेर लिया और उमडतें हुए क्रोध से हनुमान्‌ 
की मजबूत रस्सियों से बाँध दियां । अवश होकर गिरे हुए हनूमान्‌ के पास पहुँचकर 
इन्द्रजीत ने सोचा कि यह महाबली' ब्रह्मास्त्र के लगने पर भी प्राण खोये बिना, बँधा हुआ 
पडा है । न जाने यह वानर कौन हे ”? इसका वध नहीं करना चाहिए । 

इस प्रकार निदचय करके वह शक्तिगाली शीघ्र ही हनुमान्‌ को अपने पिता के 
समक्ष उपस्थित किया । रावण तथा उसके मत्री इंद्रजीत की शक्ति तथा निपुणता को देख- 
कर अत्यधिक हर्षित हुए । हनुमान्‌ को देखकर रावण अपनी आँखों से अभ्निवर्षा करते 
हुए बोला--हे वानर, तुम मेरे नगर में अकेले कैसे प्रविष्ट हो सके ? तुम कौन हो ? 
तुम्हारा नाम क्‍या है ” तुम किस उपाय से समुद्र पार करके यहाँ आये ? तुम्हें किसने 
भेजा ” शिव ने ? हरि ने या ब्रह्मा नें ? सुर, गरुड, उरग, सिद्ध, साध्य, नर तथा खेचर 
मेरा नाम सुनते ही भय से काँप उठते है । ऐसी दशा में तुम निर्भेय होकर मेरे ऐसे तगर 
में कैसे आये, जिसमें आने से इन्द्र भी डरता है ? तुमने धोखे से इस नगर में प्रवेश किया 
और मेरे उपवत का सर्वताश करके अपने पराक्रम का परिचय दिया। बडी वीरता दिखाकर 
कुछ बूढें तथा दुर्बल राक्षतों का वध किया । तुम्हारे दीप्तिमात्‌ तेज को देखने से अनुमान 
होता है कि तुम साधारण कपि नहीं हो । यदि तुम अपने आगमन का सही-सही कारण 
बताओ, तो में तुम्हारें सभी अपराध क्षमा कर दूँ ।' 


१९, हनुमान्‌ का रावण को अपने आगमन का कारण बताना 


84.६ 


तब हनुमात्‌ ने उस' दशकठ को देखकर बडें क्रोध से कहा-- हे राक्षस, हें नीचात्मा, 
है पापकर्मी, हे दुष्ट, में उस राक्षसकुलातक, जगदीश्वर राम का दूत हूँ, जिनकी कीर्ति 
समस्त ससार में व्याप्त है, और जिन्होने दशरथ के पुत्र के €ूप में जन्म लेकर विद्वामित्र 
के यज्ञ को रक्षा की, शिव-धनुष को तोंडा, अपनी महान्‌ शक्ति से परशुराम का गवेभग 
किया, खर-दूषण आदि राक्षसों का नाश किया, तुम्हें अपनी पूछ से बाँधकर समुद्रो 
में डुबोनेवाले वालि का एक ही बाण से सहार किया, सुग्रीव का राजतिलक किया, और 
जो अपनी अक्षय शक्ति के कारण कोदण्ड-दीक्षा-गुरु के नाम से विख्यात हे । मेरा नाम 
हनुमान्‌ है, में सुग्रीव का मत्री हूँ | सूर्यकुल-निधि राम के भेजने पर में बडे हर्ष से उनकी 
अंगूठी लेकर, सीताजी का अन्वेषण करते हुए समुद्र पार करके तुम्हारे नगर में आया । 
सब स्थानों में ढूँढनो पर भी सीताजी' का पता नहीं पा सका। इससे में अत्यत दु खी. हुआ, 
आल्विर उन्हें उस उपवन में देखा और अपने प्रभू की अँगूठी देकर उन्हें राम का कुशल- 
समाचार सूना दिया । फिर, उनकी दक्षा का वृत्तात राम को सुनाने के लिए में लौटने लगा । 
जाने से पहले में अपने आगमन का समाचार तुम्हें बता देना चाहता था, इसलिए 
मेंन्‌ तुम्हारे वन को उजाड़ा, उसके रक्षकों का वध किया, अस्सी सहल्न राक्षसों का नाश किया, 
तुम्हारे मत्रिकुमारों तथा अक्षयकुमार का सहार किया और तुम्हारा रूप-रग देखकर 


यहाँ धर लौटने के विचार से बदी' बना । राम के अनुयायी सुग्रीव की सेना में मुख्से भी 


एन्द्र्कांड २३८ 


अधिक पराक्रमी तथा बाहु-बल में श्रेष्ठ करोडो वीर हैं । ऐसे बलवान भी' है, जो ब्रह्मादि 
देवताओं को भी जीत सकते हे और जो तुम्हारे नाम से ही' जलते है । ऐसे करोडो वीरो 
के साथ राम समुद्र को पार करके लका पर आक्रमण करेंगे, हठ तथा कोध से राक्षसों 
का सहार करने के परचात्‌ तुम्हारे सिर काटकर तुम्हारा अंत कर देंगे और सीता को 
साथ लेकर वापस जायेंगे । यह सत्य है । यदि तुम बुद्धिमान हो और नीति के पथ पर 
चलना चाहते हो, तो सूनो' | तुम बीघ्र स्ीताजी को उन्हें सौप दो और उस आश्रित लोक- 
रक्षक रघुराम की शरण में जाओ । बत्रुता करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम उसे 
(शत्रुता को) तज दो । मृत्यु का शिकार न बनकर अपने प्राणों की रक्षा करों ।” 

ऐसे हित वचन कहनेवाले हनुमान्‌ को देखकर ऋरध, गर्व और मात्सय से अभिभूत 
होकर घनघोर बादलों के ,समान गरजते हुए दक्षकठ ने भ्रहस्त को आज्ञा दी-- 
यह नीच निर्भय होकर मेरे सामने ऐसे अपशब्द कह रहा है । इस नीच बपि को ले 
जाकर [ तुरन्त इसका वध कर दो । तब विनय-भाषण तथा विवेक-भूषण से सपन्न अनघो 
का पोषण करनेवाले, छात्रओ के लिए भीषण दीखनेवाले विभीषण ने, रावण की आज्ञा 
के परिणाम के सबंध में सोच-विचार करके बड़ी नम्रता के साथ रावण से निवेदन विया-- अपने प्रभु 
के द्वारा भेजे गये दूत, सदा कोई-न-कोई ऐसी बात कहते ही है । यह उनका सहज गुण होता है, 
इसलिए आप अपना ऋरेध शात कीजिए | इतना ही नही, दूत अवध्य होता है। अत”, इस कपि को 
मारना उचित नही है । आप अपने हठ और क्रोध राम तथा लक्ष्मण पर दिखाइए। इसे मुक्त कर 
दीजिए । यदि आपका क्रोध शात नहीं होता हो, तो इसे कोई छोटा दड देकर भज दीजिए । 

२०. लंका-दहन 

उसके नीति-वचन सुनकर रावण ने दैत्य-वीरों को देखकर कहा--कपियों को अ पनी 
पूछ बहुत प्रिय होती' है, और वह उसका चिह्न भी होता है । इसलिए सब लोगो के 
समक्ष तुम इसकी पूछ जला दो और नगरमार्ग में घुमाकर इसे छोड दो । तब राक्ष सोने 
मोटे-मोटे ररसो से पवनपुत्र के हाथ और पैर बाँध दिये और कहने लगे--अच्छा हुआ 
कि हमारे कितने ही बधुओ को मारनेवाला यह दुष्ट कीडो हमारे हाथों में फेस गया हे । 
फिर वे तूर्य-धोष को साथ उसे नगर के मार्ग में घुमाने लगे । तब वायुपुत्र ऐसा बहाना 
किये बैठा रहा, मानो वह इन राक्षसों के अत्याचारों से पीडित तथा निर्बेल बन गया हो 
और उन दुष्ट राक्षतों को तथा लका नगर को अपनी कनखियों से देखने लगा । सभी 
दानव-बुन्द आबाल-वृद्ध उसके पीछे हँसते हुए और उसका उपहास करते हुए चलने लगे । 
उन दुष्चर्याओ को देखकर सज्जन पुरुष मन-ही-मन दुखी होते थे | कुछ दानव जिद करके 
असख्य वस्त्र ले आये; उन्हें कालसरप्पों के आकार में बँटठा और तेल में डुबोकर कहने लगे-- 
'इसने सारा #श्ोक्‍-वन नप्ट किया है, क्तिने ही दानव-वीरो का सहार किया है, दानवेश्वर ने 
इसको उचित दंड दिया है । चलो, हम इसे जला डालें । यो कहते हुए उन्होने तेल 
में भीगे हुए कपडे उसकी पूछ में लपेट दिये और उसमें आग लगा दी । कपडे आदइचर्य- 
जनक ढंग से जलने लगे । ऐसा लगता था, मानो लंका में कोई उत्पात-सूचक चिह्न दिखाई 
पड रहा हो । राक्षस सिहनाद करते हुए हनुमान्‌ के पीछेंयीछे जाने लगें । 


९2० रंगनाॉथ एंयायर 


राक्षस-स्त्रियों ने यह दष्य देखा, तो जाकर सीता से सारी बातें कही । सीता यह 
समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी--हे तात, कितने दुख की बात हैं कि 
तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को ऐसे सकट भोगने पड रहे है । फिर, उन्होने जल का स्पर्श करके 
एक पवित्र स्थान में खड़ी हुई और हाथ जोडकर अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी-- 
हें पवतमित्र,हे परम पवित्र, हे वेश्वानर, हे वर॒द, यदि मेरे प्रभु राम धर्मात्मा है, यदि वे 
मेरे लिए समुद्र पार करनेवाले हे, यदि वे रावण का वध करनेवाले है, यदि में पतिव्रता हूँ, 
यदि महाराज जनक सब प्राणियो के प्रति समान भाव रखते है, और यदि वेद सत्य है, 
तो आप परम शीतल होकर उस श्रेप्ठ वानर की रक्षा कीजिए ।' 


इस प्रकार, जब सीता ने प्रार्थना की, तब अनल धलवाल' नामक कालसर्प के सिर 
पर रहनेवाल माणिक्य की ज्वाला के समान दीप्त होते हुए भी शीतल हो गया । इस 
विचित्र बात को देखकर हनुमान्‌ आइचयंचकित होकर सोचने लगा - यह कैसा आश्चर्य है 
कि अग्नि आज शीतल लग रही हे । कदाचित्‌ मेरे पिता अग्नि के मित्र है, इसलिए 
उन्होने मुझ पर दया की है, अथवा सभी देवताओ ने प्रार्थना की होगी, या राम के प्रताप 
के कारण ही ऐसा हुआ होगा । नहीं नही, यह तो सीताजी के आशीर्वाद का ही' पृण्य- 
प्रभाव है । उसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ के सतत ब्रह्ममत्रों का उच्चारण करने के फलस्वरूप 
ब्रह्मयाश ऐसे छूट गये, जैसे परमात्मा का एकनिष्ठ हो ध्यान लगानेवाले नरो के भव-बधन 
छूट जाते हे 

तब ह॒नुमान्‌ उस असुरेश की लका का दहन करने के उचित अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगा । इतने में पश्चिम समुद्र में सूर्यास्त हुआ, भानों सूर्य समुद्र में स्नान करके 
अम्ि-सूक्त' का जप करने के उद्देश्य से चला गया हो । तब हनुमान ने मेरु पर्वत के 
समान अपने शरीर को छोटा बना लिया । सभी बधनों को तोड दिया और दुख देते, 
तथा उपहास करते हुए बडे कौतुक के साथ अपने पीछे-पीछे आनेवाले राक्षतों को अपनी 
पूछ से मार डाला । फिर, एक ऊँचे सौध पर उछलकर, अपनी पछ की अग्नि चारो ओर 
लगा दी । देखतें-देखते भयकर घुआँ तीत्र गति से चारो ओर व्याप्त हो गया । घुएं के 
व्याप्त होने के पहले ही अग्ति-ज्वालाएँ आकाझ्य में फैल गई । आकाश में ज्वालाओं के 
व्याप्त होने के पहले जहाँ-तहाँ उल्काएँ गिरने लगी । उससे भी पहले (देवताओ के) 
श्रेष्ठ विमान सब दिशाओं में बिखर गये । 

तब हनुमान्‌ बेड वेग से एक स्थानसे दूसरे स्थान पर उछलते हुए नगर में आग 
लगाने लगा । उसने राजसभा-भवनों को जला दिया, शस्त्रागारों को ध्वस्त कर दिया, 
भंडार-घरो की पक्तियो को नष्ट कर दिया और बडे-वडे सौधो को भस्मसात्‌ कर दिया । 
फिर क्रम से मडपों को जला डाला, मणिसय चद्र-शालाओ को राख कर दिया, प्रशसनीय 
शयनागारों की श्रेणियों का दहन कर डाला, और रमणीय गज, तुरग तथा रथ-शालाओ 
को अग्निसात्‌ कर दिया । 

तब लाल-लाल अग्निग्िखाएँ अविरल गति से आकाश में व्याप्त होने लगी । खेचर, 
उरग, तथा अमर-गणों के विमान वेग से (आकाश में) ऐसे चक्कर क,टने लगे, मानो ' 


किक. 


उन्दरकाीड २8९ 


कक 


रावणासुर के नाश की सूचना देने के निमित्त उल्कापात होने लगा हो! । अग्नि अपनी 
प्रचड गति से समस्त ब्रह्माण्ड में ऐसे व्याप्त होने लगी, मानों राजाओं में श्रेष्ठ रामचद्र 
के लका पर आक्रमण करने का उपक्रम करते ही' उनका प्रताप-हपी अग्नि पहले ही' सर्वत्र 
व्याप्त हो गई हो । रावण ने इसके पूर्व अपना भयकर रण-कौशल दिखाकर समस्त दिक्‌- 
पालो को युद्ध में परास्त कर दिया था । उस पराजय को भूले विना आज अग्नि ने, अपनी 
समस्त शक्ति को दिखाते हुए, एक ही क्षण में एक भात्र विभीषण के भवन को छोडकर, 
सारे नगर को जलाकर भस्म कर दिया । उस समय राक्षसों की ऐसी दुरगंति हुई कि कुछ 
राक्षस भय से काँपने लगे, वस्त्र तथा केशों में आग लग जाने से कुछ राक्षस हाहाकार 
करते हुए चारों भोर भागने लगे, कुछ अपने सं्गे-सबधियों को नष्ट होते देख कुछ राक्षस 
शोक करने लगे; कुछ हाहाकार करने लगे, कुछ हनुमान्‌ पर क्रोध दिखाने लगे । ऐसे भी 
राक्षस थे, जो कह रहे थे कि इस पापी रावण ने उस महाविष्णु के अवतार राम का 
अहित किया है; ऐसा अहित करनेवाले रावण के लिए इस प्रकार हीं विपत्ति का आना 
कोई अनहोनी' बात नहीं है । 


तब वानरवीर हनुमान्‌ अत्यत भयकर रूप धारण करके नगर का कोई भी स्थान 
विना छोड़े, समस्त लका में आग लगा दी । उस कपिश्रेष्ठ की पूछ के स्पर्श से उत्पन्न 
भीषण अग्नि-ज्वालाएँ जहाँ-तहाँ फैलने लगी । सुरापान से सुप्त कुछ राक्षस विना जाने ही 
जलने लगे । मृदुल शब्याओं पर सोनेवाले राक्षस तीव्र अग्नि-ज्वालाओं के मध्य फेंसकर, 
छटपटाते हुए मरने लगे । कुछ राक्षस अपने सर्गे-संबधियों, स्त्री तथा बच्चों, प्राणाधिक मित्रों 
को एकत्र करको भागते समय, बीच द्वी में अग्नि में फेंसकर जलने लगे । अपने घर की 
वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए गये हुए लोग फिर लौठकर नहीं आ सके और वही 
जल गये । कुछ राक्षस अपनी-अपनी पत्नियों को छाती से लगाये बाहर आने लगें, तो 
देहली के पास आतें-आते जल गये । इस प्रकार, वायू-पुत्र की पूछ से निकलीं हुई अग्नि 
भयकर गति से समस्त लंका नगर में व्याप्त होने लगी और श्रेष्ठ सिही की भाँति उग्र रूप 
घारण करके, हाथियों के कुभ-स्थलों को विदी्ण करने लगी । तेज से युक्त घुडसवारों 
के समान वह अबवों पर आक्रमण करने लगीं; लम्पटों की भाँति, कामिनियों के कुचों पर 
हाथ रखने लगी। दूसरों की निंदा करनेवालों की भाँति अपनी! जिहवा को चारो ओर 
फैलाने लगी, अत्यधिक आनंद से फूल उठनेवाले की भाँति आकाश तक बढने लगी और 
भयभीत होकर भागनेवाले कायरों की भाँति वह गलियों में प्रवेश करने लगी । इस प्रकार, 
वह अग्नि लंका को चारों ओर से घेरकर श्षीघत्रता से उसका ध्वस करने लगी । सभी 
देवता आनद से फूल उठे और हनुमान्‌ को अपने आप्त बधु मानकर उसकी प्रशसा करने लगे । 


तब हनुमान्‌ मन-ही-मन जानकी की मृत्यु की आशका से पीडित होकर सोचने 
लगा-हाय ! यह मेने क्‍या कर डाला ! मदान्ध होकर सेने लका के साथ-साथ शाम की 
पत्नी को भी जला डाला । अब में किस मुंह से राम के पास जाऊँगा ? जानकी का कुशल- 
समाचार में राम को कैसे सुनाऊँगा ? हाय ! मेरे सारे प्रयत्नों पर पानी फिर गया | 
इस प्रकार, थोड़ी देर तक चिंतित रहने के पश्चात्‌ उसका विवेक जागा और वह सोचने 
३१ 


प्8९ रंगरनाथ शयायस 


लगा-'में भी कैसा मूर्ख हूँ ? इसी' माता के आश्ञीर्वाद का फल था कि यह भयकर अग्नि 
मेरी पूछ को जलाने का साहस नहीं कर सकी । भला, अग्नि साध्वी का क्‍या बिगाड़ 
सकती है ?' यो सोचकर उसने अपनी पूछ समुद्र में ऐसे बुझा दी, मानो वह सीताजी की' 
दृःखारितनि को ही बुभा रहा हो । फिर, वह सीता के दरनार्थ अशोक-बन में गया । सीता 
पहले ही राक्षस-स्त्रियों के मुंह से हनुमान्‌ के कुशल का समाचार सुनकर आनन्द से 
गदगद होकर बैठी थी। हनुमान्‌ ने उन्हें प्रणाम किया, अपने साहसपूर्ण कृत्यो का सारा 
वृत्तात उन्हें कह सुनाया और फिर कहा--हे माता, में अभी जाकर रामचद्रजी को साथ 
लेकर जाता हूँ, जिससे आपके मत का दुख दूर हो जाय । इतना कहकर उसने सीता को 
भक्ति से प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा । वहाँ से चलकर वह 


नगर के पश्चिम द्वार के पास आया और उसके किवाडो पर इस जोर से पदाघात किया 
कि वे टूटकर पृथ्वी पर गिर गये । यह देखकर सभी राक्षस भय-विह्धल हो गये । 


२१. अंगद आदि वानरों से हनुमान्‌ की मेंट 


वहाँ से चलकर, फिर एक बार अपना पराक्रम दिखाते हुए, हनुमान्‌ ने साहस के 
साथ परको2 के ऊपर के महलो को अपने पदाघात से गिरा दिया और सहज ही सुवेलाद्नि 
पर चढ गया । वह आकाश की ओर ऐसा उछला कि लकापुरी में रहनेवाले समस्त 
देत्य भोका खाकर भयभीत हो उठ; पहाड के शिखर भग्न होकर समुद्र में गिरने लगे, 
बडी-वडी चद्रानें लढकनें लगी, दक्षिण दिज्ञा को वहन करनेवाली अगद नामक हथिनी का 
शरीर दब गया, पहाडो के शृद्ध गिर गये और पृथ्वी तीचें को धंस गई । फिर, उससे 
अपने अनुपम भूजबल की सहायता से आकाश-मार्ग से जाते हुए समुद्र के मध्य भाग में स्थित 
मैनाक पर्वत पर उतरकर अपनी थकावंट दूर की । फिर, उस पर्वत की आज्ञा लेकर 
अपने असमान वेग तथा प्रताप का प्रदर्शन करते हुए समुद्र के उत्तरी किनारे पर 
उतर पड़ा । 


हनुमान्‌ के मुख पर स्पष्ट रूप से दीखनेवाले हर्ष के चिह्नो को देखकर अगद आदि 
श्रेष्द वानर उसकी अग॒वानी करने गये और उसे गले से लगा लिया । फिर, वे सेब एक 
स्थान पर बैठ गये और हनुमान्‌ से उसके कार्य के परिणाम के सबंध में प्रश्न किये । 
तब हनुमान्‌ ने कहा--हे वानरों, आपकी कृपा से मेने अनुपम समुद्र को पार किया, 
अगणित वेभवों से सपन्न लका में प्रवेश किया, और बहुत समय तक अन्वेषण करने के बाद 
सीत।जी के दशेन भी कर लिये । फिर, मेने राम की आज्ञा के अनुसार जानकी से उनका 
सार। बृत्तात कह सुताया और उनकी दी हुईं अगूठी भी सीताजी को दे दी । फिर, उनकी 
चड़ामणि लेकर यहाँ लौट आया हूँ ।' 

हनुमान्‌ को बातें सुनकर सभी वानर अत्यत हृषित हुए और हनुमान्‌ की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगे । तब अत्यधिक उत्साह से भरे हुए श्रेष्ठ वीर अंगद कहने लगा--अब 
यही उचित होगा कि किसी भी प्रकार हम जानकी को लका से जीतकर ले आवें और 
उन्हें रघुराम के पास पहुँचा दें । चलो, हम अभी समुद्र पार करें और पुत्र, मित्र तथा 
परिवार-सहित दशकठ का वध करके सींताजी को छुड़ा लायें ।' 


छन्दरकांड 8३ 

तेंब जाबवान्‌ ने वालिपुत्र को देखकर कहा--सुग्रीव ने हमें जानकी के अन्वेषणार्थे 

भेजा है, उस परम पवित्र सीता की कृपा से हमाश प्रयत्त सफल हुआ । अब हमारे 

लिए उचित यही है कि हम जाकर रामचद्रजी से यह समाचार कह दें।, तब सबसे 

परस्पर परामर्श कर, वैसा ही करने का निरचय किया । उस दिन वायुपुत्र तथा दूसरे 

वानर समुद्र के किनारे ही कंद-मूल-फलो से अपनी क्षुधा शात करके रहे । वे परम शक्ति 

शाली वानर दूसरे दिन वहाँ से रवाना हुए और मेरु, मदर-पर्वतो से भी विश्ञाल दर्दुर 

नामक पर्वत के निकट पहुँच गये । उस पर्वत की तराइयों में विचरण करते हुए उन्होने 
फल, मूल, आदि खाकर वही रात्रि बिताई। 


२२. वानरों का मधुवन में विचरण करना 


प्रात काल होते ही उन बाहुबली' वानरवीरों ने सोचा--हमें जब सुग्रीव के मधुवन 
में जाकर, वहाँ जी' भरकर मधु (शहद) का पान करता. चाहिए, अन्यथा हमारी' प्यास 
दात नहीं होगी । हमने रामचद्र का कार्य सपन्न किया है | अत,, सुग्रीव क्रद्ध होकर हमें 
दड नही देंगे। यो निश्चय करके सभी वानरों ने अगद तथा हनूमान्‌ से प्रार्थना करके 


उनकी' भी सम्मति प्राप्त कर ली' और मधुवन के लिए रवाना हो गये । मध्याह्ष होते- 


होते वें मधुवन में पहुँच गये । चारो दिलज्ञाओ में भरनेवाली भमधु-धाराओ को देखकर उनके 
मुंह में पानी भर आया । विभिन्न प्रकार के हाव-भाव करते हुए, थे अपने कान खड़े 


हक] 


करके, एक दूसरे को अपने दाँत दिखाते हुए, एक दूसरे से तक-वितक करते हुए, बड़े 
कौतुक के साथ अपने इष्टानुसार उस बन के विभिन्न दिशाओं में विचरण करने और 
पुष्पो से भरनेवाला मकरद, छत्तो में एकत्रित मधु आदि का पान करने लगे। फिर, उन्होने 
कई प्रकार के फल खाये । कच्चे फलों तथा फूलों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। अत्यधिक 
उल्लास के आवेश में आकर उन्होंने पेड की' शाखाओं को तोड़ दिया और पेड़ो को भुका- 
कर एक पेड से दूसरे पेड पर छलाँग मारकर जाने लगे । फिर, वे पृष्प-लताबो को 
भूला बनाकर भूलने लगे तथा सरोवरो में स्नान करते हुए नाना प्रकार की कीड़ाएँ 
करने लगे । हे 

जब मधुवन की' रक्षा करनेवाले वानर (दघिमुख) ने इन वानरो की करतूत देखी 
तब क्रोध में आकर उसने सभी वानरो को डाॉटकर उन्हें तुरत वहाँ से निकल जाने का 
आदेश दिया । जब उसके अनुचर सभी वातरों को धक्का देकर बाहर निकालने लगे, तब 
अगद तथा हनुमान्‌ ने भागनेवाले अपने साथी वानरों को रोका और वन-रक्षक दधिमुख 
को म्‌ह के बल नीचे गिराकर, उसे पृथ्वी पर घसीठकर, मुष्टियो का प्रह्मर करके भगा 
दिया । बेचारा दधिमूख क्रोष तथा दुख से व्याकुल होकर भगवान्‌ की दुहाई देते हुए 
भागा और राजा राम तथा लक्ष्मण के श्रीचरणों में बडी भक्ति के साथ प्रणाम करके, 
फिर सूर्य-पुत्र के चरणों में सिर भुकाकर कहने लगा--हे देव, आपका मधुवत देव-दानवों 
के लिए भी अभेद्य है। आज वायु-पुत्र तथा वालिः्पुत्र, दोनों ने अपने बहुत-से साथियों 
को लेकर ऐसे मधुवन में प्रवेश किया है और वृक्षो पर चढकर शाखाओं पर विचरण 
करते हुए अपने इच्छानुसार फल खायें हैं और जी भरकर मधु पिया है । इसका किंचित्‌ 


२88 रंगनापथ रगॉय्ी 


०. 


भी विचार न करके कि यह उपवन राजा का है, वे मनमानी कर रहें हैं। मेने उन्हें 
हाँट-डपटकर बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तो उन्होने मुझे मुष्टियों से मारकर भगा 
दिया है ।' 

द्धिमुख्न का विलाप सुनकर सुग्रीव अत्यंत कुद्ध हो गया और उन वानरों को उचित 
दड देने का विचार करने लगा । तब सारी परिस्थिति समफकर सतत-विजयी लक्ष्मण ने 
सुग्रीव से कहा--यदि अगद आदि महावीर तुम्हारी आज्ञा बिना प्राप्त किये ही, निर्भय 
होकर तुम्हारे वन में प्रवेश करके शहद पी रहे है, तो कदाचित्‌ उन बाहुबलियो के द्वारा 
रामचद्रजी का कार्य सपन्न हुआ होगा । अन्यथा, वे इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना 
करने का साहस कभी नहीं करेंगे । इसलिए तुम उन्हें शीक्ष यहाँ बुलाओं ।' 

तब सूयपुत्र ने दधिमुख को देखकर कहा--बवे रामचंद्रजी का कार्य सपन्न 
करके आये दीखते है, इसलिए उनके सभी अपराध क्षम्य है । तुम अपना दुख सहन कर 
जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ ।' सुग्रीव का आदेश पाकर वह उन वानरो के समीप 
पहुँचा और हनुमानू, अगद तथा जाबवानू आदि वानर-बीरी को प्रणाम करके कहा--हे 
श्रेष्ठ वानरी, मेरा अपशाध क्षमा करो और शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो । तुम्हें लिवा लाने 
के लिये सूर्यपुत्र ने मुभे भेजा है । 

यह समाचार सूनकर सब वानर बहुत हर्षित हुए । वे रविपुत्र के आदेश को सिर 
आँखों पर धारण करके, सुग्रीव के दड की कल्पना करके भयभीत होनेवालें अगद को घैयें 
बंधाकर, बडे उत्साह के साथ वहाँ से चले । उनकी ह॒र्ष-ध्वनि बादलों की ध्वनि के समान 
सुनाई पडने लगी । बहुत अधिक मोद-मग्न हो जानेवाले उन वानरो को दूर से ही देखकर 
सुभ्रीव ने उनकी अग॒वानी के लिए कपि-सेना भेजी और बडी प्रीति से उनका स्वागत किया। 


२३१. राम को सीता का कुशल-समाचार सुनाना 


तब सभी वानरो ने जगदीश्वर रामचद्र के चरणों में दण्ड-प्रणाम किया, और फिर 
सुमित्रानदन तथा सूर्यपुत्र को बडे प्रेम से प्रणाम किया और हनुमान्‌ को आगे करके रामचद्र 
के आसन के समीप एक भुंड “में बैठ गये । तब हनुमान्‌ अपनी यात्रा' का वृत्तात सुनने 
की रामचद्र की उत्सूकता को समझ गया और अत्यधिक भक्ति स हाथ जोडकर कहने 
लगा-- हे सूयंवश के नाथ, देखा मेने उस वैदेही को, जो स्त्रियों में शिरोमणि, तथा परम 
कल्याणी है । हे राजन्‌, मेने उत्तका अन्वेषण किया और फिर सपाति के द्वारा मार्ग जानकर 
(दक्षिण दिशा में) गया, सहज ही समुद्र को पार किया, और दक्षिण समृद्र के तट पर 
अपार शोभा से विलसित त्रिकूट पर्वत पर स्थित दानव-समृहो से रक्षित लका में अकेले 
प्रवेश किया । वहाँ सब स्थानों में ढूँढने पर भी सीता को न देख सकते के कारण में 
अत्यंत दुखी हुआ, फिर मेंने रावण के उद्यान में प्रवेश किया और वहाँ मेने आपकी धर्मे- 
पत्नी को राक्षस-स्त्रियो से घिरे हुए देखा । वे कई दिनो के उपवास के कारण बहुत हीं 
क्‍लात हो गई थी । वे एक वृक्ष के नीचे विपुल दुख की' बाढ में डूबी हुई अपने हाथ पर 
कपोल टेककर चिंताक्रात हृदय से आपका ही स्मरण करती हुई बैठी थी । उस समय राक्षस 
रावण वहाँ आया और उन्हें विभिन्न प्रकार से भय दिखाने लगा । तब वे अपनी विवशता 


छुन्दृश्काड १9९ 


तथा दीन दशा का विचार करती हुई अविरल गति से अश्रुधारा बहाने तथा आहें भरने 
लगी । मलिन वस्त्र तथा धूलि-धूसरित शरीर से यूक्‍त वे, उमडते हुए शोक से बार-बार 
विलाप करने लगी । आपने अपनी पत्नी की जो रूप-रेखा मुझे बताई थी, वह उनकी 
रूप-रेखा से सर्वथा मिलती थी, इसलिए मेने निडइ्चय किया कि वें हीं सीता है। फिर, 
मेने उनके समीप जाकर प्रणाम किया, उनसे उचित वार्त्तालाप करके आपकी! अगूठी उन्हें दी । 
फिर, उनकी चूडामणि लेकर में समुद्र लाँधकर यहाँ पहुँच गया हूँ ।” इतना कहकर 
हनुमान्‌ ने राम को सीता की चूडामणि दीं, जो उनके वियोग की' अग्निशिखाओ के प्रतीक 


कि 


के समान दीप्तिमान्‌ थी । 


राम ने उस शिरोरत्न को बडे अनुराग से लिया और उसे अपने हृदय से लगाकर 
थोडी देर तक मूच्छित-से हो रहे । फिर, अपने धैर्य को सचित करके वे संभल गये और 
बाष्पपूरित नयनो से वानर-राजा को देखकर बोले--हे सूर्यनदन, मेरे प्राण-समान देवी 
की' जिरोमणि को देखकर मेरा हृदय लाख के समान पिघल रहा है । इन्द्र ने यज्ञ से सतुष्ट 
होकर यह रत्न मेरे इवशुर को दिया था । उस गूणनिधि जनक महाराज ने इसे सीता के 
सिर में पहनाकर बडे सम्मान के साथ सीता का विवाह मेरे साथ किया । यह रत्न लतांगी' 
सीता से तथा मुझसे कभी अलग नही रहता। आज मेरी तथा सीता की भेंट कराने के हेतु यह रत्न 
आया हैं । इस प्रकार कहते हुए राम उस मणि को बार-बार अपने हृदय से लगाने लगे । 


उसके परचात्‌ राम हनुमान्‌ को देखकर बोले--हें पुण्यात्मा, तुम्हारे लौटते समय 
सीता ने तुम से क्‍या कहा था ? सुनाओं ।' तब शक्तिसपन्न हनुमानू राम को देखकर 
कहने लगा--“हे दंव, उन्होंने कहा, सूर्यवशतिलक के वियोग में गत दस महीने मेने असख्य 
दुखो को भेलते हुए बिताये है। दो महीने के परचात्‌ रावण भुझे मार डालने का निश्चय 
कर चुका है | इसलिए तुम राम भूपाल से निवेदन करो कि मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे । 
उन्हें सत्यनिष्ठ मानकर ही मेरे पिता ने मेरा पाणिग्रहण उनसे कराया । विवाह-वेदी पर 
उन्होने (मेरे पति ने ) अग्निदेव के समक्ष सदा मेरी रक्षा करने की! प्रतिज्ञा की और 
मुझे अपने साथ अपने घर ले आये । आज उन्होने मेरी उपेक्षा कर दी और मुझे अनाथ 
बना दिया । इस पर विचार करने के, लिए प्रभू राम से निवेदत करो । उनसे यह भी 
निवेदन करों कि' अपनी' धर्मपत्नी को कोई चुराकर ले जाय, तो चुपचाप बैठे रहना वीरो 
का धर्म नहीं है । औचित्य का विचार करके मेंने इन बातो की चर्चा की है । मेरा दरीर 
चाहे जहाँ भी रहे, मेरे मन, वचन और कर्म उन्ही में रमण करते रहेंगे । इतना कहने के 
पद्चात्‌ उन्होंने यह भी बताया कि चित्रकूट पर्वत पर, उन पर कौए ने कंसे आक्रमण किया था; 
कैसे आपने गैरिक से उनके कपोलों पर सूदर मकराक्ृति की रचना कीथी । (ये 
बातें उन्होंने इसलिए बताई थी कि ) मेरे बचनों पर आपका विद्वास हो जाय 
रामचद्र से इतना कहने के पश्चात्‌ हनुमान ने लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी सीताजी का सदेश सुना 
दिया । सभी वानरवीर मन-ही-मन हर्षित हुए । 

यह सूदरकाड संसार में व्याप्त होकर सभी' काव्यों में सुदर सिद्ध हुआ है । इसका 
विचार करके आंध्र-भाषा का सम्रादू, काव्य-आगम आादि के ज्ञाता, आचारवानू, धीर, भूलोक- 


२७६ ऐैगर्न/थ एशयायरों 


निधि, गोनबुद्ध भूपाल ने सुंदर गुणों से सपन्न, धैयबानू, शन्रुओ के लिए भयकर स्वरूप, महात्मा, 
अपने पिता विट्ठुल-नरेश के नाम पर रसिक जनो के लिए प्रिय, अनुपम तथा ललित शब्द 
तथा अर्थों से सपन्न रामायण के इस सुदरकाड की, श्रेष्ठ अलंकार तथा सुदर भावों से 
परिपृर्णं बनाकर इस प्रकार रचना की कि वह आचद्रार्क, परमपूज्य हो शोभायमान होता रहे । 
प्रसिद्ध, आर्ष, रसिको के लिए सतत आनददायक इस आदिकाव्य का पठन जो कोई 
भी' करेगा, या जो इसका श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि विविध वेदों का आधार राम- 
ताम-रूपी चितामणि के द्वारा नये भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, 
राज्य-सूख, निर्मलकीत्ति, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनु रक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य, 
ऐशवर्य, अक्षय शुभ, पाप-क्षय, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, और धन-धान्य-समृद्धि, आदि 
सुलभ होगे । उनका जीवन निर्विष्त होगा, घरो में लावण्यवती स्त्रियों का अनुराग तथा 
पुत्रो के साथ जीवन सिद्ध होगा। सब प्रकार के सकट दूर होगे, स्गे-सबधियों से मिलन, 
इच्छित कार्यों की सिद्धि, देवताओं की' प्रीति, और पितरों की तृप्ति सुलभ होगी । इसके 
रचयिता की श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति होगी तथा उसे इन्द्रभोग की प्राप्ति होगी. । जबतक 
कुलपर्व॑त, सूर्य, चद्र, दिद्याएँ, वेद, पृथ्वी, तथा सभी' भूवन सुशोभित रहेंगे, तबतक यह 
कथा अक्षय आनद-समूह का आगार सिद्ध होगी । 


सुन्दरकांड समाप्त 


श्रीरंगनाथ रामाथण 


(इुद्धकांड ) 


१, औराम का हनुमान्र्‌ की प्रशंसा करना 


आश्वितों के हिताकाक्षी, सूर्यवश के सवद्धक रामचन्द्र ने जब प्राणाधिका प्रिया के इन प्रिय 
वचनो को हनुमान्‌ के द्वारा सुना और उनका पता जान लिया, तब उन्होने बडे प्रेम से 
कहा-- हनमान्‌ ने जैसा का किया है, क्‍या, वैसा कार्य करना देवताओ के लिए भी सभव है ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति में या तो हनुमान्‌ ही श्रेष्ठ है, या पवन श्रेष्ठ है या 
गरड ही श्रेष्ठ है। समुद्र को पार करता उनके सिवा और किसके लिए सभव है ? देंब, 
गधवं, दैत्य तथा किन्नरों के लिए भी दुर्गेम, राक्षस-सेता के प्रचंड बाहुबल से दिन-रात 
सुरक्षित लका में प्रवेश करके वहाँ से जीवित लौट आता क्‍या दशशिधर (शिव) के लिए भी 
सभव है ? अपने प्रभु का महान्‌ कार्य बडे आनन्द के साथ जो ज्ञीघ्र ही सपन्न करता है, 
वही उत्तम पुरुष है । प्रभू के कार्य में विध्त पडने पर, बिलब के साथ उसे पूरा करने- 
वाला मध्यम श्रेणी का पुरुष है | प्रभु के बताये हुए कार्य से बचने की चेष्टा करनेवाला 


तथा हीला-हवाला करनेवाला व्यक्ति दुसस्‍्सेवक है । इन तीनों में हनुमान्‌ निस्सदेह श्रेष्ठ 
व्यवित ही सिद्ध हुआ है । अनिलकुमार ने एक महान्‌ कार्य को बड़े हुए तथा तत्परता से 
सपन्न किया हैं । अब उसका प्रत्युपकार, में किस प्रकार से कर सकूँगा । अब (प्रेम से) 


शेर 


जै 
हे 


२९० रगनशथ एयायण 


उसका आलिंगन करना ही इस समय मेरे वश की बात है।” यो कहकर प्रभु ते हनुमान 
को अपने हृदय से लगा लिया ॥ 

इस प्रकार, सुप्रीव के समक्ष राम ने हनुमान्‌ की प्रशसा करके कहा--हे पवनपुत्र, 
मुझे बडी प्रसन्नता है कि तुम जानकी का पता लगाकर आये हो। मुझे अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
हो रहा है । पता नही, इस कार्य की समाप्ति कैसे होगी । मेरा मन यह सोचकर व्याकुल 
हो रहा है कि इस विद्याल समुद्र को लाँधकर जाने की क्षमता वानर-सेना को कैसे प्राप्त 
होगी । इतना कहकर राम अपना सिर भुकाकर चुप हो रहे । रविपुत्र, राम के मन की 
चिता को दूर करने के उद्देश्य से कहने लगा--हे देव ! आप साधारण लोगो की भाँति 
इस प्रकार क्‍यों दुखी हो रहे हे ” आप क्यो कहते हे कि हम समुद्र को पार नहीं कर 
सकते ? हम अवद्य समुद्र को पार करेंगे, सुवेलाद़ि को पार करके लका को जीतेंगे और 
रावण का सहार करके ससार का दुख दूर करेंगे | हे राजनू, आप विचार कीजिए। मेरे 
सभी वानर परिश्रमशील हे , बाहंबल से सपन्न हे, और दुर्जय है । हे राघव, इनके 
रहते हुए आप इस प्रकार क्यों चिंतित होते है ? आप तैयार हो जाइए । उद्योगी पुरुष 
के लिए सभी अर्थ सद्य फल-प्रद सिद्ध होते हे । बन्रु सदा उत्साहीं व्यक्ति से भयभीत 
रहते है, उत्साहहीन व्यक्ति से नहीं । 

सुग्रीव के इन बचतो को सुनकर प्रभु ने हनुमान्‌ से कहा--ठीक है । मैं पहले 
समुद्र से (मार्ग देने की) प्रार्थना करूँगा । यदि उसने नहीं दिया, तो अपने बाणों की अग्नि 
से समुद्र को ही सुखा दूगा, या उस पर पुल बाँधगा । हे पवनपुत्र, समुद्र पार करना 
मेरे लिए कौन बडा कार्य है ? अब तुम यह तो बताओ कि उस दशकठ के नगर में 
कितने किले है, उसकी सेना कितनी बडी है ? उसके नगर के कितने द्वार है ” कितने राक्षस 
उन द्वारो की रक्षा करते हे ? उस नगर के सौधो की पक्तियाँ कैसी है ? तुम तो इन 


सबका पता लगाकर आये हो, इसलिए में तुमसे इन सब बातो का विवरण सुनना चाहता हूँ। 


२. लंका के वेभव का वर्णन 

तब हनुमान्‌ हाथ जोड़कर बडे विनय के साथ प्रभ से इस प्रकार निवेदन करने लगा--- 
हैं दाशरथि, उस नगर में सतत (गड-स्थलों से) मघु-धारा बहानेवाले, मुख से रौद्र भाव 
प्रकट करनवालें, परवेताकार भद्र गजो के असख्य समूह है । बहुत-से आयूधों से सज्जित, 
आशचयजनक तथा भयकर दीखनेवाले, छत्रो, पताकाओ तथा विविध चिह्नो एवं ध्वजाओं 
से युक्त सूर्य-बिब की प्रभा के समान मणियो से दीप्तिमानूु, अहवों एवं सारथियों से युक्त 
असख्य रथ हूँ । वीर रस के समूद्र की लहरों के समान दिखाई देनेवाले विविध रगो 
यूक्त, (दर्शनो की) दुष्टियो को चौंधिया देनेवाले, अपनी हिनहिनाहट से सबको आइचर्य॑- 
चकित करनेवाले, अपने वेग में पवनदेव के अद्बों को भी मात करने की दिव्य शक्ति 
रक़नेवाले तथा मनोहर आकारवाले, अह्व अनगिनत सख्या में है । हे देव, हे राघव, वहाँ 
के राक्षसवीरों की तो गिनती ही नहीं हो सकती हे, वें ऐसे दिखाई देते हे, मानो 
बिजलियो से युक्त काले बादलों ने ही दानवों का रूप लें लिया हो, यो काले पवव॑त ही 
मूत्तिमान्‌ रौद्र का-सा रूप धारण किये हुए हो, या जिस गरल का पान शिव ने किया था 


रद्धकांड २५९ 


उसी ने मानो देत्यों का रूप धारण कर लिया हो, या प्रलय-काल की अग्नि के धुएँ ने 
ही मानों राक्षतों का रूप धर लिया हो । बाहुबल में उन राक्षेसों की समता ब्रह्मा 
आदि देवता भी नहीं कर सकते । हे राजन, लका में समस्त ससार में अनूपम सात उच्चत 
तथा श्रेप्ठ ढुगं है । एक ईटो का दुर्ग है, जिसके चारो ओर के कमरे सदर दिखाई पडते हे। 
उसके भीतर झिलाओं से निर्मित एक विशाल दुर्ग है, जिसके भीतर फौलाद का दुगे है। 
उसके मध्य में गवाक्षों से यूक्‍त एक ताँबे का दुर्ग है, जिसके भीतर ( बडी-बडी' तोपो 
की समता करनेवाले) शिला-यत्रो से यूक्‍त एक विज्ञाल कॉसे का दुर्ग हैं । उसके मध्य 
ब्रद्मा तथा शिव के लिए भी अभेद्य एक रजत-दुर्ग है, जिसके मध्य में मणियों के प्रकाश 
की किरणी से सुशोभित तथा प्रशसनत्तीय एक स्वर्ण-दुर्ग है । 


“है राजन, उन सात किलो में से प्रत्येक किले में, असख्य दीप्तियो को विकीर्ण करने- 
वाली मणियो से ख़चित चार द्वार हे, जिनके दरवाजे यम धर्मराज के वक्ष'स्थल के समान 
विशाल हे । उन दुर्गो मों तत्र-विधियों से अभिमत्रित असख्य शर-चाप रखे हुए है । उस 
किले के चारों ओर पाताल' को समान गहरी, मकरो से भरी चार परिखाएँ है, जिनके मध्य 
में चार पुल बने हूँ । 


“उन चारो पुलो पर वहुत-से राक्षस किले की रक्षा के लिए नियुक्त हैँ । वहाँ 
ऐसी असस्य शिलाएँ, बाण तथा यत्र-समूह है, जो अपने-आप ज्षत्रुओं का नाश कर देते हैं । 
अब उन सबका वर्णन हीं में क्यों करूँ ? महान्‌ वैभव से सपन्न हो रावण, प्रति दिन अपनी 
सेना के साथ भ्रमण के लिए निकलता है और सबका निरीक्षण करता है । अपने उद्धत 
ग़व॑ से प्रेरित होकर वह सतत दूसरो को युद्ध के लिए चुनौती देता रहता है । पराक्रम 
तथा शक्ति से संपन्न शत्रुओं के लिए भी लका को वश में करना दुष्कर है । इसके अलावा 
समुद्र में जल, वन, (क्रत्रिम) स्थल, तथा पवेत के चार दुर्ग और है । वे सतत दिखाई 
तो देते है, किन्तु उनको घेरने का उपत्रम करने जाये, तो उनका पता ही नहीं लगता। 

“हुं राजतू, इस लका नगर की रक्षा करनेवाले भयकर राक्षस मृत्यु की जिहल्ना की 
समता करनेवाले, शूल धारण किये हुए सतत रक्षण-कार्य में तत्पर रहते हे । ऐसे रक्षक 
पद्चिम द्वार पर दस सहस्न रहते हे । पूर्व द्वार पर स्वयं रावण चतुरगिणी' सेना के साथ 
रहता हैं । दक्षिण द्वार पर एक लाख राक्षस रक्षा करते रहते है । उत्तर द्वार पर अगणित 
दासत्रो से सुसज्जित एक लाख राक्षस रहते हैं । नगर के भध्य में एक लाख पच्चीस 
हजार राक्षस रहते हे । हे सूर्यवशतिलक, ऐसी लका में, विना अन्य किसी का ध्यान किये 
में आपकी क्रपा से प्रवेश कर सका, उन पुलो को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया, 
दु्गों को गिराकर खदको में भर दिया, सारी लका को जला दिया और आपके श्रीचरणों 
में लौट आया । आपने वहाँ की सारी बातें जान ली है । अब विलब क्यो ? हम झ्षीत्र 


च्क 


समुद्र को पार करेंगे । समुद्र पार करने की देर है कि वानर-सेता दशकठ की लंका को 


क्षण भर' में उड़ा देंगी ।” 


तब रघ्राम ने सुग्रीव को देखकर कहा--हे सूर्यपुंज, अब विलब क्यो करें ? यही 
शुभ मुहर्ते है । इसी मुद््तं में प्रस्थान कर जाना ही हमारे लिए उचित हैं। अब उस राक्षस 


९५२ एानशप शायपा/यर 


के लिए मेरे अस्त्र के सिवाय (मुक्ति का) और कोई उपाय नहीं है | वह छिप कहाँ 
सकता है ?' फिर उन्होने नील को देसकर कहा--एुम सेता के आगे-आगे ऐसे मार्ग से 
चलो, जो बहुत ही मनोहर हो तथा जिसमें स्वच्छ एवं मीठा जल, पके हुए फल, तथा 
पेंडो की छाया का प्राचुय हो । साथन्ही-साथ शत्रुजतों का भी धूरा ध्यान रखते हुए आगे 
बढना ।' नल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल पडा । सुम्नीव ने सभी वानरों 
को यूद्ध-यात्रा पर चलने की भाज्ञा दी । 


३. कपि-सेनाओं की युद्ध-यात्रा 


तब वानर-सेना जहॉँ-तहाँ की गुफाओ से बडे उत्साह के साथ चली । उनके पदाघातो 
की घोर ध्वनि से सब गृ फाएँ गूजने लगी । उनके घोर हुकार, तथा विकट अटट्ठहास के निनाद 
आकाश तक व्याप्त हो गये । कुछ वानर भयकर गर्जन करते हुए, अपनी शक्ति के गयवं में 
भऋमते हुए जा रहे थे । कुछ पके हुए फल-वुक्षों को ही अपने कथो पर रखें हुए उनके फलो 
को चबाते हुए जा रहे थे । कुछ वानर राम के समक्ष खडे होकर कह रहे थे कि-हे 
राम भूपाल, हम अवध्य युद्ध में राक्षस-समूह के साथ रावण का वध करेंगे । इस प्रकार, 
सभी वानरवीर अत्यधिक उत्साह से उछलते, हर्ष-निनाद करते, अपनी पूँछो को हिलाते, 
परव॑त-शिखरों पर चढ़कर अपनी इच्छा से भयकर गर्जत करने लगे । उस ध्वनि से आकाश 
गूजने लगा, पृथ्वी' डोलने लगी, पहाड काँपनें लगे, अप्ट दिग्गज घेंस-से गये, आदिशेष 
अत्यधिक भार का अनुभव करने लगा, कंच्छप ने अपना सिर भुका लिया | उस विशाल 
सेना के चलने से जो धृलि उडी, वह कई रगो से आकाश में व्याप्त होकर ऐसी दीखने 
लगी, मानो उस ध्वनि के आधिक्य के कारण पृथ्वी से नि श्वास का धुआओँ इस रूप में निकल 
रहा हों । 

वानरों की उस विशाल सेना के अग्र भाग में नील के नेतृत्व में चलनेवाली सेना 
(गरुड के) भयकर मुख के समान थी, दोनो पाद्वें भागों में चलनेवाली सेनाएँ दो पक्षों 
की भांति थी, मध्य भाग में आलनेवाले रामचद्र आत्मा के समान थे, पीछे बडे आटोप के 
साथ आनेवाली सेना पूंछ की तरह प्रकट होती थी । इस तरह वह विशाल सेना ऐसी 
दीख रही थी, मानो नागपाश से पीडित होनेवाले सूर्यवशी राजकुमारों के सकट दूर करने 
के निमित्त, गरुड पृथ्वी पर चल रहा हो । प्रजघ, केसरी तथा दधिमुख आदि वानर-वीर 
भीड को हटाकर मार्ग बताते हुए जा रहे थे । उनके पीछे अत्यधिक हर्षोल्लास से भरे 
हुए हृदयों से गवय, तार, गधमादन, हनुमान, अगद, शरभ, नल, जाबवान, हर, मेन्द आदि 
वानर जा रहे थे । उनके पीछे रामचद्र, अनुज लक्ष्मण के साथ चल रहे थे। इस प्रकार 
सदह्मयाद्रि पर पहुंचकर वही उन्होने पडाव डाला । सुग्रीव ने वहाँ के विशाल वनो में, 
तडागो को किनारं, तथा वृक्षों की छाया में सेना को ठहरनें का आदेश दिया । 

दूसरे दिन पूर्वेवत्‌ सेना को रवाना करके लक्ष्मण स्वय भी अपने प्रभु राम के साथ 
चले । वानरो के चलने से धरती हिलने लगी । उस सेना-समुद्र में वीर रस का उफान-सा 
उठ रहा भा; उसकी शक्ति चारो ओर व्याप्त हो रही थी। (सैनिको की) शरीर- 
कांति की तरगें उठ रही थी, हर्ष-ध्वनियों का घोष आकाश का स्पर्श कर रहा था, 


खुद्धकांड २५३ 


मनुवणचन्द्र, (रामचन्द्र) के सान्निध्य से वह सेंना-समुद्र उद्ेलित हो रहा था । इस प्रकार 
वह बानर-सेना-समूद्र (दक्षिण के) महासागर के गव॑ को चुर करने के लिए निकल पडा। 
(उस सेना-ममुद्र के बीच में) धीर राम-लक्ष्म्ण आकाश के मध्य भाग में प्रकाशमान होने- 
वाले सूर्य तथा चन्द्र की भाँति सुशोभित थे । जब नदियों में उतरकर सेना चलने लगी, तब 
नदी का पानी उमडने लगा । जब वह सेना सहच्माद्वि पर्वत तथा मलय पर्वत के मध्य भाग 
से होकर जाने लगी, तब मंद पवन के चलने से वृक्षों की शाखाएँ आपस में रगड खाकर 


उन वानरों पर पुष्प बरसाने लगी । यह उचित ही तो था ! वन-लध्ष्मी प्रभु राम के 
आगमन से हर्षित होकर पुृप्पाजलि दिये बिना कैसे रह सकती थी ' 


वानर-बीर उस पवेत-प्रदेश में स्थित सरोवरों में उत्तरतर उनका निर्मेल जल 
पानकर सतुप्ट होते । उन सरोवरों में पाये जानेवाले कमल-समूहों को वे अपने कर-कमल- 
यूग्मो से इस प्रकार तोडते, मानो कह रहे हो कि हें कमलाकर, (सरोवर) जैसे कमलो का 
शत्र्‌ (चंद्रमा) क्रोध में कमलो को जैसे तोद हालेंगा, वैसे ही हमारे कमलाप्त-कुल-तिलक 
(सूर्यवशतिलक) दशकठ के वदत-कमलो को भी तोड देगा । वे इस प्रकार कुमुदो* 
को कुचल डालते थे, मानो कह रहें हो कि हम दुष्ट-शत्रु की स्त्रयों को दु.ख* देकर, जानकी 
के दुखो* को भी इसी प्रकार कुचल इडालेंगे । सरोवरो के गर्भ से दी्घ मुणालो को वे इस 
प्रकार उखाडते थे, मानो कह रहे हो कि हम राक्षसों के उदरस्थ आँतों को इसी प्रकार 
चीरकर बाहर निकालेंगे । इस प्रकार के विनोदों में मग्न होते हुए सभी वानर सरोवरो 
के किनारे लाँधकर जाते और फिर पह़ाडो पर चढ़कर वहाँ प्राप्त होनेवाला मधु छककर 
खाते और फिर जल पीकर बड़े उत्माह के साथ आगे बहते जाने थे । 
४ महेन्द्र पर्वत से राम का समुद्र का देखना 
तव रामचन्द्र ने महेन्द्र पर्वत पर चढ़कर वहाँ से अनतिदूर पर दीखनेवाले समुद्र 
का अवलोकन किया । वह समुद्र विविध क्रूर प्राणियों को अपने गर्भ में एकत्र किये हुए 
बडा प्रचंड रूप धारण करके ऐसा कहते हुए-से दिखाई दे रहा था कि जो रावण दीघ॑- 
काय मगर-रूपी हाथियों के भुंडो से, उत्तुग तरग-रूपी घोडो से, कछुए तथा केंकडे-रूपी 
रथ-समूह से, असख्य मत्स्य-झूपी सैनिकों से, सर्पों के फन-रूपी पताकाओं से, उतकी सुदर 
तथा चदुल पू छ-रूपी खड़्गोंसे, मीनावली-रूपी चामरो से, ऊपर तैरनेवाले क्राग-रूपी छत्रो से, 
घनघोब-रूपी भेरी-निनाद से तथा जल-रूपी वीर रस से, मेरी शरण में आया हुआ है, 
उसका वध में कैसे करने दूगा ? 
ऐसे विशाल समुद्र को देखकर राघव आइश्चर्यवकित हुए और निदान उस समुद्र 
निकट पहुँचे । समुद्र के किनारे समस्त सेता को एकत्र करते लायक चद्रकात शिलाओं 
पूर्ण एक विश्ञाल प्रदेश में रामचन्द्र इस प्रकार बैठ गये, मानो वे अपने शर-रूपी बसी 
समुद्र के आश्रय में विचरनेवाले रावण-रूगी मोटे पाठीन (मछली विशेष) को पकड़ने 


भ्ऊ 


के लिए बैठे हो । तब वे अपने पास ही बैठे हुए सूर्यपुत्र सुग्रीव को देखकर बोले-- 


४पं, ८4, #॥ 


हे जन ल्‍“ननकनकननमनम कक फभा+. फझारनमाकपत 0-३७... ५2० मम. सारे मफनी-++०*क कक, 


हू इन सभी शब्पे के लिए तेलुगु में एक ही शब्द (तोग) का उपयोग होता हैँ । 
कवि ने यहाँ इस दाब्द का प्रयोग करके यमक अलंकार सिद्ध किया है । “लेखक 


र48 एगन/शथ एथाशयर 


हे सुग्रीव, हम तो सम्‌द्र के किनारे पहुँच ही गये । अब कहाँ से और कंसे इस समुद्र को पार 
किया जाय, इसका उपाय तुम सोचो । पहले एक सुदर स्थान में इस वानर-सेना को ठहरले 
की आज्ञा दो ।' स॒ग्रीव ने इस काय्य॑ के लिए नील को नियुक्त किया। नील ने शीघ्र ही 
सारी सेना को एक सन्दर स्थान में ठहराने का प्रबध किया । वानरो के, शिविरों में आते तथा 
वहाँ उनके ठहराते समय जो तुमुल शब्द हो रहा था, वह सूर्यमडल तक व्याप्त होकर 
ऐसा लगता था, मानों वह समुद्र को डाँट रहा हो कि ऐ समुद्र, में स्वय तो वनचरों 
(वानर) से उत्पन्न हूँ, भला में तुम्हारे बनचरों से (जल-चर) उत्पन्न घोष को कैसे सहन 
कर सकता हूँ और वह समुद्र के घोष को दबा देता था । सारी वानर-सेता, तीन सैनिक- 
शिविरों में, समुद्र-तट पर स्थित वनो में ठहर गई । 

तब रामचद्र ने लक्ष्मण से एकात में कहा--हे सौमित्र, इस समुद्र की विशालता 
तो देखो, इसको अत का पता कोई कैसे पा सकेगा ? इसी प्रकार दु ख-समुद्र का भी अत 
नहीं होगा ।' 


५. संध्या-वर्णन 

इस प्रकार कहते हुए प्रभू रामचद्र जब दु ख-समुद्र में डूब गये, तब सूर्य भी पदिचम 
समुद्र में ऐसा डूब गया, मानो उसने ऐसा विचार किया हो कि रामचन्ढ् का जीवन ही 
मेरा जीवन है । सूर्यास्त होते ही समस्त लोक मणिहीन मजूषा की भाँति कातिहीन 
हो गये । सध्या-राग चारो ओर इस प्रकार व्याप्त हो गया, मानो मनसिज के बाणो की अग्नि 
से तप्त मनवाले राम का शीतलोपचार करने के निमित्त पव्चिम समुद्र राग-रजित वस्त्र 
लेकर आया हो । कमल-दलों का यौवन ढल जाने से, कमल अपने शेष सौदय को लिये 
हुए मृकुलित हो गये, मानो यह बता रहे हो कि राम के प्रताप के आगे इद्र के शत्रु 
रावण का मुह भी ऐसा ही कुम्हला जायगा । चारो ओर अधकार ऐसा व्याप्त होने लगा, 
मानो राम का शीतलोपचार करने के लिए दिग्वधुएँ ललित तमाल-पललव-राशियो को उछाल 
रही हो । जहाँ-तहाँ कुमुद ऐसे विकसित हुए, मानो वे यह सोचकर हँस रहे हो कि सूर्यवश- 
तिलक राम की वधू को बदी बनाकर ह्षित होनेवाले दनूजेन्द्र का हर्ष भग हो जायगा । 
सारा आकाश इस प्रकार नक्षत्र समूह से अलकृत था, मानो वह इस बात की सूचना दें 
रहा हो कि रामचन्द्र के पैने दारों से सारा समुद्र सूख जायगा और उसके गर्भ में स्थित 
रत्न-राशियाँ इस प्रकार दिखाई पडेंगी । आकाश के सारे नक्षत्र समुद्र के जल में इस प्रकार 
प्रतिविबित हो रहे थे, मानो रामचन्द्र के विरह-ताप का शमल करने के लिए निद्यासुदरी ने 
सुगधित मल्लिका-पुष्पो की छाग्या का प्रबंध कर दिया हो। चक्रवाक एक दूसरे से अलग होकर 
शीघ्र गति से चारों दिशाओं में चले गये, जिससे सब दिशाओं में इस बात की' घोषणा 
करें कि श्रीरामचन्द्र विरह-व्यया से पीडित हो रहे हे, यदि हम भी विरह से पीडित हो, 
तो क्या, आदचर्य हूँ । चन्द्र अपनी किरणों को आकाश्ष में व्याप्त करते हुए ऐसा उदित 
होने लगा, मानो वह श्रीराम की निंदा यो कर रहा हो कि हे राजन, में राजा (नक्षत्रों 
का) होकर समुद्र को प्रसन्नता से प्रफुल्ल कर देता हैँ और आप राजा होकर उसको सुखा देना 
चाहते हे । आप पवूर्णकला से समन्वित हें, क्या आपके लिए यह उचित है ? यदि आप 


खछ्धकांड २१३ 


ऐसा करेंगे, तो आपको भी (मेरे समान) कलक लग जायगा । चन्द्रिका समस्त दिशाओं 
में ऐसे व्याप्त हो गई, मानों चन्द्र विकट अट्टहास कर रहा हो कि हे राजा राम, जिस 
शिव ने मुझे अपने सिर पर धारण करके मेरा सम्मान किया है, ऐसे शिवजी के धनुष 
को तोइने के कारण ही आपको विरह-दुख हुआ है। उज्बल चॉदनी चारो दिशाओं में 
ऐसे व्याप्त हो गई, मानों चन्द्रमा ने समुद्र के फेन-रूपी चदन को अपनी किरणों के द्वारा 
लहरो से आक्ृष्ट करके, दिग्वधुओ के हारीर पर मल विया हों । तब चकोरूचकोरी 
अत्यधिक आनद से एक दूसरे का आलिगन करते बार-बार अपनी चोचों को पसारकर 
छककर चद्विका-रस का पान करते, बडे अनुराग से अपनी प्रियाओं को पिलते, उनके पीने 
पर स्वय पीते और इसी प्रकार बड़े मोद-मग्त हो चन्द्रिका में खेलते-ऋदे । इस प्रकार, 
जब वे अपनी प्रियाओ से अलग होते, फिर उनको दूँडकर उनके साथ बड़े आनद से रहने 
लगते थे । इन पक्षियों को देखकर वियोग-दुःख से पीडित राम, सीताजी का स्मरण करके 
मन-हीं-मन अत्यधिक व्यथा का अनुभव करने लगते । 

अपने अग्रज को इस प्रकार सतप्त होने देख लक्ष्मण उन्हें शाति पहुँचाने 
के उद्देश्य से बोले--हे देव, आप अनुपम वीर है, उदात्त चित्तवाले है । आप इसके लिए वयो 
दूं वी है । अभी हम समुद्र को पार करके लका पहुँचेंगे, युद्ध में दशकठ का सहार करेंगे, 
और मिथिलेश की प्रिय पुत्री, कमलवदनी सीता को मुक्त करेंगे । आप खिन्च न होइए ।' 
अनुज के इन' नम्र॒ बचनों को सुनकर राम प्रसन्नचित्त हुए । 

सैनिक-शिविरों में, वानर उस आनदप्रद चाँदनी में मुदित मन से रामचन्द्र के गुणों 
का गान करने, खेलते तथा कूदते रहे । कुछ लोग समुद्र के किनारे बडे आह्लाद से विचरण 
कर रहे थे । कुछ लोग विष्ण के सभी अवतारों की कथाएँ दूसरो को सुना रहें थे, तो कुछ 
वानर पिघलनेवाली उन चन्द्रकात शिलाओं पर बड़े आनद से सोने का यत्न कर रहे थे । 
इस प्रकार, वे बडी देर तक विविध क्रीडाओ में मग्न रहे । 

दीक्र ही पूर्व दिशा में अरुणिमा का ऐसा आभास हुआ, मानो वडवानल ही इस 
भय से कपित होते हुए कि, जब राघव समुद्र परः अपने पैनें बाणों का प्रयोग करेंगे, तब 
उनका लक्ष्य बन जाऊँगा, उदयाचल पर चढ़ गया हो । संभी नक्षत्र इस भय से व्याकुल 
हो छिपने लगे कि समुद्र का दहन करने के लिए राम के वाणों से उत्पन्न अग्नि की शिखाएँ 
कही आकाश तक न व्याप्त हो जायें । धीरे-धीरे सूर्ये का उदय होते लगा, मानो वें अपने 
पौत्र (राम) को सचेत करने के लिए आ रहे हो कि हे राघव, अभी विलब क्यो करते हो, 
समुद्र को पार करके श्ञीत्र ही रावण का सहार करो । सभी कमल एक साथ ऐसे 
विकसित हुए, मानों कमलाप्त-ग्गजज (सूर्यवशी) राघव का विजय-कमल, साम्राज्य-कमल, तथा 
कीनि-कमल एक साथ ही विकसित हो रहें हो । तब दाशरथि जगकर प्रात कालीन सध्या- 


बदन आदि नित्यकर्मों से निवृत्त हुए । 


&६ मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रणा 
लका में रावण ने अपने मत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा--हे मत्रिवरों, 
तुम जानते ही हो कि एक वानर नें, एक यत्र-सचालित चित्रों की भाँति, मेरे नगर में 


२4६ रंगनशथ एन्पायण 


प्रवेश किया, लकिती का वध किया, सीता के लिए लका को शोध डाला, मेरे पुत्र का वर्ध 
किया, मेरी शक्ति का तिरस्कार करते हुए मेरी नगरी को जलाकर भस्म किया और 
बहुत-से राक्षमों का वध किया । वह हमारे हाथ में फेंसकर भी हमारे हाथ से बचकर 
चला गया । वही राघवों को समुद्र के किनारे ले आया है । यदि सूर्यवशतिलक 
समुद्र को सुखाकर या समुद्र पर पुल बाँधकर इस पार चला आया, तो हमारा सब कियां- 
कराया मिट्टी में मिल जायगा । उसके समुद्र पार करने के पहले हम क्या उपाय करे, 
जिससे वह लका में नहीं आ सके । तुम अच्छी तरह सोंच-विचारकर कहों कि हमारा 
अब क्‍या कर्त्तव्य हैं । यदि तुम्हारा बताया हुआ उपाय उपयोगी होगा, तो वैसा ही करेंगे ।” 

तब उन मूख्ख मत्रियो ने राक्षसेब्बर से कहा--हिं देव, आपके वश में बहुत-से ऐसे 
दिव्यास्त्र है, जो देवताओं के लिए भी' अजेय है। आप ने सर्पराज को बॉधा, उसका विष 
उगलवाकर गर्व-भग किया । रुद्र के मित्र कुबेर का गव चर करके आपने उसका 
पुष्पत्त विमान ले लिया । मय की ख्याति को नष्ट करके उसकी प्रिय पृत्री' से विवाह कर 
लिया । मृत्यु-देववा अतक (यम) को बदी बनाकर उस अतक के लिए आप अतक बन गये । 
अनुपम बलशाली वरुण को केंपा दिया और उसे अपने वह्य में कर लिया | हे सम्नाठ, 
आपने सभी चत्रवत्तियों के राज्य बात-की-बात में हस्तगत कर लिये | क्या आपने शूलपाणि 
(शिव) के निकट अपने बाहुबल का प्रदर्शन करके उनको नींचा नहीं दिखाया ? क्‍या, 
स्वग॑ के देवताओं के साथ उस इन्द्र का गवे आपने नहीं तोडा ? कया, आपने अग्नि को अपनी 
प्रतापाग्नि का ताप दिखाकर उसका ताप नष्ट नही किया ? क्‍या, वैत्यनाथ नैऋत पर क्रद्ध 
होकर अपने पराक्रम से उसका गर्व-भग नहीं किया ? आपने पवन को एक स्थान पर स्थिर 
रहने नहीं दिया और अपने बाहुबल से उसे विचलित कर दिया । राम तो एक मानवमात्र है 
और आप मनृष्य-भक्षी हें । यह कैसे सभव है कि वह आपके हाथो से बचकर जीवित रहे ? 
आपके पुत्र ने ईइवर की प्रीति के लिए महेश्वर-यज्ञ करके शाश्वत कीत्ति तथा पूर्ण 
सफलता प्राप्त की, इन्द्र को जीतकर उसने इद्रजीत का नाम प्राप्त किया । उसने इढद्र 
को भी बंदी बताया था, किन्तु ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होने उसे ब्रह्मा को दे दिया। 
क्या, युद्ध में विजय पाने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त नही है ? हे दैत्यराज, आपको 
चिता करने की कोई आवश्यकता नही हैं ।” 


७, दानव-वीरों के दर्पपूर्ण वचन 


इस प्रकार, जब मत्री रावण को समझा रहें थे, तब महान्‌ बलशाली एवं प्रलय-काल 
के रद्र को भी परास्त करनेवाले शूर, ब्रह्मस्त, इद्रजीत, शतमाय, दुर्मुत, अतिकाय, मकराक्ष, 
खड्गरोम, वृश्चिकरोम, सर्परोम, अग्निवर्ण, विरूपाक्ष, अक्षीणबल घूम्राक्ष, अक्षतविजयी 
उपाक्ष, अनुपम बलीं रश्मिकेतत, अमित पराक्रमी अग्निकेतन, वज्रदष्ट्र, सप्तष्न, शोणिताक्ष, 
प्रबलशूर महापाइवते, कुभ, निकुभ, सूर्यशत्रु, अग्निकोपन, महोदर, देवताओ को जीतनेवाला 
देवातक, अद्वितीय पराक्रमी! तथा नरो का नाश करनेवाल्ता एवं भयकर आकारवाला महाकाय, 
विद्युज्जिन्ल, कपन तथा अकपन आदि अभेद्य विक्रमी एवं श्रेष्ठ दैत्यवीर, राक्षस राजा 
रावण के सामने क्रोधाभिभूत होकर खड़े रहे । उनकी लाल-लाल आँखो से क्रोध की भयकर 


खुद्धकीड २५४ 


ज्वालाएँ निकल «ही थी । प्रलय-काल के प्रचंड प्रभंजन से मुक्त, कुलपर्वतो की भाँति वे 
परस्पर देख रहें थे, फुफकारनेवाले सर्पो की भाँति उनकी' साँस वेग से चल रही थी । 
वे बडे गवे से शूल उठाते, खड़गो को खीचते, करवालों को आकाश में घुमाते, लाठियों 
को ऊँचा करते, चक्रो को घुमाते, प्रबल मुद्गरो को सँभालते, दीर्घ खड़गो को दिखाते, 
भालो को घुमाते और धनृष का टकार करते हुए अपने क्रोध को प्रकट कर रहे थे । 
उनके इस क्रोध-प्रदर्शश के समय, उनके करवाल एक दूतरे से टकराकर स्फुलिंग 
उगलते थे, परस्पर उनके केयूर तथा मुक्ुटो के रगड खानें से मोती बिखर जाते थे और 
आभूषण च्र-चूर हो जाते थे । वे क्रोधोन्मत्त हो आकाश को केपा ढेनेवाली गभीर ध्वनि 
से रावण से कहने लगे--हे देव, देवता गधर्व, दैनेव तथा किन्नर आपको देखने का भी 
साहस नहीं करते, इन्द्र भी तो आपको देखकर भय से सिकुड जाता हैँ । तब नर तथा 
वानरों का साहस ही कितना है कि वे आपका सामना कर सकें ? उस दिन हम कुछ 
आसावधान से रहें, इसलिए उस नीच वानर ने अपनी दुप्टता से आतक फैला दिया था । 
अब हमारें सामने किसकी शक्ति है कि लका में प्रवेश करने का साहस करे । हें दानव- 
नाथ, इतना क्यों, आप हमें शीघ्र आदेश दीजिए । हम तुरत जाकर उन वानरों का नामो- 
निशान मिटा देंगे ओर राजकुमारों का सहार करके वापस आयेंगे ।' 


८, राक्षसवीरों को विभीषण का उपदेश 


इस प्रकार की दुर्वार गर्वोक्तियाँ कहनेवाले राक्षमों को देखकर विभीषण, समस्त 
इन्द्रियों को अपने वश में किये हुए योगीन्द्र की भाँति, गरजने वाले उहृण्ड मेत्रो को शात 
रखनेवाले इन्द्र की भाँति उन सब को अपने-अपने आसनो पर बैठ जाने का आदेश देकर 
बोला-- हे वीरो, तुम उतावले मत बनो । किचित्‌ विचार करके देंखों । किसी भी कार्य 
को साधने के लिए पहले साम, दान, तथा भेद के उपायो का आश्रय लेना चाहिए । यदि 
उनसे कार्य सिद्ध न हो, तभी दण्ड-विधान का आश्रय लेना पडता हैं । पहले ही दण्ड- 
नीति को अपनाना नीति-विरुद्ध है । शत्रु के असावधान रहते समय ही, उसको जीतना 
सुलभ है; या उस समय उसको जीता जा सकता है, जब' कोई अन्य शत्रु उस पर आक्रमण 
करने आता हैं और वह भगवान्‌ की कृपा से वचित रहता हैं। राम कभी असावधान 
नहीं रहते; उनका पराक्रम दुर्वार है; उन पर कोई आक्रमण करने नहीं आता । और तो 
और, वे स्वय भगवान्‌ हें । शिव-धनुष का भग उन्ही ने तो किया था ? वे परम विवेकी हैं, 
अनुपम बाहुबल-सपन्न, तथा विजयी हें । तुम चाहे जितना भी डीग हाँको, उस सूर्यकुल- 
तिलक को जीतना क्या, तुम्हारें लिए सभव हैं ”? उस वायूपुत्र की शक्ति का किचित्‌ 
विचार करो, जिसने विशाल समुद्र को एक छोटी नहर की भाँति पार कर लिया है । 
तुम नही जानते कि उसने तुम्हारे देखते-देखते लका में कैसा उत्पात मचा दिया ? उस 
वानर ने राम की सेना के गौयें का आभासमात्र दिखाया है | ऐसे अनेक वानर और 
उनसे भी अधिक शक्तिशाली असंख्य वानर उनकी (राम की) सेवा में है । तुम लोग 
राम के पराक्रम के आगे कंसे टिक सकते हो ? हे दानववीरो, क्रोधोन्मत्त ही अपने तथा 
दूसरों के बल का अनुमान किये बिना, ऐसे वचन कहना क्या बुद्धिमानी है ” सुदरियों में 


३३ 


प्श्ट ए्यनाशथ ए/यायर 


श्रेष्ठ सुदरी राम की पत्नी सीता जब भयभीत होकर रामचन्द्र को पुकारने लगी, तब॑ 
राक्षसेश्वर अत्यत वेग से उन्हें उठा लाये। हम स्वय सोचें, उन्होंने हमें कौन-सी हानि पहुँचाई है ? 
तुम लोग इस बात का तो विचार करते हो कि उन्होंने खरन्‍्षण आदि राक्षसों 
को खड-खड कर दिया, किन्तु तुम यह नहीं सोचते कि पहले उन राक्षसों ने ही उनको' 
घेरा था । कया, राम-लक्ष्मण पर आक्रमण करना उनको उचित था ? अपने किये हुए 
कर्मों के फल भोगकर वे नप्ठ हो गये और अमर-लोक को प्राप्त हो गये ) अब उनकी 
चिता क्‍यों करें ? हमारी भलाई इसी में है कि वीर वानरो के लका में प्रविष्ठ होने के 
पहले, हमारें दुर्गों कें उनके पदाघात से नप्ठ होने के पहले ही, सौमित्र के बाण-रूपी बज्ञ 
के गिरने के पहले, रामचन्द्र के क्रोध से उत्तेजित होने के पहले ही और उनकी कऋ्रोधाग्ति 
से लका के भस्म होने के पहले ही, हम सीता को श्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा दें । 
सीता को ले आने के दोष का यही परिहार है । राम-भूपाल' धर्मात्मा है और धर्म की 
सदा विजय होती है । 


इस प्रकार विभीषण ने कई प्रकार से राक्षसवीरों को समझाया और फिर दशकठ 
को देखकर कहा--हे प्रभु, दुब्यंसत सुख तथा धर्म में बाधा डालनेवाले होने है । अतणएव 
आप उतका त्याग कीजिए । धर्म-पालन सुख तथा कीत्ति प्रदान करनेवाला होता है । इसलिए 
आप धर्म के पथ का अनृत्तण कीजिए और नीतिज्ञ कहलाइए । हठ छोडिए, और प्रसन्न 
चित्त होइए । यदि आप अपने समस्त कुल की रक्षा करना चाहते है, तो जानकी को मुक्त 
कर दीजिए । उस राम से हम शत्रुता क्यों करें ?” इस प्रकार के नीतियुक्त वचन 
सुनना रावण को अप्रिय लगा। इसलिए वह तुरत सभा-भवन छोडकर अत पुर में चला गया। 


९. रावण को विभीषण का हितोपदेश 


दूसरे दित प्रात काल ही विभीषण संध्यावदन आदि प्रात.काल के नित्य कर्मों से 
निवृत्त होकर अपने रथ पर सवार हो रावण के अत'पुर को चला । .उसके चारो ओर 
राक्षस सैनिक उसकी सेवा में चल रहे थे । वह रमणीय तथा चित्र-विचित्र तोरणो से 
अलकृत राज-मार्ग से होकर सुदर शिल्पी को देखते हुए रावण के उस अत पुर के सिंह- 
द्वार पर पहुँचा, जहाँ (अह्वों की) हिनहिनाहट, (गजों की ) चिंघाड, पटह तथा शखो के 
निनाद, सेवा-कार्यों में प्रवृत्त परिचारिकारिओ की पायलो का भकार, अत'पुर के रक्षको के 
हुकार, सूत-मागध बदी-जनो की स्तुति, परिचारको के वार्तालाप की ध्वनि, तथा गजो की 
नि श्वास-वायु के कारण बडे वेंग से फडफडानेवाली पताकाओ की ध्वनि, समुद्र की तरगों 
के घोष के समान' समस्त दिशाओं को वधिर बना रही थी । वह अत पुर विश्वस्त राक्षस- 
वीरो से ऐसा रक्षित था, मानो नक्षत्रों से परिवृत हो । उस सौध के सिहद्दार पर असख्य, 
गज-रथ तथ अदवो का समूह था । ऐसे सिहद्धार के निकट विभीषण अपने रथ से उतरा 
और अत'पुर में प्रवेश किया । वहाँ यज्ञ आदि सत्कर्मों से अनुरक्त ५पृजनीय ब्राह्मणो को 
अयाहवाचन तथा शान्ति-पाठ करते हुए देखा । विभीषण उन्हें देखते हुए बडी प्रीति से 
आगे बढा और सभा-भवन में पहुँकर अपने अंग्रज को अत्यत भक्ति के साथ प्रणाम किया। 
फिर, रावण का आदेश पाकर एक उचित आसन पर बैठा । 


रद्धकांड ९९६ 


उसके परचात्‌ मत्रणा-कुशल विभीषण सभी मत्रियों के समक्ष कहने लगा--- हे देव, 
हे दैत्यनाथ, आप ध्यान देकर मेरा निवेदन सुनिए । जिस दिन से आप सीता को ले आये है, 
उसी दिन से दुशकुन दिखाई देने लगे हैं । आजकल होम-कुडो में श्ेतार्नियाँ प्रदीप्त 
नहीं होती । उन कुडो को घेरकर बहुतन्से साँप पड़े रहते हे । सतत भदजल बहानेंवाले 
जिन हाथियों के गडस्थल पर श्रमरों का गुजार होता रहता था, वे मत्तरमज आज शुप्क 
दरीरो से, गर्दनो को ऊपर उठाये, चुपचाप खड़े रहते हे । अत्यधिक शक्ति तथा स्फूर्त्ति 
से सपन्न उत्तम अरब, आज आँखों से पानी गिराते हुए चारा-पानी छोडकर, शक्तिहीन 
ही पडे हुए है । हे असुराधिपति, इत सब के निराकरण का एक ही मार्ग है । आप सीता 
की ले ,जाकर श्रीराम को सौंप दीजिए । वे आपके अपराध पर ध्यान नही देंगे (बे आपको 
क्षमा कर देंगे) । यही नीतिवान्‌ के लिए उचित कार्य है । ही कार्य उचित है', इस 
ब्रात को सव लोग समभते हे, किन्तु आपको इस धर्म का उपदेश देने से वे डरते हैं । 
में भी विवश होकर ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ ।” 

विभीषण के ये आप्त वचन रावण के कानो में प्रवेश ही नहीं कर पाये । उससे 
कहा--में किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रखता । चाहे कुछ भी हो जाय, 
म॑ सीता को राम के पास नही भेजूँगा । चाहे देवता भी उसकी सहायता के लिए आा 
जाय, फिर भी युद्ध में मुझ दुर्जयी के सामने वह टिक नहीं सकेगा ।' इस प्रकार कहते 
हुए वह अत्यत क्रोध से सभा-भवन छोडकर भीतर चला गया । 

दूसरे दिन प्रात काल ही उठकर रावण सध्यावदन तथा ध्यान आदि से निवृत्त हुआ 
और अपने अनुज के बचनों पर मन-ही-मन विचार करके अपने मत्रियों के साथ उन वचनों 
के बारे में मत्रणा करने का निशचय किया। फिर, वह सूर्य-मडल को समान प्रभा से युक्त 
दिव्य विमान पर आरूढ हुआ । उस विसान का स्वर्ण-कलश बहुत-से सुन्दर रत्नों से 
खचित था । उसका ऊँचा छत्र, चद्रिका के फन से विरचित-से अत्यधिक धवल दिखाई पड 
रहा था । सुदरियाँ अपने ककणों को भनभनाती हुई चामर इला रही थी। असख्य तुरहियाँ 
बज रही थी और बहुत-से सैनिक रावण की' सेवा में लगे हुए उसका अनुगमन कर रहे थे । 
वेत्रधर-कचुकी, सेवक-समूह को अनुशासन में रखने में तत्पर थे। इस प्रकार, अखड 
वेभव से सुझोभित उस रावण ने अपने सभी मत्रियों के साथ सभा-मडप में इस प्रकार 
प्रवेश किया, मानों यह कह रहा हो कि सूर्यवशी (राम) के शरो से आहत होने के पर्चात्‌ 
में सूर्य-बिब में प्रवेश करूँगा । फिर, सिंहासन पर आरूढ होकर सेनापतियों तथा गुप्तचरों 
को बुलाया । वे भी अपने रथो, गजो तथा अछ्वों पर बैठकर तुरहियों के निनादों के साथ 
आये और सभा-मड़प के आँगन में पहुँचकर अपने वाहतो पर से उतरकर उस सभा-मडप 
में प्रवेश किया, जैसे सिंह गिरि-गुफा में प्रवेश करते हे । फिर, दानवेंद्र से उचित आदर 
प्राप्त करके प्रसन्नचित्त से अपने आसनों पर बैठ गये । 

उचित कार्यों के सबध में निवेदन करने का अच्छा अवसर जानकर मत्रियों नें 
रावण से निवेदन किया, हे देव, आपके अनुज, प्रचड बलशाली कुभकर्ण आज जागे 
हुए है । यह सुनकर रावण ने आदेश दिया कि उसे बुला लाओ । तुरत वे कुभकर्ण के यहाँ 


शँ 


२६० रंगनाथ एमा्यणग 


गये और उससे कहा--हे देव, आज प्रभु, सभा में विराजमान है और आपको बुला लाने 
के लिए हमें भेजा है । यह आदेश सुनकर कुभकर्ण अपने पुत्र कुभ तथा निकृभ के साथ 
शीघ्र सभा-मडप में पहुँचा । मणिमय, महिमा-समन्वित तथा नत्तेकियो के सगीत की मधुर 
ध्वनि से सपन्न उस सभा-मडुप में सिहासनस्थ अपने अग्रज को उसने प्रणाम किया और 
बडी नम्नता से एक उन्नत आसन पर बैठ गया । अपने भाई के साथ ही विभीषण भी आ 
गया और स्वर्ण के आसन पर उपविप्ट हआ । तब रावण सुरेश (इंद्र) के समान प्रभाव 
उत्पन्न करते हुए प्रहस्त को देखकर वोला--लका नगर की रक्षा के लिए और भी अधिक 
सैनिको को नियुक्त करों, सभी मार्गों में, किले के हारो पर, भीतर तथा बाहर, राक्षस- 
वीरो को सावधान रहने की चेतावनी देकर नियुक्त करों ।' हे 


१०, कुमकर्ण को सीतापहरण का वृत्तांत सुनाना 


उसके पदचात्‌ दानवेब्वर कुभकर्ण को देखकर अत्यधिक व्यग्रता से कहने लगा-- 
“है कुभकर्ण, में तुम्हें एक ऐसी बात सूनाता हूँ, जिसे तुमने अबतक नहीं सुना होगा । में एक 
दिन जनपद में गया और वहाँ राम की पत्नी, भूमि-सुता कमलाक्षी सीता पर मुग्ध होकर 
उसे यहाँ ले आया । कुछ दिन पहले हनुमान्‌ नामक एक वानर यहाँ आया और सीता 
से मिलकर उसे प्रणाम किया और कहा--हे देवी, आपके पति राम यहाँ अवश्य आयेंगे। 
सीता उन बातों पर विश्वास किये बैठी है । वह मानव (राम) अत्यधिक साहस के साथ 
समुद्र के उस पार शिविर डाले पडा हुआ है । वह अपने साथ, वनो में पाये जानेवाले 
वानरों की एक बडी सेना एकत्र करके लाया है। शीघ्र मुझसे युद्ध करके सीता को 
ले जाने के निमित्त वह आ रहा है | वह भले ही यहाँ आवे । मेने इन्द्र आदि देवताओं 
को परास्त किया है । जिस कंलास पर्वत पर शिव रहते हे, उसे मेने उठाया है । शभु से 
मेने चद्रहयस (नामक खड़ग) प्राप्त किया है । कमलसभव ब्रह्मा का वर मुझे प्राप्त है । 
तिस पर मुझे तुम्हारी शक्ति की सहायता प्राप्त है । तब, क्या एक साधारण मानव मुझे 
परास्त कर सकता हैं ? राम कैसे मुभे युद्ध में जीत सकेगा, और कैसे उस सुदरी को 
यहाँ से ले जा सकेगा ?” 

इन बातो को सुनकर कुभकर्ण ने क्रोध में आकर सब लोगो के समक्ष रावण से 
कहा-- है रावण, राम को धोखा देकर, उनकी पत्नी की इतनी करता के साथ तुम कैसे 
लाये ? क्‍या इस प्रकार उसे ले आना उचित था ? तुमने अपने मन में नीति का विचार 
ही नहीं किया । धर्म-मार्ग का स्मरण ही नहीं किया । काम के पीछे तुमने सारे कुल को 
कलकित किया । जिस दिन तुम सीता को ले आये, उसी दिन लका का सर्वनाश हो गया ? 
इसका नाश तो अब निरिचित ही है, चाहे कैसे भी हो । तुम उस सूर्यवशज शाम के अप्रति- 
हुत बाणों का लक्ष्य हुए विता अपने भाग्य से बचकर चले आये, यही बडी' गनीमत है । 
अब में जाता हूँ । हे रावण, इतता बड़ा कार्य संभालने का भार मुझ पर पडा है। अब 
तुम वानर तथा राघवों का किचित्‌ भी भय किये विना सूख भोगते रहो । 

इल बातो को सुनकर महापादव ने कहा--हे राक्षसाधीश, आप तो समस्त लोको 


के अधिपति हे । क्‍या आप सीता के साथ बलपूर्वक रति-क्रीड़ा नही कर सकते ?” यह 


खरुछुकां8 २६९ 


सुनकर मन-ही-मन अत्यत प्रसन्न होते हुए राक्षसराज ने कहा--हे महापादर्व, सूनों । 
एक वार में ब्रह्मा की सभा में जातें समय पुजिकस्थली नामक एक सुदरी को दंखकर उस 
पर मुग्ध हुआ और  वामना से प्रेरित होकर बलपूर्वक उसके साथ रति-कीडा की । यह 
बात जानकर ब्रह्मा मुझ पर कुद्ध हुए और ज्ञाप दिया कि हे राक्षस, स्त्रियों के प्रति आदर 
दिखाये विना, अनुचित रीति से यदि तुम भविष्य में किसी भी स्त्री के साथ बलातू रति- 
क्रीडा करोगे, तो अवश्य तुम्हारे सिर के सौ टुकई हो जायेंगे । यही कारण है कि में 
किसी भी स्त्री की स्वीकृति प्राप्त किये विना उसके साथ बलात्कार नहीं करता । मेरी 
दव्ति का विचार किये विना वानर-नसेना के साथ राम का लका पर चढ आना ससी 
प्रकार हैँ, जैसे भद्गगजों के समह का सोवेबाले सिह को जगाना । 


तब विभीषण ने हँसकर रावण से विनयपूरवेक निवेदन किया--हे भाई, तुम्हारे 


लिए सीता एक भयकर कालसर्पिणी है । उनकी उसासें ही (नागिन का) फुफकार हैं 
और उनका दुख ही गरल है । वह (काली नागिन) किसी भी प्रकार तुम्हें नहीं छोडेगी। 
इस काय॑ से तुम्हें अपयश मिलेगा, पाप होगा, और तुम्हारा सुख नप्ट हो जायगा । 
इसलिए इस अनीति को तुम छोड दो ।” उसके पद्चात्‌ प्रहम्त को देखकर विभीषण ने 
प्रखर वाणी से कहा--“आज तुर्म क्यों इतना इतरा रहे हो ” जिस दिन राम के वजञ- 
जैसे बाण तुम्हारे वक्ष में गड़ेंगे, उस दिन तुम जानोंगे, परष वचन कहता तो आसान है। 
क्या यह कुभकर्ण, यह निकुभ, यह कुभ, यह महोंदर, यह महापाइव, यह इन्द्रजीत युद्ध में 
राम को जीत सकेंगे ? यद्ध में वे भी अपनी गक्ति दिखायेंगे ही, युद्ध में तुम सभी रक्षक 
होकर रावण की रक्षा में तत्पर रहना । एक बात स्मरण रखो, चाहे इन्द्र हीं रावण की 
रक्षा करे, देवता ही उनको बचाने का प्रयत्न करें, कालार्ति-सम भयकर रुद्र ही उनकी 
रक्षा करने आवें, यहाँ तक कि मृत्यु ही स्वय उन्हें बचाना चाहे, तो भी रामचंद्र रावण 
का सहार किये विना नहीं रहेंगे । जब मनकुल-तिलक दनुजेइवर को जीतने के लिए 
धनष हाथ में धारण करे, तो क्‍या, हम उनकी शक्ति का सामना कर सकते हें ” प्रलय-काल 
की अग्नि कही मुट्ठी में समा सकती है ” उम्डनेवाली "जलराजि क्‍या छोटे-से मुह में 
समा सकती है ? क्‍या, पाताल को अपने क्रोंइ के भीतर सीमित कर सकते हैं ? क्‍या, 
गगन को पार करता सभव है ? क्‍या दिइमडल के वितान को तोडता संभव हैं ? क्या, 
शिवजी के करवाल को खड-खड करना सहज है ? क्या, सूर्य को हथेली से ढक सकते हें? 
तुम जैसे अज्ञान लोगों से बात करना भी वृथा है । तुम्हारे जैसे भत्रियों के रहते मूर्ल 
तथा कामातुर रावण मरेंगे क्यों नहीं ? क्‍या, वे मेरे हित वचनों को सुनेंगे ” वे मदाघ 
होकर तुम्हारी मत्रणा से अवध्य ही नप्ट होगे।” इस' प्रकार, सौजन्य का [विचार किये 
बिना जब विभीषण ने स्पष्ट वचन कहे, तो प्रहस्त ने उसकी बातों की उपेक्षा करने हुए 
कहा--हम उरगो से युद्ध करको कभी परास्त नहीं हुए । सुरो से भिड़कर भी हम कभी 
तही हारे । यक्षों का सामना करके हम कभी विजित नहीं हुए । राक्षेसों से जूककर हम 
सतप्त नहीं हुए | हे विभीषण, तब क्या, मानवमात्र राम से, युद्ध में हम हार जायेंगे ? 


न जाने, उनके सबंध में तुम इतनी बातें कैसे जान पाये ? आज पहले-पहल' हम तुम्हारे 


२६२ रंगनाथ एयायण 


थक 


मुह 
हीन 


ऐसी विचित्र बातें सुन रहें है । क्‍या, तुम समभते हो कि राक्षस उतने शक्ति 
है । 


११ इन्द्रजीत का विभीषण को अपने पराक्रम का परिचय देना 


रामानुज की' बाणागर्नि से दग्ध होना इच्द्रजीत के भाग्य में लिखा हुआ था। इसलिए 
वह अत्यधिक मद से उनन्‍मत्त हो, किसी भी प्रकार की नीति का खयाल किये विना कहने 
लगा--- हे विभीषण सुनो । राक्षों की शक्ति तथा प्रताप का विचार करके देखो, तो यह 
निदत्य है कि हम में से अल्पशक्तिमान्‌ भी राम तथा लक्ष्मण को जीत सकता है । तीनो 
लोको पर बड़े वैभव से राज्य करनेवाले इन्द्र को कया मेने पकड़कर बदी नहीं बनाया ? 
उसके ऐरावत को पकड़कर उसके दाँत मेने नही तोडे ” ये सब मेरे लिए कौन बडी बात थी ? 
मेने अग्नि को अपमानित किया, यम को दबा दिया, नऋत की शक्ति को नष्ट 
किया तथा वरुण को परास्त किया । दिपपालों को इस प्रकार निष्टुर होकर न्रास देनेवाले 
मेरें प्रबल हाथो से क्‍या, ये मानव नष्ट नहीं होगे ” तुम तो बहुत बढा-चढाकर उनकी 
महिमा का राग अलाप रहे हो । हे विभीषण, सप्त समुद्रो में प्रविष्ट होकर में उन्हें 
आलोडित करूँगा; मेरु तथा मदर परव्व॑तों को नचा दूगा, समस्त पृथ्वी को लाँघ जाऊंगा, 
इस पृथ्वी को ऐसे उछालूगा कि वह जाकर आकाश से टकरा जायगी, में समस्त लोको 
को भुका दूगा, सारे वनचर समूह को इस' प्रकार समुद्र में डुबो दूँगा कि वें थर-थर 
काँप उठेंगे, पृथ्वी का भार वहन करनेवाले उस शेष नाग को पकड़कर, उसका विष 
निचोड दू गा । अपने भुज-बल से सूर्य तथा चंद्र को पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर रगड दूँगा। 
वनचर-समूह को पकडकर उन्हें सूर्य तथा दिशाओं के उस पार फेक दू गा, युद्ध में वानरों 
का रक्त भूतो को पिलाऊंगा, अपने शर-समूह से आकाश, दिशाएँ तथा पृथ्वी को ढक 
दूगा। सूर्य के रथ का जुआ पकडकर आकाश में घुमाऊँगा और उसे पृथ्वी में दबा दूँगा। 
अपने दायें और बायें हाथो में पृथ्वी तथा आकाण को ग्रहण कर उनको ऐसा मसल दूँगा 
कि वे चूर-चूर हो जायोँ | हे विभीषण, तुम दनुजेश्वर के भाई हो, इसलिए मे तुम्हें कुछ 
कहे विना क्षमा करता हूँ । यदि- दूसरा कोई होता, तो में कंदापि ऐसी बातें नहीं सहता। 
ऐसी व्यर्थ की बातें क्यो करते हो ?” 

१२. विमीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंग की निंदा 

इन दर्पपूर्ण वचनों को सुनकर विभीषण अत्यत क्रुद्ध हुना और इद्रजीत को देखकर 
इस प्रकार कहने लगा-- तुमने सूर्यवशज राम को क्‍या समझ रखा है कि ऐसे मात्सयें- 
युक्त अनुचित वचन कह रहें हो ? तुम्हारे हाथो से पराजित होने के लिए वे इन्द्र नहीं है, 
वे तो युद्ध में भयकर बननेवाले राम है । तुम्हारे द्वारा परास्त होने के लिए वें अग्नि- 
देव नहीं है, वे तो रणनीति-कुशल राम हे । तुमसे हार जाने के लिए वे यम नहीं है, 
वे तो रण में प्रचण्ड रूप धारण करनेवाले राम है । तुमसे परास्त होने के लिए, वे नैऋत 
नही है, वे तो युद्ध में भयोत्पादक रूप धारण करनेवाले राम है । तुम्हारे द्वारा विजित 
होने के लिए थे वरुण नहीं हे; वे तो रण में अत्यधिक सावधान रहनेवाले राम है । वे 
तुमसे हार जानेवाला पवन नहीं है; वे युद्ध-निपुण राम है । तुमसे परास्त होने वाले कुबेर नही हे, 


>४ <£8/ 


रुद्धकांड २६३ 


वे तो युद्ध में वह्लसम शत्रुओं का नाश करनेवाले राम हैँ । तुम्हारे हाथों से पराजित होने 


च्छ 
कप ९ ० 


के लिए वे पशुपति नहीं है, वे तो रण में अवश्य विजय प्राप्त करनेवाले रामचद्र है । युद्ध 
में उनका सामना करना इतना सहज मत समझो, जितना दिक्‍्पालो का सामना करना है । मदाघ 
होकर असभव कार्यो को साधने का विचार करोगे, तो मुह की खाकर गिरोगें । तुम पुत्र नही हो, 
कुलनाशक हो । तुम ही रावण के दात्र्‌ हो। रामचन्द्र के अग्निसम बाणों के प्रह्मर के सामने 
क्या रावण टिक सकता हैं? उचित यही है कि रावण मणियो, गज-मणियों तथा अद्व-मणियों 
साथ उस मानिनी-मणि (सीता) को रामचन्द्र के पास पहुँचा दे । 


१३. रावण का विमीषण को नगर से निर्वासित करना 

तब रावण ने विभीषण को रोबवूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा--भत्रु के साथ भी 
सतत (युद्ध करते हुए) रह सकते हैँ, विष उगलनेवाले सर्प के साथ भी निर्भय होकर 
रह सकते हे, किन्तु शत्रु से मिले हुए पर अपना बनकर रहनेवाले लोगो के साथ जीवन 
विताना कठिन है । तुम ऐसे ही व्यक्ति हो । इसीलिए मेरे सामने तुम बडे गर्व से झतनत्रु 
की प्रजसा करते रहते हो । तुम मेरे अनुज हो, इसलिए अवध्य हो ? (क्रोध से) क्‍या, 
तुम सचमृच मेरे अनुज हो ? तुम तो मेरे ज्ञाति (गोतिया) हो ।' 

कृभकर्ण ने देखा कि ब्रह्मा का श्ञाप प्रबल है, (अर्थात्‌, रावण का अत निश्चित है), 
न तो वह अपने अनुज की बातों को अनुचित कह सका, न अपने अग्नज को अनुचित 
कहने से रोक ही सका । इसलिए वह बड़ें आदर के साथ अपने अग्मज को प्रणाम करके 
सोने के लिए अपनी ग॒फा में चला गया । उसके चले जाने के पर्चात्‌ विभीषण ने रावण 
को देखकर कहा--हैं भाई, तुम मेरे अग्रज हो, इसलिए तुम पर आनेवाली विपत्ति की 
कल्पना से भयभीत होकर मेने तुमको उचित परामर्श दिया है । हे असुरेन्द्र, आप्त बधुओ 
के द्वित-वचन तुमको बरे लगते हे । ऐसे मन्नी बहुत कम होगे, जो अच्छा परामर्श देते हे 
और ऐसे राजा भी बहुत कम होगे, जो उन वचनों को सुनते हैँ । मेरा धर्म है कि में 
आपके हित का विचार करके उचित परामर्श दूं” और आपका धर्म हैं कि आप उसे स्वीकार 
करें । सीता को लौटा देना तुम्हारे लिए नीतिसगत होगा । यदि ईइवर स्वय प्रतिकूल हो, 
तो शक्ति तथा पराक्रम आदि किस काम आयेंगे ? दशरथ के पुत्र स्वयं ईइवर हे, भला 
उनके अतिरिक्त और कोई ईदइवर भी है 7? 

विभीषण के इन वचनो को सुनकर रावण की भौंहें तन गई, मुख बिक्ृत हो उठा, क्रोध 
के कारण आँखों से अग्नि निकलने लगी और होठ फडकने लगे । उसने गरजकर कहा-- 
तुम मेरे सम्मुख राम को ईदवर कहते हो ? एक साधारण मानव कही ईइ्वर हो सकता है ? 
अविवेकी पिता के द्वारा राज से निर्वासित होकर, वनो में भठकते हुए कद-मुल तथा 
पत्तो पर जीवन व्यतीत करनेवाले को कही ईद्वर कहते है । यदि वह ईश्वर होता, तो 
जब में उसकी पत्नी को चुराकर लाया, तभी वह मुझ, पर आक्रमण करता । इसके विपरीत, 
बह अपने भाई के साथ जगलो में रोते-कलपते फिरता रहा और भटककर सुग्रीव नामक 
एक वानर के आश्रम में रह रहा है । क्‍या, यह सब ईव्वर के ढग है? एक कायर 
मानव को मेरे समान कहकर, क्‍यों बार-बार मेरे सामने उसकी प्रशसा करते हो ?' 


२६९ रंगन7थ एप्पश्यण 


/(..६ 


तब विभीषण ने मन-ही-मन हँसते हुए रावण से कहा--हे राक्षसाधीश, देवताओं 
की वृद्धि करने, ऋषियों की रक्षा करने, तथा असुरो को दड देकर पृथ्वी का पालन करने 
के लिए आदिनारायण ने सूर्यवश में दशरथ का पुत्र होकर जन्म लिया है। उस महा 
महिमा-सपन्न आदि देव की महिमा का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। सनकादि मुनि 
भी उसका बखान नहीं कर सकते । भला, तुम उनकी महिमा कैसे जान पक्षकोंगे । राम 
साधारण मानव नहीं है । इसलिए यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो राम के दर्शन 
करके कमलमुखी सीता को उन्हें सौप दो । विचार करके देखों, अर्थ तथा काम मात्र की 
प्राप्ति से धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती । तुम तो कभी नीतिमार्ग का अनुसरण करना 
नही चाहते । तुमसे भी अधिक तुम्हारे मित्र तथा अनुयायी उसे नहीं चाहते । हे दानवेन्द्र, 
कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं रखनेवाले तुम्हारे लिए धर्म का क्‍या मूल्य हो सकता है ” 
वानर अवश्य समुद्र पार करके यहाँ आयेंगे । हाथ जोडकर (दया को भिक्षा मॉँगने- 
वाली) राक्षस-स्त्रियों के केश पकड़कर उन्हें घसीटेंगे | ऐसा करने के पहले ही तुम सीता 
को रामचन्द्र के पास पहुँचा दो । यही मेरा तुम से अनुरोध है । में तुम्हें राज करते हुए 
देखना चाहता हूँ, अग्नि-ज्वालाओ के सदृश्ठ राघव के असख्य शरो को उहण्डता से तुम्हारे 
वक्ष पर लगतें हुए में देखना नहीं चाहता । प्रलय-काल की अग्नि किस प्रकार कुलपव॑तो 
के शिखरो को गिरा देती है, वैसे ही राम युद्ध में तुम्हारें सिर गिराने लगेंगे । उस दृश्य 


[पी 2०० | 


को में कैसे देख सकूगा ?” 

विभीषण की इन बातो को सुनते ही रावण के दसो मुख क्रोध से लाल हो गये, 
कनपठी की दिराएँ फूल गईं और प्रचंड गति से निवास चलने लगा, मानो धूम से युक्त 
अनल ही हो । अपने पदाघात से पृथ्वी को चूर-चुर करते हुए, तथा गर्जन से आकाश 
को कँपाते हुए, अपने क्रोध का पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हुए तुरत वह सिंहासन से उतरकर 
विभीषण की ओर लपका और उस पर प्रहार करने के लिए अपना खड्ग उठाया। फिर, 
अपने-आप को रोककर उसने विभीषण पर पदाघात किया । तब वज्पात से गिरनेवाले पर्वत के 
उन्नत शिखर के समान विभीषण्ण पृथ्वी पर गिर पडा । गिरे हुए विभीषण पर जब रावण 
खड़्ग का प्रहार करने का उपक्रम करने लगा, तब प्रहस्त ने उसे रोका । सभा के सभी 
लोग कहने लगे--हाय, यह कैसा अनर्थ हैं ?' 


रावण की आँखों से क्रोध की ज्वालाएँ निकल रही थी । उसने प्रहस्त को देखकर 
कहा-- है प्रहस्त, तुमने इसके दुर्वचन सुने ” इसे अनुज मानकर इस पर कौन विश्वास कर 
सकता हैं । इसको तुरत बाहर निकालों । सौजन्य के कारण विलब करो, तो मेरी सौगध है।' 

तब प्रहस्त ने क्रोध प्रकट करते हुए विभीषण को देखकर कहा--अब तुम यहाँ मत 
रहो । यहाँ से तुम अपनी इच्छा से कही भी जाकर रहो ।' तब विभीषण अत्यधिक क्रृद्ध 
हुआ । उसने अनल, नल, हर, सपाति नामक अपने साथियों को साथ लेकर हाथ में गदा 
लिये हुए वहाँ से चल पड़ा और चलते समय उसणे रावण को देखकर कहा--हे राक्षसेन्द्र, 
पुम कामातुर हो, समस्त पापों का भांडार हो और क्र कर्म करनेवाले हो । में पहले से 
से ही तुम से दूर रहना चाहता था | तुम्हारा यह आचरण मेरे लिए नया नहीं है । 


चुद्धकांड २६५ 


में उस आर्त्त-रक्षक, कृपानिधि, दिव्य मूर्त्ति, जगद्विख्यात, सत्यनिष्ट, नित्य यश्ोनिधि और, निर्मलात्मा 
रामचन्द्र भूपाल की शरण में जाऊँगा । वे सदा गरणागत की रक्षा करते है । मैं तो जा 
ही रहा हूँ । कम-से-कम भविष्य में तुम नीतिसंपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करना । 
ऐसा नहीं करोगे, तो जब सुम्रीव लका पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हें मेरे हित-वचन का 
स्मरण होगा; या जब वानर लका को घेर लेंगे, तब तुम मेरी मत्रणा का स्मरण करोगें, 
या रघुराम के भयकर बाण तुम्हारा नाश करने लगेंगे, तब तो अवश्य मेरी बातो को याद 
करोगे ।! 


१४, विभीषण का अपनी माता के भवन में जाना 


ऐ ७. 


ऐसा कहकर विभीषण ने अपने अग्रज को प्रणाम किया और बड़े वेग से अपनी 
माता के अतपुर की ओर चना । वह क्रद्ध सिह के आत्रमण से आहत होकर, उससे 
बचकर, जानेवाले मत्त हाथी के समान तथा भयकर रब के साथ गिरनेवाले वज्ञपात से 
खडित पर्वत के समान दीखते हुए अपनी माता के घर में पहुँचा। वह अत पुर विश्वकर्मा 
से निर्मित था और कैलास पर्वत के सदश शोभायमान था। अत पुर में पहुँचकर विभीषण ते 
अपनी माता को प्रणाम किया, जो अत्यत निर्मल प्रभा से दीप्तिमान्‌ थी; पर रावण की 
दुप्टता का स्मरण करके अत्यधिक दुखित हो रही थी। वह दबेत तथा मोटे वस्त्र धारण 
किये हुए थी । उसकी भौहें तथा केश, चद्विका में धुनकर, आकाश-गंगा के भाग का रोगन 
चढाये हुए के समान अत्यधिक धवल दिखाई पते थे और दर्शकों में आदर का भाव 
उत्पन्न करते थे। सहारा लेकर चलने के लिए उनके हाथ में एक इंडा था । असंख्य वृद्ध 
ब्राह्मण, उनके समीप उनकी' सेवा में लगे हुए थे। करुणा-हूपी जल-प्रवाह्‌ सरस वाग्विलास- 
रूपी लहरें, शम तथा दम-रूपी दोनो तट, धवल केश-रूपी काग, निकटवर्ती ब्राह्मणों के 
वेदोच्चारण की ध्वनि-रूपी जल-घोष असख्य श्रेष्ठ ब्राह्मण-रूपी पक्षियों के साथ विलसित 
होती हुई वह वृद्धा जाह्नवी के समान दीख रही थी । उसके मिकट (बैठे हुए) कितने 
ही ब्रह्मराक्षत वेद-पुणण तथा शास्त्र आदि पढ़कर उसे सुना रहे थे । 

अपनी' वृद्धा माता को प्रणाम करके विभीषण आँखों में आऑसू भरकर खडा रहा । 
उसे इस प्रकार दु खी देखकर माता कैकसी सश्रमित हुई और बडे स्नेह से उसे अपने कोड 
में भरकर बार-बार कहने लगी---हें वत्स, तुम इस प्रकार दु,ली वयो हो ? क्या अत.पुर पर 
कोई ऐसी विपत्ति आई है, जिसका निवारण करना कठिन है ? या किसी ब्राह्मण का वध 
हो चुका है ? या ब्रह्मा ने क्रोध किया है ? या शिव रुप्ट हो गये है ? या विष्णु कुद्ध 
हो गये हैं ” या रामचन्द्रजी लका पर चढ आये है ? शीक्र बताओ कि तुम्हारे दुःख का वया 
कारण है; अन्यथा मेरे प्राण मेरे गरीर में नहीं रह सकेंगे ।' 

तब विभीषण ने हाथ जोडकर कहा--हे माता, सुनिए। आज आपका ज्येष्ठ पुत्र, 
रविकुलाधीश राम के समृद्र-तट पर पहुँचने के संबध में अपने मत्रियों के साथ परामशों 
कर रहे थे। तब मेने उनसे साग्रह निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से सोचा जाय, उत्तम यहीं है 
कि सीता को राम की सेवा में पहुँचा' दिया जाय । यदि हम ऐसा न करें, तो अवश्य 
ही' राघव समुद्र पार करके आयेंगे और हमारे कुल का नाथ करेंगे । इस पर रावण अग्नि 

३४ 


२६६ रंगनाएथ राय 


समान जल उठे और मुझ पर ऐसा पदाघात किया कि आसन के साथ में पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । इतने से सतुष्ठ न होकर उन्होंने मुभपर खड्ग चलाना भी चाहा। किन्तु, मे किसी 
त्रह वहाँ से बचकर यहाँ आ गया हूँ । अब में उसी राम भूपाल की शरण में जाऊँगा 
और उनकी कपा प्राप्त करके वही रहँगा । अब यहाँ पर मेरे आप्त बधु और कौन हे 
कि में यहाँ रहूँ ।' 

इन बातों को सुनकर कैकसी भय से मूच्छित हो गई और थोडी देर के बाद सँभल- 
कर अपने पृत्र से कहने लगी--“हें वत्स, में पृ से ही यह बात जानती हूँ । जिस समय 
देवता, देवेन्द्र तथा ब्रह्मा ने अमृत सागर के निकट पहुँचकर भगवान्‌ विष्णु को अपनी 
विपत्तियों का बृत्तात सुनाया, तब उन्होंने कहा बडी निर्दयता से तुम्हें त्रास देनेवाले 
क्रर रावण तथा कुभकर्ण का वध करने के लिए में सूर्यवश में जन्म लूगा ।” तुम्हारे पिता 
ने यह वृत्तात मृके विस्तार से सुनाया था| तब मेने भयभीत होकर अपने पति से पूछा-- 
हे देव, आपके पुत्रों में कौन ऐसा पृण्यवान्‌ है, जो आपके वश का उद्धार करेगा ?” तब 
उन्होंने कहा--सत्य, धर्म, तथा पवित्रता से सपन्न, नित्य यदास्वी तुम्हारा कनिष्ठ पुत्र ही' 
राम की क्रपा प्राप्त करवों इस लका का पालन करेगा।' इस प्रकार, कहकर तुम्हारे पिता 
तपस्या करने के निमित्त मेरु पर्वत पर चले गये। हे पुत्र, सूर्यवशतिलक राम ही विष्णु है; 
मानिनी सीता ही महालक्ष्मी हे । क्या, तुम्हारे पिता विश्ववसु की बात मिथ्या हो 
सकती है ” तुम अवश्य राम की गरण' में रहते हुए सुखी! रहो और राक्षस-कुल को 
बचाने का प्रयत्न करो । 

इतना कहकर उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे मत्राक्षत देकर विदा 
किया । विभीषण ने भी अपनी माता को बार-बार प्रणाम किया, और मन-ही-मन प्रसन्न 
होते हुए, अपने मत्रियों के साथ आकाश की ओर इस प्रकार उडा, मानो यह बता रहा हो 
कि रावण के पच-प्राण उसका शरीर छोडकर इसी प्रकार उड जायेंगे । उस गृणनिधि 
विभीषण को देखकर लका के लोग अपने-अपने आँगनों में तथा गलियों में एकत्र होकर 
आपस में कहने लगे---रावण ने धर्म का त्याग करके, भाई के प्रेम को भी ठकराकर 
विभीषण को निर्वासित किया है । नींति-रीति तथा कुशलता को उसने तिलाजलि दे दी है। 
रावण का नाश तो होगा ही, अब लका की' क्‍या दशा होगी ?” कुछ लोग मन-ही-मन 
सोचने लगे कि विभीषण ही' अब लका का राजा होगा । कुछ अन्य यह सोचने लगे, क्या 
विभीषण के राम से मिल जाने मात्र से रावण का नाश हो सकेगा ? ऐसे भी लोग थे, 
जो सोच रहें थे कि भले ही यह (विभीषण) राम के पास जाय, क्‍या राम इसका विदवास 
करेंगे ? 


१४, विमीषण की शरणागति 


विभीषण अपने मत्रियो के साथ बडे हर्ष से, आकाह-मार्ग से, रामचन्द्र के निकट 
आ रहा था । तब सभी वानरो ने अत्यत आश्चर्य से उसकी ओर अपने सिर ऐसे उठाये 
मानों वे देवताओं को यह बता रहें हो कि हे देवताओ, रामचन्द्र (रावण पर) आक्रमण 
करने जा रहें है; परन्तु रावण अब अपने सिर नहीं उठा सकेगा, उसका कुल नष्ट होगा । 


युद्धकांड २६७ 


तुम लोग भय को' त्यागकर अपने सिर उठाओ । तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर कहा---हैं 
वानरों, वह देखों, कोई अखड विक्रमी पर्वताकार, दीघ॑काय, शस्त्रों से सुसज्जित होकर 
इसी ओर आ रहा है । देखों, वह कौन है ? तब सभी' वानर बडे-बड़े वृक्षों तथा पव॑तों 
को हाथ में उठाकर कहने लगे--हे सुग्रीव, हे देव, हमें उससे युद्ध करने के लिए भेजिए, 
हम युद्ध में उस दैत्य का सहार करेंगे ।' 

उनकी' बातें सुनकर विभीषण ने कहा--हे वानरो, में तुम्हारे पक्ष का ही व्यवित हूँ। 
इस प्रकार उतावलें मत बनों । में रावण का भाई हूँ, किस्तु में उत्तम राक्षस तथा 
निष्कलक मन का हूँ । श्रीराम की शरण पाने के निमित्त में लका से यहाँ उनकी सेवा 
में आया हूँ । मेने रावण को विविध रीति से समझाया कि तुम सीताजी को राम की' 
सेवा में पहुँचा दो, किन्तु रावण ने मेरी बातों से कुद्द होकर भरी सभा में मु पर पद- 
प्रहार किया । उससे सतुष्ठ न होकर उसने निर्देय होकर ग्रुक्मसे कहा कि यदि तुम मेरे 
राज्य में रहोगे, तो में तुम्हारा वध कर दूँगा, इसलिए में रामचन्द्र के दर्शनार्थ आया हूँ। 
में कपटी' नहीं हूँ । मेरे मन में कोई पाप नहीं है । में भयभीत होकर आया हूँ । अतः 
तुम लोग मुझे राम भूपाल की शरण दिला दो ।' 

तब सुभ्रीव राम के दहोनार्थ गया और बडे विनय से उनसे निवेदन किया--हैं 
देव, रावण से क्रुद्ध होकर, उससे वैर ठानकर एक राक्षस आया है| अपने बधुओ के साथ 
वह आकाग-मार्ग में ठहरा हुआ है और अपना मन आप पर लगाये हुए है । कहता है कि 
मे रावण का भाई हूँ । वह मिप्टभाषी हैं और प्रार्थना कर' रहा है कि, हे सूर्यवशतिलक, 
मुझे अभयदान दीजिए । न जाने आप की कृपा किस ओर है । मेरा विचार है कि इस 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए । हे राजन, राक्षमों के समान कपटों का भाडार और कौन 
हो सकता है ? भला, दनूजेश्वर रावण का भाई यहाँ किसलिए आयगा ? अवश्य ही 
इस नीच का वध कर देना चाहिए ।' 


१६. हनुमान्‌ का विभीषण की योग्यता राम को समकाना 

इतने में हनुमान्‌ ने बडी नम्अता से प्रभु राम से कहा--हे देव, इस राक्षस ने 
सारी बातें प्रकट रूप से कह दी कि किस प्रक्र रावण ने प्रचंड क्रोध से उस पर भरी 
सभा में पद-प्रहार किया । यह कथन सत्य प्रतीत होता है | हमारे लिए उचित बात 
कहना, और जिसने उसे देश से निर्वासित किया, उसे त्याग कर चले जाना, यह सत्य 
हो सकता हैं । इस में कपट नहीं दीखता । कपटी आदमी कितना भी बहाना करें, उसका 
कपट प्रकट हो जाता है । इसकी बातो में कोई भी बनावटीपन नहीं दीखता । न कोई 
ब्राई ही दीखती है । हे राजन, यह राक्षसों के भेदों को जानता होगा । उसका हमारे 
पक्ष में रहना ही उचित है । उस दिन जब रावण मुझे बाँधकर कई प्रकार के दुख देने 
लगा था, तब उसने मेरे पक्ष में बहुत-सी बातें रावण को समझाई थी । इसलिए में 
इसके मन की दशा का थोडा-सा परिचय रखता हूँ ।' 

हनुमान्‌ की वातें रामचलद्ध के मन को प्रिय लगी । उन्होंने सुत्रीव को देंखकर 
कहा--है सूर्यपुत्र, हमें इस बात पर तर्क-वित्क करने की आवश्यकता ही क्‍या हैं कि मह 


२६८ रंगनशथ रस्पायण 


रक्षस भला है या बुरा । क्षत्रिय का धर्म यही है कि चाहे शन्नु ही क्यो न हो, यदि वह 
गरणार्थी होकर आये, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए । बाज के द्वारा पीछा किये जाने पर 


एक कपोत ने व्याकुल होकर राजा शिबि की शरण ली थी और शिबि ने अपना शरीर 
भी त्यागकर कबूतर की रक्षा की थी | जो व्यक्ति भात्तें व्यक्ति को शरण देता है, वह 


.] ५ 


अव्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होनेबाले पुण्य का भागी बनता हैँ । हे सम्रीव, विभीषण 
ही वयो, यदि रावण ही स्वय अपना गवे॑ तजकर मेरी शरण में आये, तो में उसकी भी' 
रक्षा करूँगा । यही हमारे व की रीति है। हे भानुपुत्र, में उस विभीषण को शरण 
दूँगा । तुम तुरंत जाकर उस भय-विद्धल विभीषण को ले आओ ।' 

राम की कृपा-बुद्धि का विचार करके, सुग्रीव आँखें मुकुलित करके तथा सिर कंपाकर 
कहने लगा--हे प्रभु, अपने परम श्षत्रु के अनुज के शरण माँगते ही, उसे अभयदान देकर 
उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना इस ससार में आपके सिवा अन्य किस राजा के वश की 
बात है !' इतना कहकर सम्रीव अपनी सेना के साथ आकाह-पथ की ओर उड़ा और 
विभीषण को देखकर बोला--हे विभीषण, श्रीराम ने तुम्हें अभयदान दिया है । यह 
सत्य-वचन है । अब तुम उनके पास चलो ।! यो कहकर उसने राक्षसराज विभीषण को 
अपने छुदय से लगा लिया और बडे हर्ष से उसे राम के समक्ष ले आया । 


१७ विमीषण की स्तुति 

विभीषण ने रामचद्र को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा--- 
“हैं नित्य सत्यरक्षक, हें नित्य कल्याण-रूप, हे नित्य जगद्रक्षक, हे नित्य देव, हे जगत्कारक, 
है जगत्‌ के आदिवीर, है सृष्टिकर्त्ता, हे सर्वंसगातीत, हे सर्वानुभूत, हे सर्वजगत्‌ में पवित्र, 
हे जगद्विधाता, हे गुए-लघु रूप, हे गुरुजान-रूप, हे मधुरभाषी, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, हे पदुम- 
सम-नेत्रवाले, पद्माकलित दरीरवाले, हे समस्त जीवाधार, परम पवित्र-स्वरूप, कविजनो 
के लिए वेद्य, करुणासिधु, विविध ज्ञास्त्रों के आधार, वेदातवेदी, तुम ही परमात्मा हो, तुम 
ही मोक्ष हो, तुम ही परमविद्या हो, तुम ही संसार के कर्त्ता हो, तुम ही ससार हो, और तुम ही ससा[र के 
हर्ता हो। तुम ही यज्ञ-मोक्ता हो, यज्ञ भी तुम ही हो, और यज्ञ-फल के प्रदाता तुम ही हों, 
तुम ही सूर्य-चन्द्र हो, तुम ही जलधि हो, तुम ही' इद्र आदि देवता हो और पृथ्वी भी तुम ही' हो । 
तुम ही त्रिमूत्ति हो और त्रिमूत्तियों के परे जो रूप है, वह भी तुम ही हो । 
क्षर तथा अक्षर तुम ही हो, क्षर तथा अक्षर के ज्ञाता भी तुम ही' हो । हैं शतकोटि 
सूर्यसम तेजस्वी, तुम्हारी जय हो ! हे ससार-सर्प-सुपर्ण (ससार-रूपी' सॉप के लिए गरुड 
पक्षी के समान दीखनेवाले) तुम्हारी जय हो ! हें ललित आगमो से प्रशसित, हें लक्ष्मीपति, 
है दयासमुद्र, हे विबुध-शत्रुनाशक, श्रेष्ठ मुनिवद्य, आद्यतरहित, हे शत्रुनाशक, हे दशरथ- 
राम, दिनकर-शहि-नेत्रवाले, दिव्य चरित्रवानू, अनुपम शुभ गात्रवालें, अखिलाधार, सहस्र- 
मुख्त आदिशेष भी क्‍या, तुम्हारी महिमा का वर्णन कर सकेगा ? क्‍या पदुमसभव ब्रह्मा 
भी तुम्हारी महिमा की स्तुति करने में समर्थ है ? फिर मेरी क्‍या शक्ति है कि मे तुम्हारी 
प्रशंसा करूँ ? तुम्हारी महिमा को जानने की शक्ति मुभमें कहाँ हैं ? तुम्हारी स्तुति 
करने की क्षमता ही मुभमें कहाँ है । गे दानव हूँ, चचल चित्तवाला हूँ । हे राजन, 


है 
में 


खुछ्धेकॉड २६6 


तुम आदि पुरुषोत्तम हो । हे प्रभु, में शरणागत हूँ, तुम मेरी रक्षा करों । उस परम दुष्ट 
दैत्यवाथ का सहार करो । तुम्हें अखल-लोक-शरण्य जानकर, तुम्हारे आश्रय में सुख से 
रहने की अभिलाषा से में आया हूँ ।” 

तब राम ने उस पर अपनी कपा-बृष्टि करते हुए उससे कहा--हे विभीषण, तुम 
मेरी बातो पर विश्वास करो । तुम देव-वैरी रावण के भाई नहीं हो, बल्कि मेरे भाई हो । 
व्याकुल मत होओ । लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इस प्रकार, 
आइवासतपूर्ण वचनो से राम ने विभीषण का भय दूर किया । इसके पश्चात्‌ राम विभीषण 
के सस्‍्कथ पर हाथ टेककर समुद्र के तट पर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होने विभीषण से कहा--हैे 
विभीषण, तुम हमें सच-सच बतलाओ कि रावण की तथा उसकी सेना की शक्ति कितनी है ?* 


१८ त्रिकृट पर्वत की उत्पत्ति की कथा 


तब विभीषण ने रामचन्द्र को प्रणाम करके इस प्रकार निवेदन किया-- हे कमलदल- 
लोचन, पूर्वकाल में एक बार नारद ने वायु के समक्ष नागराज की शक्ति की प्रशसा की 
ओर नागराज के समक्ष वायुदेव की शक्ति की प्रशसा की और इस प्रकार उन दोनों में 
दात्रुता उत्पन्न कर दी। मात्सय से प्रेरित होकर वे दोतो अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्णन 
करने की इच्छा करने लगे। वायु ने कहा--नागराज उज्ज्वल हेंमाद्षि को घेरकर पडा 
रहे, तो भी में उसे उडा दूगा।' तव आदिशेष अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पर्वत को 
घेरकर, अनुपम रीति से, अपने सहसम्न फणों से उस पर्वत के सहर्न शिखरो को दुढता के 
साथ पकडकर पड़ा रहा । तब पवन अपने सप्त प्राणो को उद्विक्त करके प्रचंड गति से 
चलने लगा । पवन के प्रकोप से सभी पर्वत खंड-खड होकर गिर पडे; समस्त भुवत कपित 
होने लगे; सभी समुद्र आलोडित हो गये, सभी भूत आक्रदन करने लगे । उस पवन नें 
सूर्य के रथ को भी विचलित कर दिया और समस्त दिग्ञाओ को चूर-चुर कर दिया । 
लोक में व्याप्त इस सकट को देखकर सब देवताओ ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप इस महा विपत्ति 
से ससार की रक्षा कीजिए । तब ब्रह्मा आवि देंवता हेमाद्वि के पास आये और पवन से 
अनुरोध किया कि वह अपनी शक्ति का उपसहार करें ।* किन्तु जब पवन ने उनकी बात 
नहीं मानी, तब उन्होने नागराज को समझाया कि हें नागेन्द्र, तुमको तो अवश्य ही इस कार्य 
से विरत हो जाना चाहिए । तुम दोनों की इस स्पर्धा के कारण सूर्य डिग गया है, पृथ्वी 
धैस गई है, समुद्र ने मर्यादा छोड दी है । हमारा अनुरोध मानकर तुम पवन की विजय 
स्वीकार कर लो और हमारी रक्षा करने की कृपा करो । 

देवताओ की प्रार्थना मान करके नागराज शान्‍त हुआ और पवन को विजय दिलाते 
के निमित्त अपना एक फण ऊपर उठाया । पवन और अधिक वेग से बहने लगा, तो उस 
हेमाद्वरि का एक-एक शिखर टूटकर बड़े वेग से बहुत दूर तक उड गया और समुद्र के 
मध्य आ गिरा। हे राघव, वही त्रिकूट पर्वत के नाम से विख्यात हैं ।” 


१९ विमीषण का राम को रावण के वेभव का परिचय देना 


“हे देव, उस द्वीप ( त्रिकूट पर्वत ) पर देवेन्द्र की आज्ञा से देवलोक के शिल्पी ने 
लकापुर नामक एक नगर का निर्माण किया । उस नगर के सात दूर्ग हे और प्रत्येक दूरगे 


२७० र्गनाथ रापायण 


के चार द्वार है | बाहर का दुर्ग कई कगूरो से युक्त हैं और ईंटो का बना हुआ है । 
अस्सी करोंड सैनिक उसके पश्चिमी द्वार की रक्षा करते रहते है । सात सौ सतह॒त्तर करोड सैनिक 
उत्तर द्वार की रक्षा करते है । पूर्व के द्वार पर सतत एक सौ करोड मदमत्त सैनिक 
दुर्ग-रक्षण में तत्पर रहते हे । दक्षिण द्वार पर साठ करोड बलवान्‌ सैनिक रहते है । उस दुर्ग 
के भीतर के छहो दुर्गों के कुल चौबीस द्वार है, जिनकी रक्षा भी उतनी ही सख्या के राक्षस- 
सैनिक करते रहते हे । प्रत्येक गुप्त द्वार के पास एक-एक करोड शक्तिशाली राक्षस रहते है। 
नगर के मध्य में नगर की रक्षा में बीस लाख सात सौ करोड राक्षस तत्पर रहते हे । 
कुभकर्ण की शायन-गुफा की रक्षा सात करोड राक्षस करते रहते हे । रावण के महल 
के आगन की रक्षा करने में एक लाख करोड राक्षस लगे रहते है । उसके द्वार पर बीस करोड 
राक्षस रहते है । इद्रजीत के भवन के द्वार पर दस सहद्त करोड राक्षसवीर रहते हे । 
विशालकाय श्रेष्ठ राक्षसवीरों के गृहों के पास दस सहख्न करोड सैनिक रहते हे । हें 
सूर्यकुलाधीश, उस सेना की गिनती असभव है, वह बहुत ही विशाल है । स्वय राग्ण 
की शक्ति का वर्णन करना भी कहाँ सभव है ” उससे ईर्ष्या से कैलास पर्वत को उठाया था , 
ब्रह्मा ते उसे ऐसा वरदान दिया कि वह दनुज, गधे, अमर, तथा यक्षो से युद्ध में 
नहीं मरेगा । यूद्ध में ही क्यो, किसी भी प्रकार से वे उस राक्षमराज को मार नही सकेंगे । 
हे राजनू, यदि वह युद्ध में मरेगा भी, तो केवल आपके हाथो, अन्य किसी के धारा उसकी 
मृत्यु नहीं हो सकती । कुभकर्ण तो युद्ध में इन्द्र को एक तृणबत्‌ भी नहीं मानता । 
ग़विति-सद से भरा इन्द्रजीत भय का नाम भी नहीं जानता । उसने शिवजी की तपस्या 
करके उनकी कृपा से वज्ञ-कवच प्राप्त किया है। माया-रूप घारण करके वह आकाश में 
रहते हुए अपने शत्रुओं को जीत लेता है | रावण का सेनापति प्रहस्त बडा ही चतुर तथा 
शक्तिशाली है । उसने (शिव के मित्र) कुबेर के सामत मणिभद्व को युद्ध में जीत लिया था। 
महोदर, महापारब॑ तथा अतिकाय नामक राक्षस प्रचण्ड योद्धा हैं। ये तीनो वीर 
दिक्‍्पालो की भी परवाह नहीं करते, और युद्ध में जाने पर उन्हें सहज ही जीत लेते है । 
दनुजेद्ध रावण के एक लाख पुत्र है, जो महावली तथा देवो के छात्र हे । उसके सगे 
सबंधियो की गिनती करना ब्रह्म के लिए भी दुष्कर है । जब कुबेर आदि उसके सामत हे, 
तब उसके वैभव का वर्णन करना कैसे सभव हैं ? इनके अतिरिक्त रावण के पास दस 
सहस्त करोड ऐसे श्रेष्ठ राक्षसवीर है, जो सदा झात्रु-रक्त को पीकर तृप्त तथा रण-मद 
से भरे रहते है । उन्हीं के बल की सहायता से रावण ने समस्त दिज्ञाओ को जीत लिया है।” 


विभीषण की बातें सुनकर राघव ने कहा--हे विभीषण, मेने इसके पूर्व ही तुम्हारे 
भाई के सबंध में सुन रखा है । निशचय ही वह महान्‌ श्र हैं। उसकी शक्ति भी वैसी 
ही है । कितु चाहे वह कैसा ही श्र क्यो नहीं हो, उसमें इतनी शक्ति कहाँ कि वह मेरे 
समक्ष अपना प्रताप दिखाबवें। हे दानवराज, चाहें हरि, हर, ब्रह्म/ादि देवता भी' मेरी गति 
रोके, तो भी में मारकर ट्ुकडें-दुकडे कर दूंगा, और तुम्हें लका के सिंहासन पर बिठाऊँगा ।/ 
तब विभीषण नें बड़ें विनय से राम को प्रणाम किया और कहा-हे राम, देंव, 
जब आपके बाणों की अग्नि-ज्वाला प्रचण्ड गति से निकलेगी, तव रावण में तथा उस लंका 


९७२ रंगनाशथ एया/यण 


के साथ क्ैलास' पर्वत को उठानेवाले रावण क्या, कोई साधारण व्यक्ति हैं ? हे वानरेन्द्र, 
क्या देवेन्द्र आदि समस्त देवताओ को रावण ने नहीं जीता ? क्या उन्होने हवन-कुड में 
अपने शिर की आहुति देकर ब्रह्मा को प्रसन्न करके त्रिलोक-विजय का वरदान नही प्राप्त 
किया है ? एक द्ाक्ति-हीन मानव (राम) से तुम्हारी मित्रता वयो हुई ? तुम्हारे लिए 
उचित यही है कि तुम दानवेहबर से मित्रता करो । 

उसकी बातें सुनकर सभी वानर बडे कुद्ध हुए । वे आकाश की ओर उड़े, बलात्‌ 
उसे पकडा और अपनी मुष्टि के आधघातो से उसको घूर चूर-कर दिया । फिर उसके 
पखों को तोडकर, उसके ताक-कान काट लियें । तब राघव मे कहा--दृत को इतना त्रास 
क्यो देते हो ? अब इसे दुख न देकर, जाने दो । रघुराम की आज्ञा से प्रभावित होकर 
बानरो ने उसे छोड दिया । उसने आकाश में उडकर सूर्य-पुत्र से कहा--हे कपिराज, तुम 
रावण को क्‍या सदेश देते हो ”” तब सुग्रीव से क्रोध से कहा--तुम जाकर उससे कहो कि 
उसने रघुराम के साथ दुव्यंवहार किया है । ऐसे नीच को में सहन नहीं कर सकता । 
वह चाहे किसी भी लोक में छिपकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करें, में अवश्य उसका 
वध कझुँगा, उसे कदापि नहीं छोडगा । सोमयाजी राघव देवताओं को प्रसन्न करने के 
लिए अवश्य समर-भूमि-रूपी' यज्ञ-त्रेदी' में सग्राम-हूपी महायज्ञ सपन्न करेंगे । उसमें श्रेष्ठ 
धनुष, यूप-काध्ठ होगा, चदुल अस्त्र परिस्तरण (हवन-कुड के चारों ओर के कुश) होगे, 
लाल धूलि (अग्नि की) प्रभा होगी, वानर-सेना स्व्रुक वा स्त्रुवा (यज्ञपात्र विशेष) होगे; 
वीरो के अग्रो से बहनेवाला रक्‍त ही' घृत होगा, धनुष का टकार मंत्रघोष होगा; 
असख्य राक्षस, गज्ञ-पश्‌ होगे, वानर-वीरो का सिहनाद देवताओं को आमंत्रित करनेवाली 
ध्वनि होगी; युद्ध-वाद्यो का सतत निनाद ही' साम-गान होगा, राम-लक्ष्मण का भयकर कोध 
तथा मेरा कोध ब्रेताग्नियों का रूप धारण करेगा; रावण के प्राण ही' आहुति होगे; 
रावण का दर्षे-दलन ही सोम-पान होगा और राक्षसवीर-रूपी पशुओं का मास ही समस्त 
भूत-समूह की' संतुष्टि का साधन बनेंगा । रावण से कहना कि ऐसे सम्राम-यज्ञ के सपन्न 
होने के पहले ही सीताजी को राम के पास पहुँचाकर प्राण बचा लेना उसक्रे लिए शभप्रद 
होगा ।' इन बातो को सुनकर शुक वहाँ से शीक्ष रावण के प्रास चला गया और उसे सारा 
वृत्तात कह सुनाया । 


२२, राम का दर्म-शयन 

उस समुद्र के तट पर प्रभू राम अपनी दक्षिण भूजा को तकिया बनाकर, दर्भ-दय्या 
पर ऐसे लेटे हुए थे, जैसे आदिदेव अमृत-सागर में, शेष-शय्या पर आनद से पूर्ण हो विमल- 
चित्त से लेटे हुए हो । उन्होने निश्चय किया कि में समृद्र से प्रार्थना करूँगा कि वह मे 
समुद्र पार करके जाने के लिए मांगे दे । इस प्रकार का निश्चय करके वे तीन दिन तक 
निर्जेल उपवास करते हुए वही लेटे रहे और बडी निष्ठा के साथ अपने मन में वरुण 
देवता से प्रार्थना करने लगे--हे समुद्र, तुम्हारे विद्याल तथा दुर्गेग हृदय के पार जाने के 
लिए में यहाँ पडा हुआ हूँ । तुम्हारे लिए में मान्य हूँ । स्वर्गं-विरोधी रावण का सहार 
करने के निमित्त तुम मुर्भे मार्ग दो ।॥' 


खद्धकाड २७३ 


२३ राम कां समुद्र पर व्रह्मास्त्र कां प्रयोग करना 

इस प्रकार रण्म के प्रार्यता करने पर समुद्र, गर्ब से फूलकर, उत्तग तरग-रूपी 
अपनी' बाहओं को हिलातें हुए, अपने धवल फेनरूपी हँसी को विखेरते हुए विजश्ञाल मीच- 
रूपी जिल्वा को फेलाते हुए, अपने गभीर घोष से अद्रह्मास करते हुए, अपने वेला-जल से 
दिशाओं को यह ब्‌ त्तात सुनाते हुए तथा अपने मध्य भाग के भँवरों से' अपनी वक्रता दिखाते हुए, 
राम की वबाती की उपेक्षा करने लगा। यह सम्म ही तो है कि मूर्ख, दुजेन, ऋर- 
कर्मी, तथा कुल-तागक, कभी प्रार्थना करने से नहीं ऋकते । प्रार्थना सनकर वे और भी 
भड़क उठते है । प्रेम से उससे मिलने जाडाग, तो वे मन को अजान्त बनानेवाली विष-वुप्टि 
करने लगते हे । 

समुद्र को अपनी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए देखकर राघव को विश्ञान नेत्रो से 
अग्नि-कंण छिटकने लगे और उनकी भौहें तन गई । वे अत्यत क्रोध से बार-बार समद्र 
और फिर लक्ष्मण की ओर देखकर बोले--हे लक्ष्मण, उस समुद्र का गर्व तों देखो । 
में इससे कितनी बार प्रार्थना करता हूँ। फिर भी, यह मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता । 
स्वीकार कराये विना में थोईे ही इसे छोड़ दूंगा ? क्‍या, इसका वड़वानल इतना तेजस्त्री हैं 
कि मेरी बराणारिति उसे निस्‍्तेज न बता सवती । समत्र भी देख ले कि मेरे वाणों में 
कितती दाक्ति है । में अपने बाणों की अम्नि-ज्वालाओं से सारे समुद्र के जल को इस 
प्रकार ढक दूगा कि मानों वे उस समुद्र की हट्डियाँद्ी । उन बाणों के तीक्ष्ण ताप के 
कारण, बडे-बडे मकर, सर्प, मीन, गैडा, कच्छप, ककंट, मेंटक, जल-मानृष आदि का समूह 
परस्पर एक दूसरे से टकराते हुए प्राण-रक्षा के लिए भाग खड़े होगे और तिमिगिल, 
बलवान्‌ जल-राक्षम, जल-ग्रह तथा पर्वत आदि का भी सर्वनाश हो जायगा । में उस समुद्र 
की ऐसी धुल उडाऊँगा कि समस्त जलचरों का सचलन बद हो जायगा और सीप तथा घोधे 
बाहर निकल आयेंगे । में इसको लक्ष्मी का पिता, हरि का इवशुर समभकर ही अबतक 
चुप रहा । हे सौमित्र, मे इसके लिए समुद्र से प्रार्थना ही क्‍यों करूँ ? अपनें-आपको 
में इसके सामने शक्तिहीन क्यों सम ? लाओ मेरे घनृष-बाण और देखो कि यह समुद्र 
रे बाणों से कैसे सूखता है । में अभी समुद्र में रहनेवाले प्राणियों को चूर-चूरकर 
ता हूँ । 


6. -पैं+ 


2936 


| 


इस प्रकार कहते हुए जब राघव ने धनुष हाथ में लिया, तब तुरत इच्ध कंपित 
हुआ, आकाश थरघराने लगा, समुद्र आलोडित हुए, दिग्गज स्वभित हो रह गयें, 
पृथ्वी धँस गई, पर्वत-णिखर दूटकर गिरने लगे, ब्रह्मा चक्ति रह गया, नक्षत्र गिरते 
लगे और दिशाएँ चकराने लगी । सर्यवशतिलक राम ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, 
प्रलय के समय प्रयकक्‍त करनेवाले यम्म को काल-दण्ड के समान, उज्ज्वल तथा प्रलयकाल 
की अग्नि के समान दीप्त होनेवाले बराणों का अपने धनंष पर सधान किया और उन्हें 
समुद्र पर चलाया । तब समुद्र की लहरें पर्वतोी का आकार धारण करके आकाश का ऐसे 
स्पर्श करने लगीं, मानों समद्र यह कहते हुए बाणों से बच रहा हो कि मेने अत्यधिक घमड़ 
दिखाया, मऋ पर कृपा करो। उन उत्तृग लहरों पर इतना अधिक फेत दिखाई पडने लगा, 

रे४, 


९99 रंग्न/थ ए/यशयण 


मानो राम के शक्तिशाली बाणों के लग जाने से समुद्र के मुह से भाग निकल रहा हो । 
सारा समुद्र इस प्रकार आलोडित होने लगा, मानो यह सोचकर वह व्याकुल हो रहा हो, 
कि अब मुझे शरण कहाँ मिलेगी ? चारो दिश्ञाओं में धुओँ इस प्रकार छा गया, मानो 
मेघ-समह समुद्र के जल का आस्वादन करने के निमित्त आने के पश्चात्‌, राम के रास्त्रो 
के प्रताप से भीत होकर लुरत लौटे जा रहे हो । जलचर इस प्रकार छटपटाने लगे, 
मातों वें दिखा रहे हो कि (भविष्य में) राक्षस इसी प्रकार छटपटायेंगे । सभी देत्य 
पाताल छोडकर चारो ओर ऐसे भागने लगे, मानों मनुकुल-वल्लभ राम के बाणों की अग्नि 
से सभ्रमित समृद्र के चित्त से अहकार आदि भाव भागें जा रहे हो। उद्धत गति से 
प्रजवबलित होनेवाली बाणारिति के साथ मिलकर समुद्र का वडवानल भी समुद्र के ऊपर ऐंसे 
जलने लगा, मानो वडवानल यह सोचकर कि मेरे रहते हुए भी जो समुद्र सूखा नहीं, उसे 
सोखने के लिए यह बाणाग्नि आ रही है, उसे बडे प्रेम से आलिगन कर रहा हो । 

तब लक्ष्मण यम के समान क्रोधामिभूत अपने अग्रज को देखकर, भयभीत हो, 
समुद्र के किनारे आया और हाथ जोंडकर बोला--हे मानवेन््र, यह कोई रुद्र का रोष-रूपी 
समुद्र नही, जिसका मथन करना असभव हो । यह कोई यम का क्रोध-रूपी समुद्र नहीं है, 
जिसको मथ देता दुष्कर हों । इस जल को सोखने के लिए ऐसा प्रयत्न क्यो ? आपके 
बाणो की अग्ति इस समुद्र को जला देते के पश्चात्‌ बाहर निकलकर समस्त दिश्याओं के 
साथ सभी लोको को जला दे, तो कोई आइचर्य नहीं । अपना चरित्र समस्त जगत्‌ में 
विज्यात करते हुए आप अपने क्रोध का उपसहार कर लीजिए । आप के कोध के सामने 
यह समुद्र क्या शक्ति रखता है ? इसका नाश मत कीजिए; वह धनुष मेरे हाथ में दीजिए, 
यो कहते हुए उन्होने राम के धनुष को पकड़ लिया । 

किन्तु राम ने धतृष लक्ष्मण को नहीं दिया । उनका कोध हिगुणित हुआ और 
सौमित्र को ठालते हुए, होठ चबाते हुए कोधपूर्ण दृष्टियों से समुद्र की ओर देखकर वे 
कहने लगे--रे समुद्र, तुम मेरे हाथों से परास्त नहीं होओगे ? तुम्हारे जल को अभी 
सोखता हूँ और तुम्हारे जल के अतर्गत रहतेवाले समस्त प्राणियों का नाश करता हूँ । 
तुम अब मेरा सेवक होकर खडे रहोगे । तुमने मेरा सामना करने की दुष्ठता की । लो, 
से अभी धनुष की डोरी' पर बाण चढाता हूँ । इस प्रकार समुद्र को अस्त बनाते हुए 
उन्होने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढाया । 


यह देखकर इन्द्र तथा ब्रह्मा दिग्श्नान्त हुए, सारा ब्रह्माण्ड विदीर्ण-सा हो गया । 
त्रिभुवनों में रहनेवाले प्राणी आत्तंताद करने लगे । सारा भुवत परितप्त-सा होने लगा । 
दिशाओ में अंधकार व्याप्त होने लगा । रवि तथा चद्रबिब काति-रहित हो गये । वज्ञ- 
पात होने लगा । महापत्रन भयभीत हुआ । आकाहवाणों कपित होने लगीं। मिथ्याग्नियाँ 
प्रज्जलित होने लगी और अविरल गति से एक भयकर निनाद गूजने लगा । 

तब' समुद्र अपने मकर-समूह के साथ विचलित हुआ । उसका सारा उफान जाता 
रहा; उसकी उत्तुग लहरें कही दब गई, उसका घोर निनाद जाने कही अतर्धान हो 
गया; उसका भयकर विष न जाने कही लुप्त हो गया; उसका गवे कही चूर-चूर हो गया 


युद्धकांड हट 


और उसके हातव-भाव नष्ट-से हो गये । अबतक पराजय का सास ने जाननेंवाला 
समुद्र आज पराजय के निवास के समान, सत्त्व-सपन्न होते हुए भी सत्त्वहीन के समान व्याकुल 
होने लगा । स्थैर्य रखते हुए भी वह अस्थिर तथा अधीर हो बडे वेग से राम के हाथ 
वो ब्रह्मास्त्र के अग्र भाग में एक बिंदु के रूप में आकर ऐसे खडा रहा, मानों वरवान के 
प्रभाव से पल-पल बढनेवाले रावण के मस्तकों को एक साथ काठ डालने के उद्देश्य से 
राम ने अपने बाण को पैना बनाने के लिए वदवानल में उसे तपाया हो और फिर समुद्र 
में उसे इबोनें पर सारा समद्र खिचकर उस शर के अग्र भाग में बूँद के रूप में खड़ा 
हुआ हो और (इस प्रकार) कह रहा हो--हे देव, मेरा अस्तित्व इतना ही तो हैं । 


२४, समुद्र का राम से प्रार्थना करना 


हक 


तब ममुद्र सब देवताओं के समक्ष दीप्तिमान्‌ रत्ल-प्रभा से विलसित हो, असख्य 
मगल पृष्प-मालाओ से अलकृत हो, उज्ज्वल तथा विद्ञाल फणवाले कोटि सर्प तथा असख्य 
जलचरोी को साथ, गया आदि नदियों की सेवाओं को प्राप्त करते हुए, रामचद्र के समक्ष 
आया, साप्टाग प्रणाम किया और कर-कमलो को मुकुलित करके अत्यन्त भक्तियुकत हो 
निवेदन करनो लगा--हे नरनाथ, आपके क्रोध के सम्मुख मेरी क्‍या जवित हैँ कि में खडा 
भी रह सकूँ ? आप आदि पुरुषोत्तम हैँ, आकाश, वायु, अग्ति, जल तथा पृथ्वी आपकी 
आज्ञा के बशवर्त्ती है । आपमें जो प्राणी विलसित है, उनकी गणना ही नहीं हो सकती । 
समस्त लोक आपके अधीन है । मुझे अपराध! जानकर आप मुझे दड मत दीजिए । आप 
जो भी कार्य कहें, आपकी आज्ञा को सिर आँखों पर धारण करके उसे सपन्न करूँगा । 

इसके पदचात्‌ गगा आदि नदियों ने रामचन्द्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और 
ललाट पर हाथ जोडकर कहा--हे जगदभिराम राम, हम आपकी शरण में आई है। 
हे करुणानिधि, आप हम पर कृपा कीजिए । हम सब आपसे अभयदान की याचना करती हे। 
अद्वितीय रीति से इस सागरेश्वर को क्षमा करके आप हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। 
हे त्रिभुवताधार, हे दीन-मन्दार, अपराधियों को क्षमा करना ही आपका लोकोत्तर गुण हूँ । 
हे देववद्य, हम पर कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए । हे गिवधनुभजक, हैँ राम, आपकी 
महिमा का वर्णन श्रुति भी गा नहीं सकते । आप देव-देव है । रक्षा तथा पालन करने में 
आप ही समर्थ है । हे भूमीश, हे लोकेश, हे प्रकाश-सपन्न, हे सीतापति, हे पुण्य-स्वरूप, 
आप हमारी रक्षा कीजिए ।' 

इस प्रकार की नदियों की विनती सुनकर राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए 
कहा--तुम भय छोडो ।' तब समुद्र ने राम से निवेदन किया--हें कमलगर्भ, हे मुनिजन- 
बद्य, हे शरणागतरक्षक, हें दिव्य म॒त्ति, आप चाहें, तो अपनी वानर-सेना को ले जाने 
के लिए दीघकाय मकरो के सचलन से युक्त उमडकर नहरों में फैल जाने वाले, भमावात 
को उत्पन्न करनेवाले, भँवरों से यक्रत हो मेरे सौदर्य की वृद्धि करनेवाले मेरे इस अगाध तथा 
अनत जल पर सेतु बाँघिए या चाहें तो वैसे ही चले जाइए ।* 

समुद्र के इन विनयपूर्ण वचनों को सुनकर राम सतुष्ट हुए और जलाधीश के सुझाव 
के अनुसार उस अमोघ अस्त्र को मस्कातार नामक प्रदेश पर चला दिया । उस बाण के 


२७६ स्यनाथ एयायण 


कि] ०.१ 


ताप से उस प्रदेश का सारा जल सूख गया । तब राम ने उस देश को सब प्रकार से 
समृद्ध रहने का वर ठिया , तब से वह प्रदेश उसी प्रकार सुशोभेत रहता हैँ । इसके 


पदचात्‌ राम का गर फिर उनके तृणीर में लौट आया और समुद्र पू्वेवत्‌ शात हो गया । 


तब समुद्र ने अत्यत विनय के साथ शाघव से कहा--हे भूपाल, पूर्वकाल में आपके 
वश के संगर-पुत्रों के द्वारा निर्मित होने के कारण में सागर नाम से विख्यात हुआ । 
इतना ही नहीं, में आपके वश के लिए मान्य रहा हें । देव-दानव-यूद्ध के समय आपके 
पिता मुझे अयोध्या ले गये थे और बडे आदर-सत्कार के साथ वहाँ से विदा किया था । 
इस प्रकार, मेरा और आपका सबंध (बहुत पुराना) है । इसलिए हे राधवेन्द्र, आप सेतु 
बाँधिए और वानर सेना को उस पार ले जाइए ।” 

२५. सेतु-बंधन के लिए राम का सुग्रीव को आज्ञा देना 

तब रघ्राम सूर्यनदन को देखकर बोले--हे सुग्रीव, सेतु बनाने के लिए शीक्र 
श्रेष्ठ वानरों को भजों ।' सुग्रीव ते बडे उत्साह से योग्य वानरों को इस कार्य के लिए 
नियुक्त किया । अग॒द, जाबवानू, वील, गज, गवाक्ष, पनस, नल, पावकलनेत्र, तपन, तार, 
गवय, ऋषभ, गधमादन, शरभ, द्विविद, शतबलि, हरिरोमवक्ष। सृषेण, केसरी, ज्योतिर्मुख, 
दधिमुख, बेगदर्शी आदि श्रेष्ण वानर-बीर समुद्र के निकट गये और शीक्र गति से बड़े-बड़े 
वृक्षों तथा पर्वतों को ले जाकर समुद्र में डालने लगे । लेकिन, उनमें कोई भी' जल पर , 
तैरता नही था, सब जल में डब जाते थे । तब सब वानर आहश्चर्यचकित होकर राम के 
पास लौट आये और सारा वृत्तात कह सुनाया । रामचद्र भी आइ्चर्यचकित होकर समुद्र 
से बोले--हे समुद्र, यह वौसी बात है कि इन कपि-वीरो के द्वारा फेंके गये वृक्ष तथा' पर्वत 
पानी पर तैरते नहीं हे ” यह सुनकर समुद्र बोला--हे परमेश, वानर जिन वृक्षों को जल 
में फेंकते हे, उनके समुद्र-तल में पहुँचते ही! जलचर उन्हें शीक्ष निगल जाते हे । समुद्र 
के तल में शतयोजन विशाल आकारवाला तिमि नामक मत्स्य रहता है, जो सभी जलचरो 
को खा जाता हैं| उस मत्स्य-को तिमिगिल निगल जाता है । हे देव, इस प्रकार एक 
दूसरे को निगल जानेवाले दीर्घ आकारवाले असस्य मत्स्य समुद्र में रहते है ।” 


१ 
#०-+ 


इन बातों को सूनकर राम बोलें--हें समुद्र, ऐसी दशा में समुद्र पर सेतु बाँधने 
का क्‍या उपाय हो सकता है, बताओ । तब समुद्र बोला--हे सूर्यवश-तिलक्, आप सेतु 
बाँवने के लिए नल को भेजिए । यह महान्‌ विश्वकर्मा का पुत्र है । इसका उपाय वहीं 
जानता है । अपने पिता से उसने यह कला जान ली हैं । उसके सिवा और किसी से यह 
सेतु बाधा नहीं जा सकेगा । इसका एक और कारण भी है, सुनिए | बहुत पहले की बात है 
कि यह अपनी ब्राल्यावरथा में विध्याचल के निकटवर्त्ती वन में पशुकण्व नामक मुनि के 
समीप खेल रहा था । मुनि स्तान आदि अनुष्ठान करने के लिए चले गये, तो इसने मुनि 
की सभी पूजा-मूर्तियों को अपने म्‌ह से धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया । जब मुनि वहाँ 
लौटकर आये, तव साश वृत्तात उन्हें मालूम हुआ । इस पर वे बहुत ही कुद्ध हुए, किन्तु बालक 
होने के कारण उसे दण्ड नहीं देना चाहते थे | मुनि अपनी खोई हुईं वस्तुओं को पुन 
प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे । उस तपोधन ने अच्छी तरह सोच-विचारकर, अपनी' 


सखुकाड ९०9७ 
तपस्या की महिमा से इसको एक ऐथा वर दिया कि तृण से लेकर कोई भी वस्तु, जिसे 
यह बालक समुद्र में फेंकेगा, वह जल के ऊपर ही तैरने लगेगी । इस वरदान के फल-स्वरूप 
उस मूनि की देव-मृत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगी । यही कारण है कि इसके हाथो से 
फेके जाने पर पहाद भी जल पर तैरने जगेंगे । इस प्रकार मेरे जल पर सेतु बँध जायगा। 


हि 


हैं धरणीग, आप शज्ञीत्र ही नल को बुला भेजिए ।' 
२६. सेतु-बन्धन 

तब रघुकुलोत्तम राम ने नल को ब॒लाया. और बढ़े आदर के साथ उसे देखकर 
बोले--हे वानरवीर, हे धीर, समुद्र ने तुम्हारे पराक्रम का वबृत्तात मुझे! सुनाया है । 
अब तुम अपने थौय॑ का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पर सेतु बॉधने में दत्तचित्त हो जाओ ।' 
राम का आदेश सुतकर उसने हाथ जोइकर राम भूपाल से कहा--हे देव, इस ससार में 
जन्म लेने का फल आज मुझे प्राप्त हुआ । आप मुझो आज्ञा दीजिए । मेने अपने पिता से 
सेतु बाधने की कला जान ली है | मैं अपनी निपुणता का वर्णन आपके सामते व्या करू ? 
आप मुभो आजामात्र 'दीजिए | में तुरत समुद्र पर सेतु बाँधकर आपकी प्रश्षसा प्राप्त 
कम्गा । आप मुझ अनुमति «दीजिए ।' 

राम की आना प्राप्त करके नल सेतु बॉधने के लिए निकल पडा । उसके साथ 
ही सारी वानर-सेना पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को अपने गर्जन की ध्वनि से गृजायमान 
करते हुए, पर्वत तथा वृक्ष-समूहू को लाकर सेतु बॉधने का उपक्रम करते लगी । सुग्रीव 
आधा योजन लबा एक विज्ञाल पर्वत को, पृथ्वी को कॉपाते हुए उठा लाया, तो राम ने 
मन ही' सन गणेश का स्मरण तथा बदल करके उसे नल के हाथ में दिया । उस विद्याल 
पर्वत को नल ने समुद्र में ऐसा प्रतिप्ठित किया मानों वह पर्वत उसके सेतु-वधन-कझ्षक्ति का, 
राम की अनुपम कीत्ति का तथा विभीषण के राज्य का कीत्ति-स्तभ हो । 

तब वानर-समृह सभी' दिशाओं में व्याप्त होकर पर्वतों कथा ब॒ुक्षों को सहज ही 
उखाडकर आवश्यकता के अनुसार नल के हाथो में देने लगे । वे एक पर्वत से दूसरे पर्वत 
पर बडे वेग से कूढ जाते, गरजते, एक साथ कई पहाडो को उखाडकर नींचे गिरा देते, 
पहाडो को सिर पर रखे हुए हाव-भाव दिखाते, पहाडो को शीघ्र ले आने के लिए दूसरों 
को अपडब्द कहते, हँसते, लाये हुए पहाडो को एक दूसरे पर ऐसे सजाकर रखते कि वे 
लुढ़क न जायें, दोनों हाथी से पहाडो को नारगियो के समान उछालते, परिहास के लिए 
दूसरी के लाये हुए पहाडो को नीचे गिराकर हँसते, और पहाडो तथा वृक्षों को दूर से ही 
नल के पास तक फेंकने में स्पर्धा करते । इस प्रकार, वे विविध रीतियों से पहाडो तथा 
वृक्षो को ला-्लाकर नल के हाथो में सौपतें थे । नल भी बडी तत्परता के साथ सेतु 
बाँधने में लगा, हुआ था । एक भी पहाड़ या वक्ष समुद्र में इबता तहीं था। इस प्रकार, पहले 
दिन ही चौदह योजन लबा पुल तैयार हो गया । समुद्र भी ऐसा छ्षुब्ध हुआ, मानो वह 
सोच रहा हो कि हाय, मुझे यह कैसी विपक्ति का सामना करना पड रहा है । 


२७; चन्द्रोदय का वर्णन 
सूर्य अस्त हुआ । सेतु की रक्षा के लिए कुछ बलवान वानरो को निय्वत करके 


९9८ रंगन/थ एयशाबण 


सभी वानर समद्र-त्ट पर स्थित अपने निवासों में लौट आये । आकाश में नक्षत्र ऐसे 
दिखाई पडने लगे, मानों सफल-मनोरथ राम के कीत्ति-पुष्प ही बिखर गये हो । तब पृण 
कलानिधि, मन्‍्मथ का इवशर, विकसित कुमूदों का बधु, चक्रवाक-मिथुनों के साहचर्य को भग 
करनेवाला, क्षीर-सागर का मथन करने से प्राप्त नवनीत, शिवजी का शिरो-पृष्प, नक्षत्रों 
की निर्मल हास्य, चकोरो को आनन्द देनेवाला, विरही प्रेमियों के हृदयो को उत्तप्त करने- 
वाली प्वाला, आकाग का आभूषण, चोरों के हृदय का शूल, समुद्र को उत्तेजित करने- 
वाला, हरि-हर-बह्मा की आनदपूर्ण सृप्टि तथा कमलो के शत्रु चन्द्र का उदय हुआ । 
चारो ओर चद्विका ऐसे व्याप्त हो गई, मानो क्षीर सागर ही. उफनकर ससार में व्याप्त 
हो गया हो । सभी वानर निद्राहीन होकर सोचते रहे कि कब हम सेतु बाँघेंगे ? 
कब हम लका में पहुँचेंगे ” दानवेन्द्र की मृत्यु कब होगी. ” सीताजी राम को कब प्राप्त होगी ? 
न जाने यह रात्रि कब वीतेगी ? हाय, हम बहुत शी प्र ही थककर अपने निवास लौट आये । हम काम से 
लौटे ही क्यो ? हमें रातभर वही रहकर पुल बाँधने के कार्य में लगे रहना चाहिए था । 


इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने रात्रि बिताई और प्रात काल ही' सभ्या आदि नित्य- 
कर्मों से निवृत्त हो, सभी वानर एक दूसरे को पुकारते तथा एक दूसरे को उत्साहित करने 
हुए काम में लग गये । वे बडे वेग से बडे-बड़े पर्वतोी तथा वृक्षों को अपनी अनुपम शक्ति 
से उखाडकर ले आते थे और उन्हें समुद्र में डालते थे । सुग्रीव आकाश-पथ से उडते हुए 
गया और विध्याचल का अद्ध-योजन लबा एक शिखर तोड लाया और सुूषेण के हाथो में 
सुपुर्दे किया । सृुषेण ने उसे नल के हाथों में दिया। अगद ने अह्वितीय गति से जाकर 
दर्दर नामक पर्वत को उठा लाया और उसे समुद्र में फेंका । नील ने मलय-परवेत का शिखर, 
वक्षो-सहित ले आकर नल के हाथो में दिया । द्विविद तथा मैन्द ने एक साथ बडे-बडे 
पर्वती को ले आकर उस समद्र में फेंका । गज, गवाक्ष, गधभादन, गरभ तथा गवय आदि 
बाहुबली वीरो ने समस्त पथ्वी को कँपाते हुए महेन्द्र पर्वत के शिखर ले आकर समुद्र में 
डाले । नल अपने हाथ से उन सब पर्वतो का स्पर्श कर देता, जिससे कि वे डूब न जाये 
और बडी' तत्परता से पुल बनता जाता था । 


इस प्रकार, वानरों के लाये हुए वृक्षों तथा पर्वतो को नल एक हाथ से ग्रहण करके 
दूसरे हाथ से समुद्र में रखते हुए सेतु का निर्माण करता जाता था।। यह देखकर हनुमान्‌ को क्रोध 
आ गया । वह अपनी सारी शक्ति लगाकर सात योजन लबा एक पर्वत उठा लाया । 
रामचन्द्र ने समझ लिया कि हनुमान्‌ के क्रोध का कारण क्‍या है । उन्होने नल को आज्ञा 
दी कि वह हनुमान के लाये हुए उस पर्वत को दोनो हाथो से ग्रहण करें । नल ने वैसा 
ही किया । उस समय वानरो के गर्जनों की ध्वनि, उफननेवाले समुद्र का गभीर घोष, 
पर्व॑तोी तथा वृक्षों के परस्पर टकराने की ध्वनि, कपियों के एक दूसरे को बुलाने का शब्द, 
(प्व॑तों के नीचे) दबने से निकलनेवाले प्राणियों का चीत्कार और विचलित दिग्गजों की 
चिंघाड, इन सब की सम्मिलित ध्वनि आकाश तथा समस्त ब्रह्माण्ड की दिशाओ तक व्याप्त 
हो गई । वह ध्वनि क्षीर सागर की उस गभीर ध्वनि के समान थी, जो मदर पर्त्रत को 
मथानी बनाकर, देवासुरों के (क्षीर सागर) मथने के समय उत्पन्न हुई थी । 


खुछद्धकांड २७६ 


जब मध्याक्ल हुआ, तब बानर अपनी थकावट मिटाने के लिए वृक्षों की छाया में 
गये और मीठे फल खाते तथा ठडा जल पीते हुए थोडी देर वहाँ विश्राम करते रहे । 
उसके पदचात्‌ वे अत्यधिक उत्साह से काम में लग गये । वे एक दूसरे से कहतें--तुम 
इन पहाडो को ले आओ, तुम उन पव॑तो को उख्ाडइ़कर ले आओ ।॥ इस प्रकार, एक 
दूसरे को बढावा देते हुए असख्य वृक्षों, तथा पर्वतो को ला-लाकर वे नल को देते थे । 
कुछ वानर पर्वतो को सीधे समृद्र में ही गिरा देते थे, कुछ बीच रास्ते में ही दूसरों का 
बोभ अपने सिर पर ले लेते और कुछ अपना बोभा ले आकर नल के निकट रख देंते थे । 
इस प्रकार, दूसरें दिन उन्होंने छब्बंस योजन लबा पुल बनाया । तब सूर्यास्त हुआ । 

तब सुग्रीव आदि वान र, रामचन्द्र को. अपने कार्य की प्रगति का वृत्तात सुनाकर समुद्र-तट पर 
अपने निवासों में लौट आये और रात को बडी शान्ति के साथ सो गये। दूसरे दिन प्रात.- 
काल ही' उठकर वे बडे उत्साह से सेतु बाँधने चले । वें एक दूसरे से स्पर्धा करके कहते 
जाते थे कि हम अकेले सभी पर्व॑ती के! उठा लायेंगे । हम ही सब वृक्षों को उखाड़कर 
लायेंगे । इस प्रकार, होड लगाकर बे चारो दिशाओ में बिखर गये । कुछ लोग वृक्षों तथा 
पर्वती को ले आकर समुद्र में डालतें थे, कुछ निरीक्षण करते थे, कुछ पेडो की छाया में 
बैठकर सुस्ताते थे, कुछ लोग बने हुए संतु की लबाई नापते थे, कुछ लोग जहाँ-तहाँ 
बैठकर ऊँघते थे, कुछ लोग ठडं॑ जल से अपनी प्यास बुभाते थे । इस प्रकार, वें सब 
अत्यधिक वलान्ति का अनुभव करने लगे । तब सूर्य, चन्द्र के समान शीतल प्रकाशित होने 
लगा । इन्द्र अमृत का फुहारा बरसाने लगा । पवन शीतल होकर चलने लगा । प्रुप्प-सौरभ 
आनद पहुँचाने लगा । तब वानर अत्यत उत्साह से वृक्षों तथा शैलों को लाकर समुद्र में 
डालने लगे । उनकी उद्धता गति से भीत होकर समुद्र के सभी जीव, अपने प्राण बचाने 
के लिए जहाँ-तहाँ भागते, पुन.-पुन. पानी के ऊपर सिर उठाकर देखते और मन ही भन 
सोचते कि कदाचित्‌ पहले के समान ही कोई अमोघ अस्त्र हमारा सहार करने के लिए 
आ रहा है | फिर तुरन्त यह जानकर कि वानर समुद्र में सेतु बाँध रहें हे, मन-हीं- 
मन प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से विचरण करने लगते ।, इस प्रकार, वानर-वीरो ने बडी' 
तत्परता से उस दिन पचास' योजन तक पुल बाँधा । इतने में सूर्यास्त हुआ । 

तब सभी' वानर-वीर भक्तियुक्त हो, सध्या-वदन आदि कार्य से निवृत्त हो विचार 
करने लगें कि अब तो हमें केवल दस ही योजन लबा पुल बाँधघना होष रह गया है। 
कल यह भी पूरा कर लेंगे । इस प्रकार, वार्ततालाप करते हुए वे समद्र-तट पर लौट आये 
और रात को सुख की नींद स्रोये । प्रात काल होते ही सभी वानर-नतेता रामचन्द्र के पास 
गये और उन्हें बडी भक्ति से प्रणाम करके अपने कार्य की प्रगति सुनाई | फिर, वे 
मोदमग्न मन से फिर वृक्षों तथा महाहैलों को बडी श्ीक्र गति से ला-लाकर नल के हाथो 
में देने लगे । 

२८. गिलहरी की भक्ति 


तब राम सेतु का निरीक्षण करने के उद्देश्य से सागरेइबर, वानरेश्वर तथा देत्य- 
नायक के साथ वहाँ गये और लक्ष्मण के कंधे पर अपना वाम कर हटेंके हुए, मद-मंद 


२5० ए/नाएथ ए/प्ाएयक 


मस्कान-रूपी' चद्रिका से दीप्त होनेवाले मह से विलसित होते हुए पुल पर खडे होकर 
सेत के निर्माण का कार्य देखते रहे । कपि सब बड़े-बड़े वृक्षों तथा पहाडो को बडे साहस 
के साथ उख्ाइकर ले आने थे और नल के हाथ में देते थे, नल उन्हें लेकर पुल में लगा 
देता था । इसी समय एक गिलहरी ने सोचा--सितु का निर्माण णीघ्र ही पूरा होना चाहिए 
इसलिए में भी इन बलवानों की सहायता कंरझूँगी । यो सोचकर उसने राम के चरण- 
कमलो का मन-हीं-मत स्मरण करवों, उनके समक्ष ही बडी भक्ति के साथ समुद्र में गोता 
लगाया, फिर वह समृद्र-तट पर बालू में लोट गई, उसके पथ्चातू पुल पर आकर अपने 
दरीर पर लगी रेत को भंटका देकर गिराने लगी । इसी प्रकार, वह बार-बार समुद्र 
में गोता लगाती, बालू में लोहती और तुरत आकर पुत्र पर, अपने शरीर पर लगी रेत 
को गिरा देती । राम बडी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे । फिर, उन्होने अपने 
अनज को देखकर कहा--हे लक्ष्मण, वहाँ देवों, एक गिलहरी मेरी भक्त से प्रेरित होकर 
अपना दरीर जल से भिगो रही है । फिर, तट पर पहुँचकर रेत में लोठती है ओर फिर 
अपने शरीर में लगी रेत को पुल पर गिरा देती हैं। जहाँ श्रेष्ठ बल॑शाली वानरवीर 
वृक्षों तथा प्वतो को लाकर गिराते है, वहाँ अपनी अल्प शक्ति का विचार किये विना ही 
वह बडे प्रेम से अपनी शक्ति के अनुरूप सहायता कर रही है । तब लक्ष्मण ने कहा- 
हे सृर्यवज-तिलक, मेने जान लिया कि जो आपके चरण-कमलो में अपना मन स्थापित 
करके एक तृण भी अपित करता है, आप उसे मेरु पर्वत के सम्तान ही मान प्रदान करते हे । 
इसलिए हे अन्न, आपकी भव्तित ही प्रधान हैं । तव राम ने सप्रीव से कहा--उस गिलहरी 


को देखने के लिए मेरी बडी इच्छा हो रह है । उसे प्रेम से यहाँ ले आओ ।* तब सुग्रीव 
उस गिलहरी को पकड़कर ने आया और राम के हाथो दिया । राम ने कई प्रकार 


हक 


उसकी प्रशसा की और बडे हुए से अपना सुदर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा । 
उसके पद्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मण, सागरेष्वर, विभीषण तथा सुग्रीव के समक्ष उसे छोड दिया। 
वह गिलहरी थोडी देच तक वेही इधर-उधर विचरती रही । फिर, राम ने उसे चदन, 
मंदार, चपक, पूगगीफल, पुन्नाग, सहकार आदि वृक्षों से युक्त सुदर प्रदेश में छोड देने 
का आदेश दिया 


२९. सेतु को देखकर राम का हित होना 


तदनतर हनुमान, अगद, नील, हरिरोम, आदि वानरक्षष्शों के साथ राम आइचयें- 
चकित करनेवाले उस विशाल सेतु पर खडे होकर कहने लगे---वाह ! नल कितना निपुण है । 
उसने समुद्र के दूसरे छोर तक एक विशाल चबूतरें के समान इत्त पुल का निर्माण 
किया है । अपनी कला-निपुणता तथा अपने बाहुबल को प्रदर्शित करके उसने इस दीर् 
सेतु को बाँचा 

नल द्वारा निर्मित वह सेतु शत योजन लबा और दस योजन चौडा था और भलय 
पर्वत तथा सुवेलादि का स्पर्श करता हुआ बहुत सुदर दीख रहा था । समुद्र में उछल-कूद 
करनेवाले बडे-बढें मत्स्य-समूह-रूपी दीप्त नक्षत्रों तथा दोनों ओ« व्याप्त नील समुद्र- 
रूपी नील गगन के साथ वह सेतु आकाश-गगा के समाच सुशोभित हो रहा था । 


सुछ्धुऊऋा3 २८६ 


राम भषाल ने दया करके मे अभंयदान दिया है --ऐसा सोचकर मानों पल उठनंवाले उस 
विज्ञाल समुद्र को देखकर कपि भी (अपने कार्य की सफलता देग्व) आनंद से फूलने लगे । 
आकाश से देवता (रामचन्द्र के) परात्रम के परिणाम को देखकर मन-हीं-मने यह विचार 
करके हर्षित होने लगे कि, सच ही तो है, नीच व्यक्ति कभी मदुबचनों से वात नहीं 
मानता । वह केवल दद के भय से, वच्च में लाया जा सकता है। रामचन्द्र ने जब समुद्र 
से विनय के साथ प्रार्था को, तव समुद्र से उनकी उपेकशा की। फिर, सूर्येवक्ू-तिलक ऐसा 
क्यो नहीं करें ? जो व्यत्रित इस सेतु का स्मरण-मात्र करेगा, जों इस सेतु का दर्शन करेगा, 
उसे विजय, यथ तथा पृण्य की प्राप्ति होगी । जबतक यह सेतु स्थिर रहेगा, जबतक यह समुद्र रहेगा 
तबतक राघव की की त्तिं स्थिर रहेगी और दिन-प्रतिदित छढती हुई वह आनंद प्रदाव करती रहेंगी । 

इस प्रकार, मन-ही-मन हर्ष-पुलकित होते हुए उन्होंने फूलों की वृष्टि की और 
देव-दुदूभियाँ बजाई । तब रघुशम आनदित होकर सेत्‌ को देखते हुए बोले--यह सेतु 
अनतकाल तक नल के नाम पर विस्यात होने हुए सुझ्योभित रहेगा । प्रभु के वचन सुनकर 
सभी कपिवीरों ने नल की प्रदयसा की । तन समुद्र, सेता के ज्ञाथ रान को अपने निवास 
स्थान ले गया और अत्यत भक्ति के साथ उन्हें दिव्यास्त्र, दिव्य वस्त्र, दिव्य भूषण तथा 
वज्ञ-कवंच प्रदान किये और निष्कलक चित्त से रामचद्र को देखकर कहा--हें शाम भूपाल, 
आप राजपुत्र हे | युद्ध के समय आपका सह मुनि-वेश क्यो ? अब उचित यही है कि 
आप इन दिव्य-वस्त्र तथा आभरणों को धारण करें ।!' 


३०. राघवों का सुवैलादि पर पहुंचना 


तब राम-लक्ष्मण ने विव्य वस्त्राभरणों, चंदन तथा पृष्प-मालाओ को धारण किया 
और <विचद्र के समान दीप्तिमान्‌ होने लगे । समुद्र ने उन्हें आजीर्वाद देकर विदा किया । 
तब राम-लक्ष्मण हनुमान्‌ तथा नील के कंधों पर बेठकर (सुवेलादि के लिए) रवाना हुए। 
सभी देवता उनकी' स्तुति करने लगे, समस्त लोक उनकी जयजयकार करने लगा। रामचद्र ने 
समुद्र को अनुमति देकर उसको घर भेज दिया और अपने अनुज के साथ लका की ओर महु 
करके सेतु के मार्ग से ऐसे रवाना हुए, मानों रमणीय राक्षस-लक्ष्मी के सीमत पर ही चरण 
घरकर चल रहे हो । विभीषण गदा हाथ में लिये हुए कपि-सेना के आगे-आगे चलने 
लगा । निदान पराक्रमी राम अपने मत्रियों के साथ सुवेलाद्ि पर पहुँच गये और वहाँ 
शिविर डाल दिये । राम के पीछे-पीछे उनकी विशाल वानर-सेना चली । कुछ लोग सेतु 
के किनारें-किनारे चल रहे थे, तो कुछ सेतु के बीवोबीच जा रहें थे, कुछ वानर बड़े 
साथ भाकादञ-मार्ग से जा रहें थे, तो कुछ भुइ बनाकर जा रहे थे, कुछ समुद्र 
रतें हुए जा रहे थे, तो कुछ अपने समृह से बिछब्कर आगे पीछे-दौद रहें थे । उस 
के हुकार तथा गजनों की ध्वनि ने समुद्र-योष को भी दबा दिया । उस ध्वनि के 
प्रभाव से आकाश-पाताल तथा दिश्ाएँ कंपायमान होने लगी । इसे प्रकार, राघव ने अपनी 
सेना के साथ सेतु की यात्रा पूरी करके सुवेलादि पर पड़ाव डाल दिया । अपने गुप्तचरों 
के द्वारा राम के आगमन का वृत्तात जानकर रावण ने समस्त दानवों को अपनी राज-संभा 
में बुलाया और स्वय नवस्त्त-लचित सिंहासन पर आसीन हुआ । 
३६ 


६: ६ नपं( ॥ 


कौतुः 
तै 
सेना 


२८२ रं7ना/थ एमग्यर 
३१ केकसी का हितोपदेश 


उस समय कैकंसी सभा में आई। उसे देखकर रावण ने बडे आदर के साथ उठकर उसे 
ग्रणाम किया और योग्य आसन पर उसे बिठाकर स्वयं भी बैठा। फिर, अत्यत विनय से 
उससे कहा--हे माता, आप तो कभी राज-सभा में नहीं आती । आज आपके आगमन 


.. 


का क्‍या कारण है ” कृपा करके बतलाइए ।' 

तब उसने कहा--हे पुत्र, मे जितना जानती हूँ उसे कहूँगी । ध्यान से सुनो । 
राम की पत्नी पर आसकत होकर तुम उन्हें धोखे से हरकर ले आये हो। इसीलिए, आज 
ऐसी भयकर घटनाएँ घट रही है । रवय विष्णु ने आर्यो के रक्षणार्थ दशरथ का पुत्र होकर 
जन्म लिया, ताडका का सहार किया, कौशिक के यज्ञ की रक्षा की, अपने चरणो की धूलि 
से शिला को स्त्री के रूप में बदल दिया, बडे हर्ष से शिव-धनु का भग किया, जानकी से विव।ह 
किया, परशुराम के गव॑ को तोडा, अपने पिता की आजा मानकर लक्ष्मण तथा जानकी के 
साथ वनवास के लिए आया, वनों में रहनेवाले मुनियो को अभयदान दिया, तुम्हारी बहन 
के नाक-कान काट दिये, खर-दृषण का सहार किया, मारीच का वध किया, अपने भयकर 
अस्त्र से वालि को गिरा दिया, सूर्यनदन को अपना सेवक बना लिया, अपने बाण के अग्न 
भाग पर उपस्थित होने के लिए समुद्र को विवश किया, कपियों से समुद्र पर पुल बँधवाया 
ओर अब देवताओं की रक्षा करने तथा असुरो को दण्ड देने के उद्देश्य से सुवेलादि पर आकर 
ठहरा हुआ है । उस दानवातक (राम) ने इस पृथ्वी पर मत्स्य, कर्म, वराह, सिंह, वु, 
(भागव) राम, तथा (दशरथ-पुत्र) राम के रूप धारण किये है । वे स्वयं आदिनारायण हे । 
उनकी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए सभव नहीं है। उनकी आज्ञा से ही वायुपुत्र ने 
समुद्र पार किया, जानकी वों राम का संदेश सुनाया, यक्ष आदि राक्षसवीरों का सहार 
किया और लका-दहन करके अपने प्रभु के पास लौट गया । तुम उस पवनपुत्र को ही 
जीत नही सके । तब उसके प्रभू को जीतना क्‍या, तुम्हारे वश की बात है ? 
तुम्हारे पिता ने एक दिव्य रहस्य मुभसे कहा था । उसे में तुम्हें सुनाती हूँ । ध्यान 
से सुनो । हे 
“एक बार ब्रह्मा तथा इन्र, मुनि, यक्ष तथा गधवें-तेताओं को साथ लेकर विष्णु 


भगवान्‌ के दर्शनार्थ गये और उनसे निवेदन किया--हे प्रभो, रावण तथा कुभकर्ण के 
अत्याचार असह्य हो गये हे । कृपया उनसे आप हमारी रक्षा करें ।' तब उन्हें देखकर 
कमलताभ ने कहा--में सूरयवश में जन्म लेकेर युद्ध में सहज ही इन राक्षसों का सहार 
करूँगा । फिर, उन्होनें सभी देवताओं को देखकर कहा--वुम वानरो का रूप ध्वारण १८ पृथ्वी 
पर जन्म धारण करना और युद्ध में मेरी सहायता करना ।' 


"यह वृत्तांत तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था । वह विष्णु ही ये राम हैं । लक्ष्मी 
ही उनकी पत्नी हैँ | देवता ही वानर है । उन्हें तुम यूद्ध में जीत नही सकोगे। अत", 
तुम अपनी दुर्बुद्धि तज दो और उसे भूसुता, जगनन्‍्माता, निगमों द्वारा प्रशसित, निखिल-लोक- 
विख्यात, अमित-गुणोपेत, पवित्र सीता को राम के चरणों में सौप दो । पापशोषक, धीर, 
सतत सुभाषी तथा आर्य-पक्षपाती विभीषण को लका का शाज-तिलक कर दो और राम 


युद्धकांड २८३ 


की शरण की याचना करो । वें दारणागत दात्रु की भी उसी प्रकार रक्षा करते है, जैसे 
(उन्होने) गजेन्द्र को रक्षा की थी ।” 


कैकसी के हितोपदेंश को सुनकर रावण क्रुद्ध होकर बोला -हे माता, मेने पचास 
लाख वर्ष तक अबाध-गति से राज्य किया है और सब प्रकार के सुखों का अनुभव किया है। 
में स्वप्न में भी किसी से नहीं डरता । इन नर और वानरों की शक्ति ही कितनी है ? 
क्या, ये देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है ? में अवश्य इन्हें ज॑,त लूँगा । यदि में 
उन्हें जीत नहीं सका, तो राम के बाणों से मारा जाऊँगा। किस्तु, इन नीच भानवों के 
सामने अपना सिर नही भुकाऊँगा । यह सत्य है । हे माता, आप ऐसा उपदेश मत दीजिए 
आप श्नवास में लोट जाइए । आप लाख कहें, तो भी में सीता को नहीं लौटा सकता ।' 
ककसी इस प्रकार कहनेवाले अपने पुत्र की निंदा करती हुई अपने अतपुर में चली गई 
और विचार करने लगी, होनहार वलवान्‌ है, वह किसी भी' प्रकार से ठटाला नहीं जा 
सकता । यो विचार करके वह सतत धर्माचरण में लीन रहती हुई अपना समय व्यतीत 
करने लगी । 

रावण ने भेरियो तथा नगाडो के अत्यधिक निनाद के द्वारा सारी राक्षस-सेना को 
एकत्रित किया और आयधों से सज्जित अपने प्रताप से दीप्त, मत्रियो को देखकर अत्यत 
भयकर रूप धारण करके, आँखो से अग्नि-वर्षा करते हुए कहने लगा--राभचन्द्र सेतु को 
बाँधकर अत्यधिक शौर्य के साथ मसुवेलादि पर आकर ठहरा हुआ है । जब मेरा ऋात्रु मेरे 
ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तब तुम्हारा इस प्रकार उपेक्षा करके सोते रहना, 
वया उचित हैं ? पर तुम्हें क्यों दोष दू' ? तुम मर्त्री हो, ऐसा सोचकर तुम पर विश्वास 
करना मेरी ही भूल है । क्‍या, तुम सोचते हो क्रि तुम्हारे उपेक्षा करने से मेरी हानि होगी । 
ऐसा कभी नहीं होगा । साम, दान, भेद आदि उपायों से यदि में उसे अपने वश में ला नहीं 
' सकता, तो में राम के साथ घोर युद्ध करूँगा ।' 


रावण ने जब ऐसा कहा, तब सभी राक्षस लज्जित होकर सिर भुकाये चुप हो रहे । 
जब रावण ने उन्हें डाँटकर कहा कि तुम लोग चुप क्यो" हो, तब इद्रजीत अपना शौय दिखाते 
हुए कहने लगा--हे देव, समस्त देवताओं पर विजय पानेवाले आपको इन राम-लक्ष्मण 
जैसे अकिचनो के द्वारा कौन-पी हानि पहुँच सकती है ? आप चिता मत कीजिए । में 
बल, साहस तथा शौर्य से सपन्न हूँ । क्‍या, आप नहीं जानते कि मेने इन्द्र को ताग्र-पाश 
से बाँधकर उसकी कैसी दुर्गति कर दी थी ? भीषण रण में कालकेय आदि राक्षसवीरो 


हक 


को क्‍या मेने परास्त नहीं किया था ? तब हे दनुजेश, साधारण मानव, कृश, तपस्वी 


९.4] 
है. 


तथा दुबंस दशरथ-पुत्रो को युद्ध में मार डालना मेरे लिए कौन बडी बात हे ? आप सदेह 
मत कीजिए, में अवध्य उन्हें युद्ध में मार डालूगा ।” 


तब अतिकाय तामक राक्षस ने राक्षसराज से कहा--हे दानवनाथ, जो राजा 
नीतिवान्‌ होकर, दूसरों की सपत्ति की अभिलाषा किये विना समस्त ससार की प्रशंसा 
प्राप्त करते हुए, जीवन-यापन करता है, वही सदा राज्य-पालन करेंगा । हें दनुजेदवर, सूरे- 
कुल-तिलक राम ने तुम्हारा क्‍या अपकार किया हैं ” उनकी स्त्री पर आपकी आसकित 


प्‌्59 रंगन/थ एयर 


क्यों हुई ? आपका तथा आपकी लका का सर्वताश करने के लिए इन राक्षसों ने निश्चय 
किया हैँ । उचित यही है कि आप सीता को राषव के हाथो में सौप दें और बुद्धिमान्‌ 
होकर इस सततार में सम्मान प्राप्त करते रहें ।' 

इस भकार, कई रीतियो से अतिकाय ने रावण से हित-वचन कहे, क्रिन्तु 
रावण ने उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की । उसने बडे साहस के साथ झुक 
तथा सारण को देखकर अपना शोय॑ दरसाते हुए कहा--यह बडी विचित्र बात है कि एक 
मानव समुद्र पर पुल बाँघे । तुम लोग कहते हो कि राम ने ऐसे पुल का निर्माण किया है । 
"इसलिए तुम दोनो उसकी! सेता में प्रवेश करके >सकी शक्ति का पता लगाकर आओ ।'* 


३२. शुक तथा सारण का राम की सेन्‍्य-शक्ति का परिचय पाना 


तब उन दोनों ने वानरों का वेश धारण करके जगलो, उपवनों तथा पर्वतों में सेतु 
के निकट और समुद्र के उस्त पार के प्रदेशों तथा गुफाओ में विचरण किया और सब स्थानों 
में व्याप्त वानर-सेना को देन आहचये से अपने सिर कॉपाने लगे । फिर, वे आइचर्य-पुलकित 
गान्र से वानरूसेना के भीत< प्रवेश करने लगे । उस समय विभीषण ने उन्हें पहचाव लिया 
ओर उन्हें बदी बनाकर रामचद्र के सम्मुख उपस्थित करके कहा--हें राजन, ये दोनो 
रावण के मत्री है। वानरो के वेश में यहाँ आये है । इनक नाम शुक तथा सारण हैं । 
वे हमारी सेना में प्रवेश करके हमारी सभी बातों का परिचय प्राप्त करके जाना चाहते है ।' 
तब उन गुप्तचरों ने भय से अत्यधिक आत्रान्त होकर हाथ जोडकर प्रणाम किया 
और कहा--हे देव, हम रावण के भेजें हुए गुप्तचर है । विभीषण ने जो कहा, बह 
सत्य है । रावण ने आजा दी है कि हम आपकी सेना का पता लगाकर आयें । इसलिए 
हम आये है ।' 
तब राघव ने हँसते हुए कहा--तुम रावण के मत्री हो, इसलिए तुम्हें मार डालना 
ही उचित है । किन्तु मे तुम्हें मारता नहीं चाहता । तुम्हें मारने से हमारा क्‍या हित हो 
सकता हैं ? .तुम यहाँ की सभी बातें विना किसी अपवाद के देखे लो और >ञ्ञीत्र जाकर 
अपने अमर रावण से सारी बरतें” कही । उससे यह भी कहना कि जिस शक्ति के भरोसे 
वह सीता को चुराकर लाया है, उस शवित का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आये । उससे 
कहना कि में युँद्ध में लका के सभी राक्षसों का तथा गर्व- से फूलनेवाले उसका भी बंध 
करूँगा । अब तुम जाओ ।॥' 
तब उन द्वोनी ने विभीषण के साथ जाकर समस्त वानर-सैन्य कौ शवित' की पता 
लगा लिया और तुरत रावण के पास जाकर बोले--हे देव, आपकी आाज्ञा के अनुसार 
हम वानर-सेंना के निकट जाकर उसको देखने लगे, तो आपके अनुज विभीषण ने हमें 
पहचान लिया और हमारा वध करने के उद्देश्य से हमें बदी बनाकर राम के सामने उप- 
स्थित किया ! लेकिन रामचन्द्र दयानिधि है, इसलिए उन्होने हमारे वध की आज्ञा नहीं दी। 
है. केशव, आपका, आपकी लका का तथा समस्त राक्षमों का नाश करने के लिए एक 
सोमित्र ही पर्याप्त है । अब राम के शौय का वर्णन क्या करें ? हे देव, हमने -सेतु को 
देखा । वह शत योजन लबा और दर्स योजन तौडा है । ऐसे विज्याज्न सेतु-भर में' वानर 


खसुछ्धकोंड । 


सेना ठहरी हुई हैं । उस सेना की गणना करना असभव है । जहाँ देखो वहाँ वानर-सेना 


ही है । वुछ सेना पर्वतों पर ठहरी हुई है, कुछ सेना अभी 5हरने की व्यवस्था में ही 
लगी हैं, बुछ सेना ठहने के लिए स्थान खोज रही है, कुछ सेना समुद्र के उस पार है 
और कुछ सेता वहाँ से निकलकर इस पार आ रही है । हें प्रभो, इतनी विज्ञाल सेना 
को देखकर मन में भय उत्पन्न होता है । एक एक स्थान पर ठहरी हुई सेना वी गणना 
करके लिखना ब्रह्मा के लिए भी असभव है । इसलिए हे दानवेन्द्र, आप राम के दर्शन करके 
उन्हें सीता को लौटा दीजिए और आनद में रहिए |” 

उनकी ऐसी बातो को सुनने की इच्छा ते रखनेवाला रावण अत्यधिक सोष से 
बोला--चाहे देवता तथा गधर्व ही मेरे ऊपर आक्रमण करने आयें, तो भी में सीता को 
नहीं छोड'गा । तुम ऐसे कायर वयो बनते हो ” कंदाचित्‌ वानरो ने तुम्हें पकइकर अच्छी 
तरह पीठा है, इसलिए तुम भयभीत होकर भाग आये हो । डरो मत, वे कि तुम्हारा 
पीछा करते हुए नहीं आ सकेंगे ।' इस प्रकार कहते हुए रावण शुक तथा गारण के साथ 
अपने ऊँचे सौध पर चढ़कर उस विज्ञाल कपि-सेना को देखकर आइचयचकित हुआ । 

उसके पड्चात्‌ उसने शुक-सारण को देखकर पुछा--'इस विद्याल कपि-सेना का 
संचालन करनले हुए कौन आगरे-आगे चलेगा ? सावधानी के साथ उसके पीछे-पीछे कौन 
चलेगा ? इनमें कौन शूर है ? कौन चतुर है ? सर्यव्ी राम किसके परामर्श से काम 
करता है ? किसको साथ राम अपने मन की बात करता हैं ” सेता किसकी आजा के 
अधीन है ? दिन-रात इस सेना की रक्षा करनेवाला कौन है ? इस सेना में सामत 
कौन है ? इसमें सुप्रीव कौन है? राम कौन है ? लक्ष्मण कौन है ? और, अगद कौन है ? 
उन्हें दिखाने के पदचात्‌ उनके शौर्य के बारे में कहों । मुझे कोध नहीं आयगा ।/ 


१३ सारण का रावण को कपियों का परिचय देना 

तब सारण बडी कुशलता के साथ इस प्रकार कहने लगा--हें देव, पुकिद नदी- 
तटवर्नी सूर्यपुत्र, इस पृथ्वी पर महान्‌ वली है । उसीने इस लका को उखाड़ दिया था और 
यहाँ भयकर चीत्कार व्याप्त कर दिया था । वही एक लाख श्रेष्ठ कपि-वीरो के साथ 
वानर-सेना के अग्र भाग में रहता है । हे देव, नील एक अतिबलञशानी है और वहीं राम 
का सेनाध्यक्ष है । अपनी' पूँछ को बड़े गर्व से हिलाते हुए समस्त दिद्ञाओ को कपित करनें- 
वाला हजार पद्म तथा एक शंख उत्तम वानर-सेना के साथ, पर्वत के समान दिखाई पडनें 
वाला वालिपूत्र अगद है। वह वालि की अपेक्षा अधिक बलवान्‌ है । वाहि-पुत्र कें उस 
ओर रहनेवाला नल है, जो चन्दनाद्वि का स्वामी है और विख्यात विश्वकर्मा का पुत्र है । 
उसीने एक सहत्र करोंइ और अस्सी लाख वानरों की सहायता से ध्षमुद्र पर पुत्र का 
निर्माग किया है और समस्त वानर-सेना को समुद्र पार कराया है। वह अकेले ही. अपनी' 
विशाल सेवा के साथ समस्त लका को जीतना चाहता है । है रादासराज, रविपुत्र के 
सामने ही रमणीय कात्ति से रजतादि की समता करनेवाले इवेत नामक वानर को देखिए । 
वही समस्त सेना की व्यवस्था करता है । हे लकेश वह देखिए, सहस्न करोड वानर-वीरो 
को साथ लिये हुए वेगवान्‌ नामक वानर हमारी ओर देख रहा है। वह सुग्रीव का मित्र हैं 


२८६ रंग्नाथ रायायण 


और विध्य, 'सह्य तथा सुदर्शव आदि मुख्य पर्वबतों का स्वामी है। हे देव, उस रभ 
नामक कपिलवर्ण तथा दी केशवाले वानर को देखिए, जो सिह-शावक के समान दीख 
रहा है । वह गभी रता का समुद्र है और उसकी सेवा में एक सौ तीस लाख वानरो की 
सेना हैँ । हे अमरवैरी, उस कुमुद नामक वानर को देखिए, जो सकोचनाचल का अधिपति है 
और दस करोड वानरसेना की सेवा प्राप्त करते हुए अपने बल के मद में फूल रहा है। 
हे देव, उस शरभ नामक वानर को देखिए, जो रम्य दौल (सालेय पर्वत) का राजा है, 
जो विज्ञाल वक्ष तथा उरु-प्रदेश से सुभोभित हो रहा है और जो चालीस लाख तथा 


चार सहस्न वानरों के साथ लका पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रहा है । 


“हैं दानवेन्द्र, वह देखिए पारियात्राचल का अधिपति, भयकर-रण-कुृणशल पनस हैं, 
जिसकी सेवा में सतत पचास लाख वानर रहते हे । सिद्र की लालिमा को भी' मात करने- 
वाली शरीर की काति से विलसित महा शक्तिशाली क्रोचतत नामक उस वानर को देखिए, 
जो लका की ओर दृष्टि गडाये सोच रहा है कि इस लका का नाश करने के लिए में 
अक्ले पर्याप्त हैँ । उसकी सेवा में साठ लाख कपि रहते हैँ । है देव, उंस गवय नामक 
वानर को देखिए, जो विविध श्ौयों से युक्त हो अपने सत्तर लाख बलवान्‌ वपि-श्रेष्ठो की 
सेना के साथ शोभा दे रहा है । ये सभी वानर कामरूपी हे, भयकर शक्ति से सपन्न हे, 
युद्ध में निपुण हे और देव-दानवों के लिए असाध्य हे । ये सभी सेना के अग-भाग के 
वीर हैँ । हे दानवनाथ, अब सेना के मध्य भाग में रहने वाले बीरो का विवरण सुनिए । 

“है दैत्यनाथ, वहाँ पर उस हर नामक वानर को देखिए । विशाल बाहु, तथा 
विविध वर्णवाले असख्य सहस्त वानर उसकी सेवा में लगे हुए है | वह अक्ले आपके 
साथ यूद्ध करने की प्रतीक्षा करता है । उसके निकट ही जाबवान्‌ के अनुज धूम्र को देखिए । 
अत्यत नील मेंघों के बीच में इन्द्र के समान शोभायमान होनेवाला वह नर्मदा नदी के 
तट पर स्थित ऋशक्षनग का अधिपति है । वह महान्‌ बलणाली तथा शूर है और असख्य 
समर्थ भालू उसकी सेवा में रहते हे । उस जाबवान्‌ को देखिए ! नीले पर्वत के समान 
शरीर धारण किये हुए एक करोड भालू उसकी सेवा में लगे हुए है । पूर्व काल में देवासुर 
युद्ध के समय अपने युद्धकौशल का परिचय देकर उसीने इन्द्र से कितने ही वर प्राप्त 
किये थे । युद्ध में वह धूर्जटि (शिव) से भी परास्त नहीं होता । उस धुरधर योद्धा सन्नादन 
को देखिए । उसका [एक-एक पाउ्व॑ भाग एक-एक योजन लबा है और उसका शरीर भी 
उनना ही दीर्घ है । हे देव-शत्रु, उसकी सेवा में एक पद्म वानर है । वह वानरो के पिता- 
मह-जैसा है और युद्ध में उसने इन्द्र को भी जीत लिया है । उस इद्रजालक नामक वानर 
को देखिए | वह नील का अनुज है । उसने अग्निदेव से एक ग्रधव॑-युवती के गर्भ से 
जन्म लिया है और जब नदी-तीर पर स्थित द्वरोण पर्वत का अधिपति है । उसकी सेवा में 
एक सहद्न करोड कपि है और वह महान्‌ घर है । वहाँ देखिए, ग्रथन नामक वीर वानर 
अपनी एक सहस्न करोड वानर-सेना के साथ ठहरा हुआ है । वह अति बलशाली' है और 
गगा नदी-तट पर विचरण करते हुए शिशिराद्वि का पालन करता है । हे दे१, वहाँ पर 
गज नामक वानर को देखिए, जो दस करोड़ कपियो की सेना के साथ दीख रहा है। 


खुद्ध कोड र्डछ 


है इसद्धारि, यम के सदृश करोडो वानरो की सेवा प्राप्त करते हुए रहनेवाले उस गवाक्ष 
को देखिए, वह युद्ध करने के लिए अत्यधिक उत्साह प्रकट कर रहा है। उस केसरी नामक 
वानर को देखिए, जो उत्तग काचन पर्वत का स्वामी है । उसके पास, धवल वर्णवाले, 
उद्ृण्ड पराक्रमी, सूर्य-सम तेजस्वी, तथा रण में भयकर रूप धारण करनेवाले विविध रूपों 
के दस सहंख्र प्रख्यात वानर है । हे देवताओं के जन्रु, उस अद्वितीय परात्रमी, महान्‌ बल- 
गाली, शतबली को देखिए, जो राम वी कृपा प्राप्त करके उनके लिए अपने प्राण त्यागने 
के लिए सतत सन्नद्ध रहता है । उसकी सेवा में सिद-आवक को माल करनेवाले विज्ञाल 
पिगल-नेत्रवाले सहक्न करोड वानर है । वहीं सुषेण है, जो अपने समान सहस्य करोड़ बानरों 
को साथ लिये हुए युद्ध के लिए तैयार खड्य है । वह उल्कामुख है, जो दव करोड वानरो 
के साथ ठहरा हुआ है । ग्हाँ देखिए, यह ऋपभ है, और इसकी वानर-सेवा दस करोड़ 
की' है । वह देखिए, वही विशाल भजाओवाला गधमादन है, जिसके अधीन सौ करोड़ 
वानर हे । हे देव, आप ध्यान रखें कि सग्रीव की निजी सेना ही इकक्‍्कीस सहख्र शख और 
दो हजार एक सौ सैनिकों की है । ऐसे वानर-वीरो की सेना किप्किधा में रहती थी और 
ये सभी वान८ देव तथा गधर्वो से उत्पन्न हुए है । वे कामरूपी' है और सतत समर करने 
की प्रवल इच्छा से प्रेरित रहते हे । उन्होने बह्या से अमृत-दान प्राप्त किया है, अतः 
देवताओं से भी शथरेष्ठ है । इनके अतिरिवत मैन्द तथा द्विधिंद नामक अद्वितीय वीर दस सहस्र 
करोड सेना के साथ समुद्र के उस पार ठहरे हुए हैँ | हे लकेन्र, वहाँ सुमृषब तथा विमुख्र 
नामक वीरो को देखिए । ये मृत्यु के ही पुत्र हे और मृत्यू से भी अधिक शवितशाली हे । 
है दनुजेन्र, उस अद्वितीय वीर वानर को देखिए, जिसकी सेवा असख्य वानर भृत्यों के समान 
करते हे । उसी' ने समुद्र को लाँधकर, आपकी तथा आपकी सेना की उपेक्षा करके जानकी 
के दर्शन करके अशोक-वन को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था और आपके प्रिय पुत्र को मारकर 
लकिनी को परास्त किया था । आप जानते ही हैं कि वही वायुपुत्र हनुमान है । एक 
और विचित्र बात सुनिए । बान्थावस्था में उसने एक दिन पूर्वेदिशा में उदित होनेवाले 
सूर्यवब को देखकर, अत्यधिक भूखा रहने के कारण उसे फल समभकर, उसे पकडने के 
उद्देश्य से आकाश में तीन सहख्न योजन तक उडा था और बडी तीन गति के साथ उदयाद्रि 
पर गिर पडा था । उस समय उसकी हन्‌ (दाढ की हड्डी) टूट गई, इसलिए उसका 
नाम हनुमान्‌ पड गया है । हे देव, ये सभी वानर सभसस्‍्त ससार को बहुत ही शीघ्र जीतने 
में समर्थ हे । ऐसे श्रेष्ठ कपियो की सख्या की गणना ही' असभव है ।” 


३४. शक का रावभ को राम का पराक्रम सुनाना 
इस प्रकार सारण के कहने के पदचात्‌ विवेक-सपन्न शुक ने रावण से कहा-- 
“हे असुरेन्द्र, इस विशाल सेना के प्राण स्वरूप राम के तेज का वर्णन करूँगा, आप सुनिए । 
रामचन्द्र नील मणियो की काति से विलसित हे; कमलो के सदृश नयनवाले हे, विमल 
कीत्ति से सपन्न है, सत्य के आकार हे, सतत धर्माचरण करनेवाले हे, शस्त्रास्त्र-विद्या- 
विशारद है; अखिल शास्त्रञ हे, सुकीर्ति-भी से सपन्न हे, सूर्य उनके पितामह है, इसका भी 
विचार किये विना उनको भी उत्तप्त करने का प्रताप रखनेवाले वीर है, अपने शरों से 


रइं्फ रगनाथ एयाय्ं 


आकाश को भी चृर-चूर कर देनेवालें है तथा पृथ्वी को भी दुकडे-टुकडे करने कीं' क्षमता 
रखते है । हे दशकठ, उनका (क्रोध) शत्रुओं के लिए साक्षात्‌ मृत्यु है । चूँकि, आप मीता 
को ले आये, इसलिए वे युद्ध करने के लिए आये है, अन्यथा वे शरणागतो के, वच््र के 
पिजड़े के समान, रक्षक है, वे शूरो के भी शूर है । शरण की याचना किये विना उनके 
ऋ्रोधष का अत नहीं होता । आपके ऊपर कोध करने के कारण ही उत्तकी आँखों में लालिमा 
छाई हुई हैं । वे ही त्रिभुवतों के शासक सूर्यकुल-तिलक (राम) हैं । 

“वह देखिए, उनके भाई और बुद्ध स्वर्ण-वर्णवाले राम के अनुज जक्ष्मण धनुष धारण 
किये खडे है, अत्यत आग्रह के साथ सप्त भुवनों को परास्त करने की दावित से सपन्न है । 
वे शाम के प्राणाधार के समान हे और उदृण्ड पराक्रमी है । हे असुरेन्द्र, उस' राजा राम 
के पीछे आपके अनुज है, जो आपको युद्ध में परास्त करके लका पर राज्य करने के 
उद्देश्य से राम भूपाल के द्वारा राज्याभिषिकत होकर बडे आनद से फूल रहे है । वे परम 


० 


धर्मानुसरण करनेवाले तथा नींतिवान्‌ विभीषण हे । हे देव, लक्ष्मण तथा विभीषण के 
निकट ही जो खडा है, वह सृगीव है, जो सर्वेमान्य गुणों से सपन्न हो किष्किन्धा का राज्य- 
भार वहन कर रहा हैं| वह महनीय लक्ष्मी से सपन्न होकर स्वर्ण-माला धारण किये हुए है । 
वह विश्ञालबाहु तथा अत्यत भयकर शोय॑ से विलसित है। उसकी सेना के बारे में 
सुनिए । (कहते है कि) शतकोटि सह सस्या का एक शंख होता हैं । ऐसे लाख शखरो 
का एक महाब द होता है और ऐसे लाख महावृ दो का एक पद्म होता है । एक लाख पद्मों 
का महापद्म होता है और लाख महापक्षो का एक खर्व होता है । लाख ख्बों का एक 
महाखव॑ होता है, लाख महाखंबं एक समुद्र कहलाते है और लाख समुद्र महासमृद्र कहलाते है । 
लाख महासमुद्र, महंदाख्य कहलाते है । वालि के अनुज के पास एक करोड मह॒दाख्य सेना है। 
अब आप ही स्वय विचार करके देख लें कि उसकी सेना कितनी बडी हैं । उसकी सेना 
का आदि तथा अत जानना असभव है । उसके सामथ्यं की समता और कोई सेना नहीं 
क्र सकती | वहसेना दुर्वार है। इसलिए हे देव, उस सेनासे भिडकर युद्ध करना असभव है।” 

शुक ने जब इस प्रकार- कहा, तब रावण ने एक बार फिर सारी वानरनसेना का 
पर्यवेक्षण किया और गर्भ में वडवानल प्रज्ज्वलित होनेवाले समुद्र की भाँति मन-ही-मन 
भयभीत हुआ, किन्तु अपने भय को दबाकर, निर्भीक की भाँति कोध प्रकट करते हुए कहा-- 
अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध, कोई मत्री मत्रणा देकर उसको विचलित करें, 
यह कैसी' नीति है ”? तुम विना विचार किये, मेरे सामने मेरे विरुद्ध इस प्रकार की बातें 
कह रहे हो । क्‍या, यह तुम्हारे लिए उचित है ?” रावण के इतना कहते ही शुक तथा 
सारण भयभीत हो, अपना सि९ नीचा किये वहाँ से चले गये । 


३४. राम के माया-धनुष तथा सिर दिखाकर सीता को मयभीत करना 


उनके चले जाने के पदचात्‌ रावण अपने अतरग सचिवों के साथ बढ़ी देर तक 
मत्रणा करता रहा और फिर उन्हें विदा करके दुर्वार हो, विद्युज्जिद्न नामक एक राक्षस 
को बुलाकर कहा--तुम अपनी माया से राम के सिर तथा धनृष का निर्माण करके झीघ्र 
ले आओ ।/ वह तुरत गया और अपनी सारी' निपुणता तथा माया से वनावटी सिर तथ्ग 


छ्षकोंड ९८६ 


धेनुष का निर्माण करके ले आया । रावण ने उसे अच्छा पुरस्कार दिया । वहाँ से स्मणीय 
अशोकवन में जाकर दवनुनेब्बर ने सीता को देखा । उस समय सीता सिर भुकाये अत्यत 
चिता में पड़ी, कातर दृष्टि से पृथ्वी को इस प्रकार देस रही थी, मानों वनुधरा को कोस 
रही हो कि हे माता, तुम मुझे इतना अधिक दुख क्यो दें रही हो ? उनकी आँखों से 
अविरल अश्वधारदा इस प्रकार बह रही थी, मानों उनके चित्त का क्रोध भीतर न रह सकते के 
वं।रण धाराओ के रूप में बह रहा हो। उनका गरीर ऐसा घूलि-धूसरित था, मानों पृथ्वी 
यह कहती हुई उनसे लिपट गई हो कि हे पुत्री, यह कैसा दुर्भाग्य है कि तुम ऐसी दुरवस्था 
को प्राप्त हुई हो । वे इस प्रकार बैठी हुई थी, मानो रावण के कर कर्म ही देवता का 
रूप धारण कर यह निश्चय करके बैठा हो कि हें रावण, मे तुम्हारे तथा तुम्हारे राम्षस- 
कूल का सर्वनाश करके ही यहाँ से उठूँगा । वे बार-बार ऐसे दीर्ष नि श्वास छोड रही थी, 
मानो राक्षस-रूपी नीर्स वृक्षों को विध्वस्त करने में प्रयत्नशीन प्रलय-काल की अग्नि हों । 

अपनी ओर ध्यान दिये विना बैठी हुई सीता को देखकर, सर्वताश के लिए 


उद्यत रावण ने कहा--हे जानकी, मखे तथा अविवेकी खरदपण आदि राक्षसों का वध 
करने मात्र से तुम राम के शौयें का विश्वास करती हो और मेरे शौर्ग को कभी अपने 
मन में भी नहीं लाती । जब राम बडे दर्प से अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करके, 
वानरो के साथ सुत्रेलादि पर सो रहा था, तब मेरे एक प्रिय सेवक ने उसका वध करके 
उसके धनुष तथा सिर ले आया है। राम का प्रिय अनुज, तथा वानर परास्त होकर भाग 
गये है । इसलिए हें कमलमुखी, तुम अब राघव की आशा छोड दो और मेरी तथा मेरी 
स्त्रियों क॑ लिए अधीर्वरी बनकर रहो ।' 

इस प्रकार कहने के पहचात्‌ उसने विद्युज्जिल्न को बुलाकर, राम के सिर तथा 
धनुष को सीता के सामने लाने की आज्ञा दी । तब उसने कहा--हे युदरी, यह लो, राम 
के सिर तथा धनुष । इतना कहकर वह उन दोनों को सीता के सामने फेककर हँसते हुए 
चला गया । उसी समय आकाशवाणी हुई--राम भूपाल युद्धभूमि में असर (रावण) का 
सिर कार्टेंगे, यह तुम्हारे पति का सिर नहीं है | तुम विचलित मत होओ । तुम्हारे धर्मा- 
चरण के प्रभाव से रामचद्र अवह्य विजयी होगे । (फिर भी) उस चचलाक्षी सीता ने 
उस सिर को देखा और राम की आँखें, मह, ललाठ, मौलि-रत्न की प्रभा, दत॑-पक्ति और 
कर्ण-पुटो का सौदर्य तथा अधरो की काति का स्मरण करके उस सिर को राम का ही 
सिर समझकर मूच्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पडी, मानो पृथ्वी माता ही उस लतागी 
को अपने हृदय पर लिठाकर उन्हें सॉत्वना दे रही हो कि यह मिथ्या हैँ । तुम्हारे पति का कोई 
अहित हो नहीं सकता । हे मुदरी, यह माया है; इसकी ओर तुम्हें देखता नहीं चाहिए ।' 

थोड़ी ही देर में सीता सँमल गई और जोकारिन से सतप्त होती हुई बोली--हाय, 
हे बैकेयी, कलह को जन्म देकर तुमने इस प्रकार इक्ष्वाकु-बश का सर्वेनाक्ष किया है । 
रापवेन्द्र ने तुम्हारा क्या बिगाडा था कि तुमने उन्हें अनावश्यक ही वन में जाने को 
आजा दी ? हे पृथ्वीपति, मैनें पूर्ण विश्वास किया था कि आपने समुद्र पर सेतु बाँधा है, 
और आप अवश्य मुझे छुडाकर ले जायेंगे; किन्तु में यह नहीं समभती थी कि भगवान्‌ 

३७ 


९6६० र॑ंग्ना/प एॉयायर 


मेरी ऐसी गति करेंगे | हे काकुत्स्थ, आपके और मेरे प्राण एक है, उस कथन को आप 
इस प्रकार भिथ्या साबित कर रहें हैं, क्या, यह आपके लिए उचित है ? हे सर्यकुल- 
तिलक, पति से पहले ही प्राण देने का सौभाग्य म॒भे नहीं मिला । आप भले ही जायें, 
में भी तुरत ही अपने प्राण आपके पास भेज दूगी । पृथ्वी मेरी माता है और आप मेरे 
पति हैं | क्या, आपके लिए यह उचित है कि आप मुझे पुन वसुधा की गोद में पहुँचा दें। 
अग्निदेव के समक्ष आपने मेरे पिता से मुझे ग्रहण किया था । अब इस प्रकार आपका 
मुभसे विलग हो जाना, क्‍या आपके लिए उचित है ? हे राम, न जाने क्यो आपको इस 
दशा में देखकर भी' मेरा हृदय सतप्त नहीं हो रहा है | मेरा हृव्य जब सतप्त नहीं होता, 
तो निरचय ही. आपकी यह दशा नहीं हुई होगी । इस प्रकार सोचती हुई सीता विलाप 
करने लगी । 

उसी समय द्वारपालों ने आकर दनुजेदवर से निवेदन किया-- है देव, किसी अत्यत 
आवश्यक कार्य के उपस्थित होने से आपके मत्री सभा-स्थल में आपकी, प्रतीक्षा कर रहे हे। 
उनका संदेश लेकर आये हुए प्रहस्त आदि राक्षसवीर ट्वार पर खड़े हैं / यह सुनकर 
रावण तुरत सभास्थल के लिए रवाना हो गया । उसके जाते ही, वे माया सिर तथा 
धनुष भी ऐसे अदृश्य हो गये, मानो रावण की लक्ष्मी भी इसी प्रकार ज्ञीघ्र ही अदृश्य 
हो जायगी । सभास्थल में पहुँचकर रावण ने जब गुप्तचरों से सुना कि राम झीत्र ही 
आक्रमण करने का यत्तन कर रहा है, तब उसने बडे धैर्य के साथ ढिंढोरे पीटकर नगर में 
इस समाचार को प्रकट कराने का आदेश दिया और अपनी' सेना को एकत्रित करने के 
लिए वेत्रधरों को भेजा । 

यहाँ सरमा सीता को देखकर कहने लगी--हे माता, तुम ऐसे क्यो अलाप करती हो ”? 
रावण की बातें सत्य नही है; उन्हें मिथ्या जानो, क्‍या तुम इतना भी नही जानती 
कि 'तुम्हारे सामने जो सिर फेंका गया था, वह माया का सिर था । इस राक्षस के दुर्वचन 
सुनकर में सत्य समाचार जानने के लिए गई थी । मेरी' बातें सुनो । राम युद्ध करने के 
लिए आ रहे हे । यह समाचार सुनते ही देवताओं का शत्रु (रावण) विचलित हो उठा । 
वह सुनो, ढिढोरे का शब्द हो रहा हैं। राक्षतों के भयकर रथो के दौडने की ध्वनि सुनो। 
लो, वह सुनों, रथिको तथा सारथियो के संभाषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है । इसलिए 
है कुटिल-कुतले, तुम चिता मत करो । राम पर किसी प्रकार की विपत्ति नही आई है ॥ 

इसी समय लका को विदीर्ण करनेवाले गर्जव के साथ आनेवाली वानर-सेनाओ को 
देखकर रावण ने चिंताक्रात चित्त से अपने मत्रियो को शीक्ष बुलाकर कहा--वहू देखो, 
राघव युद्ध करने के लिए आ रहा है | तुम अब अपनी अमित शक्ति का परिचय देते 
हुए शीघ्र जाओ और उन दोनो मानवों को मारकर, वानर-सेना का वध कर डालो । 
जाओ, शीघ्ष जाओ ।' 


३६ माल्यवान्‌ का हितोपदेश 


तब रावण को देखकर नीतिवान्‌ माल्यवान्‌ ने कहा--हे राजन, उचित समय में 
सधि कर लेना श्रेयदायक होता है और उचित समय पर दैर ठानना शुभ-प्रद होता है । 


खद्धकांड १५४ 


जो नीतियुक्त कार्य करता है, उस राजा के राज्य की सतत वृद्धि होती रहती है। 
न'च व्यक्ति से विग्रह और बलवान से सधि करना विवृध-जनों का उपदेश है । सूर्यवश- 
तिलक हमसे अधिक बलवान है, देवताओ के कार्य के लिए उन्होंने पृश्वी पर जन्म लिया है। 
देवबल भी उन्हीं को प्राप्त है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे धर्मात्मा हैं । 
धघन्हें ऋषियों के सतत आशीर्वाद प्राप्त हे । तुम तो सदा देवताओं को पीठित तथा ब्राह्मणों 
का नाश करते हुए पाप-चिता में लीन रहते हो । विजय सदा धर्म की ओर ही भुकी 
रहती है, अधर्म की ओर नहीं । उस दिन तुमने ब्रह्मा से अन्य सभी लोगो के हाथो भे 
न मरने का वर प्राप्त किया था, किन्तु इस प्रकार तुम पर आक्रमण करनेवाले नर तथा 
वानरों पर विजय पाने का वर प्राप्त नहीं किया है | किसी भी रीति से देखा जाय, 
उनके हाथो से तुम्हारा नाश निछ्िचते है | इतना ही क्यों, होनहार की मचना देनेवाले 
कितने ही! शकुन दिखाई पड रहे है । विपुल होम-घूम त्रस्त-सा हो गया है । राक्षसों के 
तेज का अत-सा हो रहा है। हमारे गृहो में कई प्रकार की विपत्तियों का जन्म हुआ है । 
इमलिए तुम जान लो कि वें (राम) आदिनारायण है और ऐसा करने के लिए (तुम्हारा 
वध करने के लिए) इस ससार में जन्मे है । राम से विग्रह तुम्हें शोभा नहीं देता । 
इसलिए तुम अपना हुठ छोड दो । राम का द्ार औद्धत्य का सहन नहीं करता । 
अत हे दानवेन्द्र सीता को नें जाकर राम को सौप दो और अपने वश की 
रक्षा करो ।' 

तब रावण ने माल्यवान्‌ को रीषपूर्ण नयनो से देखकर कहा--में अद्वितीय 
प्रताप और दक्षता से सपन्न तथा सतत विजयी' होनेवाला हूँ । तू मेरे सामने मेरे छात्र की 
प्रभसा कर रहा हैं | अब में तुझे क्‍या कहूँ ? तू कभी अपनी कायरता नहीं छोडता । 
भला, में सीता को क्यों देने लगा ? मुझे किसका भय है कि में सीता को दे दूँ ?' 
उसके उद्धत वचनों को सुनकर माल्यवान्‌ ते कहा--मेरी बातो का अनादर करके तुम 
रामचन्द्र को युद्ध में कैसे जीतने हो, यहू में भी देखंगा । हम जायेंगे कहाँ ? (चन्ही 


आँखो से) देखेंगे ही। इस प्रकार क्रोध में आकर माल्यवरात्‌ू, कुछ और परुष वचन कहते 
हुए, वहाँ से चला गया । 


उसके पदचात्‌ असरेन्द्र नें पहले, अनुपम पराक्रमी प्रहरत को पूर्व के द्वार की रक्षा 
के लिए भेजा, अक्षोण बली मदहोदर तथा महापाइवतर को दक्षिण के द्वार पर भेजा; अपने 
पुत्र इद्रजीत को पद्चिचम के द्वार पर नियुक्त किया, उत्तर द्वार की रक्षा के लिए शुक 
तथा सारण को नियुक्त किया और नगर के मध्य भाग की रक्षा के लिए विश्याक्ष को 
आज्ञा दी । इस प्रकार, लका के रक्षण की समुचित व्यवस्था करके रावण अंत'पुर में 
चला गया । 

वहाँ राम ने सुग्रीव विभीषण, अगद, जाववान्‌, सुषरेण, नील, नल, हनुमान, गवाक्ष 
आदि वानरो को, (उतसे) परामशं करने के लिए बुलाया और कहा--अब' हम सब प्रकार 
के अवग॒णों का आगार, तथा देवताओ के शत्रु रावण की लका का पर्यवेक्षण करें ! देंखो, 
उस एक दुष्ट के कारण उसका सारा व नष्ट होनेवाला हैं ।' 


*<6२ र॑गनाथ एयायण 
३७. सुवेलादि पर से राम-लक्ष्मण का लंका को देखना 


#००। 


इतना कहने के पह्चात्‌ राम ने अपने अनुज तथा सुग्रीव आदि वानरो के साथ 
सुवेलाचल का आरोहण इस प्रकार किया, मानो कह रहे हो कि गुणवान्‌ आदमी अपने वह्ष 
में इसी प्रकार उन्नति के शिवर पर चढना है। वहाँ से उन्होने अपने हाथो से नष्ट होने- 
वाली उस लका को देखा । उस नगर के गोपूरों पर जड़ी हुई मणियों की प्रभा इतनी 
उज्ज्वल थी, मानो हनुमान्‌ ने जो अग्नि लगाई थी, वह उस दिन तक वैसे ही' दीप्त 
हो रही हो । बड़े-बड़े कग्रो से युक्त उस नगर का प्राकार ऐसा दीख रहा था, मानो 
राम के बाणों के प्रहारों से सश्रमित एवं परितप्त होनेवाले रावण-रूपी मृग को भाग 
जाने से रोकने के लिए ही प्रलयकाल के यम-रूपी शिकारी ने चारो ओर से घेरा लगा 
दिया हो । 

उस दुर्ग की मीनारों पर दीखनेवाली चित्र-विचित्र ध्वजाएँ तथा तोरण ऐसे दीख 
रहे थे, मानो मीनारें-हपी' स्त्रियाँ सूर्य के प्रकाश में उज्ज्वल दीखनेवाले सुदर तोरण-रूपी 
मगल-सूत्रों से अलकृत हो, सुंदर ध्वजाएँ-हूपी अपने हाथों को हिलाती हुई, (राम का) 
स्वागत कर रही हो--हे राम, रावण का सहार केरने के लिए शीघ्र चले आओ । उस 
दुर्ग की परिखाएँ इतनी' विगाल एवं गहरी थी, मानों रावण-रूपी जगली भेसे को पकडने 
के लिए यम ने अनुकूल खड्डे खोद रखें हो । नगर के उज्ज्वल सौध आकाश का स्पर्श 
करते थे और ऐसे दीख रहे थे, मानो रावण ने कैलास पर्वत को उखाडकर और उसे यहाँ 
लाकर सुदर ढग से फिर से उसका निर्माण किया हो । उस नगर से तुरही की ऐसी 
नबनि निकल रही थी', मानो लक्ष्मी राम के स्वागतार्थ आ रही हो । उस नगर में कितने 
ही ऐसे उपवन थे, जिसके असंरय वृक्ष शुकों की बोली से हर्षित होते, भ्रमरों के गजन से 
आनदित होते, कोयलो के कल-कजन से सतुष्ट होते, मुतर सारिकाओ के सचालन से दीप्त 
होते, शाखाओं और मन-रूपी पल्‍लवों दो राग-रजित करते तथा सतत व्याप्त होनेवाले पुष्प 
के सुगध-भार से महक रहे थे । उस नगर के कमलाकर कमला (लट्ष्मी) के मन-कमल 
के समान थे । ऐसे नगर को आह्चर्य से देखनेवाले राघव को अपने प्रताप का ताप प्रदान 
करके भगवान्‌ सूर्य पश्चिम समुद्र में डबने लगे | तब राम ने उन्हें प्रणाम किया और 
सुवेनादि पर ही उन्होने रात्रि बिताई । * 

प्रात काल होते ही सभी कपि अत्यधिक हर्ष से विनोद करते हुए उस पर्वत के 
जंगल में शीघ्र गति से चले गये और वहाँ अपने भयकर निनादों से सिह तथा हाथियों 
को भगाने लगे । उनके निताद राक्षसों की' अस्थियो को कंपातें हुए सारी लका में व्याप्त 
हो गये । 

इस ध्वनि को सुनकर रावण यह जानने की इच्छा से कि वह कैसी' ध्वनि है, अपने 
सौध के कंगूरे पर चढ़कर देखने लगा । उस समय उसके साथ उस कग्रे की शोभा 
अत्यतः उज्ज्वल दीख रही थी। परिचारक-गण उसके ऊपर धवन छत्रो की छाया कर 
रहा था, धवल चेवर डुला रहा था। ऐरावत के दाँतो के प्रहार का सहन किये हुए उसके 


वक्ष पर मणिमय हार डोल रहे थे । इस प्रकार के वैभव से युक्त वह विविध राक्षसो से 


खुद्धकांड २६३ 


परिवृत हो विशाल रत्न-सिहासन पर आरूढह था तथा आयुधों की उज्ज्वल प्रभा से दीप्ति- 
मान्‌ होता हुआ, अस्ताद्रि पर विलसित होनेवाले सूर्य की समता करता था । बिजली से 
युक्त नील मेघों के समान अपना हर्ष प्रकट करता हुआ वह अद्वितीय रूप से उस करे 
पर शोभायमान हो रहा था । रावण की महिमा के कारण प्रभा-समन्वित उस कगरे को 
देखकर रामचन्द्र आश्चर्य के साथ (विभीषण) से बोलें--हे विभीषण, प्रलय-काल के सर्य-मडल 
के समान भासमान होनेवाला यह्त कौन हैं ?” तब विभीषण ने राम से कहा--हे देव, 
वही मेरा अग्मज रावण है, जिसने इन्द्र आदि देवताओं को परास्त करके देव-कामिनियों को 
बदी बनाया है और जो तीनो लोको को अपने श्षौर्य के प्रताप से जीतनेवाले बाहुबल से 
सपन्न है 


३८, रावण तथा सुग्रीव का द्वद्व-युद्ध 


तब सुग्रीव ने राम से कहा--हे प्रभो, यह राक्षतण मदाघ हो आपके समक्ष अपने 
वंभव का एसा प्रदर्शन कर रहा हैं। में अभी इस का गवे भग करता हैं । इतना कहकर 
बह अत्यधिक क्रोध से, अलघु जौर्य-सपन्न गरुड के समान, मुकुट-रूपी श्गो तथा विद्याल 
वक्ष-हपी सानुओ से युक्त परवत-रूपी' रावण पर अत्यत वेग से गिरनेवाले वज्ज के समान, 
सुवेल द्वि से उस रावण की ओर उडा । फिर, देवताओं के छत्रु उस रावण को तृणवत््‌ 
मानकर कहा--हे रावण, सुनो, में राम का सेवक हूँ । क्‍या, तुम अपना वैभव हमें दिखाने 
का साहस करते हो । इतना कहकर उसने बड़े दर्ष के साथ उसके सभी मुकुटो को नीचे 
गिरा दिया । तब नीचे लुढकनेवाती उसकी मुकुट-पवित ऐसे दीखने लगी, जैसे पूर्वकाल में 
काल-रुद्र के प्रह्मर से नक्षत्र-पक्ति नीचे गिरने लगी थी । इससे भत्यत ऋुद्ध हो, दद्यकठ ने 
वालि के अनुज को पकडकर नीचे पटक दिया, किन्तु सर्यपूत्र शीघ्र ही उठकर अपने 
प्रचड बाहु-बल का प्रदशन करता हुए उस राक्षस को उसके सभी हाथों के साथ पकड़कर 
इस' प्रकार नीचे पटक दिया कि सभी दिशाएँ काँप उठी । इसके पदचात्‌ सुग्रीव ने उस 
राक्षत की कनपटियों, ललाटो और स्कधों पर अधाघुध तमाचे लगाये, उसकी पीठ को नद्ों 
से नोच दिया, और उसकी गर्दन को अपने टखनो के बीच «दबाकर उसे कगूरे से दें मारा । 
इस प्रकार, मल्ल-युद्ध करते हुए घे दोनों बहुत थक गये और पृथ्वी पर गिरने लगे; किन्तु 
दोनो फिर से सँमलकर कंगूरें पर हीं युद्ध करने लगे । अत्यधिक शक्ति से, प्रतिक्षण पंतरा 
बदलते हुए, एक दूसरे को ढकेलते हुए, फिर एक दूसरे के निकद आकर ताल ठोककर 
अलग होते हुए और जीघ्र ही एक दूसरे से भिडकर अपनी दावित दिखाते हुए, वें एक 
दूसरे के वक्षों पर पदाघात करते, लिपटकर अपनी केहुनियो से एक दूसरे के अगो को 
दबातें और अपने हाथो से एक दूसरे के सिरो को पकड़कर इस तरह टकराते कि रक्त 
की धाराएँ निकल पडती, फिर लडखडाते हुए कई प्रकार से कशम-कंश करने के पदचात्‌ 
एक दूसरे से हटकर अपने-अपने स्थान पर आ जाते और फूलती हुई साँसो से थोडी देर तक 
चुप खडें रहते । इस प्रकार, युद्ध करते हुए दोनो के शरीरों से रक्त की घाराएँ ऐसी बहने 
लगी, मानों पवतों से लाल रग की नदियाँ बह रही' हों । तब रावण अपनी माया से 


सभीव को बाँधने का यत्न करने लगा । यह देखकर सुग्रीव आकाक्ष की ओर उड़ा और 


२69 र्ानाथ एमायर 


क्र राक्षसों के देखते-देखतें राम के पास पहुँच गया और राघव को प्रणाम किया । युद्ध 
की धलि तप्रा रक्त से पकिन गात्रवाले संग्रीव को राम ने बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाया 
और स्तिग्ध दृष्टियों से देखते हुए कहा--इन्द्र को परास्त करनेवाले रावण की 
शक्ति की' अवहेलना करके, ऐसा साहस करना केवल तुम्हें ही' शोभा देता है । उसका वध 
करके विभीषण को लका का राजा बनाने की जो प्रतिज्ञा मैने की है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम उसका 
बंध किये बिना ही लौट आये, यह तुमने बहुत अच्छा किया । में तुम पर प्रसन्न हूँ । 
तुम वालि के अनुज' हो, तुम उस रावण को अवश्य मार सकते थे, किन्तु उसके वध का 
सेहरा, मेरे सिर पर बाँधने, तथा उसे मारने का श्रेय मुझे देने के लिए तुम उसे जीवित 
छोडकर लौट आये । तब सुग्रीव ने कहा- - हे देव, उस द्रोही का वैभव देखकर में कैसे 
चुप रह सकता था 7 सूर्य-पुत्र के इन बचनो को सुनकर राम हर्षित होकर बोले--- 
तारको से विलसित तथा दीप्तिमान्‌ू रक्‍त तथा कृष्ण वर्ण के परिवेषण से घिरे हुए 
सूर्यमइल से ज्वालाएँ निकल रही है, बडें-बडे जलद राक्षरों का रूप धारण करके रक्‍त- 
वर्षा बर रहे है, ऐसा लगता है कि कदाचित्‌ भूकप होनेवाला है । प्रचण्ड वायु के कारण 
गैल-श्वग टूटकर गिर रहे हे और सूर्य के अभिमुख होकर सियार रो रहे हे । बार-बार 
राक्षस-कुल के नाश-मूचक शकुन दिखाई दे रहे हे । इधर हमारे पक्ष में अगो के फडकने आदि 
के श्रेष्ठ शुभसूचक शकुन दीख रहे हूँ । अत , निस्सदेह हमारी विजय होगी | अब विलंब 
वरना अनुचित हैँ । 


इसके पढ्चात्‌ रामचद्र हनुमात्‌ के के पर बैठकर, जाबवानू, अग॒द, सौमित्र, विभीषण 
नल आदि महान्‌ पराक्रमी अनुचरो के साथ उस पव॑त से नीचे उतरे । फिर, अनुपम 
पराक्रमी' रामत्तद्र धनुष धारण करके लका की ओर चले । वान<-श्रेप्, उनको मार्ग बताते 
हुए आगे-आगे जा रहे थे और पीछे लक्ष्मण आदि चल रहे थे । वामर-सेना उद्ृड वेग 
से उनके पीछे-पीछे एक साथ मिलकर जा रही थी । इस प्रकार सर्यवश-तिलक राघव 
घोर राक्षस-सम्‌ह से सुरक्षित लका के उत्तर द्वार पर जा पहुंचे । यह समाचार सुनते हीं 
राक्षत सभञ्लमित-से हो गये । अधिरल बाहुबली नील, द्विविद, गैन्द आदि वीर वानरो के 
साथ, विशाल वानर-सेना को लिये हुए पूवे के द्वार पर जाकर ठहर गया । गज, 
गवाक्ष, गवय तथा बाहुबली के साथ वालिपुत्र ने बडे उत्साह से दक्षिण के द्वार पर पडाव 
डाला । अपना विक्रम प्रदर्शित करते हुए, लका-दहन करनेवाले पवन-पुत्र ने संषेण को 
साथ लेकर पश्चिम के द्वार पर घेरा डाला | सूर्थ-पुत्र सुग्रोव छत्तोत करोड विश्वास-पात्र 
तथा भमहाबलशाली कपि-तरीरों के साथ राम के परिचिम में ठहर गया। शक्तिशाली 
भालुओ के साथ अनुपम बलो जाबवान्‌ ने राम के पूवे में पड़ाव डाला । 

तदनतर राम ने लक्ष्मण तथा विभीषण को देखकर कहा--इनकी (वानर-तायकों 
की) सहायता के लिए प्रत्येक द्वार पर एक-एक पद्म दुर्वार बलशाली वानर-वीरो की सेना 
भेज दो । अनल, नल, हर तथा सपाति के साथ हम तीनो यही से शात्र-राक्षसों से यद्ध 
करेंगे । घोर सम्राम के समय में भी हमें यहाँ का और वहाँ का समाचार मिलते रहना 


जआाहिए । इसके पदचात्‌ राम ने वानरों को देखकर आज्ञा दी कि तुममें से किसी को 


खुछ्धुकाछ २८५ 


अपना वानर-हप छोडकर और कोई भी कपट-रूप धारण नहीं करना चाहिए । राम की 
आज्ञा सिर पर धारण किये हुए सभी वानर लका के चारो ओर बडे वेग से फल गये । 
पूर्व तथा पश्चिम भागों में विकृत लागूलवाले, विकृत आननवालें, बिक्वंत दाँतोवाले और 
विकृत शरीरवाले अनुपम विक्रमी वानर दस योजन तक व्याप्त हो गये और वृक्षों तथा 
गैलों की' सहायता से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये । उनके गर्जन, तर्जेन, तथा उनके 
हुकार सारी लका में व्याप्त हो ऐसे भय का उत्पादन करने लगे कि दनज-स्त्रियों के 
गर्भ-पात होने लगे। वानर-सेता का यह कोलाहल सुनकर राक्षत-समूह भय से कॉाँप उठा। 


३९ अंगद का दौत्य 

अपने मत्रियों की सम्मति प्राप्त करने के पण्चात्‌ राम ने अगद को बुलाकर बढ़े 
स्नेह के साथ कहा--हें अगद तुम हमारा दूत बनकर रावण के पास जाओ और उससे 
कहो कि हे रावण, तुमने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के गये के कारण मुनियों तथा देवताओं 
को दुख दिया हैँ । राम के समक्ष तुम्हारा कोई वह नहीं चलेगा । रामचन्द्र तुम पर 
आक्रमण करने आये है । जिस शक्ति के मद में आ।कर तुम सीता को उठा लाये, अब युद्ध 
में उस शक्ति का प्रदर्शत करो। राम के बाणों के प्रहार से विचलित हुए बिना, घर के समान 
उनका सामना करों । यदि ऐसा करने में तुम्हें भय हों, तों सीता को लाकर सौप दो और 
सुख से रहो । यही तुम्हारे लिए उचित हैं । राघक ने कृपा करके विभीषण को लका का 
राजा बना दिया । वे अवश्य तुम्हारा सह्ार करेंगे । उनके सहार करने के पहले ही, अपने 
सभी संगे-्स बधियो को एक बार भर्ती भांति देख लो, लका की ओ< निहारो, अपनी प्रिय 
पत्नियो का विचार करो । अपने पुत्र, अनज तथा सर्मे-सबधियों को युद्ध में मारे जाने से 
उन्हें बचाने व। उपाय सोचो । इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि तुम अपने बधु-मित्रो के साथ 
भारे जाओगे, तुममें से एक भी नहीं बचेंगा । मरने के पब्चात्‌ जो कार्य करने के लिए 
शेष रह जायेंगे, उन्हें अभी पूरा कर लो । अब यही तुम्हारी स्थिति हैं ।' 

राम के इन वचनों को सुनकर वह श्रेष्ठ वानर, मन-ही-मन हर्षित हो दुष्ट राक्षस- 
रूगी वन को भस्म करने के लिए उत्पन्न प्रलय-काल की” अग्ति के समान, उस इन्द्र के 
शत्रु रावण को मारने के लिए आये हुए मृत्यु-दृत के समान, उडकर रावण की सभा में 
पहुँचा । उसे देखकर राक्षसों ने कहा--दिखों, वह फिर आ गया । यो कहते हुए वे 
आयूधो से युवत हो अगद पर आक्रमण करने का उपक्रम करने लगे | तब रावण ते अपना 
हाथ उठाकर उनका वर्जन करते हुए कहा--हुकों । फिर उसने अगद को देखकर कहा--- 
कहो, तुम कौन हो ?” अगद ने कहा--हे रावण, क्या तुम यहू नहीं जानते कि में 
राम का दूत हूँ / तब रावण ने कहा--राम कौन है ” अगद बोला--अपने अतुल 
पराक्रम से जिसने परशुराम को जीता, वही रणकुशल (व्यक्ति) राम है। रावण नें 
पूछा-- परशुराम कौन है ?” अगद ने उत्तर दिया--जिसने उद्धत कात्तंवीर्य जेसे वीर को 
मारा, वह असम,न परात्रमी परशुराम है | तव रावण ने पूछा--वह कात्तेंवीय कौन हैं रे 
अगद ने कहा--व्या तुम नहीं जानते ? जिसने तुम्हें जीत4र बी बनाया था, वही ठीर 
फात्तेवीयं है / फिर, रावण ने प्रछा--तुम किसके पुत्र हो ?” अगद ने उत्तर दिया 


९८६ रंगन/थ एशप/यर/ 


क्या तम इलने शीघ्र उस इल्द्र-पुत्र वालिकों भूल गये, जिसने तुम्हें समुद्र में इंबो दिया था। 
मै उसी वालि का पुत्र हूँ। मेरा नाम अगद है। हे अस्रेश, तुम युद्ध-भूमि में 
मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाओगे । क्‍या, तुम उस काकुत्स्थ-अशज राम को नही जानते, 
जिन्होंने मोहित होकर उनके पास जानेवाली शूर्पपखा की नाक और कान काठकर उसके 
रक्त में भीगे हुए अपने खड़ग को खर तथा दृषण के अगो के रक्त में धोया था । तुम 
क्यो प्रलाप करते हो ? तुम अब जाओगे कहाँ ? बचोगे कैसे ? गर्वाध हो तीनो लोको को 
भूलसानेवाल तुम्हें राम अवद्य मारेंगे | तुम शूर होकर विना विचलित हुए उनका सामना 
करो, यही उचित है । सुनो, अब लका पर हासन करना तुम्हारे भाग्य में नही है । लका 
की राजा अब विर्भीषण ही है । तुम इतनी' विपत्ति क्‍यों भोगना चाहते हो ? तुम उदार 
मन से सीता को रामचन्द्रजी के पास पहुँचा दो और अपने प्राण बचा लो । अपने से 
बलवान्‌ राजाओ से सधि कर लेना इस पृथ्वी पर सभी राजाओं का उचित धर्म है ।' 


५, 


इन बातों को सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर उस महाबली अगद को पकंडने की 
आज्ञा दी । कुछ बलवान राक्षस तुरत उसे प#डने का प्रयत्न करने लगे । अगद भी अपनी 
शवित दिखाने के उद्देश्य से अपने-आप उनके हाथो बदी बन गया और उसके पदचात्‌ 
अपनी समस्त शक्ति के साथ आकाश की ओर उछलकर ऐसा भटका दिया कि दस सहस्न 
राक्षस-वीर नीचे गिरकर चूर-चूर हो गये । इससे सतुष्ट न होकर अगद ने राक्षसों के उस सभा- 
मडप पर ऐसा पद-प्रहार किया कि वज्ञपात से गिरनेवाले हिमाचल के शिखर के समान 
वह मडप टुकडे-टुकड़े होकर गिर गया । रावण ने फिर से राक्षसों को आज्ञा दी कि 
छोडो मत, अगद को अवश्य पकड लो । तब राक्षसों ने आकाश की ओर उडकर अगद 
पर परशु, शूल, करवाल, गदा आदि कई आयुधो का प्रहार करके उसे पीड़ित करने लगे । 
तब अगद ने अपने मुवकों से उन राक्षमों पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी आँतें निकल 
आई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े । तब खर के पुत्र सूकर ने अग॒द को देखकर कहा---ठहरो अग॒द, 
अब तुम कहाँ जा सकते हो ?” इस प्रकार, घोर गर्जेन करते हुए उसने अपना धनष उठाया 
और पाँच तेज बाण अगद के मरझ़तक पर चलाये और उसकी बाहुओ पर दस बाण चलाये । 
इससे क्रंढ होकर अग्रद ने उस असुर पर अपनी मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसके 
सिर के कई दुकड़े हो गये और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह देखकर सभी राक्षस 
भय से छटपटाने लगे और रावण भी बडी चिंता में पड़ गया । 


तारा-पुत्र अंगद श्ीध्र राम के पास पहुँचा, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा-- 
है देव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैने रावण के पास जाकर उसे सारी बातें समझकाई 
किन्तु, उसने मेरी' बातो की अवहोलना कर दी। हे राजन, आपने नीति के अनसार उसे 
समझाने की चेंष्टा की है; किन्तु वहू तो आपके बाणों को अपने प्राणो की आहुति 
दना चाहता हूं । वह मरने का दृढ निरचय किये बेठा है। उसका अत आसन्न है; इसलिए 
हैं देव, आप युद्ध में उस दशकठ का वध कर डालिए। हे अनघ, आप (रावण को मार 
कर) देवताओ को प्रसन्न कीजिए ।” इस प्रकार उसने लका में घटी हुई सभी बातो का 
वर्णन करके राम को सुनाया। अग॒द की शवित का परिचय प्राप्त करके राम भी हर्षित हुए। 


यझुद्धकरड २७६७ 


वहाँ सभी राक्षस रावण को देखकर कहने लगे-- है देव, आप इस प्रकार चुप बैठे 
रहेंगे, तो कार्य कैने चलेगा । वह देखिए, राघव कपि-सेना के साथ लका को घेरे हुए है । 
अब आप अपना प्रताप कब दिखायेंगे ? हमें भेजिए । हम युद्ध में राम-लक्ष्मण को जीतकर 


। 


आयेंगे । । 


४०, रावण का अपना वेभव प्रदर्शित करना 

इन बातों को बड़े चाव से सुनकर रावण ने सोचा कि में अपना वैभव रामचन्द्र 
को दिखाऊँगा, जिससे सुग्रीव आदि भयभीत हो जाये । इसके पश्चात्‌ उसने उन सभी 
वस्तुओं को मँगाया, जिन्हें उसने अपने भयकर प्रताप के प्रदर्शन से इन्द्र, धर्तेद्र तथा नाग्रेच्द्र 
को जीतकर प्राप्त किया था । उसने उज्ज्वल कातियुक्त पीताबर धारण किये, चारो और 
सौरभ विकीर्ण करनेवाले मृुगमद, घनसार आदि सुगध-मिश्रित मनोज्ञ चदन का लेप किया; 
सरस, मजूल पारिजात-पृष्प-रचित मालाएँ धारण की, पद्मराग आदि बहुरत्न-खचित ककण, 
मृद्रिका, केयूर, भूजाभरण, कठाभरण आदि धारण किये; अपनी मणियों की प्रभा से 
गडस्थलो को दीप्त करनेवाले कुडल पहने; सूर्ययमडल के समान उज्ज्वल तथा अपनी 
प्रभा से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करनेवाले मुकुट अपने दसो सिरो पर धारण किये; 
इन्द्र, अग्ति, यम, नैऋत, वरुण, मरुत, कुबेर एवं ईद्यान का दर्प चूर करके, उन पर प्राप्त 
विजय की सूचना देनेवाला तोड़र अपने पैर में पहना, धनुष, बाण, चक्र, परशु, त्रिशूल, 
करवाल, पाश, मृद्गर, चंद्रहास आदि बीस आयुध अपने बीसो हाथो में धारण किये, और 
परिचारको को साथ लेकर उत्तर दिशा के बुर्ज की ओर रवाना हुआ | उसके आप्तजन 
शलो से सज्जित हो उसके चारो ओर चलने लगे । भूषण तथा वस्त्रों से अलकृत होकर 
उसके मत्री' उसके दोतो ओर चल रहे थे । कई हजार राक्षस असख्य स्वर्णे-टोपो से 
विलसित अस्सी हजार धवल-छत्र लिये हुए थे । अस्सी हजार कामिनियाँ शोषनाग के फन के 
समान दीखनेवाले सुदर व्यजन (प्रा) लिये हुए चल रही थी । चंद्र-किरणों के सदृश 
दीखनेवाली अस्सी हजार अप्सराएँ दोनों ओर चन्द्रिका की भाँति उज्ज्वल चामर धीरे-धीरे 
भुलाती हुई अपने ककणों का मुदु शिजन सुना रही थी । बदी-मागधों का समूह देवताओं 
प्र (दानवों की) विजय का स्फूत्तिदायक स्तुति-पाठ कर रहा था। उसके आगे मंद, मध्यम, 
उच्च आदि स्व॒र-भेदों के साथ चद्रवदनी स्त्रियाँ गीत गा रही थी । ऐसी ठाट-बाट से 
सज्जित हो रावण दुर्ग के उत्तरी बुर्ज पर अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए मणिमय ग्रभा- 
समन्वित सिंहासन पर आरूढ होकर ऐसा दीख रहा था, म।नो पश्चिम पर्वत पर सूर्य-बिब 
दिखाई पड़ रहा हो । राक्षसों के आतपत्रों ने सूर्य को ढक दिया था, इसलिए चारों ओर 
अधकार फैलने लगा । 

उस समय राम माया-मृग के चर्म पर, इच्दतील मणि के समान प्रकोशमान अपनी 
देह को वाम भाग ठेके हुए, वाम-भुजाग्र कों अपने कपोल का आधार बनाकर, सूर्य-बिब के 
समान उज्ज्वल सूझ्रीव की जाँधों पर, राजसी ठाठ से, अपना अतुल सौंदर्य को प्रकट करते 
हुए लेटे थे और अपने प्रिय-भकत पवन-पुत्र के जाँघों पर पैर पसारकर आराम कर रहें थे । 
पवन-पुत्र उनके चरण कमलों को धीरेधीरे दबा रहा था। अंगद उनेके दक्षिण-हस्त 

रे८ 


स्कर्ट रंगनशथ एयायण 


की अँगुलियो को दोनों हाथो से दबा रहा था । बदी-मागधो की तरह उनके चारो और 
नल-तील तथा जाववबान्‌ आदि प्रमृख सेनापति उन्तकी स्तुति कर रहे थे--हे सकल 
लोकाराध्यचरण, हे जानकी-हृदयाबुज-षट्चरण, हे दीनात्तिहरण, हे स्तवनीयक्रपाभरण, हे हर- 
बद्य नाम, हे सूर्यकुलाब्धिसोम, हे शत्रुवाशक, हे रघुराम आदि ।” तब रामचद्र पूर्णचन्द्र के 
समान शोभायमान होनेवाले अपने मदहांस-युक्‍तत तथा अविरल करुणामृत से परिप्॒र्ण मुख- 
मडल में विलसित धवल अरविद की सुदरता को भी' परास्त' करनेवाले नेत्रों की वाति को, 
चारो ओर विकीर्ण करतें हुए, अपने ललित कटाक्ष-रूपी चद्धिका की वृष्ठि करते हुए, 
अपने दोनो हाथों को समीप बैठे हुए, राक्षतों के भेदों के ज्ञाता विभीषण के साथ अत्यत 
रहस्यपूर्ण वार्त्ताताप कर रहे थे । उस समय उनका मुह दक्षिण की ओर था । इसलिए 
उन्होंने रावण को देखकर कहा--हे विभीषण वहाँ देखो । उस दुर्ग के उन्नत शिखर पर 
कोई सिहासन पर आसीन हैं । उस पर तने हुए शरत्काल के बादलों के सदुश दीखनेवाले 
छत्र-समूहों के कारण पृथ्वी पर छाया पडी हुई है । इस ढंग से वहाँ बैठा हुआ वह व्यवित 
कौन है ?' 

तब राम को देखकर विभीषण ने निवेदन किया--हे देव, वही देवताओं का शत्रु 
रावण है; युद्ध में अमरो के पैर उखाडनेवाला वहीं है । समस्त देवताओ से प्राप्त दिव्य- 
आभूषणों को धारण किये हुए, अपने आप्त दनुज-वीरों की सेवाएँ ग्रहण करते हुए, अस्सी! 
सहद्न छत्रो, चामरों तथा व्यजनों से सुसज्जित हो, अपना वैभव तथा ठाठ-बाट आपके समक्ष 
प्रदर्शित करने को निर्मित्त वह दुर्ग के बुर्ज के ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है ।! 


४१, राम का रावण के हत्न-चामरों पर अस्त्र चलाना 


इन बातो को सुनकर राम हँसे और रावण का गवे-भग करने का निश्चय करके 
लक्ष्मण से धनुष लाने के लिए कहा । फिर अपने पीछे बैठे हुए लक्ष्मण के हाथ से धनुष 
लेकर दायें पैर तथा दायें हाथ के अगूठे से उस पर प्रत्यचा चढाई। फिर लक्ष्य साधकर, 
अद्धंचन्न शर को चढाया और भ्रत्यचा को अच्छी' तरह खीचकर आधे लेटे-लेटे ही रावण 
के छत्र-चामर तथा व्यजनो परु बाण छोड दिया । राम का वह एक हर क्रमश दसो 
सेकडों, हजारो, लाखो तथा करोडो की सख्या में बढकर रावण के निकट पहुँच गया और 
तालवुतों को धारण करनेवाली' सुन्दरियो, चामरो को डुलानेवाली स्त्रियो, सगीत गाते 
वाली कमलमुखियो, कीत्तिगान करनेवाली रमणियो, धवल छत्नो को घारण करनेवाली 
देत्य-बालाओ और सेवा में खड़े हुए भटो के हाथो को विना काटे ही' विना उनके कठो का 
विच्छेद किये हीं, विना उनके हृदयों में प्रवेश किये, रावण के मुकुटो को नीचे गिराये 
विना ही, उसक सिरो को काटे विना ही, उन छत्र, चामर, व्यजन आदि के उपरी भागों 
को काटता हुआ चला गया । यह देखकर सभी राक्षस सभ्रम तथा आदइचर्य से चकित 
रह गये । इस प्रकार, कटे हुए छत्र, चामर, तथा व्यजन उड़कर समस्त आकाश में व्याप्त 
हो गये; फिर वे जहाँ-तहाँ, उस सभा में, कुछ राक्षसों पर, कुछ लका में, कुछ लवण- 


समुद्र में, और कुछ उस लकेश्वर पर गिरने लगे । इस प्रकार, अद्वितीय ढग से अपना 
का पूरा करके वह दिव्य शर फिर राम के तूणीर में आकर प्रविष्ट हो गया । छत्र, चामर 


खद्धंकोड २८६ 


तथा व्यजनों से रहित हो, केवल दण्डो को अपने हाथो में थामे खडे रहनेवाले उन 
असुर-पकितियो के मध्य रावण सश्नमित हो, अपना समस्त गये खोफर बडी देर तक बैठा रहा, 
क्योकि उसे ऐसा लग रहा था, मानों खड़े हुए राक्षस उसे ले जाने के लिए आये हुए 
यमदृत हो । रघुराम के धनुविधा-क्रौशल का बार-बार विचार करके उसका सिर 
काँपने लगा, और मन-ही-मत वह उनके (राम के) पदुत्व को स्त्रीकार करने लगा । फिर, 
प्रकट रूप से वह रघुराम की प्रशवा करने लगा। 


४२, रावण का राम की धनुर्विद्या की प्रशंसा करना 


उसने कहा--है ह्थामवर्ण रघुराम, हे नयनाभिराम, हे कोदंड-दीक्षा-गुरु, हे वीरा- 
वतार, हे शर-सधान-कला-निपुण हे श्रेप्ठ चाप के कर्षण में कृपण, हैं दुढ़वाह, है विव्यात 
मुष्टि-सपन्न, हे विजित शत्रुओं के भाग्य-विधाता, हे विजय-सपन्न, हे श्रेष्ठ मानव-राजकुमार, 
हे नव्य-दिव्य-अस्त्र-सपन्न, हे चचल तथा घोर शरों से पूर्ण अक्षय तूणीरधारी, हे वीराग्र- 
गण्य, हे विश्वशरण, हे राम भृपाल, तुम्हारे समान इस ससार में और कौन धनुर्धर हों 
सकता है ? त्रिपुरो का नाश करने में (निपुण) अकेले एक द्विव ही है और बाणों को 
चलाने में निपुण तुम एक ही हो ।' इस प्रकार, रावण अपने दसो मुँहो से रामचन्द्र की 
प्रशसा करने लगा । 

यह देखकर (उसके) मत्रियों ने उस दैत्यनाथ से कहा--हें दैत्य-युगव, शर्रुता की 
विचार किये विना, कही शत्रु की ऐसी प्रशसा कोई कर सकता है ? यदि आप ऐसी भरशंसा 
करेंगे, तो शत्रु तथा मित्र, यह सोचकर कि आप भयभीत हो गये है, आपको उपेक्षा की 
दृष्टि से देखेंगे । यह राजनीति नहीं है ! तब रावण ने हेँसकर उनसे कहा--- धनुविद्या 
की निपुणता, महान्‌ परात्रम, सौंदर्य तथा बाहुबल आदि गुणों में श्रेष्ठ, कोदड-दीक्षा-गुरु 
राम-भूपाल की समता इन तीनो भुवनों में कौन कर सकता है ” हरिहर तथा ब्रह्मा 
भी उसकी समता नहीं कर सकते । क्‍या, श्रेष्ठ छूरो की महत्ता को स्वीकार नहीं करनी 
चाहिए ?” इस प्रकार, नीति-पूर्ण बचनो को कहने के पदचात्‌ दनुजेइवर वहाँ से चला गया। 
तब राक्षस-तेताओं ने कटकर गिरे हुए छत्र-चामर आदि को देखकर अत्यत भयव्रिद्वल हो 
वहाँ से चले गये और कई प्रकार से राम के पराक्रम तथा शौर्य की प्रशसा करते हुए 
कहने लगे--'राघव करुणा-समुद्र है, इसलिए उनके भयकर बाण ने केवल छत्रोकों ही 
काटा । यदि वे उसी प्रकार और एक बाण चलायें, तो हमारे सिर भी उब्ने बगेंगे । 


४३, वानरों का लंका ध्वंस करना 
यहाँ पर राघवेन्द्र ने आगे के काये के सवध में अच्छी तरह मन-ही-मन विचार 
किया और फिर अपने अनुज विभीषण तथा सूर्य-पुत्न आदि आप्त-वर्ग की सम्मति लेकर 
शुभ मुहत्त में वानरो को लका पर आक्रमण करने की भाज्ञा दी । वानर-सेना उसी' क्षण, 
भयकर. गर्जन करते हुए--हे देव, हमारा शौर्य देखिए। आपके लिए हम किस प्रकार 
प्राण देतें है, देखिए ।” यो कहते हुए पर्वतों तथा वृक्षों को केपाते हुए, करोड़ो वानरों ने 


2. ५, 


एक साथ मिलकर लंका के दुर्ग को चारो ओर से घेर लिया । राम की अवध्य जय 


३00 एानाणएथ एयावण 


होगी--ऐसा घोष करते हुए, वानर-वीर अपनी महान्‌ शक्ति को प्रकट करते हुए पवेती 
तथा वृक्षों को जहाँ-तहाँ से जमा करके परिखा को पादने लगे । उस समय वे ऐसे दीख 
रहे थे, मानो वध्य भूमि पर स्थित वधिक हो । 

तब कुमुद दस करोड वानरों की सेना लेकर पूर्व द्वार की ओर गया । बाहुबली 
शतबली अस्सी करोड की सहायक सेना लेकर आनेवालें राक्षतों के आक्रमण को रोकने के 
उद्देश्य से दक्षिण के द्वार पर जाकर ठहर गया । सुषेण दस करोड सैनिको को लेकर 
पश्चिम के द्वार पर चला गया। राम, लक्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव उत्तर के द्वार पर ही 
रहे । गज, गवय, गधमादन तथा दारभ, दुर्ग के चारों ओर बार-बार भ्रमण करते हुए 
वानरो को दुर्ग पर चढ जाने के लिए उत्साहित कर रहे थे । तब वानर उद्धत गति से 
एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए, एक दूसरे को धक्‍का देते हुए, दुरगें पर ऐसे चढ़ गये कि, 
मालूम नहीं होता था कि कौन बु्ज है, और कौन कंगूरा । फिर, स्तूपोी पर चढकर 
वे भयकर गर्जन करते हुए, अपनी पूछो का फदा बनाकर पत्थरो को किले के भीतर फेंकने लगे । 
फिर बडें-बडे वृक्षों को तने से उखाडकर बडे वेग से उन्हें अदर फेंककर किले के 
भीतर स्थित घरो को तोडने लगे । फिर उन्होनें भीतर के कितने ही' भवनों, मडपो और 
कंगूरो को अपने पदाधात से च्र-चूर कर दिया, बडे-बडे पहाडो को फेंककर ढुगे को 
गिराते और उसके नीचे दबकर भरनेवाले राक्षसों को देखकर हँसने लगे । वानर, राक्षसों 
को ललकारते हुए बडी-बड़ी शिक्लाओ को किले के ऊपर फेंककर उसकी ऊँची दीवारो को 
गिरा देते । दुर्ग के बहिर्द्वारो, राक्षगों, उनके आयुधों, पताकाओ, ध्वजाओ तथा छत्रो को 
गिरते हुए देखकर वानर-वीर दिशाओं को कपित करनेवाले भयकर गर्जन करते और 
अत्यधिक मात्सर्य से पुन पर्वेतो को लाकर दूर्ग पर फेंकने लगते । उनके कठोर प्रहारों के 
कारण लकापुर की ऊँची अट्टालिकाएँ गिरने लगी, वीथियाँ नष्ट होने लगी, दीवारें गिरते 
लगी, ऊँचे सौध टूटकर गिरने लगे, घर च्र-चर होने लगे, और असख्य मदिर नष्ट-अ्रष्ट 
हो गये । सारा दृश्य राक्षसों के नाश की सूचत्ता देनेवाले अपशकुन के समान बडा भयावह 
दीख पडता था । 


४88, राक्षसों तथा वानरों का मीषण संग्राम 


तब भयभीत हो राक्षस कहने लगे-- हमने ऐसा उत्पात कभी नहीं देखा । फिर, 
वे विकट अद्गब॒हास करते हुए, भयकर गर्जन करने लगे । उसके पथ्चात्‌ सभी राक्षस एक 
साथ एकत्रित हो, बड़े ऋ्रोेध से वानरों पर शूल फेंके, खडंग चलाये, और गदाओ से प्रहार किये । 
वे वानरो के समूह में घुस गये और उनपर प्रहार करने, परशुओ से उन्हें मारने 
और भाले चुभोकर उन्हें परिखाओ में गिराने लगें | फिर बडी-बडी शिला-यत्रो के द्वारा 
गोले फेंककर दुर्ग की दीवारों के ऊपर चढ़नेवाले वानरों को आगे बढने से रोकते तथा 
भयकर गजन करते । उनके गजनो की ध्वनि तथा कपियों के विकट गज॑नों की ध्वनियों 
के कारण पृथ्वी तथा सभी दिशाएँ कपित हो गई । व्याकुल होकर दिग्गज विंघाडने लगे । 
भय से कपित होने से पृथ्वी में दरारें पड़ गई' | अदहन के समान समुद्र का पानी खौलने 
लगा । सारा संसार तप्त हो गया और भूत भयभीत हो गये । कुल-पवेत गोलियों के समान 


युद्गकोंड ३०९ 


उछल-उछलकर गिरने लगे । शेपताग तिष उगलने लगा; कूर्म और पर्वत एक दूसरे से 
टकरा गये । 

तब रावण ने (कपि-सेना से) घिरी हुई भयकर राक्षस-सेना को अपने पास बुलाया 
और उसे उत्साहित करते हुए कहने लगा--करपि-सेता का पीछा करके उसे किले के बाहर 
भगा दो । तुरत दुगें के चारो द्वारो से राक्षस-सेना इस प्रकार बाहर निकली, जैसे प्रलय- 
काल में रुद्र के मुख से ज्वालाएँ निकलती है । उस समय, भेरी, डका, पटह, शख, तुरही 
आदि वाद्यों के भयकर निनादों, घोडो की हिंनहिनाहट, वलिप्ठ हाथियों की चिधाड, रथों 
के चक्री की ध्वनि तथा मन को विचलित करनेवाले सैनिकों के सिहनादों कें कारण समस्त 
ब्रह्माण्ड कपित होने लगा और सभी देवता भयभीत हो गये । 


वानर-सेता तुरत राक्षस-सेना से भिडठ गई । दृद्रयुद्ध होने लगा । इन्द्रजीत ने 
अगद पर गदा का ऐसा घोर प्रहार किया, जैसे इत्र ने दुर्वार गति से अपने वज्ायूध को 
कुल-पर्वत पर चलाया था । अग्रद ने भी इन्द्रजीत की समता करनेवाला अपना यद्ध-कौशल 
प्रकट करते हुए एक विशाल पव्वेत-श्रग को उठाकर फेंका और इच्रजीत के रथ, सारथी 
तथा रथ के अब्वो को चूर-चूर कर दिया । प्रजघ ने दुर्वार गति से सपाति पर तीन अस्त्र 
चलाये । उसके आघात को बचाकर सपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष को उस पर फेंका । अतिकाय ने 
वितत तथा रभा नामक वानरों को घेरकर उन पर शरवृष्टि की । किन्तु उन दोनों ने 
बड़े-बड़े पववेतो को फेंककर उसकी सेना का ध्वस कर दिया । महोदर ने सुषेण को घेरकर 
उसके विशाल वक्ष तथा प्रशस्त ललाट पर क्रमश पाँच तथा तीन बाण चलाये । तब रिह- 
गर्जन करते हुए उसने एक बडा पहाड उठाकर उस पर ऐसा फेंका कि महोदर का रथ 
अद्व तथा सारभी के साथ च्र-चुर हो गया । जाबवातू ने एक विशाल वृक्ष घुमाकर 
मकराक्ष पर फेंका; किन्तु उसने उसको बीच में ही काटकर, जाबवानू के ललाठ, वक्ष तथा 
कधो पर कई बाण मारे । इससे क्रुद्ध होकर जाबवान्‌ ने उस पर एक विशाल पर्वत फंका । 
देखते-देखने मकराक्ष का रथ सारथी तथा अश्वों क॑ साथ नष्उ-अ्रष्ट हो गया। विद्युज्जिह्न ने 
शतबली को भेर लिया और उसत्तके वक्ष पर शरृष्टि की, किन्तु शतबली नें अत्यत 
वेग से उस पर एक बडा वृक्ष पोंका । गज को कई राक्षस्रों का संहार करते हुए देखकर 


प्रमद ने क्रोधष से उस बली वानर के वक्ष पर अपना जूल चलाया । तब गज ने एक साल- 
वृक्ष से उस राक्षस पर ऐसा प्रहार किया कि बह राक्षस वही ढेर हो गया । (>से मरते 


देख) सभी वानरों ने हर्षनाद क्या । कुभकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र कृभ नामक वीर वानरों को 
पकड-पकडकर निगलने लगा, तो उसे देखकर धूम्र ने एक वृक्ष से मारा । कर देवातक ने 
गवाक्ष के विद्याल वक्ष पर पाँच हर चलाकर उसे अत्यत पीडित किया, तो उसने बड़े 
वेग से एक साल-वृक्ष उस पर पका । तब उस राक्षस ने सात बाणों से उस वृक्ष के खड- 
खंड कर दियें और गवाक्ष पर नौ अस्त्र चलाये | तब गवाक्ष ने एक पहाड उस राक्षस पर 
फेंकते हुए कहा--लो, इसे सेभालो |! सारण ने ऋषभ पर एक मूसल चलाया, तो ऋषभ ने 
उसके वक्ष पर एक बडा वृक्ष फेंका । इससे उसके घतृष-बाण टूट गये और वह मूच्छित हो गया । 
पहाइ जैसे हाथी पर आजीन हो जब त्रिणिर ने शर॒भ के सिर पर तोमर चलाया, 


३0०२ रंगन7थ एयायर 


तब उसने क्रोध में आकर उस राक्षस पर सप्न-पर्ण वृक्ष का ऐसा प्रहार किया, जैसे इन्द्र नें 
कूल-पर्वत पर (वज्र से) प्रहार किया था और उस राक्षस के हाथी को गिरा दिया । 
नरातक ने कर गति से पनस पर तीव्र बाणों की वर्षा की, तो पनस ने भी अपनी भयकर 
दक्ति प्रकट करते हुए उस पर वृक्षों की वर्षा कर दी। अकपन ने एक बड़े लट्ठु से कुमुद 
पर प्रह्मर किया, तो कुमुद ने भुककर उस प्रहार से अपने को बचा लिया और उस अकंपन पर 
मुष्टि का ऐसा प्रहार किया कि अकपन मूच्छित हो गया । जब धूम्राक्ष ने कद होकर केसरी 
पर बाणों की घोर वर्षा की, तब उसने धूम्राक्ष पर पर्वतो की वर्षा की और उसे गिरा दिया। 
महापाश्व ने बडे रोष से महाबाहुबली गधमादत पर आक्रमण क्या, तो उसने पव॑तो, वृक्षों 
तथा अपने दाँतो के प्रयोग से उस राक्षस को पीडित किया । शुक ने वेगदर्शी के वक्ष पर 
अस्त्र चलाये, नो वेगदर्शी ने अपने दुर्वार विक्रम से उसके रथ को अपने पैरो से कुचलकर 
चूर-चूर कर दिया । जब तपन ने नल का सामना किया, तब नल ने अपना शरीर इतना 
बढाया कि देखनेवाले सम्नमित हो गये और फिर विशाल पर्वत को उस राक्षस पर फेंका । 
तपन ने नल पर तेज वाण चलाये, तो नल ने एक साल-वृक्ष से उस पर प्रहार किया । 
जबुमाली ने अपनी गूरुतर शक्ति से हनमान्‌ पर घोर प्रहार किया, तो हनुमान्‌ कुद्ध हो 
उसके रथ पर कृदा और जबुमाली को सिर पर अपनी हथेली का ऐसा प्रहार किया कि 
उसका सिर फूठ गया । मित्रष्न ने विभीषण पर शरवृष्टि की, तो विभीषण के शरीर से 
रक्त के फौव्वारें छूटने लगें । तब उम्र क्रोध से विभीषण में उत्त पर गंदा चलाई, तो 
मित्रष्न मूच्छित होकर गिर पडा । प्रहस्त नामक राक्षस को वानरों को पकड़कर निगलते 
देख सुग्रीव की आँखें क्रोध से लाल हो गईं । उसने तुरतद एक सप्त-पर्ण वृक्ष से उस पर 
प्रहार किया और उसे ग्रिरा दिया । वज्ञमुष्टि नामक राक्षस पर मैन्द ने अपनी मुप्टि से 
प्रहार किया, तो वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसा गिरा, मानो लका का बूर्ज ही गिर पडा हो । 
अशनिप्रभु नामक राक्षस को द्विविद ने एक पर्वत के प्रहार से ऐसा गिरा दिया कि स्वर्ग 
के देवता हर्षे“वरनियाँ करने लगे । विगाल बाहुबली निकुभ ने अपने प्रताप का प्रदर्शन 
करते हुए अपने दिव्य अस्त्रों से नील' को ऐसा ढक लिया, जैसे काले-काले मेघ सूर्य को 
आच्छादित कर लेते है । तब नील ने इसकी' उपेक्षा करते हुए सहज ही निकुभ के रथ के 
चक्र को निकालकर उसे बडे वेग से ऐसे चलाया कि सारथी का सिर भूमि पर लोटने लगा 
और निकुभ स्वय भयाक्रात होकर देखता रह गया। विरूपाक्ष सौमित्र पर दर-वबुष्टि करने 
लगा, तो सौमित्र ने उसकी उपेक्षा करके एक ऐसा बाण उस राक्षस पर चलाया कि उसकी 
शक्ति जाती रही' और वह मूच्छित हो पृथ्वी पर लुढक गया | उस समय सप्तष्न, रह्मिकेतु, 
अग्निक्तु तथा कोपागम्निकेतु नद्मक चार भयकर प्रतापी राक्षत। बार-बार गजन तथा धनुष 
का घोर टंकार करते हुए उमड़कर आनेवाले मेघो के समान शरन्वृष्टि करने लगे । तब 
सूर्य-वश-तिलक राम ने सहज ही चार बाणो से उन चारो राक्षसों के सिर उडा दिये । 


8६. युद्ध-माम का वर्णन 
इस प्रकार, घोर हंढ-युद्ध के अविराम गति से चलने रहने से, सारी युद्ध-भूमि में 
टूटे हुए अपंख्य घतुष, खडित शर, चूर-चूर हुई गदाएँ, खडित करवाल, टूटे हुए भाल तथा 


छछ्धुकांड १०३ 


मुदूगर, धूलि क समान बने हुए परिध तथा खड़्ग, खड-खड बने हुए चक्र तथा शूल, चर्ण 
का समान बने हुए लट्ठ, खडित रथ-चक्र, छटपटाते हुए अश्व, गिरकर मिद॒टी चाटनेवाले 
सारथी, सभी दिशाओं में बिखरकर पडे हुए आभूषण, टूटकर गिरे हुए रत्न, कटे हुए हाथ 
तथा मरकर गिरे हुए असुर भयोत्यादक ढंग से स्थान-स्थान पर पडे हुए दिखाई दे रहे थे । 
वह यूद्ध-क्षेत्र राम के वश्यीभूत उस कृद्य-समुद्र की समता करता था, जिसका गर्व 
राम ने अपने दुर्दभनीय शरो के प्रहार से भग कर दिया यथा और फलस्वरूप उसके 
समस्त जल के सूख जान से जल में निवास करनेवाले बहदाकार मीन, मकर तथा उरग 
छटपटान लग थे। उस युद्ध-भूमि में धड इस प्रकार हिल रहे थे, मानों कह रहें हो कि 
जी रावण गर्वाध होकर सीता को ले आया है, उसकी धड पर सिर कैसे रह सकेगा ? 
(कट-कटकर भरे हुए लोगो की) मज्जा रूपी कीचड, केश-समह-रूपी सेंबार, खोपडी-रूपी 
सीप, खडित होकर गिरे हुए शिला-खड़-हपी कमठ-समह, टटकर गिरे हुए खड़ग-रूपी 
मछलियाँ, चामर-रूपी हस, इवेत छत्र-रूपी क्राग, आभषणों का चर्ण-हूपी बालका, ढाल- 
रूपी जल-ग्रह, विशालकाय हाथियों के शव-रूपी पर्वत-खड, वानर-तथा राक्षसों के शरीर- 
रूपी वृक्ष, ऑत-रूपी दुष्ट सर्प, मरणासन्न राक्षसों की कराह-रूपी घोष, व्याकुल अदृव-रूपी 
मकर, तथा गिरनेवाली पताकाएँ-रूपी लहरें, इन सब से युक्त हो सब नदियों का उपहास 
करती हुई रक्त की नदी युद्ध-भूमि में बहने लगी । वह सारी रण-भभि जाह्नत्री के समान 
एसी! आइचयेजनक दीख रही थी कि मानों वह कह रही हो कि भले ही रावण पापात्मा हो 
राम का द्रोही हो, लोक-कटक हो, नीच हो, तपस्वियो को मारनेवाला पापी हो, सत्तियों 
का नाश करनंवबाला दुरात्मा हो, में उसे शरीर से मुक्ति प्रदान कहँगी, अपने में लीन कर 
लूंगी ओर उस पापी को स्वर्ग जूँगी । 


उस' समय लका में देत्य-स्त्रियाँ उमडते हुए शोक-समुद्र में डबी हुई बार-बार कह 
रही थी--क्या, राघव सूर्यास्त होने से पहले इस भीषण युद्ध को स्थगित करके अपने 
निवास को नही लौटेंगे ? न जाने कब सूर्यास्त होगा । निदान सूर्य अपने दीघें करो को 
समेटकर पद्चिम समुद्र में डूबने लगा, मानो उसने निद्चय कर लिया था कि तीदण-शर- 
किरण-समूह से रावण के तमोगुण को नप्ट करने के लिए भयकर-प्रताप-सपन्न राम हीं 
पर्याप्त हूँ । चारो ओर अधकार ऐसे व्याप्त होने लगा, मानो उस पापी दह्कठ के नाश 
को सूचित करने के लिए निशा का केश-समूह चारो ओर फैल गया हो । 


सूर्यास्त होने पर भी युद्ध को विता स्थग्रित किये राक्षस, भयकर गर्जेन करते हुए 
वानरों से युद्ध करते रहे । उनके अट्टहासों, ताल ठोकने की ध्वनियों, एक दूसरें को कोसने 
के बब्दों, दीघं हुकारो, एक दूसरे को बुलाने या एक दूसरे की प्रशसा करने के शब्दों, 
रथ-वक्नो की ध्वनियो, रथिक तथा सारथियों के भयकर गर्जनो, धनुष के टकारो, हाथियों 
के घटो की ध्वनियो, उनकी चिंघाडो, तुरही-निनादों तथा अछ्वों की हिनहिनाहटो 
युद्ध-भमूमि गूजने लगी । उस निब्रिड अधकार में कई प्रकार के शब्द सुनाई पड रहे थे । 
कोई कह रहा था--मारो, मारो, तो कोई कहता था--भागों मत, भागों मत । कही से 
सुनाई पडता था--छोड़ो, छोड़ो, तो कही से मारो, मारो की ध्वनि बा रही थी | 


३०४ रंगन/थ ए/याश्य 


कोई कह रहा था छोडो मत, मारो', तो कोई कहता था, सिर काट लो, सिर काट लो ।' 
कोई पूछ रहा था--कहाँ हैं ?' तो कोई कहता था--यहाँ आने दो, यहाँ ।' इस प्रकार, 
की' विविध ध्वनियो के साथ हुकार तथा अद्वहास की ध्वनि करते हुए जब राक्षस तथा 
वानर युद्ध करने लगे, तब सारा आकाश धूलि से व्याप्त हो गया । क्रमश अधकार बढ 
जाने से राक्षस-सैनिक भ्रम से अपने ही पक्ष के लोगो पर अस्त्र चलाकर मार डालते थे । 
वानर भी अत्यधिक क्रोध से उन पापी राक्षसों से जूककर रथिकों को मार डालते थे, 
सारथियो को चीर डालतें थे, रथ के अद्वों को नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे और रथो को 
ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऐसे पटकते थे कि उनके टुकडे-टुकडे हो जाते थे । फिर, वे गजो 
पर बैठे योद्धाओ का गव॑ तोडकर, मत्त गजो को पैरो से पकडकर उन्हें ऊपर उठाकर, नीचे 
पटककर मार डालते । तितर-बितर होकर दौडनेवाले अश्वो को पकंडकर ऊपर उठाते, 
और उन्हें वेग से घुमाकर नीचे ऐसे पटक देते थे कि खून बहने लगता । पदचर-सैनिको 
को ऐसा मारते कि उनकी रीढें, वक्ष, पसलियाँ, भुजाएँ, मुह, दाँत, सिर तथा भेजा 
छिन्न-भिन्न होकर चारो ओर बिखर जाते । रथो के सतत सचलन से उत्पन्न तथा अइवो 
के खुरो से उठी हुई धूलि आकाश की ओर इस' प्रकार उड रही थी, मानो राक्षसो के 
मत को कालिमा चारो ओर व्याप्त हो गई हो । धूलि के अधकार से मिलकर आकाश 
भर में व्याप्त होने से वह रात्रि राक्षसों तथा वानरो के प्राणो को हरनेवाली प्रलय-काल 
की रात्रि के समान दीख रही थी । 
अपने लिए रात्रि अनुकूल होने से सभी राक्षसों ने अपने ग्जेनो से त्रिकूटाचल को 
गुजायमान करते हुए युद्ध-सन्नद्ध होकर एक साथ राम को घेर लिया और उन पर बाण- 
वृष्टि करने लगे । तब राम ने अग्नि-बआाण चलाकर अधकार को दूर कर दिया और अपने 
साथ युद्ध करनेवाले महोदर, महापाश्व, सारण, शुक, वज्दत तथा महाकाय पर बडे वेग 
से बाण चलाये । उनसे पीडित हो वे छहो भय-त्रस्त राक्षस भाग खडे हुए । बचे हुए 
अन्य राक्षस-सैनिक राम के तीब्र शरो से नष्ट हो गये । 


४६, इन्द्रजीत का माया-युद्ध 

अग्रद के हाथो से फेंके हुए गिरि-श्ुग के कठोर प्रह्मर से रथ, सारथी तथा अर्वों 
को खोकर इद्रजीत शीघ्र यज्ञ-शाला की ओर गया । राक्षस आवश्यक हवन-सामग्री ले 
आये । तब उसने, रक्तवर्ण के अधोवस्त्र, उत्तरीय तथा शिरोवस्त्र तथा पुष्प-मालाएँ पहनी । 
फिर, उसने अग्नि के योग्य परिस्तरण (होमकुड के चारो ओर रखे जानेवाले कद) के 
रूप में भाले, भयकर हास्त्र तथा शर रखें और क्रमश काले बकरे के कठ के रक्‍त तथा 
ताल की समिधाओं से होम करने लगा । तब अग्नि, विना धुआँ छोडे विजय की सूचना 
देनेवाली अपनी चचल शिखाओो को व्याप्त करते हुए जलने लगी और इद्रजीत से प्रस्तुत 
आहुतियो को ग्रहण किया । इस प्रकार, इन्द्रजीत ने अत्यत भक्ति से यथाविधि हवन पूरा 
किया और अग्निदेव से चार घोड़ो तथा विविध दास्त्रास्त्रो से युक्त एक स्वर्ण-रथ प्राप्त किया। 

इसके पश्चात्‌ वह उस रथ पर आरूढ होकर, ब्रह्माण्ड को विदी्ण करनेवाले 
अपने भयकर गर्जनो से इन्द्रादि देवताओं को भयभीत करते हुए राक्षस-सेनाओ के पास 


एथअंकाोड ३०४ 


आया और अदुृद्य होकर, आकाश से ही, राम-लक्ष्मण पर घोर अस्त्रो की वर्षा करने लगा। 
राम तथा लक्ष्मण ने भी असख्य शर आकादय की भोर चलाये, किन्तु उनमें से एक भी 
इन्द्रजीत को नहीं लगा । वह राक्षस आकाश में अदृश्य रहकर बड़े गव॑ से सभी दिल्लाओं 
में घूमते हुए श्रेष्ठ वानर-वीरों का सहज ही नाश करने लगा । सूर्य-किरणो के समान 
आकाश से आनेवाले उसके क्रूर अस्त्र, वानरों तथा रामचन्द्र को दिखाई पडते थे; किन्तु 
उसके रथ की ध्वनि, घोड़ो के खुरों की ध्वनि, धनुष का टकार, सारथी की वातें, कोडे 
की ध्वनि, रथिक (इद्रजीत) का गर्जन तथा उसका रूप, रथ तथा उसकी ध्वजाएँ कही 
भी दिखाई नहीं देती थी । यह विचिन्न युद्ध उस कपि-सेना को ऐसा लग रहा था, मानो 
वालि का सहार करनेवाले राम पर क्रद्ध होकर इन्द्र अपने पृत्र के बध का प्रतिद्योध लेने 
के उदंध्य से भयकर बाणो की वर्षा कर रहा हो । कपि-सैनिको के अग्रो को खडित होते 
हुए देखकर रामचन्द्र से लक्ष्मण बोले--हें देव, आकाश में छिपकर युद्ध करनेवाले इस 
राक्षस के प्रताप से, हमारी सहायता करनेवाले ये वानर इस प्रकार कटकर मर रहे हें । 


अब में उस पर ब्रह्मास्त्र चलाकर, उसको तथा उसके वश को भस्म कर दंगा ।' 


तब राघव अपन अनुज से बोले--हे लक्ष्मण, एक व्यक्ति के लिए क्‍या कही बहुतो 
का सहार करना उचित है ? क्या, तुम युद्ध-नीति नहीं जानते ? भय से छिपनेवालों 
को, पीठ दिखाकर भागनेवालों को, हाथ जोडकर प्रणाम करनेवालो को, शरणार्थियों को, 
पराजितो को, शस्त्रहीन लोगो को तथा सोनेवालो को मारना कल्याण-कामी तथा पृण्यात्मा 
क्षेत्रियों का धर्म नहीं है । मायावी' इद्रजीत का वध करने में समर्थ काल-रूपी वानरों कौ 
भेजना ही अब उचित है; ब्रह्मास्त्र चलाने का यह समय नहीं है १ 

इस प्रकार कहने के पष्चात्‌ उन्होंने नील, अगद, हनुमान, शतध्न, गज, ग्रवाक्ष, 
विक्रमी, पनस, केसरी, शरभ, ऋषभ, सन्नाथ, ग्रथन, गवय, नल, मेन्द तथा द्विविद नामक 
वानरो को इन्द्रजीत पर आक्रमण करने के लिए भेंजा । तब वानर-वीर अत्यधिक वेग से 
आकाश में उड गये और वृक्षों तथा पर्वतो को फेंकने लगे; किन्तु बड़े दर्प के साथ उस 
राक्षस-राजकुमार ने उन पर भयकर शर्-वृष्टि करके उन्हें अत्यत पीडित कर दिया ।] 
वे उस दैत्य को आकाझ में कही भी न देख सकते के कारण राम-भूपाल के निकद लौट 
आये । प्रलय-काल के मेंघ के समान काला तथा विशाल शरीर एवं क्रोध से भरी अरुण 
तेत्रों से युक्त अपना भयंकर रुप (दूसरों की ) दुष्टि से बचाकर मेंघनाद कहने लगा-- 
हे राजकुमारो, युद्ध में मेरे रूप को देखता सहस्नाक्ष इन्द्र के लिए भी असमव है । तुम 
किस गिनती में हो ?” इस प्रकार कहते हुए उसने आकादा को कंँपाते हुए धनुष का 
भयंकर टंकार किया, वद्बसम घोर बाणों को दाशरथियों पर चलाया और कवचों को छिन्न- 
भिन्न करन की शक्ति रखनेवाले कितने ही अस्त चलाये। इससे संतुष्ट न होकर इच्द्रजीत ने 
यम को समान भयंकर रूप धारण करके अत्यधिक क्रोध से वज्षपात के सदृश भयकर 
तथा क्रूर सर्प-बाणों को राम-लक्ष्मण पर चलाया । तब उन्होने अपने शक्तिसपन्न बाणों से 
उस राक्षस पर कई श्रेष्ठ बाण चलाये; किन्तु इन्द्रजीत ने उत्हें चूर-चूर कर दिया और 
फिर असंख्य वाणों की दृष्टि कर दीं। तब राम-लक्ष्मण उस्मी ओर बाण चलाने लगे, जिस 

३६ 


३04 रंगन/थ एाॉयायफी 


ओर से उसके हर आते थे । यह देखकर इन्द्रजीत ने उन दोनो सूर्यवशियो को नागपाही 
से ऐसे बाँध दिया, मानों कह रहा हो कि सर्प के साथ रहना तुम्हारे लिए पहले से ही! 
सहज रहा है, अब भी उनके साथ ही रहो । राम-लक्ष्मण ने भी (इन्द्रजीत को प्राप्त) 
ब्रह्मा के वर का सम्मान करने का निः्चय किया और वे आदिनारायण के वशज, उस 
राक्षस-राजकुमार के द्वारा प्रयुकत नाग-पाश से बंध गये । ये आज राम का रूप धारण 
किये हुए है; किन्तु विचार कर देखा जाय, तो इन्ही ने वामन का रूप धारण करके तीन 
पग भूमि माँगी थी और कृतघ्त हो बलि को बाँधा था। भला उसका फल, भनुष्य का जन्म 
लेने के पदचात्‌ मिले बिना कंसे रहेगा-इस प्रकार के लोक-कथन के अनुकूल ही रामचन्द्र 
अपने द्वारा' उत्पन्न माया से आप बँध गये । 

माया के बंधनों में बँधे हुए राम सुध-बुध खोये-से पडे रहे । यह देखकर देवता 
दिग्श्रात हुए और वानर खिन्न हुए । तब दुखी सुग्रीव को देखकर विभीषण ने कहा-- 
है सुप्रीव, ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो ” चाहे कैसा भी' व्यक्ति क्यों न हो, उसके जीवन में 
विपत्तियाँ तो आती ही है । यदि सूर्यवशज नाग-पाश से बंधे हुए है, तो क्या हुआ ?! यो 
कहकर उसने अपनी माया की दृष्टि से रावण के पुत्र को आकाश-वीथी में देखा और जल 
को अभिमंत्रित करके उससे राम-लक्ष्मण की! आँखो को पोछकर, उन्हें मेघनाद को दिखाया । 
उसक बादसूग्रीव ने तुरन्त एक विशाल पर्वत को उखाडकर इद्रजीत पर फेंका , किन्तु उसने उसे बीच 
में ही खड-खड कर दिया ओर तीत्र शरअ्वृष्टि से सुग्रीव को ऐसे त्रस्त एवं व्याकुल कर 
दिया कि सू्रीव को समर में पीठ दिखानी पड़ी। जो राक्षस सुग्रीव के प्रताप से भयभीत थे, 
वे इसे देखकर बहुत हर्षित हुए । इद्रजीत इस विजय से अत्यधिक मोद-मग्त हो, अपने 
सैनिकों के साथ लंका में वापस चला गया और रावण से कहने लगा--'मैने सर्प-बाणों से 
कपियों का नाश किया और इक्ष्वाकु-वशजो को व्याकुल कर दिया है ।' 

अपने पुत्र की वीरता पर मन-ही-मन हर्षित होते हुए रावण ने श्षीत्र ही त्रिजटा 
की बुलाकर कहा---राम को प्राप्त करनें का दृढ़ विश्वास अपने मन में धारण किये रहने 
से भूमिसुता मेरा तिरस्कार कर-रही है । आज इन्द्रजीत के हाथो में राम की जो दुरगंति 
हुई है, उसे सीता को दिखाओ । सीता को गीघ्र पुष्पक-विमान पर बैठाकर ले जाओ और 
राम की दशा दिखा लाओ, जिससे वह राम की आश्या छोडकर मुझे स्वीकार करे ।' 


४७. नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दुःखी हौना 


रावण की आज्ञा मानकर त्रिजटा दानवियों कें साथ सीता को पुष्पक-विमान पर 
बैठाकर ले आई और युद्धक्षेत्र में गिरे हुए वानरों तथा राम-लक्ष्मणो को दिखाया । वह 
कमल-लोचनी उनकी दशा देखकर अत्यत दुखी होकर अविरत अश्रुधारा बहाती' हुई विलाप' 
करने लगी। वे कहने लगी--- हाय राम, आपकी धनुवविद्या कहाँ लुप्त हो गई? आपमें ही' स्थित हरि 
तथा हर आदि देवों को भी भयभीत करतेवाली आपकी बाण-शक्ति आज कैसे नष्ट 
हो गई १ इस संसार में आप ही अकेले परशुराम की भी उपेक्षा करने की शवित रखते हे। 
सभी मुनि तथा नाग, आपकी सहायता के लिए सतत तत्पर रहते है । हाय, ऐसे 
नाग आज आपको बाँधनेवाले पाश बन गये हे ! सामृद्विको ने मुझे देखकर कहा था कि 


इन्बकांड ३०७ 


तुम्हारं शरीर में सब प्रकार के शुभ चिह्न है, तुम्हारे चरणतलों में रेखाएँ तथा कमल है; 
इसलिए प्रति के साथ तुम्हारा राजतिल्क होगा, तुम्हें योग्य पुत्र उतपबन्न होगे और तुम 
चिरसूहागिन रहोगी । हे सूर्यवशतिलक, उनकी सभी बातें आज भिथ्या हो गईं । 
उन्होने मुझे देखकर यह भी कहा था कि तुम्हारे (सीता के) चिकुर भ्रमर-समूह के 
समान नीले तथा सुदर है, कटि क्षीण है, एक दूसरे से मिलनेवाली टेढी भौहें हैं, विजली 
की-सी कांति से युक्त दाँत है; विक्ृतिहीन स्थूल तथा वर्तुलाकार जाँघें हैं; हाय, ललाद, 
नेत्र, मेंह तथा चरण सुदर लक्षणों से समन्वित हैं, कातियुक्त तथा स्निग्ध नखो से युवत 
सुदर अगुलियाँ है, वर्तुलाकार, विवर्द्धित तथा सूक्ष्म भग्रभाग से युक्त दो कुच है, स्तिग्ध 
एवं विज्ञाल वक्ष तथा पाश्वंभाग हे, नाभि गभीर तथा सुंदर है तथा तुम्हार शरीर दिव्य 
तथा कमनीय कांति से समन्वित है; अत तुम्हारे समान भाग्यशालिनी कोई नही है । हें राजन, 
मेरा वह भाग्य आज ऐसा फूट गया है ? भार्यों की यह उक्ति कि ऐसे षोडश लक्षणों से 
सपन्न रमणी अत्यत भाग्यशालिनी होगी, आज मिथ्या साबित हुई । हे राजन, यह सब 
मेरे दुर्भाग्य का फल है। आयों का कथन हैँ कि जिस कन्या के, लाल कमल की-सी सुंदर 
हथेलियाँ हो, पहलव के समान अरुण कातिवाले चरण हो, क्षीण कटि हो, मदहास से 
युक्त मुख-कमल हो, वह चिर सौभाग्यवती होती है । यह कथन भी' मूठ ही' साबित हुआ। 
हे राजन, मेरी साधना का यही परिणाम हुआ । मुझे चुराकर बे आनेवाले भयकर राक्षस 
की खोज करके मेरा पता आपने जान लिया, समुद्र को बाँधकर कपिन्सेना के साथ इस 
पार चले भी आये, पर हाथ, एक गोपद' में आप डूब गये ! हे राजन, भयंकर याम्य शर, 
वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आप भूल तो नहीं गये ? कोई भी 
शत्रु, आपके दुष्टि-पथ में पड जाने मात्र से वह प्राणी से हाथ घो बैठता था; अब आपकी 
ऐसी दशा हो गई है ! दैव-योग से ही ऐसा हुआ है, अन्यथा किसकी शक्ति है कि आपका 
सामना करें । यदि मेघनाद अपनी माया के बल' से युद्ध में आपको ऐसे भयकर पाशों से 
बाँध सका, तो स्पष्ट है कि विधि-विधान का अतिक्रमण करना किसी के लिए सभव नहीं है। 
हे नाथ, हे वीर, हे रामचन्द्र, मे अपने लिए नहीं रोती; आपके लिए नहीं रोती; आपके 
लिए अपने प्राण त्यागनेवालें काकुत्स्थ-वशन लक्ष्मण के लिए भी में दु खी नहीं होती; मेरे 
दुख को देख द्रवीभूत हृदय से शोक करनेवाली अपनी माँ के लिए भी' दुखी नहीं होती, 
किन्तु सतत केवल आपका ही ध्यान अपने मत में धारण किये रहनेवाली माता कोसल्या 
को लिए विलाप करती हें । कब चौदह वर्ष समाप्त होगे, कब राम अयोध्या में आययेंगे- 
ऐसी' प्रतीक्षा करनेवाली आपकी माता की आशाएँ आज मिट्टी में मिल गईं ।” 


इस' प्रकार, विलाप करनेवाली जामकी' को सात्वना देते हुए अत्यत दयाद चित्त से 
त्रिजटा सीता से बोली--हे कमल-लोचनी, राम पर कोई विपत्ति आ नहीं सकती । आप 
क्यो इस प्रकार शोक कर रही हैं ? यदि वानर-सेना ऐसी' निर्बेल है, तो वे इतना बडा 
कार्य-भार उठाते ही' कैसे ? वहाँ देखिए, वानर, वड़ी सावधानी से आपके प्रभु की रक्षा 
कैसे 'कर रहे है ? हे भूपुत्री, आप निश्चित रहिए। यदि ऐसा नहीं होता (यदि राम पर 
कोई विपत्ति आनेवाली है), तो वह पुष्पक-विमान पृथ्वी पर गिरे विना कैसे रहता । 


३०८ रंगनशथ एयायण 


(क्योकि, इसका गृण है कि यह विधवाओ का वाहन नहीं बनता), इसलिए आप राम के 


लिए विलाप मत कीजिए । मेरी' बात का विश्वास कीजिए । हे कमलमुखी, सूर्य-वश-तिलक 
राम अवश्य ही लकेश्वर का वध करके लका पर विजय अश्राप्त करेंगे और आपको ग्रहण' 
करेंगे । हे कल्याणी, अब दुख मत कीजिए । मेरी बातो का विश्वास कीजिए ।” तब 
सीता ने सोचा कि कदाचित्‌ माया-सिर के समान यह भी कोई माया होगी और त्रिजटा 
की बातो पर विश्वास करके शात हुई । इसके पहचात्‌ त्रिजदा ने उन्हें अशोक-बन में पहुँचा 


दिया । 


४८, लक्ष्मण के लिए राम का विलाप करना 


यहाँ मनुवंशतिलक राम की चेतना लौट आई । पारवं में, पड़े हुए अपने अनुज को 
देखकर उमडते हुए शोक से वे कहने लगे--हे सुग्रीव, मेरे अनुज की ओर देखो, उसकी 
कैसी दुर्गति हुई है । हम सीता को खो बैठे । उसे रावण के कारागार से मुक्त नहीं कर 
सके । अब मुझे इसे भी खोना पड रहा है । सौमित्र को खोने के परचात्‌ अब मुझे सीता 
की ही क्या आवश्यकता है ”? अब मेरा जीवित रहना भी किस काम का ? यत्न कं, 
तो सीता के समान दूसरी पत्नी को में कदाचित्‌ प्राप्त कर सकूगा । पृथ्वी पर पत्नियाँ 
मिल सकती हे, पुत्र प्राप्त हो सकते हे, वधु्बाधव मिल सकते हे, किन्तु सहोदर भाई 
नहीं मिल सकता । में इसे केवल भाई समभकर दु.खी नही होता । यह महाबली सतत 
मेरी सेवा में तत्पर रहता है । यह कौसल्या तथा सुमित्रा, इत दोनों की एक समान भक्ति 
करता है । सुमित्रा, इससे भी बढ़कर मुभसे स्नेह करती है । ऐसी पृत्र-वत्सला, माता 
सुमित्रा को आज मेरे कारण दुख भोगना पड़ रहा है । यदि में अयोध्या जाऊँ, तो श्रातृ- 
वत्सल भरत तथा श्त्रुध्न पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ हे ? वे क्यो नही आये ? तो में अपने 
भाइयो से क्‍या कहूँगा ? मुझे वन से अकेले आते हुए देखकर माताएँ पूछेंगी कि, हे पृत्र, 
सौमित्र क्यो नहीं आया है ? हमारा मन व्याकुल हो रहा है। तो में उनका क्या प्रत्युत्तर 
दे सकूृगा ? में कौन-सा मुह लेकर उनको आइवासन दूगा। इस शरीर के साथ में वहाँ 
जाऊंगा भी कैसे ? भले ही हिमीचल फट जाय, सूर्य पृथ्वी पर गिर पडें, पानी स्थिर रह 
जाय, समुद्र सूख जाय, हवा की गति बद हो जाय, अग्ति छीतल हो जाय, लक्ष्मण कभी 
मेरी आज्ञा का उललघन नहीं करता । कभी इसने मूभसे अप्रिय बातें नहीं की । इसका 
चित्त मुझ पर एक निष्ठा से केन्द्रित है । इसकी समता करनेवाला भाई और कहाँ मिल 
सकता है । यही मेरा प्राण है, और यही मेरा बधु है । इसे छोड़कर भे अकेले नही रह 
सकता । यह जहाँ जायगा, में भी वही जाऊँगा । यही मेरा संसार है । मे अन्य कोई 
संसार नहीं चाहता । उस दिन सौमिच मेरें साथ आया था, आज में सौमित्र के साथ 
जाऊंगा । हे पराक्रमी सुग्रोव, तुमने मेरे हित के लिए बहुत-से कार्य किग्रे हे। अब तुम वालि- 
पुत्र को लेकर वानर-सेना के साथ किष्किधा को लौट जाओ । लक्ष्मण के साथ मेरें चले 
जाने के पश्चात्‌, रावण तुम्हे तंग करेंगा । जयश्ील सौमित्र के विना, मेरी विजय का भी 
वही मूल्य होगा, जो अधे के लिए चद्रोदय का मूल्य होता है । मेरे प्रति श्रद्धा रखने के 
कारण वायु-पुत्र नें कई अदभुत कार्ये किये हे; उसने समुद्र लाँघकर जानकी को देखा और 


रे९० रंगन/थ एगमायण 


सागर के उस पार द्रोण पर्बेत पर मिलती है। हनुमान्‌ को भेजो, तो वह अवधह्य,, उन 
भऔौषधियो को ले आयगा | तुम लोग दुख मत करो । 


४० नारद का आगमन 

उर्स, समय परम योगीन्द्र, पर-तत्व-वेत्ता, परम पावन मूत्ति तथा परम-वैष्णव नारद 
मुनि वहाँ आये ।* सहस्न सूर्य-सदृश् काति से युक्त उन्तकी देह पर कृष्ण-मृग-चर्म था । 
उस पर उनका पिंगल वर्ण जठा-समूह ऐसा शोभायमान था, जैसे काले-काले बादलो पर 
बिजली हो । उनके ललाट पर ऊरद्दध्व-पुडु था और वे कोपीन-विलसित दण्ड धारण किये 
हुए थे । उनकी वीणा से रमणीय नारायण-मत्र का अनुरणन हो रहा था । उन्होने अपने 
साथी योगोद्चन्प्मूह को आकाश में ठहरा दिया और स्वय बड़े हर्ष से राम के निकट 
पहुँचकर बड़े आदर के साथ हाथ जोडकर उनकी प्रदक्षिणा की और अत्यत भवित के [साथ 
निवेदन किया--हे देव, ब्रह्मादि देवताओं ने, क्षीर-सागर में शयन करनेवाले आपके 
समक्ष पहुँचकर रावण आदि राक्षसों के अत्याचारों के सबंध में निवेदन किया, तो उन पर 
कृपा करके, उनकी रक्षा करने के निमित्त आप दद्वरथ के पुत्र होकर जन्मे । अत, आपका 
इस प्रकार दु खीं होना उचित नहीं हैं। आपके नाम-मात्र का स्मरण करने से अज्ञान दूर 
ही जाता है । तब आपको अज्ञान छू भी कैसे सकता हैं ? आप स्वय विचार करके देखें। 
आप स्वयं नारायण हे, पूर्णज्ञान-निधि हे, चारु-कौस्तुभ-रतन विलसित वक्षवालें हे। सतत 
लक्ष्मी के निवासन्योग्य विशाल अग्रो से विलसित हे; आदिदेव है, सर्वातर्यामी है, बेद- 
वेंय हे; विश्व-रूप है, स्मरण करनेवाले योगीश्वरो के ध्यान में दिखाई पडनेवाले 
सच्चिदानंद-रूप है । यह पृथ्वी ही आपका चरण है, आकाश ही' मस्तक है, ब्रह्मा आपका 
ललाट हैं, सूर्य-चद्र नेत्र हे, पवन ही आपका इवास है, अग्नि ही आपका मुह है, सरस्वती 
जिह्दा है, वेद-राशि आपका दत-समूह है, गायत्री ही शिखा है, प्रणव ही' हृदय है, दिशाएँ 
ही कान है, महनीय धर्म ही मनहै;। असख्य विजयों से सपन्न देवता ही आपकी' बाहुएं है , 
ब्राह्मग-समृह ही' आपका उदर है, मित्र तथा वरुण आपकी' जाँघें हे, अश्विनी-देवता 
आपके जानू है, ओर समस्त विश्व आपका रोम-समूह हैं। हे पृथ्वीननाथ, वह देखिए, सभी 
देवता, किन्नर, यक्ष, गधे आदि आपकी विजय की अभिलाषा करते हुए आकाश में 
खड़ें हैं । आप अपना 'अत्रम छोड दीजिए, निष्कलक धीमान्‌ बन जाइए और श्षीघ्र राक्षसों 
का संहार कोजिए । कदाचित्‌ आप संसार को यह दिखाना चाहते है कि मात्व मोहवद्य 
इच्छा-रूपी पाश से बंध जाय, तो वह इसी प्रकार ससार-सागर को पार नहीं कर सकता । 
अन्यथा हे श्रीराम, आप कंसे नागनपाशों से बचने लगे ? आप आदिदेव है । आप अपने 
निज रूप का स्मरण कीजिए। आपका वाहन, तथा आपके पताके का चिह्न गरुड़ यहाँ 
आयगा । उसके आते हीं ये सभी नाग-पाश् खूल जायेंगे ।” इतना कहकर नारद आशीर्वाद 
देकर क्षीर-सागर को चले गये । 


४१, राघवों का नाग-पाञ से मुक्त होना, 


नारद के वचनो को सुनकर राघव ने अपने आदिदेव होने की बात का विचार 
किया और गरुड़ का स्मरण किया + उनके स्मरण “करते ही. गरड़ 'क्षीर-सागर के उत्तर 


खुद्धकांड 54५५ 


तंट पर से आकाश की ओर उछला । जिस वेग से वह उछला, उस वेग के कारण पृथ्वी 
के तीचे रहनेवाला आदिशेष चौक पडा । उसके पखरो से उत्पन्न अत्यधिक वाय्‌ से आकाश 
आलोडित-सा हो गया और नक्षत्र गिरने लगे । प्तो की फडफडाहटठ के कारण उत्पन्न 
ध्वनि से समस्त लोक भयाक्रात-से हो गये और समस्त आकाश घूलि से व्याप्त हो गया । 
उसकी तीव्र गति के कारण हौल-श्वग लुढ़कने लगे और समुद्र आलोडित होने लगा । वह 
दस सहस्र सूर्यों की सयुक्त प्रभा के समान दीप्त हो रहा था और प्रभा-समन्वित पक्षों से 
युक्त मेरु पर्वत के समान दीख रहा था । इस प्रकार, आकाश-मार्ग से आनेवाले गरुड़ 
को देखकर राम-लक्ष्मण को आबद्ध किये हुए सभी नाग उन्हें छोडकर चले गये । यथार्थ 
तो यह है कि जो कोई उस गरुड़ का स्मरण करता है, वह सभी प्रकार के बधनों से 
मुक्त हो जाता है । फिर, राम स्वय भी यदि चाहते, तो वे अपने बधनो को काट देने में समर्थ थे । 

सूग्रीव आदे वानर आइचर्य-चकित हो देखते रहें । गरुड ने राम की परिक्रमा की 
ओर राम-लक्ष्मण को बार-बार प्रणाम किया, अपने कातियुवतः पक्षों को उन दोनो के 
शरीरो पर फेरा, और उनके समक्ष खडे होकर, हाथ जोड़कर निवेदन किया--हें देव 
आपके ये नाग-पाश-बघन छूट गये । अब आप इच्ध-वैरी रावण का सहार करके सीता को 
साथ लेकर अयोध्या लौट जाइए। हे राजन्‌, असुरो को दण्ड देते समय आप उनकी मायाओं 
से सावधान रहिए । उनकी किसी भी माया से धोखा मत खाइए।' इतना कहकर उसमे 
फ़िर उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी प्रशंसा करके, उन्हें आशीर्वाद दिया । फिर, कंद्यप-पुत्र 
(गरुड़) ने उन्हें हृदय से लगाया, प्रणाम किया और श्षीघत्र क्षीर-सागर को रवाना हो गया। 

नाग-पाशो से मुक्त होने से राम-लक्ष्मण प्रसन्नचित्त हुए। सभी वानर भानंद-सागर 
में निमरन-से हो गये । वे सिहनाद करते हुए तथा पूछे हिलाते हुए नृत्य करने लगे । कुछ 
वानर हुं से उछल-कूद करते हुए, अट्ृहास करते हुए, इधर-उधर दौडते हुए, पवेंतो 
और व्‌,क्षो को फेंककर समस्त लका का सर्वनाश करने की कल्पना करते हुए अत्यधिक 
हर्ष-नाद करन लगे । उनके कोलाहल से लंका हिल-सी गई, आकाश विदीण्ण-सा हो गया। 
इतने में सूर्योदय हुआ और रावण ने युद्ध-भूमि का वृत्तात जानने के लिए अपने दूतो को भेजा । 

दूतो ने दुगं की दीवारों पर से इक्ष्वाकु-अशज राम-लक्ष्मण को नागनपाश से मुक्त 
होकर बेठे देखा । उनकी सेवा में सुग्रीव बैठा था । विभीषण सविनय खड़ा था, और 
सारी कपि-सेना उनके समक्ष बड़ी भवितियुवत हो खडी थी । वे दोनो राज-पुत्र युद्ध के 
लिए अ्रपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे और देखने में विश्यूखल मत्त गजों के समान 
लग रहें थे । जब दूतो ने यह दृश्य देखा, तब उन्होने शीघ्र जाकर दनुजेश्वर से सारा 
समाचार कह सुनाया । यह सूनकर रावण खिन्न तथा आदइचये-चकित हुआ और मत्रियों से 
कहा--नाग-पाशो से मृक्‍त होने की क्षमता रखनेवाले राम-लक्ष्मण के द्वारा लका का सर्व- 
नाश निश्चित ही है । भला, कही नाग-पाञ्ष भी छूटते हे ? अब मेरी विजय की आशा 
नही है । राक्षस-लक्ष्मी अब इस युद्ध में नष्ट हो जायगी । कदाचित्‌ गरुड ही आया हो, 
अन्यथा नाग्र-पाश कैसे छुटते ? अवश्य ही गरड ने मुझ पर विजय पाई हैं । नही वो 
नर और वानरो में इतनी शक्ति कहाँ है ?' 


हर एगर्नएथ एगयरयए 
४२, पृम्राक्ष का युद्ध 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उसने एक मत्त गज के हुकार की भाँति लबी साँस 
छोडी और धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि तुम एक विशाल सेना लेकर शीघ्र राम-लक्ष्मण पर 
आक्रमण करो । तब दैत्यपति को प्रणाम करके बूम्राक्ष युद्ध के लिए चल पडा । उसकी 
सेता भी चारो ओर से चली । भेडियो तथा सिंहो के मूखवाले फुर्तीले घोडों से युक्त 
उसका रथ, कर्ण-पुटो को विदीर्ण करनेबाली तथा दिशाओं को कपित करनेवाली भयकर 
ध्वनि करता हुआ तथा अपनी' अनुपम दीप्ति फैलाता हुआ निकल पडा । भेरी, शख, डका, 
आदि विविध वाद्यो का निनाद करते हुए युद्ध के लिए आनेवाले धूम्राक्ष को कई दृश्शकुन 
दिखाई दिये । तब रथ के आगे जानेवाले राक्षस भयकर मगर्जन करके भयभीत हो निःरचेष्ट- 
से हो गये । इस पर भी विना रुके बडी तत्परता दिखाते हुए धूजम्राक्ष ने समुद्र के समा 
विद्याल वानर-सेना पर आक्रमण किया । असर तथा वानर आकाश क्रा स्पर्श करनेवाले 
निनाद करते हुए आपस में जूक गये । दानव खड़ग फेंकते थे, तो वानर उन पर वृक्षों का 
प्रहार करते थे। राक्षस भाले भोकते थे, तो वानर मुष्टियो से आघात करते थे । राक्षस 
हुठ करके (वानरों पर) घोडे दौड़ाते थे, तो वानर उन घोडो को अपने नखों से चीर 
डालते थे । दानव उन पर रथ चलाते थे, तो वानर उनको चूर-चूर कर द्वेते थे। दानव 
भत्त गजो की उनसे टकराते थे, तो वानर क्रोध से उन्हें पृथ्वी! पर पटक देते थे । 


इस प्रकार, दोनो पक्षों के योद्धाओ में भयकर युद्ध होने लगा । वानर-वीर यम के 
सदृश भयंकर आकार धारण करक॑ असुरो को पैरी से कुचलकर, हाथियो को पृथ्वी पर 
रगड़कर मार डालते थे और उन्ही (मृत) हाथियों को असुरों पर फेंककर उतका दर्प-दलन 
कर देते थे । फिर, रथो के कूबर पकडकर उन्हें (रथों को) आकाश में तेजी से घुमाकर 
पृथ्वी पर पटक देते थे और उन्ही टूटे हुए रथों को उठाकर राक्षसों पर फेंककर उनको 
पृथ्वी पर गिरा देते थे । फिर, वानर घोडों के पैरो को पकड़कर ऊपर उठाते और उन्हें 
पृथ्वी' परे पटकक्र मार डालते, और उन्हीं मरे हुए घोड़ो को राक्षसों पर फेंककर उन्हें 
मार डालते थे । शत्रु के पदचरं सैनिकों पर पद-प्रहारं करके उनकी पसलियो को च्र-चूर 
करके मार डालते थे और उनके शवो को राक्षस-सेना पर फेंककर उन्हें नीचे गिरा देंते थे। 
वे राक्षस-सेना में घुस जाते और अपने भयंकर दाँतो से 'राक्षस-समूह को काटकर 
उन्हें तितर-बितर कर देते, उनके अस्त्रों को तोड देते, कुहनियों से उनके मुखो पर प्रहार 
करते, नीचे गिराते और उनके गले घोट देते । फिर, उनके पैरो की दबाकर अपने टखनों 
से ऐसा प्रहार करते कि उनकी पसलियाँ चूर-चूर हो जाती । फिर, वे कुछ ररक्षसों के 
कंठ में अपनी प्‌ छो को फंद की तरह डाल देते और उन्हें इस प्रकार कस देते कि बेचारे 
राक्षसों की पुतलियाँ घूम जाती और ये जहाँ के तहाँ ढेर हो जाते । इस प्रकार, सारी 
युद्ध-्भूमि राक्षसों के शवों से एंसी पट गई कि पता नहीं लगता था कि यह सिर है, यह 
आाँस हैं, यह मुह है, यह कान हे, यह नाक है, यह कथा है, ये हाथ है, यह शरीर है, 
यह कमर है, यह जाँच हैँ, यह घुटना है और यह पैर है । मज्जा, मास, भेजा, रक्त, 
बाँतें, हृडडियाँ, चर्म तथा खोपड़ियों के तो ढेर ही लग गये थे । 


खुद्धकांड ३१३ 


|. 


तंब घृम्राक्ष ने बड़े उपेक्षाभाव से उस कपि-सेना पर आक्रमण किया और अपने 
प्रताप का प्रदर्शन करते हुए मुद्गरो के प्रहारों से वानरों के सिर विदीण्ण करते हुए, क्रोप 
से भाले चलाते हुए, विविध अस्त्रो से भयकर युद्ध करने लगा | उसके भयकर भ्रहारो से 
कई वानर-सैनिक रक्त उगलते हुए गिर पडे । कुछ घैयें खोकर, उसके प्रहारों से अपने को 
बचाकर भागने लगे । यह देखकर हनृमान्‌ ने बड़े क्रोध से एक विज्ञाल पर्वत उस राक्षस 
पर फेंका; लेकिन उसने अपनी गदा से उस पर्वत को रोककर अपने को बचा लिया; 
किन्तु वह पर्वत उसके रथ पर गिरा और रथ चूर-चूर हों गया । तब पवन-कुमार ने 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तरु, शैल तथा पाषाणों के प्रह्ारों से राक्षसों के सिर 
ऐसे चूर-च्र करने लगा, जैसे यम समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करके चूर-चूर करता हो । 
फिर, वह सिह-सदुश पराक्रमी हनुमान्‌ एक पव॑त-श्रूग को उठाकर धूञ्राक्ष की ओर बढ़ा । 
तब उसने लो, अब मरो' कहते हुए अपनी गदा हनुमान्‌ के सिर पर चलाई । किन्तु, 
हेनुमान्‌ ने उस धूम्राक्ष की शक्ति, शौयें, क्रोष तथा साहस की उपेक्षा करते हुए, भयकर 
गर्जन करके अपने हाथ के उस शैल-श्वृग को धूमाक्ष पर ऐसा फेंका कि उस राक्षस के सिर 
के दो टुकडे हो गये और वह ढेर होकर वही गिर गया । उस समय चारो ओर ऐसी 
ध्वनि फैल गई, मानों वज्जपात होने से कई पहाड गिर रहे हो। धृम्नाक्ष को इस प्रकार 
मरे हुए देखकर हतशेष कुटिल राक्षस पवन-पुत्र के प्रताप से भयभीत हो उठे ओोर शीक्न 
ही लका की ओर भागने लगे । उनके भागते समय पृथ्वी भी काँपने लगी । 


५३. अकपन का युद्ध 


धुम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय क्रोप से जश्न लगा । तब॑ 
उसने देवताओ को कपित करने की क्षमता रखनेवाले, दिव्यास्त्र शस्त्रों से सपन्न तथा 
दिव्य रथ से विलसित अकपन नामक राक्षस को, एक बडी सेना के साथ वानरों से युद्ध 
करने के लिए भेजा । प्रलय-काल के मेघ के समान आकारवाला वह राक्षस अपने आभूषणों 
की दीप्ति तथा मणियों की काति से सूर्य-मडल के समान देंदीप्यमान होते हुए स्वर्ण-रथ 
पर चढकर यद्ध के लिए चल पडा । उसके रथ की पताका ऐसे फहरने लगी, मानो कह 
रही' हो कि लो, अब अकपन युद्ध करने आ गया है। राक्षस-वीरों के भयकर हुकारो तथा 
भेरी, पटह आदि के निनादो के मध्य, अपने साथ असख्य चतुरंगिणी सेना लिये हुए गगन को 
भी भेदनेवाले भयकर गरज॑न करते हुए, उसने वानर-सेना पर आक्रमण किया । दोनों पक्षों 
की सेनाएँ आपस में भिड गई और बड़ी भयकर गति से युद्ध करने लगी । उस घोर 
सम्राम के कारण उत्पन्न लाल धलि सभी दिद्याओ तथा जआाकाहा में व्याप्त हो गई ओर 
कपि-सेना तथा असुर-सेना के बीच अंधकार-सा छा गया ! 

उस समय कुछ सैनिक तो अपने पक्ष के लोगो को पहचान कर युद्ध केरत थ। 
कुछ उनकी बोली दथा चेष्टाओ से उप्हें पराया समभकर युद्ध करते थे और कुछ तो 
किसी प्रकार का विचार किये विना, जो कोई भी सामने पड जाता, उससे भयकर गति से 
यद्ध करते जाते थे। वानरों के द्वारा फेंके जानेवाले वृक्ष तथा पर्वेत एवं दैत्यो के द्वारा 
चलाये जानेवाले भयकर शास्त्र चारो ओर फैलकर धूलि-रूपी तिमिर समुद्र में जलचरो के 


३९४ नाथ एयर 


समान दीखते थे । राक्षसों तथा वानरों के बडे उत्साह से युद्ध करते समय, सैनिकों के 
शरीरो से उमडनेवाली रकत-धाराओ कें कारण सारी पृथ्वी की धूलि सिंच गई | युद्ध 
में वानरों का युद्ध, दुस्सह होते देखकर अकपन अग्नि के समान कुद्ध हुआ । तब धनुष 
पर प्रत्यचा चढाकर बडे उत्साह से उस महाबली ने अपने सारथी से कहा--वानर-सेना वृक्षों तथा 
पर्वतो की सहायता से राक्षस-समूह को नष्ट कर रही है । शीक्रही मेरा रथ उतकी ओर ले चलो ।' 


उसका सारथी रथ को उसी ओर ले गया । अकपन ने उस वानर-सेना पर अपने 
तीक्षण बाणों की वृष्टि-सी कर दी, तो सभी वानर धैर्य खोकर निश्चेष्ट-से हो गये । तब 
हनुमानू ने बडे साहस के साथ उस राक्षस का सामना किया । तब उसके साथ वानरो ने 
भी दानवन्सेना पर आक्रमण किया । अकपन अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए, 
भयकर गर्जन-हूपी' निर्धोष करते हुए, मेरु पर्वत के समान आकारवाले पवन-पुत्र पर प्रलय- 
काल के मेघ की भाँति शर-वृष्टि करने लगा । किन्तु हनुमान ने उनकी उपेक्षा करके अ्टहास 
किया और प्रलय-काल के रुद्र के समान अपनी कुंद्ध दृष्टियों से रौद्र रस उगलते हुए, निर्भय 
हो एक विद्ञाल पर्वत को समूल उखाडकर उसे अक्पन पर ऐसा फेंका, जैसे इन्द्र नें नमृचि 
पर बज्ञ गिरा दिया था, पर उस दानव ने उस पहाड को अद्ध-चन्द्रास्त्र से चुर-चुर 
कर दिया । तब हनुमान और भी उद्धत हो, अपनी महनीय शवकिति को प्रकट करते हुए 
तथा आँछो से स्फुलिगो को गिराते हुए शीघ्षता से एक दूसरा पर्वत उखाड़कर ले आया 
और भयकर गज्जेन करके उसे बडी क्रता से उस राक्षस पर फेंका । किन्तु, राक्षस ने शीघ्र 
ही उस परत के टुकडे-टकडे कर दिये । इस पर मारुति और भी क्रढ हो उठा और बड़े 
वेंग से एक पर्वताकार वक्ष को उख़ाडा और अपने पैरो के आघात से पथ्वी को कंँपाते 
हुए स्फुलिगों से यूवत आँखों से उस वृक्ष को घुमाकर अन्य वृक्षों को तोडते हुए दैत्य-समह 
पर पिल पड़ा । उसने रथिकों को मार डाला, रथो तथा उसके अदहवो को मिट्टी में मिला 
दिया, तथा राक्षसों का सहार कर दिया । फिर हाथियों के समूह पर आक्रमण करके, 
उनके दाँतो, हड्डियो, उनके कुभो पर बैठे महावतों, उनके अकुशो, उनकी घटियों तथा आभूषणों 
आदि को चूर-चूर करके एक पिंड-जैसा बना दिया और कुछ हाथियों को चूर-चूर 
करके मिट्टी में मिला दिया । उसके पश्चात्‌ उसने घुडसवारों के साथ घोडो को भार 
डाला ओर पदचर सेना को दल दिया । यम के समान अत्यधिक भयकर गति से युद्ध 
करनेवाले हनुमानू को देखकर अकपन मन-ही-मन बहुत त्रुद्ध हुआ । उसने एक साथ 
चौदह तीन्र बाणो को चलाकर (हनुमान्‌ के) हाथ में रहनेवाले अश्वकर्ण वक्ष के टुकडे- 
टुकड़े कर दिये और अत्यंत हें से सिंहनाद किया । हनुमान्‌ के शरीर से रक्‍्त-धाराएँ 
छूटने लगी ओर तब वह पुष्पित अशोक के समान दीख़ने लगा । फिर, हनुमान्‌ ने सहज ही 
एक और वृक्ष को उखाड़ लिया और उससे अकपन के सिर पर प्रहार किया । उस राक्षस 
का सिर विदीर्ण हो गया और उसने एक पवत के समान पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राण 
छोड दिये । उसके गिरते ही वानरो के तीक्षण प्रहारों को सहता असंभव जानकर तथा 
हनुमानत्‌ को समक्ष देखकर सभी राक्षस-वीर भयभीत हो गये और प्राण लेकर लंका की 
जोर भाग गये । सभी वानर-धीर हनूमान्‌ के साहस की प्रशसा करने लगे । 


सुद्धकांड ३१४ 
५४ महाकाय का युद्ध 


दत्रुओं के हाथ में अकृपन को मरा हुआ जानकर दशकठ बहुत खिन्न हुआ और 
उसने महाकाय को वुलाकर कहा--अपने श्ञौर्य को प्रकट करते हुए नरो तथा वानरों का 
सहार करो ।” तब वह पराक्रमी शीघ्र युद्ध की सज्जा से सज्जित हो, रमणीय मयूर-ध्वजा 
से अलकृत, मणियों की प्रभा से विलसित शसम्त्रास्त्रों से परिपूर्ण तथा पिशाच-मखवाले गधे 
जुते हुए रथ पर वैठकर, दक्षिण द्वार से बड़े वेग के साथ निकला । उसके साथ ही विविध 
शस्त्रास्त्रो से युक्त उसकी सेना, भेरी, डका तथा तुरहियों का ग़भीर झब्द करती हुई चलने लगी। 
उस समय उनपर हृड्डियो की वर्षा हुई, बिजलियाँ गिरी, छत्र तथा ध्वजाएँ टूटकर 
गिर पड़ी । किन्तु, महाकाय इन अपझकुनों की उपेक्षा करने हुए आगे बढा और बड़ी करता 
से वानर-सेना पर आक्रमण किया । तब वानर भी उन पर तरुडैल-समूह की वर्षा करने 
हुए उनसे भिड गये । 


दानव उस वानर-सेना पर अपना पराक्रम दिखाने लगे । उन्होने अत्यता चचल' गति 
से कपि-प्रेतना के मध्य रथ चलाये, गज-समूह को वानर-सेना से टकरा दिया, अज्तो को 
उनके ऊपर चलाया और पदाति-सेना उनपर टूट पडी । फिर, उन्होनें वानर-सैनिको को 
अपने करवालो से काठते हुए गदा के प्रहारों से उन्हें व्याकुन करतें हुए, भालो से बेधते 
हुए, शूलो से चीरते हुए, लाठियो से पीठते हुए, बरछियों से भोकते हुए, शरवृष्टि करते 
हुए, चक्रों को चलाते हुए, परशुओ से काठतें हुए भत्यत क्रोध के साथ अपने मुद्यरों के 
प्रहार से वानरों को दण्ड देने लगे । इधर वानर भी उन वीर राक्षसों पर शैल-बक्षो की 
वर्षा करने लगे । उस घोर युद्ध के कारण धूलि उडकर रवि-मडल तक ब्रयाप्त हो गई । 
उस घूलि के कारण अविरत यद्ध करनेवाली दोनो पक्षो की सेवाएँ एक दूसरे को नहीं 
देख पाती थी । भयकर राक्षस लगातार अपने ऊपर गिरनेवाज़े तरु-शैनो को लक्ष्य करके 
असख्य बाण चलाकर आकाश को ढक देते थे | वानर-वीर राक्षसो के चअलायें हुए शस्त्र, 
बाण तथा लाठियों को अपनी ओर आते देखकर उनको लक्ष्य करके, पर्वेतों तथा वृक्षों को 
फेंकते थे । युद्ध-भूमि में उड़नेवाली धूलि उनके कर्णपुटों में' भी भर गई थी और उनको 
इसका पता नहीं चलता था कि कौन राक्षस है, और कौन वानर हैं । जो कोई उनके 
समक्ष पड जाता था, वे उस पर प्रहार करके उसको मार डालते थे । दनुजो के शरीर से 
बहतेवाले रक्त, नंदियों के समान वहकर धूलि को भिंगो देता था। घूलि-जनित अधकार 
के व्याप्त रहने पर भी दानवों को अपने दीप्त तेज से युद्ध करते देखकर, देवता भी आशएचयें- 
चकित हो गये । तब दैत्यों के प्रताप से नष्ट-न्नष्ट हो वानर भयभीत हो गये और युद्ध 
भूमि से भागने लगे । 

उन्हें भागते हुए देखकर अंगद नें कहा--हे कपियों, मेरे रहते हुए तुम ऐसे क्यों 
भागे जा रहें हो ?' इस प्रकार के उत्साहपूर्ण वचनों से अंगद ने उनको घैर्य देकर फिर 
उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया । वह स्वयं एक महापव्वत को उठाकर राक्षस-सेना पर आक्रमण 
करने लगा । उसके पीछे भयकर गर्जेन करते हुए वानर-वीर भी चल पढ़े । अंगद में कुद्ध 
होकर पवतो तथा वृक्षों को राक्षसों की सेता पर फेंका । वह बायें हाथ से राक्षतों को 


'३१६ _एंग्नएथ शायायण 


नीचे गिराकर उन पर मुष्ठियों से प्रहार करता, हाथो से पीठता, कुहनियों से उनके मुह 
पर प्रहार करके फोड देता और उनके शस्त्रास्त्रो को चूर-चूर कर देता । अगद के सामने 
क्र राक्षत दिक न सके । वें विवश हो चारो दिशाओ में भागत लगे । 


५५. अंगद के द्वारा महाकाय का संहार 


इस प्रकार, भागनेवाले राक्षयों को मतिमान्‌ रघधिराशत, वज्यताभ, कालदंष्ट, काल- 
कल्प, वपाश, शतमाय, धृज्र तथा द्ुर्धर नामक महाकाय के प्रस्यात मत्रियो ने रोका, और 
अपने समस्त पराक्रम को प्रकट करते हुए वानर-सेना को पीडित करने लगें + यह देखकर 
पनस, मेघपुष्पक, गवाक्ष, कऋषभ, गज, क्रीधन, शतबली' तथा तार नामक श्रेष्ठ वानर उन 
राक्षस-वीरों के सम्मुख आकर युद्ध करने लगे । उस समय रुघिराशन ने क्रोधोन्मत्त हो 
गवाक्ष पर असख्य बाण चलाये, तो गवाक्ष ने बड़े वेग से वृक्ष तथा पर्वतो को उस पर 
फेंका, पर रुधिराशन ने उन्हें बीच में ही चुर-चूर कर दिया और गवाक्ष पर ऐसा प्रहार 
किया कि गवाक्ष मूच्छित होकर गिर पडा। गवाक्ष को मूच्छित होते देखकर तार ने क्रोध से 
एक विद्ञाल साल-वृक्ष को उखाडकर रुघिराशन के रथ पर फेंका । किन्तु, रुधिराशन ने 
उत्त वृक्ष को बीच में ही चर-चूर करके दस बाण चलाकर तार को गिरा दिया। उसके 
पश्चात्‌ वह प्रलय-काल' के यम के समान' बडा ही उग्र रूप धारण करके कपि-सेना पर टूट पडा । 
इतने में गवाक्ष तथा तार सचेत हुए और चारो ओर दृष्टि दौडाकर देखा । फिर 
गवाक्ष ने यम के समान भयंकर रूप घारण करके एक गदा से रुधिराशन के प्रिर पर 
प्रहार किया, तो वह राक्षस विक्वताग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर उसके प्राण शरीर 
को छोड़कर उड़ गये । 


वच्धनाभ नामक राक्षस उद्धत होकर पृथु पर कई बाण चलाये, तो पृथु ने उस राक्षस 
पर एक पर्वत फेंका; किन्तु उस राक्षस ने उसके दस टुकड़े कर दिये। तब क्रोधोन्मत्त हो 
पुथु ने बडे बेग से उसके रथ पर आक्रमण किया, उसके धनृष को खडित किया, घोडो 
को मार डाला, रथ को चूर-चूर कर दिया और अपने अनुपम बाहु-बल से उसकी टाँगें 
पकडकर उसे ऊपर उठाया और बडे वेग से उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटककर सिंह-गर्जन 
किया । 

इसके पदचातू्‌ कालदष्ट्र नें ऋषभ पर अपने उदृण्ड मत्त गज को चलाया। सामने से 
आनेवाले उस हाथी के माग॑ं से विचलित न होकर ऋषभ आकाश की ओर उछला, 
और एक साथ दोनो पैरों से उस हाथी' के कुभ-स्थल पर प्रहार किया, तो वह हाथी 
चिघाडता हुआ बहुत दूर पीछे हट गया । किन्तु, ऋषभ ने इससे सतुष्ट नहीं होकर, उसका 
पीछा किया और उसके दाँतों को उखाइकर उसी से उस पर प्रहार करके उसे मार डाला। 
फिर, अपना शौये प्रकट करते हुए उसने कालदष्ट्र की टाँगो को पडकर उसे नीचे पटक 
दिया और उसका वध कर द्विया । असुरों की सेता में हाहाकार मच गया और वानर-सेना 
दर्प से हुकार करने लगी । तब कालकल्प ने पनस से भिडकर उस पर अग्निकल्प-बाण 
चलाया, तो पत्रस कालकल्प के रथ पर कूद गया और पहले उसके अइवो को कुचल दिया, 
फिर पदाधात से सारथी को गिराकर रथ को चूर-चूर कर दिया | उसके पदचातु उसने 


छद्धकांड १९७ 


उस राक्षस के जबड़े पर ऐसा घूसा मारा कि वह राक्षस छठपटाकर गिर पडा, उसके दाँत 
टूट गये और रक्त उगलते हुए वह मर गया। सभी राक्षस आइचर्य-चकित हो गये । 


इसके पदचात्‌ वषाश नामक राक्षस से कपियों पर॑ आक्रमण किया और उनको 
जजरित करने लगा । तब गज ने उस पर ऐसी वाण-वृष्टि की कि सारा आकाश बाणों से 
आच्छादित हो गया । किन्तु, वपाश ने उन सब बाणों को बीच में ही' काठ डाला और 
गज का वध करने के लिए अग्ति-सम सात बाण उस पर चलाये और इससे सतुष्ट न होकर 
फिर उस पर पच्चीस बाण चलाये और उसके पहचात्‌ एक सौ ऐसे वाण चलाये, जो उसके 
शरीर को पार कर गये । उन बाणों से गज अत्यधिक पीडित हुआ और वपाश के रथ 
को चूर-चूर करते हुए उस पर आक्रमण किया और गरुड पक्षी जिस प्रकार किसी कंगूरे 
को नीचे गिरा देता है, वैसे ही उसका सिर घड से नीचे गिरा दिया । इस पर कऋुद्ध 
होकर धृम्र तथा दुर्धेर नामक राक्षसों ने भयकर अस्त्रों के प्रयोग से वानरो को पीडित करते 
हुए उनके पैर उखाड दिये। तब क्रोधन तथा मेघपुष्प नामक वीर वानरों ने उनके रथो 
पर कूदकर अपने करतलो से उनके मस्तक पर प्रहार किया ओर युद्ध करके उन्हें मार डाला | 
उनको आहत देखकर सभी राक्षस भयभीत हो तुरत भाग खड़े हुए । 


इस प्रकार राक्षतों को भागते हुए देखकर शतमाय अपनी' शक्ति का प्रदर्शन 
करने हुए गज से भिड गया । तब गज ने एक लट्ठु लेकर उसका सामना किया । इतने में 
बडे वेंग से ऋषभ, शतवली, पनस, गवाक्ष तथा अगद एक साथ उस पर वृक्षों तथा पर्वेतों 
की अविरत वृष्टि करने लगें; किन्तु जतमाय ने शर, तोमर, भाले, चक्र, गदा, 
खड्ग आदि श्रेष्ठ शास्त्रों की वर्षा करके वीरो को क्र गति से शन्रस्त कर दिया । उसके 
हाथो से यो पीडित होकर वानर-नायक रोषोदह्ीप्त हो जतभाय पर पिल पड़े । गवाक्ष ने 
उसके रथ के घोडो को मार डाला, अगद ने उसका भ्रंडा काट डाला, पनस ने उसके 
रथ को पैरों तले कुचल डाला, ऋषभ ने सारथी को मार डाला और नल ने उसके शस्त्रास्त्रों 
को काठ डाला और शतबली' ने अपनी मुष्ठियो से उस पर प्रहार किया ) किन्तु, 
शतमाय ने उन मुष्टि के आघातो की उपेक्षा करके तलवार और ढाल लेकर गरुड के 
समान बड़े लाघव से आकाश की ओर उछला । तब बड़ी तत्परता के साथ (युद्ध-भूमि में) 
पड़े हुए खड़्ग, ढाल आदि लेकर शतबली भी उसके पीछें आकाश की ओर उछला । 
आकाश में वें दोनो भेरड पक्षियों (दो सिरवाले पक्षी) के समान एक दूसरे पर वार 
करने लगे । वे कभी पैतरें बदलते, कभी निकट आते, फिर शीघ्र ही दूर हट जाते; कभी 
गिरते तो कभी उठते और एक दूसरे को गिराने की चेप्टठा करते हुए लडने लगे । तब 
दातमाय ने अपने खड्ग को चमकाकर शतबली के विशाल वक्ष पर प्रहार किया; किन्तु 
शतबली ने अपनी ढाल को भागे करके उस वार से अपने को बचा लिया और अपने 
तीक्षण कृपाण से शतमाय की जाँघों को काट डाला, तो वह राक्षस सिर के बल पृथ्वी पर 
गिर पड़ा और उसका सिर पर्वत-शिखर को समात छिलन्न-भिन्न होकर छितरा गया। 
दइतमाय की मृत्यु को देखकर शतबली के साथ सभी वातनरों ने हर्५ का गंभीर 
निनाद किया । 


इ्श्ट रंगनशथ एयायण 


तब महानाद ने अपने घनूष के टकार से पृथ्वी' तथा आकाश को कँपाते हुए अपना 
रथ अगद॑ की ओर दौडाया और अगद पर तीन पैनें वाण चलाये । तब कपिराज अग॒द 
बडे क्रोध से उससे भिड़ गया और एक योजनाकार पर्वत को उसके रथ पर फेंका । किन्तु, 
उस राक्षस ने बडे वेग से अपनी' गदा से उस पर्वत को वीच में ही चूर-चूर कर दिया । 
तब बालि-पुत्र कुद्ध होकर सहज ही उसके रथ पर कूद गया और अपनी अनुपम दाक्ति से 
उसका धनुष तोड डाला, उसे रथ पर गिराकर उसके वक्ष को ऐसे दवाया कि उसकी 
आँखें निकल आईं और वह हॉाँफने लगा । फिर, अगद ने उसके वकाठ को मरोइड्कर उसे 
काट डाला और रक्‍्त-सिक्‍त मुड को पृथ्वी' पर गिरा दिया । 


अपने अनुज को मृत देंवकर महाकाय अपार शोक से पीडित हो, भयकर ध्वनि से 
हाहाकार करने हुए, अपनी काति-किरणों को चारो ओर विकी्ण करनेवाले अपने महान्‌ रथ 
पर बैठे उद्धत सिंह के समान भूमते हुए निकला। उसने क्रर बाण चलाते हुए वानरों पर आक्रमण 
किया और कई वानरो को पृथ्वी पर गिरा दिया । उसके समअ खड़े रहने में असमर्थ हो 
वानर-सेनता हनुमान की ओठ में चली गईं । तब नहाकाय ने अपने सारथी से कहा-- 
अब मेरे समक्ष खड़े होकर युद्ध करने की क्षमता रखनेवाला कोई नहीं हैं। तुम रथ को 
सीधे राम के निकट ले चलो ।” तब उसने घोडो के रास ढीले किये और वेग से रथ 
को राम की ओर चलाया । रथ की' कर गति के समक्ष खडे होने में असमर्थ हो वानर- 
सेना भागने लगी । तब महाकाय ऊँचे स्वर में कहने लगा--हे वानरों, तुम क्यों भयभीत 
हो रहे हो ? मेरा क्रोध केवल उस राजकुमार पर है, जिसने शिव-धनुष का भग करके 
सीता के साथ विवाह किया हैँ । जिसने परशुराम का ग्व-भग किया है, वही मेरे जोड 
का है, अन्य कोई नहीं । जिसने युद्ध में खर का वध किया था, उसी पर मेरा बाण 
चलेगा, दूसरों पर नहीं । जिसने अपने बाण के अग्र भाग के समक्ष समुद्र को आने के 
लिए विवश किया था, केवल उसीसे में युद्ध कहूँगा, दूसरो से नहीं । में त्रिभुवन को 
अपने शौयें से दीप्त करनेवाले, कैलास पवेत को उठानेवाले रावण का पुत्र हूँ, इन्द्रजीत 


का भाई हूँ, मेरा ताम महाकाय है । में अब युद्ध करने के निमित्त आया हूँ ।' 


तब अंगद ने अत्यत ऋक्रुद्ध होकर कहा--हे महाकाय, युद्ध-भूमि में ऐसा प्रलाप 
क्यो कर रहे हो ? तुम्हारे पिता ने कैलास पर्वत को उठाया था, इंसलिए हम दोनो -में 
युद्ध होना उचित है । इसके लिए न राम की आवश्यकता है, न अन्य कफ्चीरो की । 
इतना कंहकर उसने एक विश्ञाल वृक्ष से उस पर प्रहार किया, तो महाकाय ने अपने दारुण 
शरो से अगद का शरीर ढक-सा दिया | इसके परदचात्‌ महाकाय ने बडे ऋध से अगद पर 
अपनी गदा से प्रहार किया, तो अग॒द विवश होकर गिर पडा । उसको गिरतें हुए देखकर 
सभी; दैत्यों ने समस्त पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए सिहनाद किया और सभी वानर-वीरो ने 
एक साथ महाकाय पर आक्रमण किया और उस पर शिलाओ तथा वृक्षों को फेंकने लगे; 
किंस्तु महाकाय ने अपने बाणों से उन शिलाओ तथा वक्षो को खडित कर दिया 4 फिर, 
उसने गवाक्ष पर दस बाण, पृथु पर पाँच बाण, महाबली गज पर सौ बाण, शतबली पर तीस 
बाण, ऋषम पर अस्सी बाण, कोधन और मेधपुष्पक पर साठ बाण चलाकर उनका दर्प-दलन किया । 


इदुकाींड ३१4 


इतने में मूच्छित अंगद ने आँखें खोली । अपने मुह से बहनेवाले रक्त को बार- 
बार पोछते हुए, एक विश्ञाल गंदा लिये हुए वह उस महाकाय के रथ पर कद पड़ा और 
अपनी उदृण्ड शक्ति को प्रकट करते हुए उसके सारथी को मार डाला । फिर, उसके धनुष 
के खड-खड कर दिये, सभी अहवो को मार गिराया और उसके पहचात्‌ उस राक्षस-वीर 
पर गदा का ऐसा प्रहार किया कि महाकाय का मकठ पंथ्वी पर लोटने लगा । तब 
महाकाय भी रथ से नीचे 'उतरकर भयकर गदा से अगद पर प्रहार किया; किन्तु अग॒द ने 
प्रतिघात किया । महाकाय ने अगद का वार बचाकर उद्धत गति से अगरद के सिर पर 
गदा-दंड से प्रहार किया । उस प्रहार के कारण अगद के सिर से रक्त फूट निकला । 
किन्तु, अगद ने बिना धैर्य खोये, अपनी' गदा से महाकाय पर ऐसा प्रकार किया कि महाकाय 
का सिर फूट गया । तब भी महाकाय ने भयकर आधात करके उसे रक्त की बाढ़ में 
ऐसा डुबोया, मानो उसने सोच लिया कि इसके पिता ने मेरे पिता को एक सहस्र 
बार समुद्र में डुबोया था और उसका प्रतिद्रोध मुर्के लेना चाहिए । इस प्रकार, इ 
पोता तथा महाकाय दोनो भयकर' युद्ध करते हुए रक्‍त-सिक्‍त होकर ऐसे दीखने लगे, मानो 
रखत-वर्ण की नदियों से विलसित दो महापर्वत हो । दोनों की गदाओ के आपस में 
टकराकर छिल्न-भिन्न होने से, वे दोनो वीर इस प्रकार मल्लयुद्ध करने लगें, जैसे पूर्वकाल में 
इन्द्र तथा बल नामक राक्षस ने आपस में द्वदन-युद्ध किया था । उनके पदाघात से धूलि 
उड-उडकर आकाश में व्याप्त हो गई। वे वालि-सुग्रीव के दृदव-युद्ध का स्मरण दिलाते हुए 
परस्पर ऐसे भिड गये थे कि मालूम नही होता था कि यह वानर है, और यह राक्षस है। 


तब सभी वानर अगरद को उत्साह देते हुए कहने लगें--हे वीर, इस दुध्ट राक्षस 
की उपेक्षा क्यो करते हो ? तुम वालि के पुत्र हो | वालि के समान तुम्हारा वाहुबल भी 
श्रेष्ठ है । जब वालि ने दुदुभी से युद्ध किया था, तब उसने दुदुभी को इतनी देर तक 
ठहरने नहीं दिया था । तुम अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके इस देवताओं के चत्रु का 
सहार शीघ्र कर डालो ।' इस प्रकार, जब वानरो ने उत्साहबद्धक जय-निनाद किया, तब 
अगद ने उस राक्षस पर अपनी मष्टि से नीब्र प्रहार किया'। वह उस आधात से चकराकर 
पृथ्वी पर गिर पडा । पृथ्वी पर गिरे हुए उस राक्षस के वक्ष को पैरो से दबाकर अग्रद ने 
उसका कठ मरोइकर सिर को घड से अलग कर दिया और उसे ऊपर उछालकर विजय- 
गज॑न किया । अगद को देखकर सभी वानरो ने बिपुल हर्ष-नाद किया । यहू देखकर सभी 
दानव तितर-बितर हो गये । कुछ समुद्र में कूद पडें, कुछ लका में घुस गये और शेष 
राक्षस चारो दिशाओं में भाग गये । सभी वानरो ने अंगद की प्रशसा की और उसे सीता- 
पति के समक्ष ले जाकर सारा वृत्तात उन्हें कह सुनाया | रघुपति यह समाचार सुनकर 
अत्यत प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष से हृदय से लगाकर ओर क्ृपा-पूर्ण दृष्टि से देखकर मदहास 
करने लगे । 

हतदोष राक्षसों ने जब यह वृत्तात रावण को सुनाया, तब राक्षस-कुलाधीश ने बड़ी 
प्रीति से मत महाकाय का स्मरण किया । वह दुःख से, आँखों में आँसृ भर, घपिर भुकाये 
खड़ा रहा और फिर सश्नमचित्त से अत-पुर में चला गया । रात-भर चिता में निमस 


३२० रगनाथ एाम्य/यण 


रहने से वह सो भी नहीं सका । प्रात काल होते ही वह अपने सामतो के साथ, अपने 
उज्ज्वल रथ पर बैठकर अंतपुर से निकला और दुर्ग के स्तृप पर चढकर अपने विशाल 
दुर्ग को ध्यान से देखा । फिर, वहाँ के सैनिकों के शिविरों का निरीक्षण किया और दूंगे 
की रक्षा के लिए और अधिक सैनिको को नियुक्त किया । उसके पद्चात्‌ रावण ने प्रहस्त 
से कहा--यह प्रसिद्ध दुर्ग अभेद्य है। यह किसी भी पराक्रमी छात्रु के वहा में आनेवाला 
नही है । आज वानर-समूह ने इसे भेद डाला है, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। 
इतना ही नही, श्रीराम के बाहुबल का विक्रम दुर्वार प्रतीत हो रहा है । युद्ध करने योग्य 
या तो तुम हो, या मे हूँ या मेरा भाई कुभकर्ण है । निद्रा में मर्त हो, मेरा भाई जाग 
नही रहा हूँ । इसलिए या तो तुम युद्ध करने के लिए जाओ या में जाऊँ ।' 

तब प्रहस्त ने राक्षसेश्वर से कहा--“हे देव, में अभी जाता हूँ और उन नरो का 
ऐसा सहार करता हूँ कि देवता भी मेरे बाहुबल की प्रशसा करेंगे । में अपने प्रताप का 
ऐसा प्रदर्शन करूँगा कि भूत, प्रेत तथा डाकिनी छककर रकक्‍त-पान करेंगे और मोद-मग्न 
होकर कह उठेंगे, लो देखो, प्रहस्त उन बन्दरों की कैसी दुर्गंति कर रहा है । आपने 
मुझे युद्ध में जाने का आदेश दिया, तो ऐसे समय में, मेरा आपको हितोपदेश देना उचित्त 
तो नहीं है । फिर भी, एक बात सुन लीजिए। मेरा विचार है यह कार्य आपके लिए 
उचित नही हैं । अब आप मानें या न मानें । आप स्वय विचार करके देख लें | में 
आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । पहले आपने अपने बुद्धिमान्‌ मत्रियो के हित-वचन 


नही सुने । अब तो सुनिए और सीता को भूपाल के पास पहुँचा दीजिए । यह युद्ध 


जे 


अनावश्यक हूँ ।” 
४६, प्रहस्त का युद्ध 

इतना कहने के पश्चात्‌ प्रहस्त रावण की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए रवाना हुआ । 
उसने अपने वेत्रधरों को भेजकर अपनी चतुरगिणी सेना को एकत्रित किया और मणिमय 
किकिणी' के रणन से मुखरित होनेवाले ऐसे रथ पर सवार होकर चला, जिसका मेघ- 
समान घोष तबतक सुनाई पड़नेंवाला था, जबतक वानरो के श्रेष्ठ अगो के पवन उसका 
स्प्श नहीं करें, और जिसके ऊपर की सपं-ध्वजा तबतक लहरानेवाली थी, जबतक 
वानर-रूपी गरुड़ उस पर उतर नहीं आवबें | उसके निकलते समय तुरहियो की जो ध्वनि हुई, 
उससे दिशाएँ चक्‍कर काटने लगी, आकाश विचलित हो गया, नक्षत्र टूटकर गिरे और 
वसुंधरा विदीणें-सी हो गई । इस प्रकार, प्रहस्त पूर्व के द्वार से कालातक के समान युद्ध 
करने के लिए निकला । 

देत्यों के सिह-गर्जनो के साथ निकलनेवाले प्रहस्त की उम्र मत्ति को देखकर राम- 
चन्द्र आइचर्य करने लगे और उसे विभीषण को दिखाकर बोले, --हे विभीषण, तेज, बल, 
तथा शौर्य से विलसित होनेवाले इस राक्षस-नेता का नाम क्‍या है ? विपुल साहस के 
साथ उसका वानरों पर आक्रमण करना देखकर मुझे आदचर्य होता है ।' 

तब विभीषण ने कहा--हें देव, यह रावण की समस्त सेना का सेनापति हैँ । 
इसकी अपनी सेना रावण की सेना की तीन चौथाई है । अपने साहस के लिए तीनो 


खुद्धकांड ३२ 


लोको में यह प्रध्यात हैं । यह अत्यधिक बलवान है तथा रावण का मामा लगता हैं । 


भ् 
.] 


यह महान्‌ पराक्रमी है और इसका नाम प्रहस्त है । (रावण के द्वारा) चन्द्रशेखर के मित्र 
(कुबेर) के सामत को पराजित होते समय इसने मणिभद्र को परास्त किया था | हें रवि- 
कुलोत्तम, इसके साथ वानर-नायको को घोर युद्ध करना होगा ।' 

इस प्रकार विभीषण के कहते समय ही वानर-वीर पर्वतो तथा वृक्षों को उठाये 
सिहनाद करते हुए दानवों का सामना करने लगे । असुर-सेना ने भी भयकर गर्जन करतें 
हुए वानरों पर आक्रमण किया । प्रलव-काल की अग्ति तथा वडवानल आपस में कभी 
संघर्ष नही करते, पृथ्वी और आकाश का एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर होना सभव 
नही; भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्दो का आपस में टकराना सभव नहीं । यदि ऐसा कभी' हुआ 
होता, तो इन राक्षस तथा वानर-सेनाओ के युद्ध की' उपमा उनसे दी जा सकती थी' । 
राक्षस अग्ति-सम बाण-समूह को वानरों पर चलाते थे । कुछ राक्षस खड़ग, गदा, भाले, 
मूसल तथा भयकर चक्र आदि शास्त्रों को भी चलाते थे। तब वानरूसेना राक्षसों 
पर बडे वेग से बुक्षों तथा पर्वतो को फेंकती थी । इस घोर युद्ध में पृथ्वी पर लुढ़कने- 
वाले सिर, विदीर्ण होनेवाले वक्ष, चुर-चूर होनेवालें कधे, बाहर निकल पड़नेवाली आँँें, 
फूटनेवालें सिर, टूठनेवाली पसलियाँ, उमडनेवाला रक्त, छितरानेवाला भेजा, छितन्न-नर्भिन्न 
होनेवाले पैर, उछलकर गिरनेवाले हाथ, पिंडाकंति धारण कर सडनेवाले हाव, आधा 
कटकर गिरे हुए शरीर, घूम जानेवाली प्रुतलियाँ, ये सब अत्यत भयकर दीखने लगे | 
युद्ध-भूमि में राक्षत और वानर निर्भय होकर बड़े उत्साह से लडते थे । सहसा कपि- 
वीरो ने राक्षरों पर बडा भयकर धावा बोल दिया । द्विविद ने नरातक पर एक पर्वत- 
शिखर उठाकर फेंका । तार ने एक वट-वुक्ष को वेग से चलाकर कुंभ हनु को गिरा दिया। 
जाबवान्‌ ने महानद पर एक विज्ञाल पर्वत को गिरा दिया । दुर्मुख ने समुन्नत को एक 


विश्वाल वृक्ष से मार गिराया । 


इस प्रकार, राक्षमों को वानरो के प्रह्ारों से धुरी' तरह मरते हुए देखकर प्रहस्त ने 
अपने प्रमुख साथियों की' मृत्यु निश्चित जान और अत्यंत क्ुद्ध होकर अपने रथ को विचित्र 
वेग से चलाकर एक-एक प्रहार से एक साथ दस, बीस, तीस तथा चालीस वानरों का सहार 
किया । तब वानर भी! पर्वतों तथा वुक्षो को गिराकर प्रहस्त की सेना का नाश करने लगे। 
रक्त की नदियाँ उमड-उड़कर आकाग का स्पशें करती हुई-सी' बहने लगी, रक्त की उस 
धारा में ही जहाँ-तहाँ वानर तथा असुर घोर गजन करते हुए युद्ध करतें थे । उनके 
पराक्रम को देखकर देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे । 

तब प्रहस्त कालातक के समान अपने अद्वितीय प्रताप का प्रदर्शन करतें हुए वानरों 
के करो तथा चरणों को काटते हुए, उनके वक्ष.स्थलो को विदीर्ण करते हुए, सिर तथा 
बाहुओं को पृथ्वी पर गिराते हुए, हड्डियों तथा दाँतो को चूर-चूर करते हुए, चक्रों से खंब- 
खंड करके, अंकुशो से चीरकर, भालो से चुभोकर, विज्ञाल पाश्ों से बाँधकर, परलु से 
कॉटकर, शूलों को भोंककर वरछियों से उछालकर तथा शक्तियों से पीटकर वानरों के मांस 
तथा भेजा के ढेर-सा लगा दिया और अपनी शर-वबृष्ठि से वानरों को मारकर सभी भूतों 

४१ 


4२२ रणन/प एगयेएी 


को बलि चढाई । इस प्रकार, प्रहस्त ने अपने दुर्वार विक्रम से वानरों का सहार करने में 
सफल होकर सभी दिलश्लाओ को विदी्ण करते हुए भयकर गर्जेन किया । 
५७, नील के द्वारां प्रहस्त का वध 

वानर-सेना को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर, उद्भट-रण-कुशल नील भयकर 
हुकार करते हुए प्रहस्त पर आक्रमण करने के लिए ऐसी अदभूत गति से चला कि सारी 
पृथ्वी काँप गई । उसने एक विज्ञाल वृक्ष को उखाड़ लिया और सहज ही उस राक्षस 
के रथ पर जा चढा । उसने सारथी को मार डाला, अहवो का नाश कर दिया, और 
देखते-देखते प्रहस्त के धनुष को खडित कर दिया । तब भयकर गर्जन करते हुए प्रहस्त एक 
मूसल लेकर रथ से उतर पड़ा और नील के सामने डट गया । नील ने निर्भीक होकर 
उसका सामता किया, सानो वह अपनी विजय में पूरा विश्वास रखता हो । फिर, दोनो 
युद्ध करते हुए एक दूमरे को परास्त करने का प्रयत्न करने लगे, जैसे वृत्रासुर तथा कौशिक ने 
(पहले) किया था । प्रहस्त ने अच्छी! तरह लक्ष्य करके मूसल से नील के ललाट पर 
ऐसा तुला हुआ प्रहार किया कि उसका ललाट फूट गया । उससे छुटनेवाली रखत-धारा 
को पोछते हुए नील ने अत्यधिक क्रोध से उस प्रहस्त पर वृक्षों से प्रबल प्रहार किया । 
किन्तु, उस राक्षस' ने फिर से उसी मूसल से नील पर प्रहार किया । इस आघात से नील 
लडखडाने लगा, फिर भी' उसने वृक्ष को छोडकर उसी समय भयकर गर्जन करके एक 
विशाल पहाड़ उठाकर लक्ष्य करके उस राक्षस के सिर पर फेंका । नील के उस प्रहार से 
प्रहस्त का शरीर, सिर तथा आभूषण छिल्न-भिन्न हो गये और इन्द्र के प्रहार से सिकुडकर 
गिरनेवाले पर्वत के समान वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पडा । उसके गिरते ही. सभी कपियों ने 
विजय-घोष किया और राक्षस-सेना लका की ओर भागने लगी । 

उस समय सारी युद्ध-भूमि, अमृत-सागर-सुता (लक्ष्मी ) के समान हरि* (विष्णु अथवा अदृब ) 
युत अगो से, दानशील के निवास के समान मार्गणों * (पातक अथवा बाण) के 
समूह से, जबूद्वीप को समान नवखडो * (द्वीप अथवा खड) से, प्रेमी पति के निकट बनिता 
को भाँति राग-रस * (प्रेम रस जशवा रक्त) से, दुगंम वन के सदृद्य पुडरीको* (व्यात्न अथवा 
गज) से, सुदर भधु-मास की भाँति आरक्त, कुल्ल, पल्राशो* (पलाश वृक्ष अथवा राक्षस) से, 
शिव के निवास की नाई भूत-गण *(शिव के सेवक अथवा प्रेत) से, सूर्य-प्रकाश से विलसित 
गगन के समान अस्त-व्यस्त तारको* (नक्षत्र अथवा आँख के तारे) से, तीम्र निदाघ के समान 
अंबरमणियों * (सू्यें भथवा वस्त्राभरण) से, अद्ध-तारीश्वर के समान अद्ध॑-दरीरो से युक्त 
हो, अनेक प्रकार से आइचर्य उत्पन्न करती थी । 

तब नील शीघ्र ही राघवाधीश के समक्ष गया और उनके चरणो को प्रणाम किया। 
वानरो ने बार-बार नील की प्रह्मता की । हतशेष राक्षस भयभीत हो भागकर रावण के 
निकट पहुँचे और उसे सारा वृत्तात कह सुताया । तब रावण ने शोक-विह्वल हो अपने 
मंत्रियों से कहा---युद्ध करने गये हुए सभी वीर लौटने का नाम तक नही ले रहें हे और 
वानरों के हाथों मर रहे हे। अब वैरियो का गये चूर करने के लिए में स्वयं ही जाऊँगा।* 


अहइस प्रसंग में हरि, सा्गण, नवख्ंड आदि शब्दों में इलेष है ।--ले० 


सुद्षकांड श्र 
५८ मंदोदरी के हित-वचन 


रावण की सभी बातें सुनकर, मदोदरी' शीत्र माल्यवान्‌ के पीछे, दैत्य-स्त्रियों के 
साथ रावण की सभा की ओर चलो'। उसत्के पोछेनीछे अतिकाय तथा प्रतीहारी' चलने लगेव 
आयुधो से अलकृत अन्य सैनिक भी उनका अनुसरण करने लगें । चामरिक-समूह 
त्ामर डुला रहें थे और सभी मत्री भो उप्के साथ चल रहें थे | अपने समस्त आभूषणों 
की झोभा को चारो ओर विकीर्ण करती हुई उसने रावण की सभा में ऐसें प्रवेश किया, 
मानो नील-मेघो के मध्य विलसित होनेवाली बिजली हो । 

रावण ने मदोदरी को अपने सिंहासल के अद्धं भाग पर आसीन कराया और प्रिथ 
वचन कहते हुए बुद्धिमान्‌ मत्रियों को उचित आसनो पर बिठाया । प्रणाम करनेवाले 
अतिकाय को प्रसन्नता से अपने निकट ही एक आसत पर बिठाया ? उसके परचात्‌ दानवेदवर ने 
अपनी स्त्री से कहा--है कुबलयनेत्री, तुम तो इस प्रकार कभी सभा में नहीं 
आती । आज तुमको कपित छारीर से इस प्रकार सभा में आते देखकर मुझे आइचर्ग 
हो रहा है! तुम्हारे आगमन का क्या कारण है ”?' 

तब मदोदरी ने अपने पति को देखकर कहा-- है दनुजेश, जाज मुझे यहाँ आने 
को आवश्यकता पडी, इसलिए में आईं हूँ । आप मेरे आगमन को बुरा न मानिए । 
हें देव, आपने देखा कि बुम्नाक्ष आदि हमारे सेनापति युद्ध में कैसे मारे गये ? राम ने जन्म-स्थान 
में चौदह सहन राक्षतों का सहार किया था और खर तथा त्रिशिर का वध किया था । 
में कहती हूँ कि ऐसा वीर एक साधारण मनुष्य नहीं हो सकता । इतना ही नही, राम ने 
दाडकवत में महान्‌ बलशालों कब्रत् का सहार किया । भारीच की मायाओं की उपेक्षा 
करके उन्होंने उसका वध किया । एक भयकर अस्त्र से वालि का संहार किया । राघव ने 
देवताओं के हित के लिए इस ससार में जन्म लिया है । वें स्वय आदिनारायण हें अन्यथा 
इस पृथ्वी' पर ऐसा पराक्रमी' नर कहाँ मिलेगा ? उन्होने ही तो नतीलकठ के धनुष को भग 
किया था ? अपने पिता की आज्ञा से जिस समय वे वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत 
करते थे, उसी समय आप सीता को हर लाये । रामचन्द्र *ने आपका क्या अहित किया था। 
राम-लक्ष्मण से युद्ध करने की क्षमता तीनो लोकों में कौन रखता है ? यदि साम, दान 
तथा भेद से दात्रु वश में जा जाय, तो दण्ड का उपाय अपनाना उचित नहीं । यदि आप 
दण्ड देना भी चाहें, तो क्या राम-लक्ष्मण आपसे दण्ड भोगेंगे ? हें देव, राम परमात्मा हैं; 
अत' आप उनके समक्ष नतमस्तक हो, तो इसमें कोई दोष नहीं | यदि आप उनसे चरण 
माँगें, तों वे आपको अवश्य अपनायेंगें । शरण माँगने से आपका शुभ ही होगा, हानि नहीं । 
काकुत्स्थव्श्ञी राम के गुण, रूप, कृपा आदि गुणन्गण का वर्णत करना कैसे सभव है? 
यदि वें क्रोध में आ जायें, तो इन्द्रादि देवता भी ठहर नहीं सकते, तब आपके लिए (उनका 
सामना करना) कंसे सभव हैं ? अब आप इस प्रयत्न को छोड़ दीजिए | अर्थ ही' दर्प की 
अग्नि में माश मत होइए । हठ छोडिए और सताप त्यागकर सीता को खज्ौदा द्रीजिए | 
इसी में आपका हित होगा । हे लकेशा, जाप अपने कुछ तथा लका की रक्षा दीजिए |, 


ऊँचे वाहनो तथा मप़ि-भूषणों के साश्न आप जानकी को लौदा दीजिए और उम्राक्ष, ग्रतिकाय 


३२० रैगन/थ रयरयण 


तथा माल्यवान्‌ के द्वारा सधि का प्रस्ताव भेजिए। बहुत क्यों ? क्‍या, आपने कात्तिंवीयें के 
साथ सधि नहीं की थी ? तब उस कात्त॑वी्य को जीतनेवालें भारगव राम को परास्त करने- 
वाले यशस्वी राम क्या सधि करने के योग्य नहीं है ।” 


५९, मंदोदरी की मंत्रणा की उपेक्षा करना 


मदोदरी के इन दीन वचनों को सुनकर रावण क्रोध से दीधघे इवास लेने लगा । 
उसकी लाल आँखों से क्रोधाग्ति की चिनगारियाँ छटने लगी। उसने मदोदरी को देखकर 
कहा-- है नारी, हित-बुद्धि से तुमने मुझे उपदेश दिया है; किन्तु तुम्हारी बातो में एक 
भी मुझे अच्छी' नहीं लगती' । दानव, यक्ष, गधे देव आदि की' सेवाएँ प्राप्त करने- 
वाले मुझे तुम वानरों के आश्रय में जीनेवाले नर को प्रणाम करने का उपदेश देती हो । 
ऐसी बात तुम इस सभा में कैसे कह सकी ? क्‍या, तुम्हारे लिए यह उचित है ? उस 
इक्ष्वाकुबशी ने जान-बूककर पहले हमारा अहित किया था, तभी' तो में उसकी स्त्री को 
लें आया । खर-दूषण आदि के सहार तथा तुम्हारी ननद के अपमान को भुलाकर मूर्ख के 
समान में कैसे राम से सधि कर लूँ ? यह असभव हूँ । अपने भयकर बाणो से विभीषण, 
सुग्रीव तथा राम-लक्ष्मण के साथ सभी' वानरों को मारकर में विजय पाऊँगा | यदि विजय नहीं 
प्राप्त करूँगा, तो युद्ध-भूमि में ही' अपने प्राण दे दूगा, किन्तु उस राम के साथ न सधि करूँगा, 
न जानकी को ही लौठाऊँगा । यही मेरा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र, उदात्त 
पराक्रमी, इन्द्रजीत के रहते तुम्हें किस बात का भय है ? मेरे पुत्र भयकर आकारवाले 
तथा दुर्वार पराक्रमी' है, मेरा सामना कौन कर सकता है ?' 

इन बातों को सुनकर मदोदरी चिताक्रात मन से सिर भुकाकर सभा से ऐसे चली! गई, 
मानों रावण की लक्ष्मी ही यो सोचती हुई रावण से अलग हो रही हो कि यह नीच 
तथा निकृष्ट नीति का अनुसरण करते हुए अपना बुरा-भला आप ही नहीं पहचान पा रहा है। 


६०, रावण का प्रथम युद्ध 


तब रावण ने अपने गुप्तवरों से कहा--चिर काल से मेरे मन में जो क्रोध था, 
उसका आज परिहार करूँगा | में उस (राम) के लिए कालरुद्र हैँ और वह मेरे लिए 
अधकासुर है । मेरे तूणीरों से निकलनेवाले अस्त्र, केंचुली से मुक्त होनेवाले कर सर्पों के 
समान राघव को लगेंगे । राम मृत्यु से प्रेरित होकर, कपि-सेना का विश्वास करके यहाँ 
आया हैँ । तुम श्षीघत्र मेरे युद्ध करने के लिए दिव्य हास्त्रास्त्रो से सज्जित करके रथ ले 
आओ ।' 


उसके आदेशानुसार वे गुप्तचर सूर्य-प्रभा के समान दीप्तिमान्‌ श्रेष्ठ रथ लें आये। फिर, 
अपने नीच मनोरथ पर आरूढ होने की भाँति रावण उस रथ पर आखरूढ हुआ ।! अपने 
दप्तिमानु आभूषणों से अलकृत रावण के उस रथ पर बैठते ही, उसके आभूषणों की प्रभा 
दिद्याओ तथा आकाश में आइचयेंजनक ढंग से ग्याप्त हो गई, मानो युद्ध में राम के बाणों 
की . अग्नि-ज्वालाओ में रथ-समेत स्वयं रावण दग्ध हो रहा हो । निसानो का विपुल निनाद, 
पढ़हु, भेरी तथा छंख का भयकर घोष, हाथियों की चिंघाड़, अडवों की. हिनहिनाहुट, बन्दी 


खुछकाोंड ३२५ 


,मागधों के स्तुति-गान की गंभीर ध्वनि, रथों के चलने की ध्वनि, सैनिकों के हुकार, तथा 
पृथ्वी को विदीर्ण करनेवाले उनके पदाब्रात की सम्मिलित ध्वनि, भयकर गति से समस्त 
ब्रह्माण्ड में ऐसे व्याप्त हो गई, मानो लका के समुद्र के सभी जलचर एक साथ आर्त्त-ध्वनि कर 
रहे हो कि राभचद्र जैसे पहले समुद्र पर ऋुद्ध हुए थे, वैसे ही वे आज करुद्ध हो गये है । 
(राक्षतों के) बृहदाकार रथ, रामचंद्र के मनोरथों के समात ऐसे चलने लगे, मानों कह 
रहे हो कि हे राम, हम दैत्य-समृह को ले आये है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए । असख्य 
ग़ज-समूह पृथ्वी को कँपाते हुए चलने लगे । उनके कर (सूंड) रामचद्र के करो (हाथ) 
के लिए दुर्जय न होने पर भी भयकर दीख रहे थे और उन सूंडो के चारो ओर शिलो- 
मुख (भ्रमर) ऐसे भकार कर रहे थे, मानो कह रहे हो कि इनमें रामचन्र के शिलीमुख 
(बाण)-समूह लगकर इनका (गजों का) भद गिराने के पहले हम अब्र इनकी मद-धाराओ 
का पान कर लें । घोड़े ऐसे भूपते हुए चल रहे थे, मानो कह रहे हो कि सारे उपाय 
नष्ट हो गये है, हमारे द्वारा रावण को युद्ध में विजय कहाँ मिलेगी, रावण तो अवश्य ही 
युद्ध में गिरेगा । प्यादों की सेना ऐसे हुकार भरती हुई जा रही थी, मानो आात्तं-ध्वनि कर 
रही हो कि राघव की आसन्न बाणारित से सम्रमित सेना का सारा बल दरध हो जायगा । 
प्रलय-काल के घने बादलों के समान तथा पहाड़ों का श्रम उत्पन्न करनेवाले राक्षस, प्रलय- 
काल के सूर्यबिब के सदृश दीखनेवाली उभरी' हुई आँखों से तथा विद्यञाल कनपटियों, घोर 
दष्ट्रो एवं विपुल केश-समूह से युक्‍त होकर, प्रलयातक को भी भय देंनेवाले विकृत वेष, 
विविध आयुध तथा विभिन्न मायाओ से सज्जित थे । राक्षस्न-वीर तथा राक्षस-नेताओ ने 
राक्षसेश्वर के समक्ष, अपना शौय॑ प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा की कि युद्ध में हम ही राम को 
जीतेंगे । फिर, वें घोर गजेन करते हुए, पटहो का विपुल निनाद करते हुए 
युद्ध के लिए चल पड़े । रावण भी अपने प्रताप से सूर्य को भी निस्तेज करते हुएं, अपने 
साहस को अपने मुख की दीप्ति के द्वारा प्रकट करते हुए, शौर्य तथा विजय-लक्ष्मी से 
युक्त हो, भयकर ध्वनि एवं ठाट-बाट के साथ, युद्ध के लिए निकल पडा, मानों सूर्यवशज 
को मार्ग देने के कारण समुद्र पर ऋ्रुद्ध होकर उप्ते सुखा डालने के लिए ही जा रहा हो 
अथवा यह कहते हुए सूर्य को निगलने के लिए जा रहा हो कि हे सूर्य, तुम्हारा पुत्र राम 
से मिल गया हैं। राक्षस-सेना के असस्य आयुधों की काति आँखों को चकाचौंध करती थी 
और नगाडो के ताड़न से उत्पन्न वायु से ध्वजा-पताकाएं आकाश में फडफडा रही थी । 
अत्यत भयकर रूप से बार-बार गर्जन करते हुए, राम की बाणारिन में दग्य हो जानेवाले 
प्राणो को तणवत्‌ मानते हुए, दुर्वार गति से आनेवाली दारुण राक्षस-सेता को देखकर रघुराम ने 
अपने अनुज से कहा--हे लक्ष्मण, पता नहीं कि यह कौन आ रहा है ? यह अत्यधिक 
शक्ति-सपन्न तथा महान्‌ साहसी दीखता है । 


६१ विभीषण का राम को राक्षस्-वीरों का परिचय देना 


तब विभीषण ने राम से कहा--हें रघुराम, में इत दनुज-नायकों का अलग-अलग 
परिचय आपको सुनाता हूँ, सुनिए। फिर, वह इस प्रकार कहने लगा--वह जो मदमत्त 
हुथी पर चढ़कर, उज्ज्वल दीप्ति से दीप्त हो रहा है, जिसके उदयाकंब्रिंब के समाव 


इस एंगन7थ एराायण 


समृज्ज्वल मुह पर अत्यधिक रोष दिखाई पड रहा है, बार-बार अपने अंकुश की प्रेरणा से 
हाथी की चाल' को तीत्र करने का पयत्न करते हुए बड़े वेग से आ रहा है, वही उपाक्ष है। 
भीषण घढा-रव करनेवाले रथ पर चढकर आनेवाला, महोदर है । उसने युद्ध में बंहुत-से 
लोगो का सहार किया था । रत्न-प्रभा-सपन्न अरुण कवच धारण किये, अश्व पर आखरूढ 
जो उद्धत होकर गरडह के समान वेग से आ रहा है, वह पिशाचों का तायक हैं । युद्ध 
में इसका सामना करनेवाला कोई नहीं है । सिंह पर चढकर शल हाथ में लिये जो 
आ रहा है, वह युद्ध-प्रिय त्रिशिर हैं । विपुल घटारव करनेवाले तथा सर्प-ध्वजा से युक्त रथ 
पर बैठकर धनुष का टकार करतंवाला, काले शरीर का वह राक्षस, कुभ हैं। स्वर्ण- 
मणि-खचित ध्वजा से युक्त इस चित्ररथ पर बैठकर आतेवाला, वह विशालबाहु राक्षस, 
निकुभ कहलाता हैं । अग्निसम उज्ज्वल रथ पर आरूढ हो, बडे दर्प के साथ युद्ध करने 
की तीत्र लालक्षा से विष-दृष्टियों से कपि-सेना की ओर देखते हुए, धनुष पर बाण चढाते 
हुए आनेवाला नरातक नामक राक्षस हैँ | जैसे भूतनाण कालनेत्र की (शिवजी) सेवा 
में रहते हे, वेसे ही गज-मुख, अश्व-मुख, सिंह-मुख, व्र्यात्न-मुख, सर्प-मुख तथा उच्ट्र-मुख- 
वाले भयकर राक्षस जिसकी सेवा में लगे हुए है, और जो भयकर गर्जन कर रहा है, वह 
उभरी हुई आँखोवाला राक्षस देवातक है । हे देव, वहाँ जो स्वर्ण-रथ पर आरूढ है, जो 
एक विश्ञाल' धनुष को एक तृण के सदृश सँमाले हुए भयकर टकार कर रहा है, जो कभी 
पराजय का ,नाम तक नहीं जानता, जो नरभोज का पुत्र है, जो अपने शरीर पर अरुण 
चंदन का लेप किये हुए है, जो तीक्ष्ण तथा ऋुद्ध दृष्टियों से युक्त है, जिसका शरीर 'साध्य- 
मेघो के समान है, जो विध्याचल के सदुश विशालकाय है, और जो करोडो छत्र-बामरो 
से विलसित है, वही यूद्ध का श्रेष्ठ घर, अतिकाय है.। वहॉ जो दस सहस्न रवेत छब्ों तथा 
स्वर्ण-चामरों से विलसित है, जो सिंह-ध्वज से युक्त तथा बलिष्ठ अश्व जुते हुए रथ पर 
आरूढ हो, विपुल हशास्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो, धनुष का टकार करते हुए, हम पर दृष्ठि 
गडाये आ रहा है, वह इन्द्रजोत है । उसने ब्रह्मा के वर से अपार बाहुबल प्राप्त करके 
अखिल देवताओ को युद्ध में जीत लिया था और इन्ध को बदी बताकर बडे गये से भूम- 
रहा है । हैं सूथंकुलतिलक, अब पक प्रतापी लकानताथ को दिखाऊँगा, जो कनक-रत्त-प्रभा- 
कलित दण्डो से युक्त चामरो से विलसित है, जिसके सिरो पर शोभायमान होनेवालें विचित्र 
रत्तो की आभा से दीप्त दस किरीट ऐसे देख रहें हे, मावों (वें किरीठ) बारहो सूयय- 
बिबो को गलाकर बनाये गये हो, जिसके कर्णों को अलक्षत करनेवाले महनींय मणिकुडलों 
की प्रभा सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं, जो अपनी कोधपूर्ण दृष्टियो से बहुत भयकर 
दीख रहा है, जिसने हर के निवास-स्थान कैलास पर्वत को उठाया था और देवागनाओ को बदी 
बनाया था, जिसके वक्ष/स्थल ने ऐरावत के दाँतो के प्रहारों को सहन किया था, जिसने 
समस्त लोकों पर विजय प्राप्त की थी और जिसने इन्द्र को भी युद्ध में परास्त किया था, 
वही रावण वहाँ सेना के मध्य में झूमता हुआओंआ रहा है ।" 


पदचात्‌ राप्रव ने आश्चर्य 


विभीषण के इस प्रकार सभी वीरों का परिचय देने के 
है कि यह दानवेक्वर ऐंसे महान्‌ 


प्रकद , करते हुए कहा>हिं विभीषण, यह बड़ी ब्विचित्र बात 


छद्धकांड रैर्‌७ 
तेज तथा सुदर भाकार से विलसित है । भला, राक्षसों में ऐसा तेजस्वी कौन है ? यदि 
यह बूरकर्मी नहीं होता, तो वह समस्त संसार के लिए पूज्य होता । इसके सभीः राक्षस- 
वीर सेनिक, पर्वताकारवाले, अपार हावितश्ाली, योद्धा, क्रुर-चरित्र तथा भयकर हे। इसके 
पद्चात्‌ उमग्नतलोचन (शिव) के पिनाक को वच्ष में लाने में निपुण राम तथा लक्ष्मण ने 
धनुष तथा बाण धारण किये मानो (ससार को) बता रहे हो कि अुंद्ध होने पर भी' धर्म- 
मार्ग का ही अनुसरण करनेवाले इन राजकुमारों की समता कौन कर सकता है ।' 
तब रावण ने अपने सभी राक्षस-वीरों को देखकर कहा--नगर के द्वारों पर तथा 
बडे-बडे आँगनो में असरुय सैनिक लका के रक्षणार्थ रहें । जब हम और तुम युद्ध के लिए 
चले जायेंगे, उस समय यदि वानर लका में प्रवेश करें, तो हमारी हावित किस काम की 
होगी ? इसलिए इसका ध्यान रहें।' तब असख्य राक्षस इस रक्षण-फार्य के लिए चले गयें। 
इसके परचातू रावण ने धनुष तथा बाण धारण किये हुए बड़े वेग से वानरों की 
सेना पर ऐसे आक्रमण किया, जैसे दावाग्नि वनों को घेर लेती हो और पृथ्वी आकाश से 
भिड़ ज़ाती हो । उसने अत्यत तीक्षष बाणों की ऐसी' तीज वर्षा की कि यह विदित नही 
होता था कि यह आकाश है, यह पृथ्वी है और ये दिश्वाएँ हें । अपने उदृण्ड बल को 
प्रकट करते हुए उस राक्षस ने भुड-के-भूड वानरों को सहज ही खंडित करके चूर-चूर 
कर दिया, अस्थि, मज्जा, मास तथा रक्‍त से सारी युद्धभूमि को भर दिया और अपने धनुष 
के टकारो से दिश्ञाओ को प्रतिध्वनित करने लगा। गिरनेवाले, अमित होनेवाले, मरनेवाले, 
चकरानेवाले, भयभीत होनेवाले, आत्तनाद करनेवाले तथा विक्ृताग होनेवाले वानरों से रण- 
भूमि को पूर्ण देखकर देवता सश्रमित तथा व्याकुल हो गयें । 
उस' समय क्र कालानल की दुर्वार लीला के समान भयकर दह्यानन को जेत्यत 
भयानक रूप घारण करके गरजते हुए देखकर सु्रीव ने उसका सामना किया और एक 
पर्वत उठाकर उस पर फेंका, किन्तु रावण ने उसे बीच में ही अपने विपुल अस्त्रो से 
चूर-च्र कर दिया और अपनी दीप्ति-ज्वालाओो को आकाश में फैलाते हुए, जलनेवाले एक 
तीक्षण शरः को सृम्रीव के वक्ष पर चलाया, तो वह शर उसके दारीर के आर-पार निकल- 
कर पृथ्वी में गड गया । तुरत सुग्रीव लड्खड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह देखकर 
दानव हर्षध्वनि करने लगे और वानरः अश्रु-घाराएँ बहाने लगे । इस पर महान्‌ बाहुबली 
ऋषभ, सुदृष्ट्र, गज, गवाक्ष, गवय, नल तथा ज्योतिर्मुख नामक वानरो ने क्रोधोन्मत्त होकर 
रावण पर पर्वृतों तथा वृक्षो से अविरत प्रहार किया । किन्तु, रावण ने उन सब को 


बीच में ही लडित कर दिया और उन सातो वानरों को एक ही बाण से मृतन्सा 
कर दिया । 


६२, हनुमान का रावण से युद्ध करके मृच्छित होना 
अपनी सेना के नायकों को इस प्रकार गिरते देखकर हनुमान्‌ अत्यधिक क्ुंद्ध हुआ 
और बड़े दर्प से रावण के रथ पर कूदकर उससे कहने लगा--हे रावण, कदाचित्‌ तुम 
गव॑ से फूलते रहे हो कि मेने देवेन्द्र आदि देवताओं तथा राक्षरों पर विजय प्राप्त की हैँ, 
किन्तु मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गल सकतीं, में तुम्हारा तेल निकाल दूंगा । चिरकाल 


3२८ रगन/एथ एय/यर 


से इस पृथ्वी पर उन्नत दशा में जीवित रहनेवाले तुम पर प्रहार करने के लिए मेरी 
दक्षिण बाहु अपने-आप आगे बढ रही' है । अभी में तुम्हारा बंध करक तुम्हें यमपूर भेज 
दूगा । इसे निरवय जानो ।' 

हनुमान्‌ के ये वचन सुनकर रावण का मुख क्रोध से विकृत हो उठा । उसने कहा- 
यदि तुममे शक्ति तथा सामर्थ्य हो, तुम अपनी समस्त शक्ति लगाकर मुझे एक घूसा 
सारो । उसके परुचात्‌ तुम्हारे शौर्य तथा शवित को देखकर में भी घुसा भारूँगा ।! तब 
हनुमान ने अपना अद्भुत शौर्य दिखाते हुए दशकठ से कहा--दिवाधिदेव, राम के भेजने 
पर तुम्हारे नगर में आकर मेने सीता का अन्वेषण किया और अत में सीता को देखकर 
उनसे रामचद्रजी का सदेश सुनाया और लौटते समय अपना पराक्रम दिखाकर तुम्हारे वन 
का सर्ववाश किया, तुम्हारी लका को जलाकर तुम्हारे पुत्र का वध किया और दैत्यो के 
सभ्रमित होकर देखते-देखते मे लौट पडा । आज तुम दप॑ से फूलकर मेरी शवित देखने की' 
बात कह रहे हो । हे रावण, उस दिन तुम कहाँ छिप गये थे ?' 

इस पर क्रुद्ध होकर असुरेदवर ने हनुमान्‌ के वक्ष पर अपनी' मुष्टि से प्रहार किया। 
हनुमान्‌ इस प्रहार से सिकुड-सा गया; किन्तु फिर भी उसने अपनी समस्त दाक्ति से रावण 
पर एक घूसा चलाया । रूमावात से कपित होनेवाले विज्ञाल वृक्ष की भाँति, रावण काँप 
गया । पीडित होनेवाले असुरेश्वर को देखकर इन्द्र आदि देवता हर्षित हुए; पर अल्प- 
काल में ही रावण सभल गया और हनुमान्‌ को देखकर कहने लगा--तुम्हारी शक्ति 
प्रशसनीय हैँ । तुम्हारी मुष्टि के प्रभाव से में प्रेत-लोक का दर्शन कर आया ।” हनुमान्‌ ने 
कहा-- हूँ रावण, तुम अभी जीवित हो, फिर भी' तुम मेरी प्रशसा क्यो करते हो ? 
(तुम्हारी बातें सुनकर) मुभे लज्जा हो रही है। तुम्हें तो मुझ पर प्रहार करना चाहिए।!' 
तब लो, यह घूसा' कहते हुए रावण अपनी वज्ञ-सम मुष्टि से हनुमान्‌ के वक्ष पर घोर 
प्रहार किया । तुरंत हनुमान्‌ मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


६३, नील का रावण से युद्ृध करना 


हनुमान्‌ के गिर जाने के पदचात्‌ रावण नील से भिड़ गया। इतने में हनुमान सचेत 
हुआ और रावण को नील पर आक्रमण करते देखा, किन्तु वहाँ जाना अनुचित समभकर 
वह वही रह गया । अपने ऊपर उद्धत गति से आक्रमण करनेवाले रावण को देखकर नील ने 
बडे क्रोध से मलय-श्रूग को उठाकर फेंका । देवताओ के हात्रु ने सात बाणों से उसे बीच 
में ही खडित कर दिया | उसके पदचात्‌ भी नील रावण के विशाल वक्ष को लक्ष्य करके 
पर्वतों तथा वृक्षों को चलाता रहा; किन्तु रावण ने अपने पैने बाण-समूह से उत्त सबको 
चूर-चूर कर दिया और नील के शरीर पर कई पैनें शर चलाये, जिसके कारण उसके 
दारीर से रक्त की धाराएं बहने लगी । इस पर भी' नील विचलित नहीं हुआ । सभी 
राक्षतों को भयभीत करते हुए, लघुत्व धारण करके वह दानवराज के रथ पर कूद पडा 
और अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए, उस रथ की ध्वजा पर उछलकर उसको 
तोड दिया; फिर धनुष के अग्न-माग पर कृदकर, रावण के लक्ष्य को भग कर दिया । 
फिर, उसने अंपने बाहुबल से सुर-सिद्ध-साध्यो को आइचययंचकित करते हुए रावण के 


रदुकां2 ३२८ 


मुकुटो को पैरो से कुचलते लगा | उसने एक मुकुट को दूसरें मुकुट पर फेंका, एक मुकुट 
पर से दूसरे मुकुट को गिराया, एक मुकुट से दूसरे मुकुट पर पद-प्रहार करके सभी मुकुटों 
के मिट्टी में मिला दिया । इससे सतुष्ट न होकर, वह स॒क्ष्म रूप में रहनेवाले अपने को 
पकडने में रावण को असफल होते देखकर, हँसने लगा । फिर उसने रावण के छत्र फाटकर 
फेक दिये, उसके चामरों को नप्ट-अ्रप्ट कर दिया, रथ पर प्रहार करके उसको खड़-सड़ 
कर दिया, करता के साथ दानवेइबर की मृप्टि पर पद-प्रहार किया, उसके हारो को ख्ीच- 
कर फेक दिया और उसके विज्ञाल वक्ष पर प्रहार करने लगा । इस प्रकार, बड़े उत्साह 
से युद्ध करनेवाले उस नील को देखकर राक्षस तथा वानर-सेनाएँ आइचर्यचकित हो गई । 
राम तथा लक्ष्मण भी विस्मित हुए । तब रावण अत्यल ज्रोध से महान्‌ अग्नि-बाण को 
अपने धनुष पर चढाकर उस अग्नि-युत्र (नील) से कहा--बलिहारी है तुम्हारें लाघव की। 
में तुम्हारी प्रशसा करता हूँ । तुम अपनी लघुता ही' मुझे दिखाते रहो । अब यह लो, 
अग्नि-बाण अपनी ज्वालाओ का प्रकाश फैलाता हुआ चला | इससे बचने का उपाय करो।' 
यो कहते हुए उसने वाण चलाया । अग्नि-बाण के प्रभाव से नील का सारा शरीर जलने 
लगा और वह पृथ्वी पर गिर पडझा। असिि-पुत्र होने के कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई; 
किन्तु वह अवश हो पृथ्वी पर पडा रहा । 


६8४. रावण का ब्रह्म-शक्ति से लक्ष्मण को गिराना 


७, 


तब सौमित्र ने अपने धनुष का टकार करते हुए भयकर गति से उस दैत्य पर 
आक्रमण किया । उस टकार तथा लक्ष्मण की प्रद्यसा करते हुए रावण ने उनसे कहा-- 
हैं लक्ष्मण, छोटी' अवरथा के होते हुए भी तुम साहस' के साथ युद्ध करने के लिए सच्नद्ध 
होकर आये हो, यह प्रशसनीय है । अब कुछ समय इसी प्रकार ठ5हरों; में तुम्हें यमपुर 
भेज दूगा । तब रामानुज ने कहा--हें अधम राक्षस, व्यर्थ इतना गर्व क्यों करते हो ? 
मे तो तुम्हारे निकट आ ही गया हूँ । बातें बनाना छोडकर कार्य करके अपनी दाकिति 
दिखाओ । इतना कहते ही' रावण ने उनपर सात-वाण चलाये । किन्तु राक्षस के बाणों को 
लक्ष्मण ने बीच में ही खडित कर दिया । इस पर उद्दीप्त कोध से रावण धनुष का घोर 
टकार करते हुए अविरत बाण-वर्षा करने लगा । उन असरू्य बाणों को नष्ठ करके लक्ष्मण ने 
शीक्ष (उस राक्षस पर) एक सहस्र शर चलायें। उनके वाणों का सामना करने में असमर्थ 
होकर रावण ने एक ब्रह्म-दत्त बाण लक्ष्मण के ललित वक्ष पर चलाया। लक्ष्मण अशक्त- 
से हो गये और वे धनुष को टेककर थोडी देर खड़े रहे । फिर, सेमलकर हुकार भरत हुए 
लक्ष्मण ने एक प्रबल बाण से राक्षसेश्वर के धनुष को काट दिया । इतने से संतुष्ठ न हो- 
कर. उन्होने त्रेतारिनि-सदृश् शक्तिशाली तीत बाण उसके वक्ष पर चलाये | उनके लगते 
से रावण मृच्छित हो गया, किस्तु शीघ्र ही वह सेमल गया । उसे अपने घनुष के तोड़े 
जाने पर विस्मय हुआ और अपनी समस्त शक्ति को बटोरकर बड़ी करता के साथ, लक्ष्मण पर 
उसने उस ब्रह्म-शक्ति का प्रयोग किया, जो सदा गंध-पुप्पो से अचित थी, जो समस्त दिशायओं 
तथा ब्रह्माण्ड में अपनी उज्ज्वन्न ज्वालाओों को व्याप्त करने की क्षमता रखती थी, जो दस 
करोड अदनियों कीन्‍सी भयवःर ध्वनि करनेवाली थी और जो सूर्य की किरणों से भी 

४२ 


३३० रंगन/4५थ रएया/यर 


अधिक ताप से युक्त थी । यह देखकर सर्भा देवता चकित-से रह गये । प्रलय-काल के 
समान भयकर गति से तथा अधदनि से भी अधिक तेज से उस शवित को अपनी ओर 
आते देखकर, लक्ष्मण ने उसका निवारण करने के लिए धोर शर-वृष्टि कर दी; किन्तु 
उन' बाणों की उपेक्षा करते हुए वह शक्ति लक्ष्मण के निकट आई और उनकी भुजाओ 
के मध्य में लग गई । तुरन्त लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े । 

तब दशानन ने लक्ष्मण को अपने बीस हाथो से उठाने का प्रयत्न किया, किन्तु 
विष्णु का अश होने के कारण वह उन्हें उठाने में असमर्थ हुआ । वह आछइचर्यचकित 
होकर सोचने लगा कि में तो कैलास पव॑त को भी उखाडकर उठा सका था, और. सेरु 
तथा मदर पर्वतो को उठाने की शक्ति भी' रखता हूँ। कैसा आश्चर्य है कि यह लक्ष्मण इतना 
भारी है । ऐसा सोचते हुए, अपने बीस हाथों का सारा बल लगाकर रावण ने फिर एक 
बार लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्व किया । इतने में हनुमान अत्यत क्रोध से उसके निकट 
पहुँचा और सिह-र्जन करके उस क्रूर राक्षस के वक्ष पर वच्चसम अपनी मुष्टि से घोर 
प्रहार किया । उस प्रहार से रावण मूच्छित होकर घुटनो के बल गिर पडा । रावण की 
उस दशा को देखकर देवताओ ने हर्ष-ध्वनि की, कपियों ने सिंहनाद किया और राक्षस 
अस्त हो उठे । विष्णुभक्त होने के कारण हनुमान्‌ ने, रावण के लिए दुवह लक्ष्मण को 
अपनी श्रेष्ठ शक्ति से सहज ही' उठा लिया और शीघ्र ले जाकर उन्हें रामचद्र के समक्ष 
लिटा दिया । लक्ष्मण को लगी' हुई शक्ति राम के तेज से निस्तेज हो उनसे छूटकर फिर 
रावण के रथ की' ओर लौट गई । थोडी' देर में लक्ष्मण सचेत हो गये । 

4४. रास-रावण का प्रथम युद्ध 

वहाँ रावण भी' मूर्च्छा से मुक्त हो अपने चचल धनुष को लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध 
हुआ । लक्ष्मण के मूच्छित होने से सभी वानर भयभीत होकर भाग आये थे । रावण को 
उद्धत गति से आक्रमण करने के लिए आतें देखकर राम स्वय क्ुद्ध होकर उस देव-वैरी का 
सामना करने के लिए अपने धनुष का भयकर टकार करते हुए आगे बढे । तब पवन- 
पुत्र ने राम से कहा--हे सूय्यछुल-तिलक, जब यह रावण रथ पर बैठकर आप से युद्ध 
करेगा, तब आप पैदल ही' उसका सामना करें, यह कैसे उचित होगा ?” तब ऐरावत पर 
आरूढ होनेवाले इद्र की भाँति, राम हनुमान के कंधों पर बैठे और बड़े रोष से धनुष 
का भयकर टंकार करने लगे । रावण ने ऋोधोन्मत्त होकर राम को देखा और उन पर 
अस्नि-शिखाओ के सदृश बाणों की' वर्षा आरभ की । राघव ने भी उस पर श्रेष्ठ बाण 
चलाये, किन्तु इन्द्र के शत्रु ने उन्हें बीच में ही काट डाला । तब राम ने उद्धत गति से 
अद्धंचन्द्र बाण चलाकर राक्षसेद्वर का धनृष काट डाला और पाँच तेज बाण चलाकर उसे 
व्यथित कर दिया । तब रावण ने हुंकार करके एक तीक्ष्ण बाण हनुमानू के ललाट पर 
चलाया । उस भयकर बाण को हनुमान्‌ के ललाद पर लगते देखकर राम ने बड़े क्रोध से 
अपना भाला संभाला ओर उससे प्रहार करके रावण के सारथी' को, अइवों को, रथ को, 
ध्वजा को, छत्र को और चामरो को क्षणमात्र में नष्ट-अष्ट कर दिया और फिर सुमत्रक 


तामक शर रावण के वक्ष पर चलाया । उस दर के प्रहार से रावण अत्यत पीडित हुआ 


खदकीड २३१ 


और थर-थर काँपने हुए निदचेष्ट हो गया । फिर, राम ने उद्दीप्त कोष से अद्ध-चन्द्र वाण 
का प्रयोग करके उसके दसो मुकुटो को नीचे ऐसे गिराया, मानो दसो दिशाओं में व्याप्त 
उस राक्षस के प्रताप को ही भटठका देकर गिरा दिया हो । अपने उज्ज्वल मुकुटों की प्रभा 
से रहित हो रावण मन-ही-मन अत्यधिक दुखी हुआ और सुध-जुध खोकर खडा रहा। तब 
राघव ने रावण से कहा--वानरो के साथ भयकर युद्ध करने के कारण नुम थके हुए हो। 


अत, में तुम्हारा वध किये बिना तुम्हें छोड़ देता हूँ । तुम ज्यीत्र लका को लौट जाओ।' 
६6६. रावण का खिन्न होकर लंका लौठ जाना 


तब रावण विरथ हो दूु'खी मन, अकेले ही' पैदल, लका की ओर चल पडा | वह 
उत्तप्त निवास छोड रहा था और उसका उद्दीप्त क्रोध बुक गया था। उसका अत्यधिक 
गये चर हो चुका था | उसकी शक्तित नष्ट-ली हो गई थी और उसका दर्ष दलित-सा 
ही गया था | उसका मुख पीला पड गया था और वह बार-बार अपने सूखे हुए ओठो 
को आदर करता हुआ जा रहा था और भय के कारण उसका कठ सूख रहा था । इस 
प्रकार जानेवाले रावण को देखकर सभी भूत तालियाँ पीटते हुए ठहाका मारकर हंसने लगे। 
सभी वानर जहाँ-तहाँ दौडतें हुए, उछल-कृद करते हुए रावण का उपहास करने लगे। 
निदान रावण लका में पहुँच गया और अत्यधिक चिंता में डूबकर छटपटाने लगा | सिंह के 
हाथो में फेसकर भी, बचकर निकल आये हुए गज की भाँति, गयड की पकड़ से छूटकर 
गिरे हुए अस्त सर्प की भाँति, रावण भयभीत हुआ । विद्युत्‌ की-सी प्रभा से समन्वित, 
भयकर ज्वालाओ से यक्‍त तथा ब्रह्मास्त्र से भी अधिक वाक्तिशाली राम के बाणों से अपने 
सहार की चिता करते हुए वह बार-बार लू की-सी गरम साँसें छोड़ने लगा । लज्जित 
होने के कारण उसका साहस जाता रहा । वह सभा में स्थित दैेत्यों को देखकर बोला-- 
हें दावजतीरो, आज मेरा शौयें और मेरी शक्ति मिट्टी में मिल गई । स्वाभाविक पराक्रम 
से सपन्न एक व्यक्ति राम-भूपाल, इस ससार में जन्मे है । मै ने ब्रह्मा में बर प्राप्त किया था 
कि युद्ध में सुर, सिद्ध, साध्य, गरुड, गधवें, राक्षस, पक्षी, यक्ष, किन्नर, उरग आदि 
किसी से भी में पराजित नहीं होऊँगा । तब मेंने नर तथा *वानरों की उपेक्षा कर दी थीं । 
मेरे दुष्कर्म ही मेरी विपत्ति का कारण वन गये है । में अपनी दुर्देशा का कैसे वर्णन कहूँ! 
अब तुम लोग सावधानी से दुर्ग की रक्षा करो । द्वारो पर अधिक सख्या में रक्षको को 
नियुक्त करो । प्रहस्त आदि महान्‌ वीर युद्ध करते हुए अपने प्राण खो चुके हें । अब कौत 
ऐसा वीर है, जो राम-लक्ष्मण को जीतने की' क्षमता रखता है ? विविध युद्धो को करने 
में प्रवीण, सहज पराक्रमी' राम-भूपाल पर आक्रमण कर सकने की क्षमता अब केवल मेरे 
अनुज कुभकर्ण के सिवा और किसमें है ?' 

६७. राक्षसों का कुंभकर्ण को जगाना 

इसके परचात्‌ दशकठ ने सबको देखकर कहा--मेरा भाई छह मास तक लगातार 
सोने के पदचात्‌ जगा, सभा में आकर मेरे साथ मत्रणा की और फिर आज नौ दिल से 
सो रहा है। वह अवश्य शत्रुओं का संहार कर सकता है । उस्त अनुपम वीर को जगाकर्‌ 
किसी प्रकार यहाँ ले आम ।* 


दर रंगन/एथ रएयायण 


२, हक. 


रावण के आदेशानुसार राक्षसों ने कई प्रकार के गध-पृष्पष और विविध मिष्ठान्न 
आदि खाद्य पदार्थ लेकर कुभकर्ण की उस' गुफा में प्रवेश किया, जो तीन योजन लबा था 


हक. 


तथा सब प्रकार के सुख-सुविधाओ से पूर्ण होने के कारण भोगो का निवास, पाताल के 
समान महनीय, वञजायुध को' महिमा से समस्वित, इद्रलोक के समान ससार के श्रेष्ठ तेज से 
विलसित, अग्ति के -निवास के समान, अत्यधिक भयकर यमलोक के समान, विविध मेंदा, 
मास आदि से युक्त होते के कारण (नैऋत) राक्षस के भवन के आँगन के समान, निरुपम 
वारुणी से युक्त होने से वरुणालय के समान, सुगधित वायु से युक्त पवन के निवास के समान, 
श्रेष्ठ निधियो से युक्त कुबेर के भवन के समान, श्रेष्ठ विभूति का आगार शिव के निवास 
की समान, तथा श्रेष्ठ पञ्च-राग की' प्रभा से समन्वित ब्रह्म-लोक के समान, सुशोभित थी । 
सोनेवाले कुभकर्ण के दीर्ष निरश्वासों से राक्षस) कपित हो उठे, किन्तु जैसे-तैसे उसके 
निकट पहुँचे और निर्मम तथा विशाल स्वर्ण-पर्यक पर, हस-तूलिका-तत्प पर शयन करऊनें- 
वाले कुमकर्ण को देखा । वह अपने कंधे पर कपोल टठिकाये, सतत दीर्व निर्वास छोड़ते 
हुए सो रहा था । उसके मूख पर श्रम-जल की बूँदें थी और उसके नेत्र किचित्‌ खुले 
हुए-से थे । उसके शरीर पर कर्पूर तथा चदन का लेप था और उसके वक्ष पर उज्ज्वल 
मणिमय हारो का समूह था । वह आतनद में अपने आपको भूलकर निद्रा तथा कामिनियों 
के साथ रति-क्रोडा में सतत तलल्‍लीत रहनेवाले के समान दीख रहा था और कदाचित्‌ 
देवताओ पर कई बार विजय प्राप्त करने के सबंध में स्वप्न देख रहा था | ऐसे कुभकर्ण 
को देखकर आगतुक राक्षत्त दुखी होने लगे कि हाय, ब्रह्मा ने ऐसे महान वीर को ऐसी 
निद्रा क्यो दी!” उसके पश्चात्‌ उन्होंने उत्तके आगे भात की राशियाँ तथा महिष एवं वराह 
का पक्राया माँस आदि सजाये, चदन तथा पृष्पो से उसकी पूजा की, धूप जलाया, दीपो 
से आरवी उतारी और हाथ जोइकर उसकी' स्तुति के पाठ किये | फिर, उन्होने अशनि- 
घोष से भी अधिक भयक्तर ध्वति की, निसानों का विपुल निनाद किया, भीषण भेरी-ध्वनि की, 
और सिह के समान गर्जेत किया । वह महाध्वनि पाताल-लोक में, नक्षत्र-पथ में 
सभी विद्ञाओं में तथा स्वर्ग में भी व्याप्त हो गई । इस पर भी कुभकर्ण नहीं जगा, 


इसके विपरीत वह और अधिक गरभीर निद्रा में डूब गया । तब सभी राक्षसों ने गदा, 
मूसल, मुदू गर आदि से उप्तपर प्रहार किया। दस हजार भाले उसकी पसलियों में चुभोये । 


उस पर लगातार पहाड गिराये और उसकी छाती' पर चढकर, हाथो तथा पैरो से ताडन 
किया । फिर भी कुभकर्ण नहीं जगा । तब उन्होने भीषण सिंहनाद करते हुए, शख बजाते 
हुए असख्य कुभ, पटह, भेरी, तुरही आदि का घोर निनाद किया । दस हजार भयकर 
राक्षम लगातार निसानों को बजाते ही रहे । इतनी ध्वनि होने पर भी कुभकर्ण नीलाद्ि 
के समान बिना हिले-इले ही' पडा रहा । तब राक्षसों ने उसे हाथी, घोडे, ऊँट, जगली 
भेसे आदि जानवरों से रौंदवाया और बडे लट्ठों से उसका सारा शरीर चूर-चूर कर दिया 
और एक साथ सभी' वाद्य बजाये | सारी लका इस ध्वनि से काँप उठी और वानर-सेना 
मी शंकित होने लगी! । इतना सब करने प्रर भी कुभकर्ण ऐसा सो रहा था, मानो उसके 
कान पर जू तक न रेगी हो। तब कुछ राक्षस दिशाओं को कंपायमाम करते हुए भेरीनिना< 


सुद्धकीड ३३३ 


करने लगे, कुछ पर्वत गुफाओ को प्रतिध्वनित करते हुए सिह-सम गर्जन करने लगे, 
कुछ अपने हाथो में उसके केश लपेटकर नोचने लगे, कुछ उसके कर्ण-पुटो में प्रवेध करके 
उसके परदो को दाँतो से काटने लगे और कुछ अविराम गति से गदा, मृद्गर, खड़्ग, 
मूसल आदि से उसके मुख तथा वक्ष पर प्रह्दर करने लगे । तब उस राक्षस की नींद 
थोडी' उचटी । उसने एक जँभाई ली और फिर सोने लगा । तब राक्षमों ने उसे बडे-बड़े 
रस्सो से बाँध दिया और एक सह्न घट उबलता हुआ तेल उसके कानों में उडल दिया, 
नथुनों में जलती हुई शलाकाएँ रखी, एक साथ भयकर गति से वे भेरियो का निनाद 
करने लगे और लगातार हाथी तथा घोडो से उसका वक्ष रौदवाने लगे । तब कुभकर्ण 
किचित्‌ शक्तित-सा हुआ और सर्प के समान भयकर हाथों को फैलाया, थोडा-सा जगा, 
हुकार भरकर अँगडाई ली और अपने विशाल मृख को विकृत करते हुए जेभाई ली और 
आँखें खोलकर भयंकर रूप धारण किये ऐसे बैठ गया, मानों उसने यह सोच लिया हो कि 
जब राम मुझे महान्‌ सायुज्य पद ही देनेवाले है, तब मुझे इस निद्गा की वया आवद्यकता है 
और अपनी' निद्रा त्याग दी । उसका मुह प्रलयकाल के सर्य-त्रिब के समान लाल था, 
और विध्याचल की' गुफाओ से निकलनेवाले पवन के समान उसवी उसासें चल रही थी 
और उसकी आँखें प्रलय-क्ाल' के अकेर्णबव के समान लाल दीख रही थी । 

इस प्रकार, उसके जगकर बैठने के पढचात्‌ सभी' राक्षस दानवेश्वर के पास जाकर 
बोले-- है देव, कई प्रकार से पीछा पहुँचाने के पहचात्‌ आपके अनुज जगे है, हम उनसे 
युद्ध में जाने की प्रार्थना करें या आपके सम्मुख उन्हें लिया लायें ? आप जो आजा दें । 
तब रावण ने बडी प्रीति से कहा--उसको यही लिया लाओं ।! 


६८, राघवों की युद्र॒-यात्रा पर कुंभकर्ण का क्र दूध होना 


रावण की आज्ञा के अनुसार राक्षम कुभकर्ण के पास गये । अपने समक्ष बड़े हुए 
राक्षस-समृह को देखकर उसने कहा--तुम लोगो ने मुझे क्यों जगाया ”? अब रावण के 
लिए कौन-सा कार्य आ पडा है? कहो, बात क्‍या है ?' तब न्‍्होंने कहा--जप स्वयं 
प्रभु रावण से ही सारी बातें जान लें ? आपको लिवा लाने के लिए उन्होंने हमें भेजा हैं। 
इससे अधिक हम और कुछ नहीं जानते ।' 

तव कुंभकर्ण उठा, जी भरकर स्तान किया, सुदर वस्व्राभूषण पहने और प्रकाशमान 
किरीट धारण किया । उसके पद्चानत्‌ बडे मोद से राक्षसों में कई प्रकार के मिप्टान्न, 


पकवान, मधु, सहिष तथा सूकर का मास, भेजा तथा मी के बरतन लाकर उसके सामने रखें। 


कुमकर्ण ने पहले बडी प्रीति के साथ मेंद्रा तथा मास खाया, छककर रक्त तथा 
मधु पिया और अत्यधिक सतुप्ट हुआ । तब सभी' राक्षस प्रणाम करके उसके समक्ष खड़े 


किक. 


हुए । तब कुभकर्ण ने उन्हें देखकर कहा--दानवेहबर अपने पुत्र तेथा बधुजनों कीं साथ 
कुदल है ”? लका पर कोई विपत्ति तो नहीं आईं ? यदि उस पर कोई विर्षात' भा पड़ी हैं, 


तो में उस भय को दूर कर दूंगा। अमरेनद्र से भी शिडकर उसे एैवर्ग से भगा दूगा; 


के. 


अलयन्काल की अग्नि को भी बुझा दूगा, झब्रुओ के तीज्र दर्प को भग कर दूशा | 
तब उपाक्ष ने हाथ जोड़कर कुभकं्ण से कहा--हें राक्षसपीर, सुनिफ' हमें देवका, 


रे३० एंगन/थ एरयायण 


राक्षस तथा गधवों की ओर से कोई भय कभी नहीं हुआ । अभी' मानवों ने हम में भय 
उत्पन्न किया है । देव-शत्रु रावण के जानकी को ले आने से कुंद्ध होकर रविकुलोत्तम राम 
अत्यत पराक्रमी' वानरों के साथ लका पर चढ़ आये हैँ | इसके पहले अकेले एक वानर ने 
अक्षयकुमार का वध करने के पश्चात्‌ लका को भस्म करके अपनी शक्ति को प्रकट किया था। 
अब इन महान कपियो को जीतनेवाला कौन है ”? राम देवो तथा असुरो से भी 
अधिक पराक्रमी हें और रावण भी उनके साथ युद्ध करके हार गये हे और त्रस्त होकर 
लका में लौट आये हूँ ।' 


इन वचनों को सुनकर उस निशाचर की आँखों से अग्ति-क्ण निकलने लगे । उसने 
भीषण क्रोध से उद्दीप्त होकर दाँत पीसते हुए कहा--युद्ध में सभी वानरो तथा अत्यत 
पराक्रमी दाशरथियों को वध किये विना, वानरों के रकत-मासों से राक्षस-समूह को तुप्त 
किये बिना तथा स्वय राम-लक्ष्मण के रक्त का पान किये बिना में कौन-सा मह लेकर 
रावण के सम्मुख आऊ ? में वैसा करने के पदचात्‌ ही' वहाँ आऊँगा ।' 

इस पर महोदर ने हाथ जोडकर प्रणाम किया और कहा--हे वीर, दशकठ से 
मिलने के परचातू, आप ऐसा ही कीजिए । उनका आदेंश लेकर आप छात्रुओ पर विजय 
प्राप्त कीजिए ।! तब उसने कहा-एऐसा ही' हो' और राक्षसों की ओर देखने लगा । तब 
उन राक्षसों ने इक्‍्कीस' मनुष्यों के मांस का ढेर उसके सामने लगा दिया । फिर वे अस्सी 
महिष, सात सौ बकरियाँ, एक सहस्न सूकर, चार सहस्न मोटे मोटे खरगोश तथा छह सौ 
मृग ले आये और उनका वध करके अलग-अलग पकाया और उस मास को उसके सामने 
लाकर रखा । कुंभकर्ण सारे मास को खाकर तृप्त हुआ । उसके पद्चात्‌ उसने दो सहस्र 
घट मद्य पीकर ऐंसी' डकार ली कि सभी दिशाएँ विदीणे-सी हो गई । फिर अपनी म्‌छो 
पर ताव देते हुए, आँखों को घुमाते हुए अपनी गति से सारी पृथ्वी को कँपातें हुए, अपनी 
गुफा से यो निकल पड़ा, मानो राहु के मुहनह्वर से मुक्त प्रलय-काल का सूर्य हो, या बलि- 
महाराज को दड़ देकर, सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होनेवाले त्रिविक्तम हो । 


उस प्रकार दीधे तथा भीषण आकारवाले राक्षसवीर को आते देखकर किले के 
बाहर रहनेवाले सभी वानर त्रस्त हो उठे | कुछ वानर विस्मित हुए, कुछ जहाँ-तहाँ 
छिपे लगे, तो कुछ वानरो के पैर लडब्डाने लगे, कुछ भयभीत हो उठे, तो कुछ मूच्छित 
होकर गिर पडे, कुछ समुद्र में कूद पडे, तो कुछ दाँतो-तलें ऊँगली दबाये खडे रहे और 
कुछ राम की आड़ में जा खड़ें हुए । तब राभ ने उन्हें देखकर लक्ष्मण को धनुष-बाण 
लाने की आज्ञा दी । तत्पदचात्‌ उन्होंने विभीषण को देखकर कहा--हैं विभीषण, पृथ्वी 
तथा आकाश का स्पर्श करनेवाले विज्ञाल शरीर से संपन्न प्रलय-काल के मेघों के बीच 
चमकनेवाली बिजलियो के समान आभूषणों की काति से दीप्त तथा तीनों लोको को एक 
साथ निगलने योग्य मुह से युक्त यह कौन है, जो वहाँ नगर के मार्ग से जा रहा है ? 
क्या, वह यमराज है, या प्रलय-काल का अनिल है, या प्रलय-काल का रुद्र है, या प्रलय- 
मारुत है, था प्रलय-काल का सूर्य है, या प्रलय-काल का शेष-ताग है, या प्रलय-मृत्यु है, या 
प्रलय-काल का वर्ण है, या प्रलयश्काल का थम है या प्रलयब्काल का भैरव है या प्रलय-काल 


खुछ्धकोंड ३३९ 


के रुद्र को लिए प्रलय-रुद्र है ? ऐसा भीम-रूप हमने अबतक ने कभी देखा, न उसके बारे 
में कभी सुना ही' है । यह तो बताओ कि वह कौन है ? क्या वह दानव है या दैत्य है ” 
यह किस कुल काहे ? वह कहाँ का रहनेवाला है ? इसका नाम क्या है ? इसे देखकर 
सभी वानर न्रस्त है, इसका आकार-प्रकार देखकर आश्चर्य हो रहा है ।' 


६९, कुंसकर्ण का शाप-वृत्तांत 


तब विभीषण ने राम को देखकर कहा--हे देव, इस दैत्य का वृत्तात सुनिए। 
यह विश्ववस्‌ का पुत्र है और इसका नाम कुभकर्ण है । रावण का भाई तथा महान त्ूर है। 
देवताओं तथा दिकक्‍पालों को पराजित करके उन्हें युद्धभूमि से भगा देनेवाला भहान्‌ बाहु* 
बली है। दीर्घशूल विविध आयुधों से युक्त तथा उद्धत शक्ति से सपम्न है | यह 
समस्त ब्रह्माण्ड को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखता है । शवित में ब्रह्म से कम नहीं है। 
जन्म के समय से ही यह अपने वुरूप मुह से जीवधारियो को निगलने लग गया था । 
इस प्रकार, जीव-धारियो को निगलते देखकर इन्द्र ने अपना वज्ञायुध इस पर चलाया, 
तब इसने क्रोध में आकर ऐरावत का दाँत उखाड लिया और उससे इन्द्र पर प्रहार किया। 
उस प्रहार से इन्द्र मूच्छित हो गया । उसके पश्चात्‌ वह सभी देवताओं को साथ लेकर 
ब्रह्मा की सेवा में पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया--हे देव, कुभकर्ण नामक 
राक्षस पृथ्वी के जीवों का नाश कर रहा है और सुरो को पीड़ित कर रहा हैं। वह पर- 
स्जियों पर बलात्कार कर रहा है और ह॒ठ करके समस्त ससार का नाश कर रहा है । 
यदि वह ऐसे ही अत्याचार करता रहा, तो विश्व का सर्वनाश निश्चित है ।' 

“उनकी' बातें सुनकर कमलासन मन-ही-मन बहुत ही कुछ हुए और सभी' राक्षसों 
को अपने समद्षा बुलाकर उनमें कुभकर्ण का भयकर रूप देखा । उसका रूप देखकर स्वय 
ब्रह्म को भी आहचर्य हुआ । उन्होने कहा--ऐसा लगता है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड को 
निगल जायगा । इसका आकार-प्रकार देखकर स्वय मुझे भी भय लग रहा है । जब इसका 
रूप इतना भयंकर है, तो कया, यह त्रिनयन शिवजी को भी युद्ध में हरा नहीं देगा ?' 
उसके पदचात्‌ ब्रह्मा ने ससार के प्राणियों का वध करने से उसे रोकने का विचार क्रके 
कहा-क्या, तुम्हारा जन्म पुलस्त्य के उत्तम वह्च में इसलिए हुआ कि तुम अपना शौयं 
दिखाकर सभी लोको को त्रस्त करों और संभी' प्राणियों का नाश करो ?” फिर, उन्होने 
मृत्यु के समान शाप देते हुए कहा--तुम निरतर सोते रहो । बफफ के वज्नर कें-से इस शाप 
के लगते ही कुभकर्ण खड़ा रह नहीं सका और तुरत निद्रा के वद्यीभूत हो गया ।' 

“तब रावण ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा--हे देव, आप इस पर कपा-दृष्टि 
कीजिए । स्वय पौधा लगाकर फिर स्वय उसको कही काटते। यदि अपने आकार के कारण 
यह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, तो उचित यहीं है कि उसे अच्छा उपदेश दिया जाय । 
ऐसे शाप से उसे दग्ध करना न्यायोचित नहीं है । इसके शाप का अत कैसे होगा, इसकी 
भी व्यवस्था दीजिए ।' तब ब्रह्मा ने रावण से कहा--यह लगातार छह भास तक सोता' 
रहेगा (प्रत्येक छह मास के बाद) सिर्फ एक दिन यह नगा हुआ रहेंगा ।' हें देव, उसी 
समय से वह निर्श्चित होकर सोता और जागता रहता है । आपके दिव्य बाणो की भमयकर 


ह 


३३६ र॑गन7थ ए?यी/यरी 


अग्नि-ज्वालाओं के समक्ष न टिक सकते के कारण असमय ही रावण न इसे जगाने के 
लिए राक्षसों को भेजा । इसलिए यह युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर राजा को अत पुर में जा 
रहा है । बहुत शीघ्र यह रावण की आज्ञा लेकर हम पर आक्रमण करने के लिए आयगा। 
उसके आने के पहले आप सारी कपि-सेता में यह घोषित करवाइए कि कोई इसके 
आकार को देखकर युद्ध-क्षेत्र से भाग न जाय, यह दनुज नही है, यह यत्र की सहायता 
से बना हुआ भयकर रूपवाला काठ का एक पुतला है । इस प्रकार घोषित कराकर आप 
वानरों का भय दूर कर दीजिए और उउन्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध कीजिए ।” तब राम ने 
नील को ऐसी घोषणा करने की आज्ञा देकर भेजा । 

कुभकर्ण को आते देखकर नगर की स्त्रियाँ उस पर फूलों की वर्षा करने लगी । 
निदान, कुभकर्ण चद्रिका के निवास-सदृश सुशोमित होनेवाले उस सभा-मडप में ऐसे पहुँचा, जैसे 
उज्ज्वल किरणों से सुझोभित होनेवाला सूर्य धवल मेघ-समूह में प्रवेश करता हो । वहाँ 
पहुँचकर उसने अपने अग्नज को प्रणाम किया, तो रावण ने उसे बडे प्रेम से अपने हृदय से 
लगा लिया और उसे एक स्वर्णासन॒ पर बिठाया । उसके परचात्‌ कुभकर्ण ने अपने अग्रज 
को देखकर कहा--है असुरनाथ, आपका मुझे जगाने का क्‍या कारण है ? किसने आपका 
अपकार किया ? में किसे मार डालू ? क्या भाज्ञा है ?! 

तव रावण ने कुभकर्ण से कहा--अपनी' निद्रा को' अधिकता के कारण यहाँ के 
कार्यों की गति-विधि से तुम अनभिन्न हो । इसलिए मै तुम्हें सभी बातें समभाता हैँ, सुनो। 
दशरथ-तदत' (राम) सुग्रीव को मित्र बनाकर समुद्र पर सेतु बाँधकर मुझ पर चढाई करने 
के लिए आया है और अपनी सेना के साथ लका को घेरे हुए पडा है। उससे युद्ध करने 
गये हुए प्रहस्त आदि वीर राक्षसों का उसने सहार किया है, किन्तु उस युद्ध में एक भी 
वानर-वीर मरा नहीं है । इसलिए तुम उन राम-लक्ष्मण को जीतकर वालि-पुत्र तथा सूर्य- 
नदन का वध करो और लका के यद्य की रक्षा करो ।' 


७०. कुंभकर्ण का हितोपदेश 


रावण के ऐसे दीन वचनों को सुनकर कुभकर्ण ने रावण से कहा--उस दिन एकात 
में सभी मत्रियों ने जिस विपत्ति की सभावना कौ थी, वहीं आज अचूक रूप से प्रत्यक्ष 
हुई है । यह किसी' भी प्रकार टलनेवाली नहीं है। जो मदाध होकर, आगे-पीछे का 
विचार किये विना कार्य करता है, वह सब प्रकार से हानि. उठाता ही है, ऐसा व्यक्ति आपके 
सिवा और कौन हो सकता है ? जो राजा अपने बुद्धिमान्‌ मत्रियों की मत्रणा के अनुसार 
कार्य करता है, उसे अपने तथा मत्री दोनो के उत्साह तथा शक्ति से अगणित फल' प्राप्त 
होगा । राजा को चाहिए कि वह देश और काल का विचार करे, जन तथा धन को समृद्ध 
रखे, किसी कार्य के प्रारभ करने के पूर्व उसके सबंध में सोच-विचार कर लें, उसमें पडने- 
वाले विध्तों का निवारण करे और कार्य में कृत-कृत्य होकर सतत राज्य-सुख का आनद 
प्राप्त करतें हुए पृथ्वीं का पालन करे । उसे शत्रु के बल तथा शक्ति का मूल्याकन करके, 
यदि शत्रु अपने से बलवान्‌ हो, तो उससे सधि का प्रस्ताव करना चाहिए । यदि शत्रु अपने 
भ्रमान बलशाली हो, तो उसके विरुद्ध अपना बल तथा पराक्रम प्रकट करके, उसे अपने वच्ष में 


खरुद्धकाड ३३७ 


कर लेना चाहिए । यदि झात्र अपने से बलहीन है, तो उस पर सारी शक्ति से आक्रमण 
कर देना चाहिए | अवसर देखकर शभत्रु-सेत्रा पर आक्रमण करके शत्रुओं को जीतने का 
उपाय सोचना चाहिए । यदि शत्रु उदण्ड होकर आक्रमण करे, तो उनमें फूट डालने का 
प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह महान्‌ शक्तिशाली होने के कारण अजेय हो, तो उसकी 
धारण में जाना चाहिए | इन छहो तवीतियो को जानकर जो राजा व्यवहार करता है, वह 
अवद्य उन्नति करेगा । साम, दान, भेद तथा दड के चारो उपायो को जो सतत काम में 
लाता रहता है, उसके लिए अन्य नीति-बास्त्रो की आवश्यकता नहीं है । जो पर-धन, पर- 
स्‍त्री में अपना चित्त लगाता है, वह अपने सारे वश का नाग करता है ।” 


कुभकर्ण के इन वाक्यों को सुनकर रावण क्रोध-विवश हो कहने लगा--मैं अग्रज हूँ, 
इसका विचार किये विना तुम यहाँ आकर मुझे उपदेश दे रहे हो ? अब यह प्रलाप 
क्यो ? चाहे कैसे भी हो, मेने यह कार्य किया है | अब इसे सँसालना तुम्हारा धर्म है न? 
कहो ।' तब कुभकर्ण ने कहा--हे दानवेन्द्र, में अवश्य युद्ध करने के लिए जाऊँगा । 
किन्तु एक और बात सुन लीजिए । एक दिन की बात है । में निद्रा से जगने के पश्चात्‌ 
अत्यधिक प्राणियों को खाकर एकात में बंठा हुआ था । उसी समय अनघ नारद वहाँ 
आये । सेने उनके निकट जाकर कहा--हे अनध, आप इतनी शीक्रता से कहाँ से आ रहे है 
और कहाँ जा रहे हे ? कृपया बतलायें । तब उन्होनें कहा--में कनकाद्रि से आ 
रहा हूँ । में वहाँ की बातें तुम्हें सुनाऊंगा, सुनो । कनकाद्वि पर कमलासन (ब्रह्मा); 
फान्न-लोचन (शिव), पंकजनाभ (विष्णु); पाकशासन, अनल, यम, वरुण, अनिल, यक्षराज 
कुबेर, चद्र, सूर्य आदि ग्रह, सिद्ध, मुनि, किन्नर, गधतें, गीर्वाण, गरुड, पन्नग तथा गुह्य-प्रमुख 
आदि लोगो की एक सभा एकत्रित हुई थी' । उस सभा में सुर-गुरु बृहस्पति ने कहा-- 
'दशकठ हमारी उपेक्षा करके अत्यधिक उद्ृण्ड हो सारे ससार को त्रास दें रहा है । उससें 
अपनी प्रचड शक्ति से युद्ध में इन्द्र की परास्त किया है, यम को भगा दिया है, वरुण 
को जीत लिया हूँ, अपने बल का प्रदशेन करके कुबेर को अपने अधीन कर लिया है, 
उद्धत गर्व से कई धर्मात्माओं को बदी बनाकर पीड़ित पिया है, रवि-चद्र का तेज मद 
करके उनको अपनी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए बाध्य किया हैं, ग्रहों को पीड़ित किया हैं, 
मत्र-पूतः यज्ञों को नष्द किया है; महान्‌ उद्यान-वाटिकाओ को उजाड़ दिया हैं और 
असख्य उत्तम स्त्रियों को कारागार में डाल दिया है । ऐसे भयकर कार्य करते हुए उसने 
सभी भुवनो को त्रस्त कर दिया हैं । अत*, आप उस दशानन का नांश करने का कोई 
उपाय सोचें ।' 


“बृहस्पति के बचनों को सुनकर ब्रह्मा ने समी देवताओं से कहा--मेंने पहले उसे 
वर दिया था कि वह सुर, गरुड़, उरग, असुर तथा यक्षो के हाथो से नहीं मरेगा । अब 
मैने इसका प्रतीकार सोचा है, सुनो । उसने मुझसे मनुजों क॑, चर्चा नहीं की थी और 
वरदान के समय मेने भी इसकी चर्चा नही की। अत, युद्ध-्क्षेत्र में केवल मानव उसे परास्त 
कर सकेंगे । इसलिए आप आदिविष्णु, कमलनाभ तथा लोकवद्य मुकुद से प्रार्थना कीजिए 
कि वे मर्च्य-लोक में जन्म लें । इसके परचातु देवताओं तथा मुतियों ने वैसे ही किया | 

४ 


३३८ रंगन7एथ एॉन्/यर्री 


हरि ने भी मर्त्यलोक में जन्म लिया है ।! इतना कहकर नारद चले गये । हे दैत्य-राज, 
सूर्य-वश-तिलक आदि देव ही है, वे मनुज नही है। अत, सीता को उन्हें सौप दीजिए । उनकी 
शरण लीजिए और सभी वानरो को देवता जानिए । हे दानवेन्द्र, मेरी बात सत्य मानिए ।” 


७१, रावण का कुमकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना 


कुृमभकर्ण के इन बचनो को सुनकर दशानन मन-हा-मत सताप की अग्नि में जल 
गया और थोडी देर तक मौन बैठा रहा । फिर, दीध॑ तनिदवास छोडकर अत्यत चिताक्रान्त 
हुआ और साथ-ही-साथ भयभीत भी, किन्तु अपने भय को प्रकट किये विना उसने 
क्रुद्व होकर अपने अनुज को देखकर कहा-- बार-बार विष्णु, विष्णु, कहकर क्‍या प्रलाप 
कर रहें हो ? इतना भय तुम्हें कंसे होने लगा। स्वय विष्णु से भी मे नहीं डरता, तब 
मानव-वेशधारी विष्णु से में क्यो भयभीत होऊँगा ? मुझे थार-बार ऐसा भय क्यो दिखाते हो ? 
भले ही तुम भयभीत हो जाओ । चाहें रावव विष्णु ही क्यो न हो, उसका अनुज 
इन्द्र ही' क्यो न ही, सुग्रीव हर ही क्यों न हो, उन्हें मुझसे युद्ध करना ही पडेंगा । 
समस्त नीतिजास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम चाहते हो कि जिस राम से मेने विरोध 


१ 


ठान निया है, उसके साथ हीन मित्रता कर लू ? नीति-शास्त्र का तुम्हारा सारा ज्ञान 
आज निष्फल' हुआ । युद्ध-भूमि में हमारा सहार करके, मुनियों तथा सुरो की रक्षा करने 
का विचार करके, जगदेकरक्षक तथा कमलनाभ ने अपने देवत्व को त्यागकर, धोखे से 
मानवत्व को धारण कर लिया है और इस जगत्‌ पर राम होकर जन्म लिया है, भल्रा, 
उससे हमारी सधि कैसे सभव है ? मैं अपने गर्व को छोडकर वानरो के आश्रय में रहने- 
वाले उस राम के पास कैसे जाऊँ ? यही कमलनाभ वामन का रूप धरकर बलि के यज्ञ 
में गया, तीन चरण पृथ्वी दान में ली और फिर उसे बदी बनाया । इसने तुरन्त उपकार 
करनेवाले का अपकार कर दिया । ऐसी दणा में हम विरोधियों का सहार किये विना 
बह रहेगा क्यो ? हमारे और राम के मध्य सधि हो कैसे सकती है ? जब हम दोनो ने 
इन्द्रलोक पर बढाई की थी और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए महान्‌ पराक्रमी 
इन्द्र आदि देवताओं को परास्त किया था, तब यह्‌ विष्णु कहाँ था ? क्या, तुमको इसलिए 
मेने जगाया कि में तुमसे उपदेश सुनू” ? भला, तुम्हें यह भय क्‍यों हुआ ? प्राणो के 
भय से इतनी वातें क्यो करते हो ? यदि तुम्हें प्राण प्रिय है, तो तुम कुशलपूर्वक रहो । 
मेने तो दीर्घ आंयु पाई है, तीनो लोको को जीता है, कई प्रकार के राज-सखो का 
अनुभव किया है और अपना अनुपम तेज समरत ससार में व्याप्त किया है । में और लोगों 
के समान हीन पराक्रमी राम को प्रणाम नहीं करूँगा । मैने तुम्हें युद्ध में जाने का आदेश 
दिया, तो जाने की इच्छा नहीं रखते हुए ऐसे वचन तुम क्यो कहते हो ? अब तुम जाकर 
सुख़ से सो जाओ । शत्रु सोनेवालें को नही मारते । मै श्वय राम-लक्ष्मण का, सम्रीव का 
तथा अन्य भयंकर-पराक्रमी वानरों का सहार करूँगा । सभी देवताओं का वध मै स्वय 
करूँगा । विष्णु को भी में ही मार डालूंगा । उस विष्णु के अनुचर-शूरो को युद्ध में 
जहाँ भी मिलेंगे, में अपनी शवित दिखाते हुए मारूँगा । तुम कायर क्र भाँति चिरकाल तक 
जीवित रहो ।” ; 


खुद्धकांड श्३द 


इंतता कहने के पश्चात्‌ रावण नें फिर कुभकर्ण से कहा--में जानता हूँ कि लक्ष्मी 


६») 


स्वयं सीता होकर इस पृथ्वी पर जन्मी है । में जानता हूँ कि विप्णु रवय रघुरास होकर 
जन्मे हे । में यह भी जानता हूँ कि युद्ध में राम के हाथो मेरी' मृत्यु अवश्य होंगी । अब 


०. 


तुमसे में क्यो छितरऊँ ? में काम-वंण हो सीता को नहीं लाया, क्रोघाभिभूत होकर 
बलात्‌ में सीदा को नहों लाया, युद्ध में रघुराम के हाथों मरकर वंदतीय विष्णु का परम- 
धाम प्राप्त करने के निमित्त ही में सीता को लाया हूँ ।' 

इस प्रकार के वचन कहनेवाले रावण को देखकर कुभकर्ण ते कहा--हे दानवनाथ, 
जब में आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, तब आप व्याकुल क्‍यों होते हे ? आप 
आतद से रहिए । में झत्रु का नाश करूँगा ।! इसके पहचात्‌ उसने सारी सभा की ओर 
एक वार ध्यान से देखा और झरहा--हे इन्द्र के जझत्रु, इस सभा में निर्मल चरित्रवान, 
विभीषण नहीं दोख रहा है । वह कहाँ है ?” तव राबण ने कहा--“राम-लक्ष्मण के लक्ा 
पर आक्रमण करने का समाचार सुनकर उस सबंध में पराभर्श करने के लिए सभी लोग 
एकत्र हुए थे । निद्रा के वर्णीमूत होकर तुम तोशीघ्र यहाँ से चले गये । तब विभीषण ने 
राम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करके उसकी प्रशमा में ऐसे हृदय-विदारक हल्द मुभसे 
कहे कि क्रोव में आकर मैने दृढता के साथ कहा--र्याद तुम यहाँ रहो तो मैं तुम्हारे 
प्राण ले लूंगा । तव वह मुझे छोहकर राम की शरण में चला गया और अब वही है ।” 

७२. कु मकर्ण की गर्वोक्तियाँ 

तब कुभक्र्ण ने सोचा कि अब परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, मुझे अवदय युद्ध 
में जाना ही चाहिए | अब में (अपनी गुफा में) लौट नहीं सकता । इस प्रकार, निरचय 
करके उसने रावण के सामने दृढता से यह प्रतिज्ञा की--'मेैं यमराज से भी भिडकर 
उसका नाश करूँगा, ब्रह्मा को भी पकष्ठकर उसका मर्दन करूँगा, आदिशेष को भी' पकड़कर 
उसे चारो ओर आकाश में घुमाऊंगा, विहगेन्द्र (गरुइ) को भी त्रस्त करूँगा, प्रलयाग्नि 
को भी निगल जाऊँगा । समुद्र का सारा जल पी जाऊँगा, विष्णु को भी युद्ध में परास्त 
क्र दूगा | रूद्र को भी नामावशिष्ट करूँगा, नेऋत को भी पकड़कर खड-ख़ड कर दूंगा, 
मृत्यू का भी गला घोट दूंगा, वरुण का भी तेज नष्ट करूँगा, कुबेर का भी पेंट चीर 
डालूगा; सूर्यबिब को भी अपनी मुष्टि में कस लूगा ओर ब्रह्माण्ड को भी ठुकरा दूंगा । 
ऐसी दशा में मेरे उद्धत रण-कौशल के समक्ष, इत वानरों को निगल जाना कौन बडा 
काम हे ? हें असुरेन्द्र, मे अवदय इन कपियों को पहाडो पर भगाकर, उन' मानवों का 
बंध कर दूंगा, आप निश्चित रहिए | जब राम मेरें हाथ से मारे जायेंगे, तब सीता 
अनाथा बन जायगी और आपकी' कामना पूरी होगी । 

इन बातो को सुनकर महोदर ने बाहुबली कुभकर्ण से कहा--हे वीर, तुमने श्रेष्ठ 
कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा यह उत्कट पर्व उचित ही है; किन्तु नीति तथा 
अनीति का विचार किये विना कया कोई वी ऐसे शत्रु-वध की प्रतिज्ञा करता हैं ? भ्रयकर 
मिंह की भाँति क्रोषोन्मत्त होकर प्रखर तेज से विलसित होनेवाला राम, केवल मानव नहीं है, 
स्वयं विष्णु इस रूप में आया हुआ है। एक ही बाण से वालि का सहार करने* 


80 र॑ंग्नाथ एयायर 


वाले उस श्रेष्ठ वीर को जीतना, वया, तुम्हारे लिए सभव है ? उद्दृण्ड पराक्रमी तथा 
महाबली राम पर तुम्हें अकेले आक्रमण करने की सलाह हम नही देते । तुम सेना के साथ 
जाओ और महाबली राम पर विजय प्राप्त करो ।' 

इसके पदचात्‌ उसने दशाकठ से कहा--हमारे रहते आप चिंता क्‍यों करते है ? 
क्या, हम आपका मनोरथ पूर्ण नही करेंगे ” जानकी को प्राप्त करने के लिए आप इतने 
व्याकुल क्यो हैं ? में, सपाति. द्विजिल्न, तथा गभीर पराक्रम-सपन्न बाहुबली कुभकर्णं, 
सब एक साथ मिलकर जायेंगे और राम पर विजय प्राप्त करेंगे । फिर तो, आपको वैदेही 
प्राप्त होगी ही । ऐसा नहीं भी हो सकता और हम राम के डग्न बाणो के आघात से 
क्षत-विक्षत हो जायेंगे, तो भी' हम आपके पास लौटकर आयेंगे और आपके चरणों में 
प्रणान करके यो ही' कहेंगे कि हे देव, हम भयकर वानर-सेंना के साथ राम लक्ष्मण का 
वध करके उन्हें सा गये है । तब आप बडे मोद से हमें हृदय से लगाकर हमारे प्रति 
आदर दिखाते हुए, उस समाचार को सारे नगर में प्रकट करेंगे । उस वार्त्ता को सीता सत्य 
मानेगी और पति की आशा छोड़कर आपकी बात मान' लेगी । 

तब कुभकर्ण ने क्रुद्ध होकर असुरेन्र को देखकर कहा--इन सब मूठी बातो से 
क्या प्रयोजन है ? मेरे बाहुबल को देखिए । में अवह्य ही राम को जीत लूंगा । आप 
निश्चिन्त रहिए।' रावण भी बडे उत्साह से, अपने पुनर्जन्म की प्राप्ति को निकट देखकर 
बडे आनद से बोला--मुझे विश्वास' हैँ कि तुम युद्ध में राम-लक्ष्मण को अवश्य जीत 
लोगे । अनुपम हाक्ति तथा श्ौय॑ में तुम्हारी समता कर सकतेवाला कोई वीर नही है । 
यह सत्य है । शूल आदि श्रेषठ आयुधों के साथ तुम युद्ध करो । इस प्रकार कहते हुए 
बडी प्रीति से उसने कुभकर्ण को अनुपम रत्नाभरण आदि सेंट किये । 


७३. कु भकर्ण का युद्रव के लिए जाना 

तब रावण का भाई उन आभूषणों को पहनकर उज्ज्वल आभा से दीप्त हो उठा 
स्वर्णं-कवच धारण करके वह सध्या के मेघों से आवृत पव॑त की भाँति तथा बहु-रत्न-कलित 
मेखला धारण करके वह वासुकि' से आबद्ध मदराचल के समान सुशोभित होने लगा । उस 
राक्षसपुगव ने रणोत्साह से भरे, अपने हाथ में तीनो लोको में अपनी भयकर दीप्ति व्याप्त 
करनेतवाला,  विजय-प्रदायिनी' शिव के शूल से भी सुदर, अपनी नोक से निकलनेवाली 
ज्वालाओं के द्वारा अग्निकण बिखेरनेवाला, सदा पूजित, रत्न-अभा से भासमान तथा झत्रु- 
वीरो के रक्त से रजित अनुपम शूल धारण किया । उसके परचात्‌ उसने अपने भाई को 
प्रणाम किया और उसके आशीर्वाद प्राप्त करके, उस सभा-मडप से अपने कार्य में तत्पर हो 
अत्यत वेंग से यो चल पडा, मानों उसके प्राण उससे यह कह रहे हो कि हे कुभकर्ण, 
इस दुःखद शरीर में हम रहना नहीं चाहने, शीघ्र इसे युद्ध-भूमि में त्याग दो, चलो, और 
उसे जैसे खीचे लिये जा रहे हो । तब राक्षस-वीरो का समूह भी उसके पीछे-पीछे युद्ध के लिए 
निकल पड़ा । वें सब घोडो पर, गजों पर, रथो पर, सिंहों पर चढकर काजल के पर्वतो 
के सभान सुशोभित होते हुए, अपने विद्याल दंष्ट्रो की दीप्ति चारो ओर फैलाते हुए, इस 
प्रेंकार जा रहें थे, मानो क्रूरता ने ही एक स्थान पर एकत्रित हो पिड-छूप धारण कर लिया हो 


खुद्धकाड ३8९ 


तथा शौय स्वय रूप घारण करके चल रहा हो । युद्ध करना ही एकमान लक्ष्य 
बनाकर, बड़े गे से भूमते हुए, परिघ, भाले, गदा, कोदड, करवाल, मूसल, मुद्गर, परशु, 
चक्र आदि आयुधो से सज्जित होकर पदाति-सेना उद्ृण्ड गति से चलने लगीं । 

इस प्रकार की सेना से युक्त हो, दर्प से भरे हुए कुभकर्ण युद्ध के लिए रवाना हुआ, 
तो नगर की स्त्रियों ने उस पर पृष्पन्वर्षा की, उसके ऊपर चद्र-मडल-समान छत्र 
शोभायमान होने लगे और चंद्रमुखी स्त्रियाँ चामर डुलानें लगी । उस समय घोड़ो की 
हिनहिनाहट, हाथियों की' विघाड, रथों का विपुल रव, निसानों की घोर ध्वनि, पटह, भेरी, 
शखस्र तथा नगाडो का भीषण रव एवं घटा, मृदग और डको के विपुल नाद की सम्मिलित 
ध्वनि से पृथ्वी विदीर्ण-सी' होने लगी, समुद्र आलोडित हुए, दिशाएँ फट गईं, आकाश 
काँप उठा, दिग्गज घेंछ गये, सभी जगत्‌ त्रस्त हुए और पर्वत दूटकर गिरने लगे । उस 
समय काले-काले बादल ऐसे घोर गर्जन करते हुए विजलियाँ गिराने लगे, मानों वे राघव 
के अनुचर बनकर आये हो और कुभकर्ण को डाठकर कह रहे हो--हे अत्याचारी दुष्ट 
दानव, तुमने ससार को जो दु.ख दिया था, उसका फन अब भोगों।” तारे दूटकर पृथ्वी 
पर ऐसे गिरने लगे, मानो कह रहे हो--हम इस वात के साक्षी है कि अत्यधिक दहाड़तें हुए 
इठलानेवाले इस राक्षस का अग-भग सुग्रीव ने किया था और वह राधव के 
हाथो से हत होनेवाला है ।” प्रतिकूल पवन ऐसा चलने लगा, मानो वह अपने पूर्ववैर का 
प्रतिशोध लेने के लिए राम की आज्ञा से वेग से चल रहा हो । पृथ्वी इस प्रकार कपित 
होने लगी, मानो वह भयभीत हो रही हो कि जब इस अधम राक्षस को राम मार डालेंगे, 
तब मुझ पर गिरेगा, उस समय न जाने मुझे कितनी पीडा होंगी। खग ऐसे मेंडराने लगे, 
मानो कह रहे हो--हे नीच राक्षस, हमें पक्षपाती ( पखो से उडनेवाले ) मत समभो, 
तुम राघव के ख़गो से (बाणों से ) अवध्य मरोगे । किन्तु इन सत्रकी उपेक्षा 
करते हुए, दुगुने साहस तथा उत्साह के साथ, अपनी कऋ्रुंद्ध दृष्टियों से ही वानरसमूह को 
भस्मीभूत कर देने का सकल्प करके आनेवालें उस अनुपम वीर ने दुर्ग के बाहर रहने- 
वाले कपि-समूह को देखा । कपियों ने भी उस कुभकर्ण , को देखा और प्रचंड वायु के 
आघात से भागनेवाले मेघो के समान जहाँ-तहाँ भागने लगें | कुभकर्ण ने शीघ्र दुर्ग के 
बाहर निकलकर सिंह-गर्जंन किया। उस दहाड़ को सुनकर सभी वानर भूच्छित होकर गिर 
पडे, समुद्र आलोडित हुआ और भूमि काँपनें लगी तथा देवताओं के मन में भय प्रवेत्र 
कर गया । 


७४ वानर-कुमकर्ण का युद्रध 
कुछ ही समय के पश्चात्‌ वानर-वीर सचेत हो गये और यम-सदृश आकारवाले 
उस कुभकर्ण से भिड गये। वे सिंह-गर्जन करते हुए, वृक्षों, पर्वतो और श्रुगों को फेंकने लगे । 
दानव-सेना भी बडे वेग और तत्परता से उनसे जूक गई। जैसें प्रलयकाल में समुद्र आपस 
में भिड जाते है, वैसे ही दोनों सेनाएँ आपस में भिडट गई । राक्षसों ने रथ पर आडूृढ 
होकर शत्रुओ के शरीरो, हड्डियो, जाँधो तथा पसलियो को' चूर-चुूर कर दिया; रथ के 
अब्वों से, उनकी आँतें क॒ठ, सिर आदि कुचलवा दिये और दिक्षाओं को भेदनेवाले अपने 


बृ्‌8४२ र्गनाथ रयायण 


खद्गो से वानरों के गरीरों के खड-खड कर दिये । इससे सतुष्ट न होकर उन्होने अपने 
तीक्षण वाणों से पृथ्वी' तथा आकाश को ढक दिया और इत्त प्रकार बडी| भयकर रीति से 
वानरों का सहार किया | वानरो ने भी' रथो पर कूदकर अपने पदाघातों से उनको पीछे 
की' ओर ढकेल दिया, उनका जूआ पकडकर पृथ्वी' पर गिरा दिया और उन्हें चूर-चूर करके 
दूर फेंक दिया, तीत्र वेग से सारबियों पर कृदकर, अपने पैरो से उन्हें कुचल दिया, उन्हें 
पृथ्वी! की ओर घसीटकर उनके सिर काटकर फेक दिये और बडी तीन गति से रथो पर 
कूदकर राक्षस-वीरो को विविध रीतियो से मारने लगे । यह देखकर राक्षस अत्यधिक रोष 
से वानरों को घेरकर अपने मदमत हाथियों को उन पर चलाकर, उनकी सूंडो से वानरों 
को नीचे पटठकवातें थे और उत्तकें कपाल तथा भेजाकों हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर 
मिट्टी में मिला देते थे । गजो पर आहूढ राक्षस-सैनिक भयकर बाण चलाकर वानरो को 
खड-ख़ड करके तीचे गिरा देते थे। ततब्र कषि भी क्रोधोन्मत्त होकर हाथियों के दाँतो को 
पकड़कर, उनको भ्रकमोर कर, उतके गड-ल्‍स्थलों पर पदाधात करके उन्हें फोड देते थे । 
फिर, उन हाथियों को टॉगें पकड़कर उन्हें पृथ्यी पर ऐसे पटक देते कि उतका रत, मास 
और ह॒ड्डियाँ एक साथ मिलकर एक लोवा! बन जाता । उसके उपरान्त वे गजो पर आरूढ़ 
राक्षतों पर अत्यत रौद्ग गति से आक्रमण करके, उनके धनष, हाथ, सिर, धड, कवच आदि 
नीचे गिराकर उन्हें मार डालते । अश्वारोही राक्षस-सैनिक एक साथ मिलकर, डीग हाँकते 
हुए अश्वों को वानरों पर दौडाकर उन पर कई प्रक्नार से शर-वर्षा करते और अपने पैने 
खड्गो से शत्रु-सैनिको के खड़्गों को काठ देते थे | वानर भी क्रुद्ध होकर घोडो के पैर 
या पूछ पकडकर या तो चारो दिशाओं में उछालकर फेंक देते थे, या आकाश की ओर 
उछाल देते थे, या पृथ्वी पर पटक देते थे या चीर डालते थे, या पदाघातो र-च्र 
कर डालते थे। फिर, अद्वारोहियो को बडे साहस के साथ पृथ्वी पर पटककर भार 
डालते थे । तब पदचर राक्षस बडे दर्प के साथ आँखों से अग्निन्‍र्षा करते हुए उहृण्ड 
मति से वानरी पर बाण चलाने लगे। वे उन्हें भालो से चभोते थे, बरछियों से भोकते थे, 
पते खड़गो से काठते थे, मुदगरों से चर-चर करते थे और अन्य अस्त्रों से भयकर 
प्रहार करक उनका संहार करते थे । वानर भी उन पदचर सैनिकों पर टूट पडते और 
उनके विविध अरत्रो को तोड देते थे । वे राक्षसों को चरणों तथ। हथेलियो से मारकर 
उनके कबचो को फाड़ देते थे; दोनो हाथो से दो राक्षसों को पकडकर उन्हें एक दूसरे से 
टकराकर नीचे गिरा देते थे, उनके शिरों तथा धडो को काट देते थे और द्त प्रकार वे 
असर्य राक्षसों को मार डालते थे । 


इस प्रकार, दोनो सेनाओ में जब घोर यद्ध चलने लगा, तब यद्धन्भमि राक्षसों की 
मृत्यु-देवता के कीडा-सरोवर के समान भयकर दीखने लगी । उसमें रक्त जल की भाँति, 
मास-पेशियाँ विकसित लाल कमल के समात, मुख कमल के जैसे, नेत्र कुमुदो की पक्ति की 
भाँति, जाँतें मृणालो की भाँति, जमा हुआ भेजा फेन के समान, विपुल कंश-समह अ्रमरों 
के समूह को भाँति, असखरूय हस्त्र लहरो की भाँति, चामर-सभह हसो की नाई और धलि 
प्राग की भाँति दीखने लगी । सुर तथा खेंचर बहुत ही' आनदित दीखने लगे । यद्ध के 


खुद कांड ३७३ 


समय जब कपिन्सैनिक राक्षसों के प्रहारों से अत्यधिक दुखी होते थे, तब उनके 


ै 
नायक अत्यधिक क्रोध से राक्षसों पर पर्वतों और वक्षों की ऐसी अविरत वर्षा करते कि 
दानव घैयं खोकर कुभकर्ण की आड़ में जाकर शरण लेते । तब कुभकर्ण ने उन 
दैत्य वीरो को. आइवस्त करके सिहन्ताद करते हुए, घैर्य बँधाया और कहा कि 
भभागना मत, भागना मत ।” उसके परचात्‌ वह (शत्रुओं पर) आक्रमण करते हुए आनेवाले 
वानरो को अपनी ऋ्ुद्ध दृष्टियो से ही मार डालनेवाले की भाँति अपना शूल लेकर, दहाड़ते 
हुए, उन पर टूठ पडता । रावण का भाई, वह राक्षस-वीर कुभकर्ण, कपि-समभूह के भाग्य- 
निर्णायक के समान अथवा कुंद्ध होकर आनेवाले यम के समान उन थानरों को मारने लगा। 
उस क्रूर कुभकर्ण के समक्ष टिकना असभव हो गया | कुछ वानर मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, 
कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भयभीत हो सेतु की दिशा में भागने लगे और कुछ 
बवडर की' भॉति आकाश की ओर उडने लगे । 

वानरो को इस प्रकार भागते हुए देखकर अगद ने ऋुद्ध होकर कहा--हे वानरो, 
जैर्थे तजकर इस प्रकार क्यो भाग हे हो ? अपने प्रभु के प्रति निष्ठा एत अपना ओच्नत्य 
छोडकर भागना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? तुम' महान्‌ वश्ञ में जन्म लिये हुए, श्रेष्ठ 
वानर हो । ऐसे तुम इस प्रकार साधारण जीवो की भाँति भाग सकते हो ? रामचद्र के 
समक्ष युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे, तो तुम्हें सुन्दर स्वर्ग का राज्य मिल जायगा या यदि तुम 
विजय प्राप्त करोगे, तो यश प्राप्त करोगे । इसलिए तुम लौटों, भागों नहीं । ऐसे उपदेश 
देते हुए अगद ने उनमें उत्साह का सचार किया और सभी वानरो को फिर लौटा लाया। 
अगद के उत्साहवद्धंक उपदेशों को सुनकर वे कहने लगे--हम राम के लिए अपने प्राणो 
की बलि देंगे, उनके प्राणों के आगे हमारे प्राणो का भूल्य ही क्‍या है ?” फिर, उन्होंने 
पर्बतों को ले आकर, गर्जन करते हुए पर्वत के समान कुभकर्ण के विद्ञाल वक्ष पर फेंका, 
तो उसने उन पव॑तों को देखते-देखते अपने शूल से चूर-चूर कर दिया । इससे सतुप्ट न 
होकर उसने रौद्र रूप धारण कर गदा हाथ में ली और उसे तेजी से घुमाकर वानरो 
पर ऐसा प्रहार किया कि दस करोड, सतहृत्तर लाख, तीस हजार छह सौ वानर हुकार 
करते हुए पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पडे। फिर, वह अपने हाथो से असख्य वानरो को 
पकडकर बडी करता से यो निगलने लगा, जेसे गरुड पक्षी जल्दी-जल्दी सर्पों को निगल 
जाता है । इस प्रकार, उसने देखते-देखते अस्सी लाख, बीस सहस्न, छह सौ वानरों को निगल 
लिया । इसके पर्चात्‌ भी वह नर तथा वानर-भक्षक वहाँ से हटा नहीं, किन्तु उसी युद्ध- 
भूमि में बडे दप के साथ भूमता रहा । उस समय उसके नथुनों तथा कर्ण-पुटो से वानर 
बाहर निकलने लगे । किन्तु वह उन्हें तुरत पकड़कर मसल देता और उत्तका लोधा बनाकर 
चबा जाता । जो लोग उसके डाढ से छूटकर पृथ्वी पर गिर जाते, उन्‍हें पैरो से 
रौदकर चूर-चूर कर देता । इतने में उसके गदा-प्रहार थे आहत हो मूच्छित पडे हुए वानर 
सचेत हुए | वे भयकर सिंहनाद करते हुए पर्वतो तथा वृक्षों को ले आकर बडे दर्प के साथ 
उस राक्षस के समक्ष खडें हुए | कोधघ से जलते हुए द्विविद ने एक विशाल पववेत की उस 
राक्ष। के वक्षस्थल को विदीर्ण करने के निमित्त फेंका । उसके लगते ही कुभकर्णं 
उछलकर गिर पडा और एक बडी राक्षस-सेना उसके नीचे कुचलकर मर गई। 


३४४ र॑गन7थ एयायर 
७५ कुमकर्ण आर हनुमान्‌ का युद्ध 


तब हनुमान्‌ अत्यत क्रोध से आँखों से अग्नि वरसाते हुए, पर्वेतों तथा वृक्षों को 
को उखाडकर उस राक्षस पर गिराने लगा, किन्तु कुभकर्ण अपने दारुण शूल से उनको 
चूर-चूर करते हुए हनुमान्‌ पर आक्रमण करने के निमित्त आगे बढा । तब हनुमान्‌ ने एक 
महान्‌ पर्वत को उठाकर उसे कुभकर्ण पर फेंका । यह देखकर असुर भी उसकी 
प्रशसा करते हुए कहने लगे कि यह अनुपम बली है । उस पर्वत के गिरने से 
कुृभकर्ण का सारा शरीर काँप उठा और उसके शरीर से खत की अजख धाराएँ 
बह निकली । 

उससे अत्यत दुखी होकर उस दानव-बीर ने प्रकाश एवं ज्वालाओ को व्याप्त करते हुए, 
पृथ्वी' को विदीर्ण करते हुए, नभ को कँपाते हुए और देवताओं को भयभीत करते हुए 
भयकर शूल को हाथ में धारण करके बड़े उल्लास के साथ उसे हनुमान्‌ पर ऐसे चलाया, 
जैसे कुमार ने चणिरि पर अपनी जक्ति चलाई थी । यह देखकर सभी वानर भय से 
व्याकुल हो गये । उसके लगते ही पवनकुमार का हृदय चरचराकर फट गया और रक्त 
की ऐसी धारा छंटी, मानो हनुमान्‌ अपना समस्त क्रोध-सरस उगल रहा हो। प्रलय-काल के 
घनधोर बादलो के गर्जन के समान हाँफतें हुए कपिशेखर हनुमान्‌ पृथ्वी पर गिर पडा । 
यह देखकर कपि-सेना काँप उठी और राक्षस हृर्षित हुए । 

युद्धभूमि में अनिलकुमार की ऐसी' दशा देखकर नील ने क्रोधाग्नि से जलते हुए 
उस कुभकर्ण पर एक भहापव॑ंत से प्रहार किया । अत्यधिक वेग से अपने ऊपर गिरनेवाले 
उस पर्वत पर कुभ्रकर्ण ने मुष्टि-घात करके उसे रोका । उसप्तके मुष्टि-घात से वह पर्वत 
चिनगारियाँ बिखेरते हुए च्र-चूर हो गया । प्रचंड क्रोध से क्षुब्ध हो ऋषभ, शरभ, नील, 
गधमादन, गवाक्ष आदि उहृण्ड बली वानर-वीर, एक साथ भयकर गजन करते हुए, उस 
कुभकर्ण पर पर्वतो तथा वृक्षों को फेंकते हुए, मुष्टियो तथा चरणों से प्रहार करते हुए, 
नाखूनो से चीरते हुए तथा अन्य कई प्रकार से उसे दुख देने लगे । तब भी कुभकर्ण 
विचलित नहीं हुआ । उसने शर्रभ पर ऐसा प्रचण्ड मुष्टि-चात किया कि वह पृथ्वी पर गिर- 
कर छटठ्पटाने लगा । उसके बाद उसने ऋषभ को पकडकर अपने हाथों से उसे मसलकर 
एक पिंड-जेसा बना दिया । उसके परचात्‌ उसने अपने घुटने से वीर नील पर ऐसा प्रहार 
किया कि वह कॉँपकर गिर पडा और छटपटाने लगा । फिर, उसने गवाक्ष के निकट 
पहुँचकर अपनी हथेली से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह तिलमिला उठा | उसके बाद 
उस राक्षस ने बडे क्रोध से गंधमादन को अपने बायें हाथ से ऐसा मारा कि वह गिर पड़ा। 
इस प्रकार, पाँचो वानर-बीर रक्त उगलते हुए ऐसे गिर पडे, मानो रण का राग-रस उगल 
रहे हों । शत्रुओ का वध करने के कारण, बडे द्प के साथ वह राक्षस अपना झूल घुमाते हुए 
भयकर वज्ञ से युक्‍त इन्द्र की भाँति, अनुपम दण्ड से युक्त उद्ृण्ड यम की भाँति, युद्ध- 
भूमि में भीषण गर्जन करते हुए जहाँ-तहाँ घूमने लगा । तनी हुई भोंहो से युक्त उसके 
मुख से अस्ति-कण ऐसे भरने लगे, जैसे प्रलय के समय <द्व के शूल से स्फुलिग विकीर्ण 


होते हैं । 


ने 
से 


सुद्धकोंड ३४५ 


७६. सुग्रीव तथा कुंगकर्ण का युद्ध 

तब सुप्रीव ने मन-ही-मन सोचा कि मेरे युद्ध करने का यही अवसर है । फिर, 
उस अनपम पराक्रमी ने, कुल पर्वतो के अधिपति पर आक्रमण करने के लिए आनेवाले 
इन्द्र की' भाँति अपना गरीर बढाया, तथा प्रचण्ड क्रॉध की अग्नि से दीप्त होते हुए रुभी 
पर्वतो में श्रेष्ठ एक महान्‌ पर्वत को उठाकर बडे बेंग से, उस राक्षसेश्वर की ओर बढा, 
जिसके मुह और शरीर वानरों के रक्त से भीगकर विविन भद्दापन लिये हुए थे । उसक 
पास पहुँचकर सुग्रीव ने कहा-- है राक्षस वया, तुम मुझे नहीं जानते ? में सूर्य का पुत्र हूँ 
और प्रख्यात रामचद्र का भी पृत्र हँ । तुम्हारे और मेरे बीच का ही युद्ध योग्य होगा। 
तुम व्यर्थ ही इत वानरों को क्‍यों मार रहे हो ”' 

सुग्रीव के इन बचनों को सुनकर कुभकर्ण ने कद्ध होकर कहा--हे सुग्रीव, लोग 
तुम्हें बडा ही शूर कहते है । क्‍या, कोई शूर युद्ध किये थिता ही क्रोध करता है ? युद्ध 
में अपनी शरता प्रदर्शित करना ही उचित होगा । इस प्रकार डीग हाँकता तुम्हें शोभा 
नही देता।' उसके इतना कहते ही सूर्य-पुत्र ने उस राक्षस पर चुद्ध होकर लाये हुए पर्वत को 
उस पर पटक दिया | वह पर्वत उस राक्षस के विज्ञाल वक्ष से लग गया और चूर-चूर 
हो गया । दोनों पक्षों की सेना इस क्र आघात को देखकर हाहाकार करने लगी । उस 
महायली के प्रहार से राक्षस-वीर अत्यत सश्रमित हुआ । फिर भी, बड़े साहुस के साथ 
उसने भयकर गर्जन किया और सूग्रीव पर उस विख्यात शूल को' चलाया, जो वीस' सहसख्र 
सिर की आहुति के पश्चात्‌ चदन-अक्षत से अर्जित था तथा सुरासुरो के वहन करने के लिए 
अशक्य था । तब वह शूल भयकर ज्वालाओ से प्रदीप्त होते हुए पृथ्वी, आकाश तथा 
दिशाओं तक अपनी ज्वालाओ को फैलाते हुए, दस हजार अशनियों के समान ध्वति करते हुए 
सूर्य-पुत्न की' ओर जाने लगा । उस शूल को ऐसी भयकर गति से आते देखकर हनुमान्‌ ने 
बीच में आकर उसे इस प्रकार पकड़कर खड-खड कर दिय्ग जैसे गरुड, घनी' विष-ज्वालाओं 
को उगलनेवाले सर्पराज को पकड़कर उसको नष्ट-अ्रप्ट कर देता है । उसके पदचात्‌ 
हनुमान्‌ ने उछलकर सिह-गर्जन किया, तो सभी वानर उसेकी प्रद्यसा करने लगे । शूल के 
टटने से कुभकर्ण ऋोध से जलते हुए लका के मलयाद्रि-श्ग को उठाकर सूर्य-पुत्र पर फेका। 
श्यूग के सम्रीव को वक्ष पर लगते ही वह हॉफते हुए पृथ्वी १र गिर पडा । 


७७, कंमकर्ण का मूर्च्छित सुग्रीव को लंका ले जाना 
सग्रीव के गिरते ही राक्षस बडी' हफँ की ध्वनि करने लगे | तेब कुंभकंण क्रूर रूप 
धारण किये प॒थ्वी पर पडे हुए उस भहाबली सुग्रीव निकट आया और उसे देखकर 
बोला-- समस्त वानर-सेना के लिए तथा सूर्यकुल-तिलक राम के लिए एकमात्र शक्ति-पुज 
यही है। अत, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके गिरने से सभी वानर शीक्र 
गिर जायेगे । अब मेरे भाई भी इस सुग्रीव को देख लें । इस प्रकार, सोचते हुए वह 
उसे उठाकर लका की ओर ऐसे ले चला, मानो कालानिल घनघोर बादल को गिराकर 


उसे अपनी गुफा में ले जा रहा हो । सभी देवता दुखी होने लगें-- हाय, सुग्रीव कही 
४४ 


३०६ एगमाथ एयायर 


इस प्रकार बंदी तो नहीं बनेगा ?” कुभकर्ण की दाक्ति तथा पराक्रम की सभी दानव॑ 
प्रशसा करने लगे और रवि-सुत को' छूडाने में असमर्थ होकर वानर हाहाकार करने लगे । 

तब हनुमान, अग॒द, नील, शरभ, ऋषभ, जाबवानू, गिरिभेदी, सुतर, केसरी, पृथु, 
हरिरोम, पावकाक्ष, हर, द्विविंद, मेन्द, वेगवान्‌ू, गवय, शतबली, गज, दुर्दभ, समुख, बालपाश, 
गवाक्ष, कुमुद, ज्योतिर्मुख, सुषेण, दधिमुख, वेगदर्शी, रभ, क्रयन, धृम्नर, गधमादन, तार, क्रोधन, 
तपन, प्रजघ, घोराक्ष, जघाल, गोमुख, विमुख, पतस, सन्नाथ, सपाती, इन्द्रजाल, विनुत, 
सुदष्ट्रक, दवेत, दुर्मुव् आदि भयकर आकारवाले उदण्ड पराक्रमी एवं बीर वानर 
पर्वती तथा वृक को उठाये हुए ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले घोर गर्जन करते हुए किसी' 
भी तरह से सूर्य-पुत्र को छूडाने का दृढ़ सकलप करके उस राक्षस पर टूट पडने के लिए 
उतावले होने लगे । इतने में नीतिवान्‌ वायुपुत्र ने अपने हस्त-सकेत से उन्हें रोककर उनसे 
कहा--अद्भुत शूर सूर्य-पुत्र अभी मूर्च्छा में पड़े हुए है। जब उनकी चेतना लौट आयगी, 
तेब वह महान्‌ वीर स्वय यहाँ चले आयेंगे । यदि हम हठ करके उन्हें राक्षस के हाथ से 
छुडा लेंगे, तो कपिराज मन-ही-मन दुखी होगे। अत, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । 
थोडी देर प्रतीक्षा करो । यदि इस बीच में वे नहीं लौटे, तो कुटिल रावण एबं कुभकर्ण 
को तथा प्रचड विक्रमी सभी' राक्षत्रों को अपने मुष्टि-बातो से हम मार डालेंगे, स्वर्ण-दीप्तियो 
से सुशोभित होनेवाले सातो दुर्गों के साथ लका का सर्वेनाश करके प्रलय मचा देंगे 
और सूर्य-पुत्र से मिलकर उन्हें ले आयेंगे । हनुमान्‌ के इन वचनो को सुनकर सभी कपि- 
बीर मन-ही-मन हर्षित हुए और आकाश-मार्ग में बडे वेग से उस राक्षस के पीछे-पीछे 
चलने लगे । कुभकर्ण ने इस बात से अनभिज्ञ हो, अपने ढग से सूर्य-पुत्र को लेकर लका 
में प्रवेश किया । 

तब राजमार्गों राजातपुरों तथा ऊंची अद्वालिकाओ पर से नगर की स्त्रियाँ पुष्प- 
वृष्टि करने लगी । इससे सूर्य-पुत्र सचेत हुआ और नगर-मार्ग को चारो ओर आउचर्य से 
देखा । फिर, मन-ही-मन आश्चर्य तथा दुख का अनुभव करने लगा। वह सोचने लगा-- 
हाय, इतनी देर तक मूच्छित रहकर में इस राक्षस के हाथो में फेस गया । फिर, उसने 
अपने हाथो से उस राक्षण के कानो को पकड़कर ऐँंठा और उन्हें जोर से खीचा । फिर 
उसके नथुत्रों के साथ नाक को काट डाला और तीज गति से आकाश की ओर उड़ गया; 
किन्तु राक्षस ने उसे छोडा नहीं । उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खीच 
लिया और नीचे पटक दिया, किन्तु सुग्रीव फिर से आकाश की ओर उडकर ज्ीघ्र अपने 
प्रभु के पास पहुंच गया | स्वर्ग में सभी देवता आइचर्यंचकित हुए और वानर-समूह घेरकर 
उसे प्रणाम करने लगे। तब सभी' वानरों के साथ सुग्रीव ने रामचन्द्र के चरणो में प्रणाम किया। 
श्रीराम ने बडे हर्ष से सुप्रीव को हृदय से लगा लिया। सभी कपि आनदविभोर 
हो गये । 

७८. कुंसकर्ण का बानर-सेना को तहस-नहस करना 


वह असुरेशवर अपने नाक तथा कान के नष्ट होने से मन-ही-सन बहुत श्षुब्ध हुआ 


और सोचने लगा--अपनी बहन के अपमान से अत्यत लज्जित होकर उसका प्रतिकार 


इेछ्ट रंगन/थ एयायण 


लक्ष्मण की उपेक्षा कर दी । अनेक कपि आपादमस्तक उसके शरीर पर र॑गते हुए, 
उसकी मूछें पकडकर भूवते हुए, क्रोध से अपनी पूछे उसके शरीर पर श्गडते हुए, उसके 
शरीर के विविध अग्रो को पकडकर खीचते हुए, उसे विविध रीतियो से पीडितकः करने चगे। 
तब वह राक्षस अत्यधिक मुद्ध हो गया और अपने घरीर को ऐसे भटका देकर उन वानरो 
को नीचे गिरा दिया, जैसे चचल मभत्तगज अपने शरीर को भटकाता है, या जल में डुबकी 
लगाने के परचात्‌ मस्त सूकर अपने शरी'र को भझटकाकर (अपने शरीर पर लगे) जल-बिंदुओ 
को नीचे गिराता है या प्रलय-काल में ब्रह्मा नक्षत्रों को टप-टप नीचे गिरा देता है । 

तब राम उस कुभकर्ण को देखकर विस्मित हुए। उनकी आँखों से अगारे छूटने लगे। 
उन्होने शेष-जाग को आकारवाले अपने स्वर्ण-घनुष को उठाया, अनुपम तृूंणीरों को 
पीठ पर कसा और भयकर विक्रम से विलसित हो (युद्ध के लिए) चल पडे । ऐसी' सज्जा 
से परिपूर्ण राम को युद्ध के लिए आते देखकर, युद्धारभ में उत्साहीं तथा उहृण्ड पराक््मी 
वानर भी अत्यधिक चचलता से पव॑तो, चद्रानो तथा वृक्षों कों धारण किये, दुर्निवार क्रोध से, 
अपनी उछल-कद से, सप्त पातालों को विदीर्ण करते हुए, कूर्म को व्याकुल करने हुए, 
समुद्रो को आलोडित करतें हुए, दिगजों को विचलित करते हुए, आकाश को कँपाते हुए, 
उस राक्षस पर आक्रमण करने के लिए चल पडे । उनके उस रणोत्साह को देखकर सुर- 


सिद्ध-म्ाध्य उनकी स्तुति करने लगे । विभोीषण राम के आगे-आगे ऋरोधाभिभूत होकर अपनी 
गदा लिये हुए जाने लगा । 


9९, विमीषण-कुंभकर्ण का वात्तलिाप 

तब विभीषण क्रो देखकर रावण का भाई (कुभकर्ण) हँसते हुए कहने लगा-- 
है विभीषण, सुनो। अपने प्रभु के समक्ष अपने पराक्रम के प्रदर्शन का यह अच्छा अवेसर हे 
भाई के सबंध का विचार करके तुम भिफकना मत । तुम्हारे लिए इस नरताथ का हृदय 
ही आधार है। तुमने सूर्यवंशज की कपा प्राप्त की हे, इसलिए कोई भी विपत्ति तुस्‍्हें 
छ नहीं सकेगी । उनकी अपार दया तुम पर है ही, साथ ही तुम प्रशसतीय एवं दया- 
परिधूर्ण चित्तवाले भी हो। तुम्हारं सिवाय और कौन ऐसा सद्गुणालकृत है, जो लकाका राज्य 
कर सके ? इसलिए में तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने साहस, बल, विक्रन से मेरे साथ 
मत भिडो । क्या, ब्रह्मा तथा रुद्र के लिए भी यह राभव है किवें आज मेरे सम्मुख खडे 
रह सकें ? इसलिए हें भाई, तुम मेरे सामने से हट जाओ । तुम मरो नहीं, राक्षस-वद्च 
का उद्धार करने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है ।* 

तब विभीषण में अपने भाई से कहा--मेनें इस भय से कि सारा दानव-कुल 
दग्ध हों जायगा, अपने भाई से, अपनी शविति-भर नीति-बचन कहे, किन्तु उन्होने मेरी 
बातो को नहीं माना । इसीलिए मेने अग्रज तथा तुम्हें छोडकर श्रीराम की शरण ली ।' 
इतना कहकर उसने मन-ही-मत दानवेश्वर की' दुर्नीति का विचार करके आँखों से अश्रु 
बहातें हुए अत्यत दुःख से, अपने भाई की दशा न देख सकने के कारण वहाँ से हट गया । 

तब राघवेइबर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ रण के लिए उद्यत होकर उस कुभकर्ण 
की देखकर मन-ही-मन आइचर्य-चकित हुए, जो सुदर मुकुट तथा आभूषण पहने हुए था, 


खछुदख्धकोंड ३86 


वीर-रसावेश से अभिभूत था, बडे साहस के साथ कपषियो का सहार कर रहा था और 
अत्यधिक रक्त में भीगा हुआ ऐसा दीख रहा था, मानो रौद्र रस ही' मूत्ते होकर राक्षत्त के 
रूप में आ गया हो । 

तब सू्यकुलोत्तम-राम भूपाल ने अत्यत क्रोध से अपने धनुष की प्रत्यचा का ऐसा 
टकार किया, मानों कह रहे हो कि नारी के कारण उद्भुत अपना सारा क्रोध इस नारी 
(प्रत्यचा) के द्वारा प्रदर्शित कहूगा और दहाडते हुए आनेवाले इस राक्षस की क्रीधाग्नि 
को में अपनी शर-जवृष्टि से बुछा दूगा। धतुष की ध्वति सुनकर दिग्गज ऐसे चिधाडने लगें, 
मानो कह रहे हो कि गज-गामिनी (सीता ) अब अपने स्वाभाविक निवास को प्राप्त 
होगी । (उस ध्वनि से) लका इस प्रकार गूँज उठी, मानो कह रही' हो कि आराम का कोव 
अब लकेदवर को भस्म कर देगा । उस ध्वनि से समस्त जग बहरेंसे हो गये । 


उस ध्वनि को सुनकर कुभकर्ण रोष से भरकर, बडे गये से अकडते हुए राम के 
समक्ष आया । तब सूर्यवशज राम ने बड़े दर्ष के साथ उससे कहा--हे राक्षस, अब तुाहे 
पीछे हटना नहीं चाहिए। तुम थैर्य तथा साहत के साथ युद्ध करने के लिए ऐसे डट जाओ 
कि देवता भी तुम्हारी प्रशसा करें । ऐशगा नहीं करके यदि तुम माया रचकर कही छिप 
भी जाओगे, तो भी में तुम्हें छोडुगा नहीं । यदि तुम ब्रह्मा के निकट पहुँचकर उनकी 
शरण माँगोगे, तो भीः ब्रह्म-तोक मेरे सामने टिक नहीं सकेगा । यदि तुम नीलकठ की शरण 
में जाकेर उनसे रक्षा करने की प्रार्थता करोगे, तो भी' रुद्र-लोक मेरे समक्ष खडा नही रह 
सकेगा । यदि तुम विश्णु की शरण माँगोंगे, तो विष्णु-लोक भी मे रा सामता नहीं कर सकेगा ।' 

राम के इन दर्प-पूर्ण बचनो को' सुनकर कुभकर्ण अत्यधिक भयात्रात हुआ। फिर भी, 
उसने ऐपा अद्वहातत किया कि वानरों के हृदय फट गये, खडेंनव्डे उनके प्राण उड गये और 
समस्त पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएँ विचलित हो गईं । फिर, वह अपनी' युद्ध-कुशलता को 
प्रकट करते हुए, राम भूपाल को देखकर कहने लगा--“हे सूर्यकुलतिलक, विविध भायाओं को 
रचकर अत में तुम्हारे हाथ से भरनेवाला मारीच में नही हूँ । तुम्हारे शर-प्रहारों से 
गिरनेवाला विराध मे नहीं हूँ । युद्ध-क्षेत्र में एक ही. बाण से पृथ्वी पर गिरनेवाला' वालि 
भी मैं नहीं हूँ । अपने हाथ का धनुष तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारे द्वारा गर्वंभग करा 
लेनेवाला भूगु-पुद्र नही है, में रावण का भाई हूँ, देवताओं का छज्रु हूँ और प्रदीप्त 
विक्रम से विलसित हूँ । हे राम, क्या, तुम मुझे नहीं जानते ? वानर-समूह के सद्य रक्त 
का पान करनेवाला में कुभकर्ण हूँ । तुमने अज्ञान ब्रह्म और इन्द्र की प्रेरणा से इस 
ससार में जन्म लिया और न जाने क्यो इस वानर-समूह के भरोसे मेरे साथ युद्ध करने 
के लिए आये हो ? राक्षसों के भयकर बाण, सनक आदि गोगीन्द्रो की स्तुतियाँ नहीं हे । 
वेग से आनेवाले भयकर शरत्र, परिचारकों का चामर-समृह नहीं हे । भीषण आकारवाले 
राक्षस-सैनिक सुंदर गीत गानेवाले तुबुर तथा नारद नहीं है । मेरी जो वाय तुम पर 
चल रही है, वह पख्ो का पवन नही है। यह युद्ध-क्षेत्र है, अमृत-सागर नहीं। यह युद्ध-भूमि है 


9७] ध्थ 


तुम्हारी' देव-सभा नहीं हें । हे राजन, तुमने पृथ्वी पर जन्म क्‍यों लिया ? इस युद्ध में 
* तेलुगु में 'तारी' शब्द के दो अर्थ हे--स्त्री और प्रत्यंचा ।--ले० 


३५० त र॑ंग्न/शथ एयायर 


तुम्हें स्वर्ग का वह सुख कहाँ मिलेगा ”? यह सब में तुमसे क्यों कहे ? हे राम, मेरी यह 
गदा तो देखो । इसी से मेने देवताओं को जीता । तुम्हारे दिव्यास्त्र कही इसकी समता 


कर सकते है ? यदि तुम में बाहुबल, शौर्य तथा पराक्र+ है, तो मुभसे घोर युद्ध करो । 
है राजन, तुम्हारी शक्ति देखकर फिर में तुम्हारा वध करूँगा ।” 


5८०, श्रीराम के द्वारा कुंमकर्ण का संहार 


तब राम ने क्रुद्ध होकर ऐसे सहस्नों भयकर बाण उस देवताओ के शात्रु पर चलाये, 
जैत्वे बाण उन्होंने वालि पर चलाये थे, किन्तु उन सब बाणों को कुभकर्ण ऐसे पी गया, 
जैते चातक पक्षों जल-बिदुओ को पी जाता है। फिर, वहु भयकर मुद्गर धुमाते हुए बडे 
वे। से वावस्योंरों को भाव हुए आगे बढा । उतकी सामते आते हुए देखकर राम ने 
निर्भीक हो सहज ही एक अभगिल-बाण चलाकर भयकर गदा से युक्त उसका हाथ काठ 
डाला । उप्त हाथ को गिरते देखकर वानर चारो ओर बिखर गये, जो उस' हाथ के गिरने 
से पहले भाग नहीं पाये, वें उम्के नीचे दबकर मर गये । तब बचे हुए वाम हस्त से 
उस राक्षस ने एक विशाल वृक्ष को सहज ही उखाडकर उसे उठाकर राम की ओर जागे बढा। 
यह देख इच्ध आदि देवता कॉप उठे, किन्तु राम ने ऐन्द्र बाण से उस हाथ को 
भी काट डाला । वह विशाल बाहु जदुभुत गति से कटकर पुथ्वी पर ऐसे गिरी कि पृथ्वी 
विदीर्ण-सी हो गई और असख्य वानर उसके नीचे दबकर चुर-चूर हो गये । इस' प्रकार, 
सूर्यवश-तिलक राम के घोर अस्त्रो से दोनो हाथ कठ जाने पर वह राक्षस, वज्च॒ के 
द्वारा पत्र कटे हुए पर्वत की भाँति भयकर हाहाकार करते हुए राम की' ओर आते लगा । 
तब हाथ-नाक-कान-विहीन विक्ृत आकारवाले उस कुभकर्ण को देखकर राम ने सकल्प कर 
लिया कि में अब अवश्य इस नीच का वध करूँगा। फिर, उन्होने शीघ्र दो अद्धंचन्द्र बाणो 
का सधान किथा और उस राक्षस के दोनो चरण ऐसे काट दिये कि समस्त जग उनकी 
प्रशसा करने लगा । चरण तथा बाहुओ के कट जाने पर भी, वह राक्षस नहीं दबा, किस्‍्तु 
क्रोधोन्मत्त हो वंडवानल-चक्र की भाँति अपने मुह को विकृत बनाकर, सूर्य को ग्रसने के 
निमित्त आनेवाले राहु की भाँद्धि राम से भिड़ गया | तब राम ने अपने तूणीर के कठोर 
बाण उसके सुह में ऐसे भर दिये, मानो वे एक तूणीर के बाण दूसरे तूणीर में भरते हो । 
इस प्रकार जब बाण-समूह से उस राक्षस का मुंह भर गया, तब उससे सिंहनाद करते नहीं बना; 
इसलिए वह विविध अपर्वरों से हुकार करते हुए अपनी' दृष्टियो से डराने-धमकाने 
लगा । तब राम ने उस देत्यनाथ के शरीर को लक्ष्य करके ऐद्रास्त्र चलाथा | रघुवर के 
छोड़ते ही! वह बाण ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न-सूर्य की भाँति, ब्रह्म-दण्ड की भाँति, प्रवल प्रभजन 
की भाँति, समस्त लोकों को अपनी' लाल-लाल ज्वालाओ से भरते हुए आया और कुभकर्ण के 
वक्ष'स्थल में घुसकर पार निकल गया तथा पृथ्वी में गड़कर सभी दिशाओं को अपने 
भीषण रव से प्रतिध्चनित करने लगा । इतने में राधवेन्द्र ने अत्यत शीषक्रता से अतक बाण 
का संधान करके चलाया । वह बाण अपनी भयावह ध्वनि से सभी दिशाओं को गजायमान 
करते हुए, ब्रह्माण्ड को कपित करते हुए, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, समस्त भूत-राशि को 
मूच्छित करते हुए, सौ करोड़ काल-चक्रों के एक साथ चलकर आने की भाँति, वडवानल के 


सुद्धकांड ३५९ 


आगमन के समान, कालकूट विष ही बाण के रूप में आने के समान, दुर्वार गति के साथ 
अत्यत वेग से आया और उस राक्षस के नीलाद्रि-सम दीखनेवाले सिर को काट विया । 
वह सिर तुरत नीचे नही गिरा, किन्तु वह लका में बहुत ही ऊँची अट्टालिकाओ तथा सौधों 
से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक प्वनि करते हुए आगे निकल गया और सम॒द्र 
के विविध प्राणि-समूह को कुचलते हुए समुद्र में गिरकर डूब गया । उस राक्षस का अढ़ेँ- 
शरीर पृथ्वी पर दस करोड वानरो को कुचलते हुए तथा दूसरा अद्ध॑-शरीर समुद्र के जल- 
चर समूह को चूर-चूर करते हुए गिर पडा । उसके गिरने से जो ध्वनि हुई, उससे सभी 
समुद्र आलोडित हो उठे, पृथ्वी काँप उठी, दिशाएँ विदी्ण हुई और लकाधीश का हृदय 
विदीर्ण हो गया । लका में कोलाहल “होने लगा, सभी जग हर्षित हुए और वानरचीर 
आनद-सागर में डूब गये । तब देवताओ ने रविकुलाधिप रघुरामचद्र की विवि रीतियो से 
स्तुति की । रामचद्र भी कुभकर्ण की मृत्यु पर मदहास करते हुए मन-ही-मन हर्षित होने लगे 
कि यह राक्षस देवताओं तथा दिकूपालो के लिए भी दुर्जय था, अब सभी लोको के 
लिए कभी किसी शभ्रकार का भय नहीं रहेगा । राहु के प्रभाव से मृवत होकर प्रभा से 
विलसित होनेवाले सूर्यविब की भाँति रामचद्र विजयलक्ष्मी को प्राप्त करके भासमभान 
होने लगे । 
इसके पश्चात्‌ राक्षस मन-ही-मन इस पराजय के कारण परितप्त होते हुए, काति- 
हीन मुखो से शीघ्र रावण के समक्ष गये और निवेदन किया--हे देव, देवताओं का शत्रु, 
आपके भाई ने समस्त वानर-समूह को भयभीत करके भगा दिया और आकाश से पशथ्वी' 
तक व्याप्त होकर कपि-समह-रूपी सम॒द्र को इस प्रकार मथ डाला, जैसे मदराचल ने क्षीर 
सागर का मथन किया था। फिर, उन्होने दूर्वार विक्रम से सारे रण-क्षेत्र में युद्ध करते हुए, 
द्रादि देवताओ में ईर्ष्या उत्पन्न की और निदान श्रीराम की विपुल-बाणाग्नि में दग्ध 
हो गये । जब राक्षसों ने इस प्रकार रण-क्षेत्र में कुभकर्ण की मृत्यु का समाचार रावण को 
सुनाया, तब वह मूच्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा, भानो उसका पतन निश्चित 
ही है । अतिकाय अत्यत शोकाकुल हुआ, देवातक धैर्य तजकर शोक करने लगा । त्रिशिर 
दिद्मूढ की भाँति पृथ्वी पर लोट गया। नरातक काठ के पुतले के समान स्तभित रह गया। 
महोदर तथा महापाद्व आदि राक्षस-वीर शोक-विद्धुल हो भूमि पर गिर गये । 


5१, कुंभसकण की मुत्यु पर रावण का शोक 


रावण शीघ्र ही सचेत होकर बार-बार अपने भाई का नान लेकर यो प्रलाप करने 
लगा-- है वीर, अब में राघव-वैर-रूपी समुद्र को किस नौका से पार करूँगा ? मुफे 
विश्वास था कि तुम राम-लक्ष्मण का रण में सहार करोगे । ऐसे समय में तुम स्वय राघव 
के प्रचण्ड शर-वक्ति की ज्वाला में भस्म हो गये ! है निद्रालु वीर, तुभ सतत निद्रा-निरत 
रहनेवाले हो; आज तुम दीघ्थ निद्रा (मृत्यु) से वयो अनुखत हुए ! अविरत अशनिनपात 
से भी नष्ट नहीं होनेवाला तुम्हारा झरीर आज एक साधारण मानव के प्रहार से नष्ट 
हुआ ! तुम तो अपनी अनुपम शक्ति के कारण अतक (यम) के लिए अतक सिद्ध हुए थे। 
तुम्हारे लिए आज युद्धल्‍क्षेत्र में राघव अतक केसे सिद्ध हुआ ? अधबि, विद्रावण भादि 


३4२ ए्गन/थ रामायण 


५ 


देवता इस भय से पीडित होकर सोते तक नही थे कि तुन नींद से जगकर रौद्र रूप 
धारण करके ऋरता के साथ उनका सर्वेनाश कर दोगे। तुम युद्ध में गिर गये; अब, भला, देवता 
भेरी परवाह क्यो करने लगे ? सारे वज्ञ की रक्षा करने के उद्देश्य से भाई विभीषण नें, 
हठ करके वार-ओआर मुझे हित-वचन कहे, किन्तु मेने उसकी बातें नहीं सुनी और पद- 
प्रहार करके उसे नगर से निर्वात्तित कर दिया । क्या, वह पाप मुझे यो ही छोड देशा ? 
तुम तथा अन्य बुद्धिमात्‌ लोगो ने सतत जो नीतिपूर्ण वचन कहे, उन्हें मेने नहीं माना, 
और तुम्हें खो बैठा । अब जिस विजय की' मेने आशा की थी, वह मुझे क्यो मिलेगी ” 
युद्धन्षेत्र में तुम मेरे दाहिने कधे की तरह रहे, किन्तु आज युद्ध में तुम अपने महान बाहु- 
बल को खोकर नष्ट हो गये । अब मेरा सहारा कौन होगा ”' 

इस प्रक्रार, रावण बारवार कुभकर्ण का स्मरण करते हुए दीर्घष निश्वास छोडते 
हुए, परिताप-रूपी' वडबानल, उमडकर टपकनेवाली लार-रूपी फेन, अजस्र अश्लु-हूपी बाढ, 
अनत दु ख-हूपी तरगें, रुक्‍न-छूपी घोष, भय-रूपी सचलन से युक्त शोक-समुद्र में डुबकर 
व्याकुल पडा रहा । तब रावण को देखकर त्रिशिर उसे धैर्य देते हुए बोला--हे देव, आप 
साधारण लोगो की भाँति अपना थैयं खोकर ऐसे क्यो शोक करते हे ? ब्रह्मा से प्राप्त वर की 
महान्‌ शक्ति रखते हुए, सतत मत्र-युत अस्त्र तथा वज्भ-कवच से सपन्न होते हुए, श्रेष्ठतम 
गतिशील उज्ज्वल रथ के रहते हुए, आप व्यों ऐसे शोक करते है ? मेरी' ओर देखिए । 
हे अमरो के झत्रु, कौन है जो आपका सामना कर सके ? आप शज्ञीत्र चलकर अपने 
अनुपम पराक्रम से राघव का सहार कीजिए। अब जोक तजिए । में अभी जाता हूँ और 
घोर युद्ध-क्षेत्र में अपने अनुपम पराक्रम एवं प्रताप से वानरों को ऐसे काट डालता हूँ, जैसे 
गरुड सॉपो को काट डालता है । जैसे इन्द्र ने वत्रासुर का सहार किया था, और जैसे 
शिव ने अधकासुर का नाथ किया था, वैसे ही मे भी युद्ध में राम का सहार करूँगा । मुझे 
आज्ञा दीजिए, में अभी जाता हूँ ।' 

तब अतिकाय ने रावण को देखकर कहा--हे दानवेन्द्र, आप इतना शोक व्यो 
करते हे ? में देत्य-सेना के साथ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए । जिस प्रकार दावानल 
काननो को जलाता है, वैसे ही, में अपने असख्य बाणों का प्रहार करके कपियों के साथ, 
राम-लक्ष्मण का वध करूँगा । तब नरातक तथा महाबली देवातक दोनों नो मिलकर कहा- 
हम इसी क्षण जाकर राम-लक्ष्मण तथा वानरों का वध करते है। इनकी बातें सुनकर 
देत्याधीश ने शोक छोड दिया और अपने पुत्रों के साथ भोदमग्न हो रहने लगा, जैसे 
देवताओं को साथ इन्द्र रहता है । 

इसके पश्चात्‌ रावण ने बडे हुँ से अपने चारो पुत्रो को आदेश दिया--राम- 


लक्ष्मण को तथा वानर-सेना को अपने भयकर अस्त्रों की सहायता से मारकर आओ ।॥' 
फिर, उसने अपने भाई महोदर तथा महापार्व को भी युद्ध करने के लिए भेजा । 


८२, अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध-यात्रा 
ब्रे छहो राक्षस ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले गर्जेन करते हुए इस प्रकार युद्ध 
के लिए निकल पड़े, मानो (काम-क्रोध आदि) अरि-पड्वर्ग यह सोचकर राम से भिडने के लिए 


खद्धंकीडे ई५३ 


आगे-आगे जा रहा हो कि हमारे कारण ही यह मनुजाशन (रावण) सीता के 
निमित्त श्रीराम का सामना कर रहा हैं। अस्ताद्रि पर आरूढ सूर्य की भाँति महोदर शरत्‌- 
काल के मेघ की समता करनेवाले तथा ऐरावत के अश से युक्त सुदर्शन नामक हाथी पर 
बैठकर निकला । निशित आयुधों से प्रकाशित होनेवाला शी्रगामी रथ, जिसमें बलिष्ठ तथा 
चचल अश्व जुते हुए थे और जो सूर्य के समान भासभ्ान था, उस पर, इच्द्रचाप के समान 
दीखनेवाले धनुष धारण किये हुए, नील मेघ के समान त्रिशिर निकला । तब धनुर्वेद का 
पडित अतिकाय, अत्यत तेजस्वी' शर, चाप, खड़ग तथा विविध हास्त्रास्त्रों से युक्त तथा 
सूर्य-सम श्रकाश से भासमान, स्वर्ण-रथ पर आहूढ होकर रवाना हुआ । विविध आशभूषणों 
से यूवत हो कनक पर्वत को समान दीप्त होते हुए नरातक, देवताओं के अश्व का स्मरण 
दिलानेवाले विविध आशभूषणों से अलकृत श्रेष्ठ अश्व पर आहरूढ हो, प्रविमल तेज से 
विलसित हो, बलिष्ठ बाहुओ में शजित धारण किये हुए, शक्ितिपाणि (कुमार) की भाँति 
निकल पडा । दी८्त गदा धारण करके देवातक, विष्णु के समान सुशझोभित होते हुए रवाना 
हुआ । महापादवे विज्ञाल गदा लिये हुए गुह्मकेश्वर (कुबेर) के समान निकला। कालचक्रो 
के वेग से असख्य रथ भी साथ निकल पड़े । पवेतों की भाँति दीखनेवाले करोडो श्रेष्ठ 
मदमत्त हाथी अपने उहृड दण्डो से (संडो से) सुशोभित होते हुए भझडो में चलने लगे। 
अपनी' हिनहिनाहठ की गभीर ध्वनि को चारो बोर प्रतिध्वनित करते हुए अदव चलने लगे। 
यम-किकरो के सदश दीखनेवाले पदचर-सैनिक भयकर गति से चलने लगे । 


ऐसी अनुपम चतुरग्रिणी सेना के मध्य भाग में प्रलय-काल के सूर्यों की भाँति, प्रकाइ- 
मान होनेवाले छहो देत्य-वीर, दीखने लगे । उनके दवेत छत्र शरत्काल के मेघ की भाँति 
शोभायभान होने लगे । हम अवेश्य विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राण-त्याग करेंगे, किन्तु 
रण का उत्साह नही छोडेंगे, वे ऐसी विविध प्रतिज्ञाएँ करत हुए, एक दूसरे को पुकारते 
हुए युद्ध के लिए रवाना हुए । उनके विचित्र सिहनाद, रथ-घोष, अछ्वों की हिनहिनाहट, 
गजो की चिंघाड, सैनिको के अत्यत भयकर पदाघात, अनुपभ ध्वजाओ का किकिनी-रव, 
पटह, भेरी' तथा शो की भयावह ध्वनि तथा निसान-तुरहियों का घोर नाद आदि से सभस्त 
दिशाएँ गूजने लगी, आकाश हिल उठा, नक्षत्र गिरने लगे, वासुकि ने करवट ली, मेंरु- 
पर्वत आमूल हिल गया, पृथ्वी' कपित हुई और दुर्वेह भार से दिग्गज विचलित हुए । 

इस प्रकार, जब राक्षस-पेना दुर्ग से बाहर तिकली, तब वानर-वीर, भूमि तथा 
आकाश को चीरनेवाली भयकर ध्वनियाँ तथा भयकर हुकार करते हुए बड़े उत्साह 
पर्वतो तथा वृक्षों को राक्षस-सेना पर फेंकने लगे | दैत्यो ने वानरों पर अविरत गति से 
दर-वृष्टि आरभ कर दी। वानरो द्वारा असुरो पर आक्रमण करने के पहले ही असुर वानरो 
पर आक्रमण कर देते और उतका सर्वनाश करने लगते । वे एक दूसरे से जूभते, एक दूसरे 
को गिराते, और असुरो के हाथो के झस्त्र छीनकर उन्हें तोड डालते । तब क्र राक्षस 
कद होकर वानरों के हाथो के पर्वतो तथा वृक्षों को तोड डालते । राक्षस कपियो के पैर 
पकडकर उन्हें भयकर गति से नीचे पटक देते, तो वानर तुरन्त उनके पैर पकड़कर 


उन्हें पृथ्वी पर गिरा देते । इस प्रकार, घोर युद्ध करते हुए वानरो तथा राक्षसों के 
है. 


३49 गनाथ ए7गॉयण 


अग जजेर हो गये और वे रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूच्छित हो गये। 
फिर, वानर ज्ञीघत्र ही सचेत होकर एक राक्षस को उठाकर दूसरे राक्षत पर प्रहार करके 
गिराने लगे । इसी प्रकार, ते एक हाथी से दूसरे हाथी को, एक घोडे रो दूसरे धोडे को, 
एक रथ से दूसरे रथ को, फिर रथ से हाथी को, हाथी' से घोडे को, और घोड़े से राक्षस- 
सैनिक को, मार-मारकर गिराने लगे । इस प्रकार, जब वानर सिहनाद करते हुए अपनी 
अनुपम शक्ति का प्र्दशन करके भयकर गति से असुरो का सहार करने लगे, तब राक्षस-वीर 
भी क्रोधोन्मत्त होकर वानरों पर टुट पडे । उन्होने वानरों पर बाण चलाये, उन्हें चक्रो से 
मारा, गदाओ का प्रहार किया, खड़गों से काटा, बछियो को मास में तथा शूलो को 
पसलियो में चुभोया और विविध रीतियो से उनको पीडित किया । फिर भी, वानरो ने धैर्य 
नहीं छोडा । वे और भी' कुद्ध होकर बडी भयकर गति से पर्वत-श्रुगो तथा तरु-काडो से 
राक्षसों पर प्रहार करने लगे । कितने ही राक्षत) आहत हो गिरने लगे, कुछ भागने लगे, 
कुछ वही लुढ़कने लगे, कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भूमि पर लोठने लगे, सर कट जाने 
से कुछ के धड-मात्र भूलने लगे और कुछ मरकर अपने शत्रुओं को भूलने लगे । कही 
अश्वारोही सैनिक के गिर जाने पर भी उसकी उपेक्षा करते हुए घोडे घोर रूप से हिन- 
हिनाते थे, कुछ घोड़े ऐसे दौडते थे कि उनकी भूलें फंट जाती थी, कुछ घोडे ऐसे भागते थे 
कि दिशाएँ भी चकराने लगती, कुछ घोडो के अगो की सर्थियाँ उखंड जाने से गिरकर 
मर जाते थे, कुछ गिरकर छटपटाते थे, कुछ अग-हीन होकर मुह खोले गिर जाते थे 
और कुछ तो ऐसे जजर हो जाते थे कि उनका आकार ही मालूम नहीं होता था । सूडो 
को कट जाने से कई हाथी काँपते थे, कई हाथियों के दाँत टूड गये थे, कुछ हाथी' लंका 
की' ओर भाग रहेथे, तो कुछ वेग से चक्‍कर काट रहे थे। कुछ हाथी' पर्वतो की भाँति 
गिर जाते थे, कुछ खड-खड होकर गिरते थे । कुछ हाथी मदजल' बहाते हुए नष्ट हो 
जाते थे, तो कुछ कुचले जाने से मिट्टी में मिल जाते थे । युद्ध-भूमि में जहाँ देखो, वहाँ 
रथिक, सारथी, तथा अद्वों से रहित रथ, पंथ्वी पर गिरनेवाले रथ, एक ओर उलठकर 
गिरे हुए खंडित र॒थ, पूरे उलटकर गिरे हुए रथ, जोड़ चरटककर टूटो हुए रथ, रस्सो 

टूट जाने से अस्त-व्यस्त हुए तथा चूर-चूर बने हुए रथ, प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ 


पु 


रहे थे । सुर-खेचर आदि का समह इसे अत्यत अदुभुत दृश्य मानकर वानरो की' प्रदसा 
करने लगे । 


तब नरातक ने अमित क्रोध से गर्जन करते हुए अपना अद्व वेग से दौडाया और 
असुरो को घेर्य देते हुए कहने लगा--भागों मत, भागों मत ।' फिर, वह बडे दर्प के साथ 
वानरों पर आक्रमण करने और एक ही क्षण में एक साथ सात सौ वानरो को मारकर गिराने 
लगा । जिस मार्ग से वह जाता था, उस मार्ग में रहनेवाले वानर गिर जाते थे, और 
वह मार्ग उसी मार्ग के जैसा दीखने लगता था, जिस पर इन्द्र अपने अद्भत शौये का 
प्रदशत तथा पर्बतो का खड़न करते हुए गया था । जो कोई वानर क्रोध में आकर 
अपने मन में उसका वध करने का सकलप मात्र करता था, उसके पहले ही. वह उसका 


सदह्दार कर देता था, मानो उसने उस वानर के अतरग में पंठकर उसके मन में उत्पन्न 


सद्धकोड ३५५ | 


होनेवाली बात जान ली हो । जो कोई कपि उसका नाश करने के निमित्त किसी' पर्वत 
को उखाइने की चेष्टठा करता, उसके पूर्व ही वह अत्यधिक ऋषध से उसका नाश कर देता था । 
जो कोई कपि उसका वध करने के लिए कोई वृक्ष उखाडने का प्रयत्व करता, उसके 
पहले ही वह उसका वध कर देता । इतना ही नहीं, वह अपने अहनों को वानरो के समूह 
पर चलाकर कितने ही' वानरों को कुचल दिया, जिससे उनकी आँतें, और मास निकल पड़े । 
वह उन्हें एक दूसरे से ऐस। टकरा देता था कि उनका वक्ष फट जाता और हड्डियाँ चूर- 
चूर हो जाती । इस प्रकार, उसने भयकर क्रोध से प्रलय-कालानल की भाँति सारे युद्ध-क्षेत्र 
में व्याप्त होकर वानर-सेना-हपी वन को कई बार नप्ठ कर दिया । वानर उसके श्ञौर्य 
तथा उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकने के कारण चकित तथा व्याकुल-सें हो रहे । 
सभी देवता विचलित हुए । अत्यधिक त्रसत वानर-सेना को क्लेश पहुँचानेबाले नरातक 
को देखकर कपिराज का पुत्र अगद क्रोध में आकर वानर-सेता से यो बाहर निकल पड़ा, 
जेंसे बादलों के समृह को चीरकर सूर्य बाहर निकलता है । 


52. अंगद तथा नरांतक का द्व द्व-युद्ध 


उसने नरातक को देखकर कहा--हे नरातक, इतनी क्रूरता के साथ तुम इन वानरों 
का सहार क्यो कर रहे हो ? ऐसा करने से क्‍या तुम शूर बन जाओगे ? यदि सचमृच 
तुम घूर हो, तो मेरे साथ यूद्ध करो। तब नरातक ने हँसकर कहा--हे वनचर, मेरे 
सामने तुम्हारी हस्ती ही क्‍या है ” मेने सभी दिक्‍्पालो का दर्प-दलन किया है । समस्त 
देवताओं को पीडित किया है । मेरे जैसे पराक्रमी' का सामना, क्‍या, तुम कर सकोगे ? 
में तुम्हारी दोनो जाँधों को चीरकर फेंक दूगा । तुम अभी नावान दुधम्‌हे बच्चे हो; 
किन्तु प्रतापी योद्याओ के साथ युद्ध करना चाहते हो । अभी तुम मेरी शक्ति देख लोगे ।! 
तब अगद ने हँसकर कहा--हे राक्षस, दशकठ का दर्प चूर करने के पर्चात्‌ खर के पृत्र 
का सहार करके जब में जाने लगा, तब क्या, तुमने मुझे नहीं देखा था ?” 

इतना कहते ही वह राक्षस काल-सपप की भाँति फुफकारते हुए अगद के निकट आग 
पहुँचा और अत्यधिक स्फुलिंगो को विकीर्ण करनेवाली अंपनी शक्ति से अगंद पर प्रहार 
किया । गरुड के म्‌ृह का स्पर्श होते ही' गिरनेवाले काले नाग की' भाँति वह शक्ति अंगद 
के वज्ञ-सम वक्ष का स्पर्श करते-ही' खड-खड हो गईं । अपने वज्ञायुध से पर्वतराज को 
दबानेवाले इन्द्र की भाँति वालि-पुत्र ने अपती' हथेली से उसके घोडे पर ऐसा दुर्भर प्रहार 
किया कि उसका मस्तक फूठ गया और वह अदरुव मुह खोले, जीभ बाहर किये, पृथ्वी पर 
गिर पडा और छटपटाकर मर गया । अश्व के गिरते ही नरातक क्रोधानल से आँखें लाल 
किये हुए अपनी मुष्टि से अगद के सिर पर प्रहार किया और उसे मूच्छित कर दिया, 
किन्तु अगद शीघ्र ही सचेत हो गया और चिल्लाया कि रे नरातक, तुम्हारा ऐसा साहस? 
फिर, उसने वच्च-सम अपनी मृष्टि से श्रेष्ठ पर्वत के समान दीखनेवाले उसके वक्ष पर प्रहार 
किया । चोट लगते ही वह रक्‍त उगलते हुए पृथ्वी पर गिर पडा और उसका कपाल 
फूटकर चूर-चूर हो गया । इस प्रकार, नरातक ने उस घोर रण-द्षेत्र में गिरकर अपने 
प्राण छोड़ दिये । आकाश से देवता और पृथ्वी' पर कपि हर्ष की' ध्वनि करने लगे । 


३५६ रंग्नशथ एयायरा 
58  देवांतक तथा ब्रिशिर का अंगद पर आक्रमण करना 


दानवेश्वर के पुत्र की यह दशा देखकर महोदर ने अपने भयकर गज को आगे 
बढाया । देवातक ने भी अपने अनुज की' मृत्यू पर दुखी तथा वालि-पुत्र के साहस पर क्रदध 
होकर अपना परिध घृमातें हुए अगद पर आक्रमण किया। रवि-मडल-सदृश दीप्त होने- 
वाले रथ को उद्धत गति से चलाते हुए, पृथ्वी को कंपाते हुए, त्रिशिर अग्ति के समान 
भासमान होते हुए बडे क्रोध के साथ अगद से भिड गया। तब अगद ने, शाखाओ से युक्त 
एक विद्याल वृक्ष को उखाडकर उसे देवातक पर फेंका, तो त्रिशिर ने उसे बीच में ही' 
काट डाला । तब, अगद आकाश की ओर उछलकर क्रोध से पर्वतो तथा वक्षो को उन पर 
गिराने लगा, किन्तु देवातक तथा त्रिशिर उन्हें ताबड-तोड काटते गये । दोनो ने उस पर 
एक साथ असरूय तोमर चलाये । इससे सतुष्ट न होकर दवातक ने भयकर गज॑न करते 
हुए अग॒द पर बड़े बेंग से अपना परिघ चलाया । त्रिशिर ने सिह-गर्जन करते हुए शर- 
वृष्टि की । महोदर ने अपने मत्त गज को उत्तेजित करके आगे बढाया और तोमर चलाया। 
इस प्रकार, जब तीनो एक साथ अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, तब अगद अपना 
दरीर भुकाकर वज्च के समान महोदर के हाथी से ऐसे टकराया कि वह हाथी चिंघाडते हुए 
पर्वेत-श्रुग की भाँति नीचे गिर गया । उसकी' आँखें बाहर निकल आईं और वह वही ढेर 
हो गया । उसका कुभ-स्थल फूट गया और उससे अनुपम मोती ऐसे बिखर गये, मानो 
विजय-लक्ष्मी, ने राघवेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा से अपना अलकरण करने के 
लिए अपनी मजूषा खोल दी हो । उसके पश्चात्‌ वालि-पुत्र ने उसी हाथी का दाँत उखाड़- 
कर उससे देवातक पर प्रहार किया । उस प्रहार से, वह राक्षस, प्रबल वायु से भूलने- 
वाले घने साल-वृक्ष की भाँति कपित हो उठा और रक्‍त उगलने लगा । फिर भी, उसने 
बडे साहस के साथ अपना सारा बल एकत्र करके अगद के पर्व॑तसानु-सदृश वक्ष'स्थल पर 
अपने परिघ से प्रहार किया । प्रहार से अगद भी पृथ्वी की ओर भुक गया, किन्तु उसने 
अपनी सारी शक्ति सचित करके अत्यधिक क्रोध से देवातक पर आक्रमण किया । तब 
त्रिशिर ने तीन प्रचण्ड दर उस वालि-पुत्र के ललाट पर छोडे । 


८४. हनुमान्‌ आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि राक्षसों का वध 


इसी समय नील तथा हनुमात्‌ अगद की सहायता के लिए आ पहुँचे । नील ने 
एक विज्ञाल पर्वत को उठाकर दहाड़ते हुए त्रिशिर पर फका । तब, त्रिशिर ने वज्ञ-सम 
एक बाण का सधान करके उससे उस पंत को काट दिया । पवन-पुत्र ने देवातक को 
बडे साहस के साथ एक विशाल परिघ को घुभाते हुए, प्रचंड विक्रम प्रदर्शित करते हुए 
सामने आते देखकर अपनी मुष्टि से उस पर प्रहार किया । इस' प्रहार से उसके दाँत टूट गये, 
पुतलियाँ घूम गई, और वह मुह खोले पृथ्वी पर लुढ़क गया । देवातक का यह 
पतन देखकर स्वरगं-लोक के देवता ह्ष-ध्वनि करने लगे । 

इस पर क्रुंद्ध होकर त्रिशिर ने अशनि-वेग से एक तीज बाण नील पर चलाया । 
उसी समय महोदर भी एक हाथी' पर आरूढ हो गर्जन करते हुए आ पहुँचा और उस पर 
ऐसी शर-वर्षा कर दी, जैसे घनघोर मेघ कुल-पवृत पर वर्षा करता है। उनके अस्त्र-समूह 


खुकद्धकांड ३५७ 


स अत्यत पीडित होकर नील मूच्छित हो' गया, किन्तु शीघ्र ही सैभमलकर आकाश की ओर 
उछला और तरु-सहित एक विशाल पर्वत को उठाकर उसे महोंदर पर दे मारा। उस परत के 
प्रहार से महोदर का सिर फूट गया और वह अपने अस्त्रों के साथ नष्ट हो गया। महोदर 
को पृथ्वी १९ गिरते दखकर त्रिशिर ने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, साहस खोये 
विना पवन-पुत्र पर असख्य बाणों की वर्षा की । तब हनुभान्‌ ने शीघ्र ही एक पववत-श्ुग 
को उखाडकर उसे उस त्रिशिर पर फेंका । किन्तु त्रिशिर ने उसे बीच में ही ऐसे चूर-्चूर 
कर दिया कि देवता भी देखकर चकित-से रह गये । तब हनुमान्‌ सहज ही उसके रथ पर 
कद गया और उसके अइवो को ऐसा चीर डाला, जैसे सिंह क्रुद् होकर हाथियों को चीर 
डालता हैँ। तब, क्रोधोन्मत्त हो त्रिशिर ने उस पर शक्ति का प्रयोग किया। प्रचड़ ज्वालाओ 
से युक्त हो उस शक्ति को आते देखकर हनुमान्‌ ने उसे पकडकर तोड डाला। शक्ति को 
तोडने के हनुमान के बाहु-अल का विचार करके त्रिशिर ने एक पैनी धारवाले खड़्ग को 
लेकर बड़े बेग से हनुमान पर आक्रमण करके उस खड़ग से हनुमान्‌ के वक्ष पर प्रह्मार 
किया । तुरत हनुमान ने अपनी हथेली से उस राक्षस के वक्ष पर आघात किया। तब, वह 
राक्षस अपने खड़ग को छोडकर पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पडा। तब, नीचे गिरे हुए 
खडग को हाथ में उठाकर अनिल-कुमार ने पृथ्वी' को विदीर्ण करते हुए सिहनाद किया। 
कितु इतने में जिशिर समल गया और अपनी' मुष्टि से हनुमान्‌ के वक्ष पर प्रहार किया । 
तब हनुमान्‌ की कनपटियाँ क्रोध से फूल उठी। उसने बडे दर्प के साथ खड़्ग को चमकाते 
हुए उस राक्षस के तीनो सिर ऐसे काट डाले, जैसे सुरेन्द्र ने विश्वरूप के सिर काठ डालें थे, 
अथवा हनुमान्‌ ने त्रिशिर के कर्म-बधनों को ही काट डाला हो । तब पृथ्वी, आकाश, 
तथा दिश्वाओ को कँपाते हुए त्रिशिर पृथ्वी पर गिर पडा । 

उसके गिरते ही महापाइ्वें अत्यधिक क्रोध से तेवर बदलते हुए, दिग्गज के समान 
भयकर, कनतक-चक्त एवं मणि-प्रभा से विलसित, यम के भीषण दड के सदृश दीप्त अरुण- 
पुष्प एवं अरुण-चदन से अलकृत हो उदय-सूर्य की भाँति उज्ज्वल गदा-दड को धारण किये हुए 
बडी शीघ्र गति से हनुमात्‌ पर आक्रमण करने चला। इतने में ऋषभ ने एक विशाल 
पर्वत को उठाकर उस राक्षस' पर फेंका। किन्तु, उस राक्षस ने अपनी गदा से उस पर्षेत 
को चूर-चूर कर दिया। फिर, उसने बडे दर्प से युक्त हो तेजी से अपनी गदा को घुमाकर 
ऋषभ के वक्ष पर प्रह्दर किया । गदा के प्रहार के कारण ऋषभ तुरत मूच्छित हो गया, 
किन्तु वह शीघ्र ही समल गया और अपनी मृष्टि से महापाइव के वक्ष पर भीषण प्रह्मर किया। 
चोट लगते ही वह राक्षस अपना गदा-दड छोडकर, शक्तिहीन हो पृथ्वी' पर गिरने लगा । 
तुरत ऋषभ ने उस' गदा-दण्ड को लेकर भयकर गर्जन करते हुए उससे उस राक्षस 
पर प्रहार किया । वजच्चञ के गिरने से जैसे गिरि-शयुग गिर जाता है, वैसे ही उस राक्षस 
का सिर चूर-चूर हो गया और वह भयकर ध्वनि के साथ पृथ्वी पर गिर पडा । पवन 
से डरनेवाले पीले पत्तो की भाँति देत्य-सेनिक चक्कर काटते हुए तितर-बितर हो गये। 


5६. अतिकाय का युद्ध 
इस प्रकार, उन सब राक्षसों को गिरे हुए देखकर अतिकाय ने ऐसा गज॑न किया, 


8९८ रगन/थ एयायण 


मानो वह सभी लोको को निगलनेवाला हो । फिर, उसने सहस्न सूर्यो की भाँति उज्ज्वल 
एक विशाल रथ पर आरूढ होकर सिहनाद करते हुए, अपने प्रताप की' डीग हाँकते हुए, 
धनष का टकार करते हुए, भीषण गति से कपि-सेना पर आक्रमण किया, जैसे प्रलय-काल 
की अग्नि घोर वतन पर आक्रमण करती है । उस निशाचर का रूप देखकर सभी वानर 
भयभीत हो गये कि कुभकर्ण ही' फिर रोद रूप धरकर आ गया है। उसे देखते ही 
कुछ बानर मूच्छित हो गये, तो कुछ आड़ में छिपकर देखने लगे। कुछ वानर भयभीत हो 
आत्तंनाद करने लगे तो कुछ सभ्रमित हो गये और कुछ राम की दुहाई देने लगे । इस 
प्रकार, भयभीत होकर भागतेवाले वानरों को देखकर श्रीराम कहने लगे---भागों मत, 
भागों मत । फिर, सभी' में व्याप्त प्रलय-काल की घनघोर घटा की' भाँति गर्जेन करते 
हुए अत्यधिक वेग से आनेवाले राक्षसराज के पुत्र के प्रताप, दर्प, एवं गति को निकट 
देखकर राम स्वयं आइचर्यंचकित होकर विभीषण से बोले--हे विभीषण, अशनि- 
पात के समान भयकर ध्वनि करनेवाले उस रथ पर आहरूढ होकर इन्द्र-धन्ष की 
समता करनेवाला विपुल-प्रभा-समन्बित धनृष धारण किये हुए, परिध, गदा, शूल, परशु, 
भाला, तोमर, चक्र तथा टिव्य-हस्त्र-समूह से युक्त अद्वितीय राहु-चिह्नवाली ध्वजा 
से विलसित, चार सारथियो, तथा एक सहख अश्वों से युक्त रथ पर त्रिनेत्र की मूत्ति के 
समान अपनी! प्रतापारिन को चारो दिशाओं में विकीर्ण करते हुए आनेवाला वह वीर कौन है ?' 


तब विभीषण ने रामचद्र से कहा--हे देव, यह राक्षस, देवताओ के शत्रु (रावण) 
का पुत्र है । यह रावण से भी अधिक रण-कुशल है| हे राजनू, यह चतुरगिणी सेना के 
साथ युद्ध करने में महानिपुण है और अद्वितीय बेद-शास्त्रादि विद्याओ में निष्णात है । 
यह अध्यात्म-तत्त्वज्ञ है । इस वीर की शक्ति के विश्वास पर लका सतत नि शक रहती' है। 
देवताओ से बैर ठानकर युद्ध में उनको हाथो नहीं मरते का बर इसने ब्रह्मा से प्राप्त 
किया हैं । यह दिव्य आयूधो, दिव्य अस्त्रों तथा मत्र-शक्ति से संपन्न है । इसने इन्द्र 
आदि देवताओ को सौ बार परास्त किया है । इन्द्र का वल्ञायूध, वरुण का पाश, और 
यम का प्रचंड दड तथा कुबेर की गदा सदा इसके बाण-समृह के अधीन होकर रहते है । 
रावण ने इसे धान्यमालिनी में अपने पूत्र के रूप में प्राप्त किया था। हे राजनू, सभी 


वानरों को कुचल डालने के पहले ही आप अपने अनुपस पराक्रम से इसका वध कर दें, 
तो अच्छा हो ।॥' 


इतने में ही' उस राक्षस को, घनुष के ठकार से समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित 
करते हुए निकट आते देखकर, खडनोदग्र, गवय, गोमुख, ज्योत्तिमुख, कुमुद, पवन-पुत्र, मैन्द, 
नल, शरभ, नील, शतबली, गज आदि कपि-वीर वृक्षों तथा महान्‌ पर्वतो को उठाये हुए 
उसका सामता करने लगे। तब, उस राक्षस ने हँसते हुए कहा--हे वानरों, तुमर्मों रण- 
विक्रम-कौशल एवं दाक्ति नही है, अत तुम यहाँ से हट जाओ । तुम मुझे उस शूर को 
दिखाओ, जिसने अपने बाण के अग्रभाग से सम्‌द्र को सोख लिया था और तीनो लोको 
की प्रद्यसा प्राप्त की थी । में अपना अनुपम अस्त्र उसके सिवाय और किसी पर नहीं 
चलाऊँगा । त्रिभुवनविजयी, अनुपम शूर तथा अलघु बलवान, कुभकर्ण का सिर काठ डालनेवाला 


3 

ख्द्धकाींड ३१९4 
वह कौन है, उसे दिखाओ । उसके सिवाय और किसी पर में अपना अतुल शक्ति- 
सपन्न अस्त्र नहीं चलाऊँगा । देव, दानव, यक्ष तथा अन्य देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली! 
रावण को युद्ध में जीतने का संकल्प करके, इस प्रकार लका में आनेवाला वीर 
कौन है, उसे दिखाओं । उसके सिवाय और किसी पर में अपने अतुलित' 
अस्त्र नहीं चलाऊंँगा ।' 


इस प्रकार गर्वोक्तियों को कहनेवाले उस दानबेश्वर के पुत्र पर कपि-वीर कोध 
से वृक्षों तथा पर्वतों की अविरल' वर्षा करने लगे । तब अतिकाय ने अविरल बाण-वर्षा से 
उन सब को बीच में ही काट डाला । उसके पदचात्‌ तीन गुरुतर अस्त्रो से कुमूद को, 
पाँच भयकर दारो से द्विविद को, सात अद्वितीय बाणों से मैन्द को, नौ शरो से शरभ को, 
आठ घोर बाणो से गज को, चार तीत़् बाणो से गवाक्ष को, आठ बाणों से गवय को, 
दस बाणों से ज्योतिमृ ख़ को, पद्रह बाणों से शतबली को और पच्चीस बाणो से नील को,, 
पृथ्वी! पर गिराकर मूच्छित कर दिया । सभी देवता आकाश से चकित होकर यह दृश्य 
देखने लगे । तब प्रचड क्रोध से अतिकाय ने सभी वानरो को ऐसे भगाया, जैसे मृगराज 
मृगो को भगाता है । वह मन-ही-मन सोचने लगा कि विरोधी होते हुए भी यदि में 
परमेश्वर राम की भक्ति करूँ, तो में अवद्य मुक्ति प्राप्त करूँगा। यो सोचकर वह राम 
की ओर बढने लगा | जो वानर उसका मार्ग नहीं रोकता, वह उस पर हाथ नहीं उठाता।! 
इस' प्रकार, वह आगे बढते हुए राम के त्िकट पहुँचा और उस निगमवेद्य राम से 
हँसते हुए बोला--हे राम, तुम इस रणभूमि में अपनी शूरता मुझे दिखाओ । तुम अनन्त हो । 
कोई भी यह नही जानता कि तुम्हारी शक्ति कितनी है । मेरे पिता के कारण 
तुमने मनुष्य का जन्म लिया है । उन्हीं के कारण तुम पृथ्वी के राजा हुए हो। मेरा सामना 
करने के लिए, अमरेनद्र, यम, वरुण आदि देवताओ के समूह से तुम कोई नहीं हो । अपना 
अत कर डालने के लिए जो कोई शूर मुभसे भिडे, उससे में लडंगा ही । में तुम्हारा 
पराक्रम भली भाँति जानता हूँ । तुम्हें मान-अपमान का विचार ही नहीं है । तुम कदाचित्‌ 
मुझे नहीं जानते । भला गुणहीनों में सत्त्वगुण कहाँ रहेगा ” तुम किस जाति के हो, 
कैसे कहूँ ” क्या, तुम राजकुल के आचारो का पालन करनेवाले हो ? पुण्यात्मा तपस्वियों 
मानस-काननो में भले ही तुम निवास करो । मेरे साथ लडने की क्षमता तुम नहीं 
रखते । वेदाद्रवि-गुफाओं में तुम जाकर वास करो, यूद्ध कें लिए तुम मेरें जोड के नहीं हो। 
सनक आदि मूनि तथा योगियों के मानस-रूपी समुद्रो में भले ही तुम निवास करो, मेरें 
साथ युद्ध करने योग्य नही हो । गेहुए रमृ“के वस्त्र धारण करके, पाप-रहित तथा ससार 
के दु खो से मृक्‍त, कद-मूल-फल जैसे नीरस आहार करते हुए, विविध आचार-निष्ठाओ के 
कारण क्लान्त, घोर काननो में विचरण करनेवालो के साथ तुम जाकर रहो। तुममें 
रण-कौशल नही है । तुम्हारी शक्ति की कल्पना मेने कर ली है। इस ससार में तुम 
अकेले थे, ऐसे तुम्हें यह कपि-सेना मिल गई है। आश्रयहीन होकर घूमनेवाले तुम्हें 
अब सूयय-पुत्र एक मात्र आधार मिल गया है । हाय, कही भी, किसी का जो गुरु नहीं 
बना, ऐसा विश्वामित्र तुम्हारा गुरु हुआ । तुम्हारा अपना कोई देश नहीं था, इसलिए 


मे 
के 


३६० रंगन/थ एयर 


अकलक अयोध्या तुम्हें प्राप्त हुई। इनके गयवे में मत इठलाओं । तुम भले ही, मत्स्य कां 
रूप धरकर सभी समुद्रो में प्रवेश करो, कूर्म का रूप धारण कर पव॑त के नीचे चले जाओ, 
पर मे तुम्हें छोड गा नहीं । अवश्य में तुम्हें ढँढ लाऊंगा। तुम अपना वेश विक्ृत करके 
भले ही कही भी' छिप जाओ, में तुम्हें अवदय पकड लाऊँगा, तुम्हें भूलूगा नही । वामन 
का रूप धरकर, याचक-वृत्ति अपनाये हुए भले ही तुम कही चले जाओ, में तुम्हें दूढकर 
पकड लाऊँगा; तुम्हारा विचार नहीं भूलाऊँगा । भूसुर का वेश धरकर, परशु को लिये हुए 
राजाओं के सहारक तुम भले ही बन जाओ, में अवश्य तुम्हारा अन्वेषण करके तुम्हें पकड़ 
लूगा । मेरा बाण अत्यत भीषण है । वह कोई वट-पत्र नहीं कि तुम्हें वहन किये हुए 
अद्वितीय रण-समुद्र में तैरता रहे । अत्यधिक शक्ति के मद से भूमनेवाले मेरे सामने 
यद्ध-कषेत्र में ठहरना तुम्हारे लिए असभव है ।* 
5८७, लक्ष्मण तथा अतिकाय का द्वन्द्र-युद्ध 

इस प्रकार, प्रलाप करनेवाले अतिकाय का दर्प देखकर लक्ष्मण हँसते हुए बोले-- 
'हे राक्षस, मेरे रहते, राघव के साथ युद्ध करने का प्रयत्न क्यो करते हो ” समलकर 
मेरी ओर बढो, में तुम्हें अपने बाणीं से टुकडे-टुकडे कर दूगा। ऐसा कहकर वे अपने 
धनुष के ठकार से दानवों के चित्त कपित करते हुए उस राक्षस पर टूठ पड़े । लक्ष्मण 
को साहस को देख वह आश्चर्यचकित हुआ और एक क्रूर अस्त्र का सधान करके, दहाडते 
हुए कहने लगा--ठहरो, लक्ष्मण, ठहर जाओ । तुम अभी बालक हो; मेरे साथ मत 
भिडो । में यम से भी अधिक क्र हूँ । मेरे तीत्र बाणो को सहने की क्षमता या तो इस 
वसूधरा में है, या हिमाचल में है, या रावण के उठाये कैलास पर्वत में है, या देवताओं 
के निवासभूत पर्वत में है, या अधकरिपु शिवजी के धनृष को भग करने के गये से फूलने- 
वाले तुम्हारे भाई राघव में हे । उसके अलावा दूसरे किसी में मेरे साथ युद्ध करने की 
दक्ति नहीं है ? मेरे समक्ष खडे रहना, क्या तुम्हारे लिए सभव है ? हे सौमित्र, यह श्रेष्ठ 
बाण अभी तुम्हें लगकर तुम्हारा रक्तपान कर लेगा ।* | 

ऐसे दुरहकार से भरे क्चन सुनकर लक्ष्मण ने कहा--हे राक्षस, इस प्रकार व्यथ 
गजन क्यो करते हो ? युद्ध में तुम अपनी शक्ति दिखाओ। मेरे समक्ष व्यर्थ प्रलाप क्यो करते हो ” 
हुँ निशाचर, तुम भी बड़े वीर की भाँति, अपना औद्धत्य तजे विना, हस्त्र-समूह से 
सज्जित हो, तथा' रथ पर आरूढ हो, मेरे समक्ष खडे हो, यही एक महान्‌ आइचर्य है ।' 
यह सुनकर उस राक्षस ने बड़े क्रोध से अपने हाथ का बाण लक्ष्मण पर चलाकर गर्जन 
किया। तब, लक्ष्मण ने उसः बाण को अद्धंचन्द्र बाण से काट डाला । फिर, उन्होने 
एक तेज बाण अपने घनूष पर चढाकर उसे उस राक्षस के ललाठ को लक्ष्य करके चलाया, 
भानो यह सकेत कर रहे हो कि ब्रह्म का लेख भी अब मिटनेवाला है। तब, उस शर 
के प्रहार से अतिकाय ऐसे हिल उठा, जैसे रुद्र के प्रहार से भासुरासुर का प्रासाद कपित 
हो गया था । मेरे साथ यह युद्ध करने का साहस रखता है'--यह विचार आते ही अति- 
काय ने सिहनाद किया और अपना रथ लक्ष्मण के निकट चलाकर, शीघ्र ही रामानुज पर 
एक ऐसा पैना शर चलाया, भानो उसी से उनका सहार कर डालने का संकल्प कर लिया हो। 


इद्धकांड २६१ 


उसके तुरंत बाद ही उसने तीन ऐसे शक्ति-सपन्न बाण चलाय, मानो कह रहा हो 
कि भले ही त्रिनेत्र शिव भी रक्षा करें, तो भी तुम्हारा सुख छीन लूँगा। फिर, तुरत उसने 
पाँच बाण चलाये, मानो कह रहा हो कि तुम्हारे पच प्राण अवश्य खीच लूँगा । उसके 
पश्चात्‌ उसने अपने बाहु-बल के गर्व से फलते हुए बड वेग स सात बाण चलाय, मानों 
कह रहा हो कि भले ही तुम सप्त समुद्रो में प्रवेश करके उन्हें पार कर जाओ, मे तुम्हें 
अवश्य ही मार डालूगा। किन्तु, लक्ष्मण ने शीघ्र ही उन सभी बाणो को खड-खड करके 
सिंह-गर्जेज किया । उसके पदचात्‌ उन्होंने आग्नेय अस्त्र चलाया, तो अतिकाय ने सौरास्त्र 
चलाया । दोनो शरो ने आपस' में टकराकर युद्ध किया और दोनो चूर-च्र होकर नीचे 
गिर गये। फिर, राक्षस ने ऐषिक बाण चलाया, तो लक्ष्मण काँप उठे। फिर, उन्होंने ऐन्द्र 
बाण से उसे काट डाला | यह देखकर दैत्य ने याम्यास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने वायब्यास्त्र 
चलाकर उसे काट डाला । इतना ही नही, उन्होने कई और बाण भी उस' राक्षस पर 
चलाये, किन्तु वे सभी बाण अतिकाय का स्पर्श करते ही टूटकर पृथ्वी पर गिर गये । 
लक्ष्मण यह देखकर सोचने लगे कि क्‍या कारण है कि कोई भी' शर इसके शरीर में गडता 
नहीं ” उनका इस प्रकार व्याकुल होते समय अनिल' ने आकर कहा--यह अनुपम रहस्य 
तुम्हें बताऊंगा । हे लक्ष्मण, इसने ब्रह्मा से वज्ञ-कवच प्राप्त किया है । अत, कोई भी 
शहर इसके दरीर में नहीं गडता। तुम इस पर ब्रह्मासत्र चलाकर इसके टुकडे-टुकड़े 
कर डालो ।' 

तब बडे ह॒एं से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को मत्र-पूत करके धनृष पर चढाया और उसे 
रावण के पुत्र पर चलाया। तुरत समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए, इन्द्र को भयभीत करते 
तथा देवताओं को कॉँपाते हुए, दिशाओं को हिलाते हुए, समुद्रो को आलोडित करते हुए, 
पर्वतोीो को भकभोरते हुए, सूर्य-चद्र को पथ-भअ्रष्ट करते हुए, नक्षत्रों को गिराते हुए, बह 
बह्मास्त्र, रत्न-समूह की भाँति उज्ज्वल काति से युक्त हो, प्रलयथ-काल की अग्ति के समान 
सभी लोको में व्याप्त होकर जलते हुए, पवन के वेग से यम-दड को समान, अतिकाय की 
ओर आने लगा । तब अतिकाय ने उस पर तीक्र शर चलाये, किन्तु उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल 
नही कर सका। फिर, राक्षस ने शक्ति चलाई, किन्तु ब्ह्मास्त्र ने उसकी भी उपेक्षा कर दी । 
फिर, अतिकाय ने उस पर झशूल चलाया, किन्तु ब्रह्मास्त्र ने उसकी भी अवहेलना कर दी। 
उसके पदचात्‌ राक्षस ने गदा चलाई । उसे व्यर्थ होते देखकर, उसने खड्ग चलाया । 
किन्तु, उसकी भी परवाह किये विना उसको अपनी ओर आते देखकर अतिकाय ने परशु 
चलाया। किन्तु, परशु की भी उपेक्षा करके उसे आते देखकर राक्षस ने भाला चलाया । 
इस पर भी ब्रह्मास्त्र की गति नहीं रुकी, तो उसने अपनी कमर से बरछी निकालकर उससे 
प्रहार किया । 

८८, अतिकाय का वध 


उसपर भी ब्रह्मास्त्र अप्रतिहत गति से अतिकाय की ओर बढता रहा। तब अतिकाय त॑ 
उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। पर, उस अस्त्र ने मुकुट तथा सा से अलंकृत 
उस राक्षस का सिर काट डाला । वज्ञ के आघात स रोहणादिरि का शइग जेसे गिरा था 
४६ 


३4२ र॑ग्नाशथ रायशयर 


वैसे जब उसका सिर पृथ्वी पर गिरा, तब उसके सिर को देखकर हतशेष राक्षस भयभीत 
होकर लका की ओर भागने लगे | सभी वानर लक्ष्मण की प्रशसा करने लगे। रामानुज ने 
तब रामचन्द्र के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, तो उन्होने बडे आनद से लक्ष्मण को हृदय 
से लगा लिया और वानरो के साथ अत्यधिक हष्ष प्रकट किया । 

अतिकाय आदि छह वीरो की मृत्य का समाचार सुनकर रावण मूच्छित हो गया। 
फिर सचेत होकर अविरल' अश्रु बहाते हुए वह अत्यधिक शीक तप्त होने लगा । इस 
प्रकार दुःख से पीडित होवेवाले पति की सेवा में पहुँचकर मय-पृत्री मदोदरी कहने लगी-- 
हूँ असुरेन्द्र, सभी लोको में अद्वितीय शक्तति से सपन्न आपका ऐसा ढुखी होना उचित 
नही है । उस दिन वीर की तरह आप राम की देवी को क्यो लें आये ? उन्हें फिर 
राम के पास पहुँचाना आप नहीं चाहते थे । अब उचित समय बीत गया । उस राम पर 
आंक्रमणं करने के लिए गये हुए राक्षस-वीर फिर लौटकर आयेंगे, यह आशा आप छोड 
दीजिए | हे नाथ, युद्ध में आप अपनी' शक्ति दिखाइए। 


इन बातो पर रावण ने मन-ही-मन विचार किया । उसने अपनी स्त्री को अतःपुर 
में भेज दिया और द्वुख की लबी साँस खीचकर अपने मत्रियों से कहा--हाय, मेरे भाई 
तथा मेरे प्रिय पुत्र इस प्रकार मारे गये ? अब क्‍या कहा जाय ? श्रेष्ठ योद्धाओ के लिए 
भी अकाठय नांग-पाशों को इन मानव-वीरों ने न जाने, माया से या शक्ति से, काट 
दिया है । अब में विजय की आशा करूँ, तो भी वह मेरे लिए असभव है । उस राम को 
युद्ध में जीतनेवाला अब दूढने पर भी मुझे नहीं मिलेगा । अबतक जो लका, विना किसी 
भय के शोभायमान थी, वह आज इन शक्तिशाली लोगो के कारण त्रस्त हो रही है । उस 
राम के पराक्रम की सीमा ही नहीं है। इसलिए तुम लोग अब लका की रक्षा के लिए 
आवश्यक सेना प्रतिंदित भेजते रहो। ऐसा आदेश देकर वह अतपुर में चला गया और 
एकांत में मन-ही-मन चिता से पीड़ित रहने लगा । 


5९, इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध 

उस समय मेघनाद वहाँ पहुँचकर दशकठ से कहने लगा--हे दानवेन्द्र, मेरे रहते 
हुए आपका इस प्रकार चितित होना उचित नहीं है । शक्ति से सपन्न मेरे बाणो का आघात 
क्या ईदवर भी सह सकता है ? लीजिए, में अभी जाता हूँ । उस राम के भाई को अपने 
उद्धत बाणों से अवद्य जर्जर करके उसे मार डालता हूँ और उस' वानर-सेना को अपने 
पराक्रम से पृथ्वी पर सुलाकर आता हूँ । हे देवताओं के शत्रु, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए । 
जैसे महाराज बलि की यज्ञ-भूमि में त्रिविक्रम के बढते हुए रूप को त्रसत होकर इन्द्र, 
विष्णू, यम, अग्नि, रुद्र, सूर्य, चन्द्र तथा साध्य देखते रहे, वैसे हीं आज वे मेरे प्रताप को 
देखते रह जायेंगे ।' 

इतना कहने के परचात्‌ वह राक्षस-राजकुमार वायूसम शीघ्रगामी रथ पर आहरूढ 
हो युद्ध के लिए चल पडा । उसके चलते ही' सब दिशाओं से एक साथ बडे वेग से असख्य 
रथ निकल पड़े । अनगिनत गज निकल पड़े, विपुल अहवसेना तथा पदाति-सेना निकल 
पड़ी । उस चतुरगिणी सेना पडरीकों (श्वेत छत्रो) से प्रंकाशित होनेवाले, पडरीक (बाघ) 


खद्धकांड ३६४३ 


की-सी आँखोवाले, पुडरीक (हवेत कमल) की कातिसम शरीरवाले, पुडरीक के (आग्नेय 
दिशा का दिग्गज) के ओन्नत्य से विलसित होनेवाले, पृडरीक (बाघ) के समान भयकर 
लगनेवाले और पुडरीक (बाघ) की शक्ति से सपन्न वीरो से पूर्ण थी । सिहनादो, दहाडो, 
हुकारो, गर्वोक्तियो, रथ की नेमियो तथा निसानो की भयकर ध्वनि चारी ओर व्याप्त 
हो रही थी । धवल छत्र से युक्त वह राक्षस-कुमार सूधाकर से युक्त आकाश के समान 
दीख रहा था । सूदर कामिनियाँ अपने कमल-तेत्रो की दीप्ति को चारो ओर विकीर्ण 
करती हुई चामर डुला रही थी । ऐसी रण-सज्जा से युक्त हो, अपने आभूषणों की प्रभा 
से दीप्त होते हुए, सहज वैभव से उज्ज्वल इद्रजीत रण-स्थल के मध्य आकर खडा हुआ । 
उसके पद्चात्‌ उसने रक्‍त-वर्ण के वस्त्र, चदन तथा पुष्प-मालाएँ धारण करके अग्निदेव का 
प्रतिष्ठापन किया, शर तथा तोमरो से उसकी परिधि बनाई और लोहे के ख्ुक्‌ तथा खूबवा 
एकत्र किये । फिर, राक्षसेश्वर के पुत्र ने अथवेवेद के उच्चारण के साथ घी, खील तथा 
ताल-समिधाओ का हवन किया । होम की समाप्ति के पहले, उसने कृष्ण-छाग (काला 
बकरा) के रक्‍त की' पूर्णाहुति दी । तब अग्निदेव ने स्वय प्रकट होकर ह॒व्य ग्रहण किया । 
उतकी कृपा से मेघनाद ने ब्रह्म॒स्त्र, रथ, धनुष तथा कवच प्राप्त किये । 


उसके पदचात्‌ वह राक्षस अपने सिहनाद से दिज्ञाओ को कॉँपाते हुए अपने रथ, 
अर्व, केतु तथा सारथियों के साथ, सूये, चद्र तथा नक्षत्रों को अपदस्थ करतें हुए ज्ञीघ्रगति 
से आकाश-वीथी में जाकर छिप गया । फिर, अपनी सेना से अपने पराक्रम के अनुरूप वचन 


कहने लगा--तुम विना विचलित हुए युद्ध करते जाओ । में आकाश से घोर युद्ध करते 
हुए राम और लक्ष्मण का शीघ्ष ही सहार कर दूगा ।' 

इन उत्साहवद्धंक वचनो को सुनकर दानव अत्यत हर्षित हुए और सेना के साथ 
वानरो पर टूट पडे तथा विविध रीतियो से उनसे युद्ध करने लगे । उसी समय इंद्रजीत 
अपनी छाया तक प्रकट किये विना आकाश से दिंव्य बाण चलाने लगा । तब वानर उठकर 
प्वंतो को उठा-उठाकर उस राक्षस की ओर फेंकने लगे । किन्तु इद्रजीत के शरो ने उन्हें 
तोडकर उन वानरो की छाती को विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पदचात्‌ 
उसने एक घोर अस्त्र चलाकर पाँच वानरों को तथा नौ अस्त्रो से सात वानरो को नीचे 
गिरा दिया । तब क्रुद्ध होकर कपि-वीरो ने पर्वतो तथा व॒क्षो को उठाकर उस इद्रजीत पर 
फेंका । किन्तु, उसने बडी निपुणता से उन्हें अपने तीत्र बाणो से काटकर गधमादन पर 
अठारह बाण चलाकर उसका मद च्ूर-चूर कर दिया । उसके पदचात्‌ उसने नौ बाणो से 
नल के नाम-रूप मिटा दिये; सात बाणों से मैन्द को भुका दिया, पाँच बाणों से गज का 
सहार किया, दस' बाणो से जाबवानू का हारीर चीर डाला, सो बाणो से हनुमान्‌ को 
अत्यधिक दुख पहुँचाया, तीन बाण गवाक्ष पर चलाये, तेरह बाणो से हरिरोम के प्राण हर 
लिये, छह बाणो से रभ को गिरा दिया, दस बाणो से सूयंप्रभ को परास्त किया, तेरह 
बाणों से पनस के अगो को छेंद डाला, आठ क्र बाणो से कुमुद को तथा पेतीस बाणो से 
नील को छिन्न-भिन्न दिया । तत्पदचात्‌ विना विश्राम लिये ही उसने कई बाणो से अग॒द को, 
तीन पैने बाणों से सूर्य-नदन (सुग्रीव) को, पाँच बाणों से इन्द्रजाल को, दो शरो से गिरि- 


र६8 श्गनश/थ ए/यश्यण 


भेदी को तथा बीस शरों से ऋषभ को मूच्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया । फिर, चोदह 
बाणो से केसरी को, पाँच भास्वर बाणों से दधिमुख को, छह-छह बाणो से सुमुख तथा अथन को, 
छह शरो से विमुख को, सात बाणों से द्विविद को, उतने ही बाणों से शरभ को, दस 
शरो से शतबली को, आठ बाणों से हर को, तीन बाणों से सन्नाद को और श्रेष्ठ तथा 
दिव्य अस्त्रों की वर्षा से अन्य समस्त वानर-तायकों को छिलन्नगात्र तथा विगतप्राण करके 


पृथ्वी पर गिरा दिया । 


९०. ब्रह्मस्त्र से इन्द्रजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मूच्छित करना 


इन्द्रजीत ने कुछ वानरो पर बाण चलाये, कुछ कपियो को गदा से मार गिराया, 
कुछ को शूल से हत किया, कुछ पर शक्ति का प्रहार किया । इस' प्रकार, सभी वानर-बीरो 
को पृथ्वी पर गिराकर, अपना अनुपम पराक्रम प्रदर्शित करता रहा । इन्द्रजीत के भयकर 
बाण सह नहीं सकने के कारण कुछ कपि तितर-बितर होकर भाग रहे थे, कुछ थर-थर 
काँप रहे थे, कुछ त्रस्‍त हो रहे थे, कुछ छिप रहे थे और कुछ को ऐसा लग रहा था, 
मानो कपि-सेना के लिए प्रलय-काल आसन्न हो गया हो। दानवेन्द्र के पुत्र ने तब अपने 
ब्रह्मास्त्र के मत्र-प्रभाव से हत-शेष वानर-सेना का सहार करके विजय-गर्व से सिह-गर्जन किया । 

कपि-समूह को इस प्रकार पीड़ित होते देखकर लक्ष्मण कृद्ध हुए और अपने अग्नज 
से कहने लगे-हे देव, आप चिता क्यो करते है, आप मुभे आज्ञा दें, तो मे ब्रह्मास्त्र चला- 
कर रावण के साथ-साथ राक्षस-समृह को नष्ट कर दूँ ।” तब राम ने कहा--जब यह 
राक्ष) अपनी माया के कारण दिखाई नही देगा, तब ब्रह्मास्त्र अद्वितीय शक्ति का प्रदशेन 
करते हुए सभी लोकों को भस्म करता हुआ चला जायगा । एक के कारण तुम निष्ठुर 
होकर सभी लोको को भस्म क्यो करना चाहते हो ” ब्रह्मा के दिये वर की शक्त्ति से 
इस राक्षस ने कपिलसेना को मार डाला है। हमें तो ब्रह्मा के वर का आदर करना चाहिए।' 

उनका वात्तंलाप चल ही रहा था कि इन्द्रजीत ने उन दोनों रघुवशियों पर 
ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रहार किया कि वे दोनो मूच्छित हो गये । तब गर्वित रावणपुत्र-रूपी 
व्याप्त नीलय-मेघ, धनुष की प्रत्यचा के टकार-रूपी मेघ-र्जन, वेग के साथ राक्षस के 
द्वारा गिराई जानेवाली काति-रूपी बिजली, बार-बार चलाये जानेवाले असख्य बाण-रूपी 
वर्षा, पलों से यूक्त बाण-रूपी चातक, कनक रत्त-प्रभा-कलित धनुष-रूपी इद्रधनुष, अनुपम 
रीति से वानरो के शरीर से फूटकर निकलनेवाली रकत-धारा-रूपी बाढ, हारो से छुटकर 
गिरे हुए मोती-हूपी ओले, दृटकर छितराये हुए मुकुटो की उज्ज्वल मणियाँ-रूपी इद्रगोप, 
काहल (चर्मवाद्य) का निनाद-रूपी केका तथा अत्यधिक भीषण पटह-नाद-रूपी मेंढकों की 
टर-टर से युक्त हो, वह समय आपषाढ की पहली वर्षा के समय के समान दीख रहा था, 
जब कि रघुपति-रूपी किसान, राक्षसों की विपुल देह-रूपी क्षेत्रों में बाण-रूपी बीजो को 
रोपने के लिए आया हो और अपने बाहु-बल का प्रदर्शन करके खलिहान में उस दशकधर 
को लाकर, उसके सिर-हूपी बालों को काटकर देवरी कराना चाहता हो । इसी समय 
इद्रजीत ने बहत्तर वानर-सेना-समूह को तथा राघवों को जीतकर, अपने धनुष का घोर 
टंकार करते हुए, युद्ध को स्थगित किया और हष॑ से हँसते हुए लका को लौट गया । 


युद्धकांड ३१६४ 


उसी समय सूर्यास्त हुआ, मानो राघव की दुर्देशा के कारण मन-ही-मन दुखी हो 
उन्हें उस दशा में देख नहीं सकने के कारण सूर्य ने आँखें बद कर ली हो । वानरो के 
मख-कमल मरऊ्ा गये । अधकार चारो ओर ऐसा व्याप्त हो गया, मानो बता रहा हो कि 
वानरों के द्वारा लका का दहन होते समय, धुआँ इसी प्रकार व्याप्त होगा । वह ब्रह्मास्त्र 
का सधान करने के लिए आवद्यक मत्र-पठन का उचित अवसर नही था, इसलिए विभीषण ने 
पृथ्वी पर गिरे हुए सुग्रीव आदि योद्धाओं को देखकर कहा--हें वानर-वीरोी, रावण के 
पुत्र ने ब्रह्म के वर की शक्ति से अस्त्र चलाया था, और राघव ने बलह्मस्त्र की शक्ति 
का आदर करने के विचार से उसे सह लिया है। इतना ही है और कुछ नही । ब्रह्मा के वर 
से आरक्षित होने के कारण वायु-पृत्र, इन्द्रजीत के दिव्य-अस्त्रो के प्रहार से मरा नही था। इसलिए 
उसने कहा--अब हम देखें कि बाणों से आहत हो युद्ध-भूमि में गिरे हुए वीरो में से 
कितने अभी जीवित है । यो कहकर वे दोनो जलती हुईं मशालें लेकर उस अधकार में 
यद्ध-भमि में घमने लगे। तब उस युद्ध-भमि में लगातार नृत्य करनेवाले धड, छककर मास 
खानेवाले भूत, भयकर रूप से गरजनेवाले बैताल, बहनेवाले रक्त का पान करनेवाली 
डाकिनियाँ, मास-पेशियो को निगलनेवाले गृद्ध, उच्च स्वर में रव करनंवाले श्वगाल, 
रक्त उगलनेवाले भालू, पृथ्वी पर लोटने, छठपठाने तथा दाँत पीसनेवाले वानर, शक्ति- 
हीन होकर गिरे हुए, रूप-विक्ृत, रक्त में भीगे हुए तथा धूलि से सने हुए कपि, एक ही 
बाण के आघात से एक साथ एक ही स्थान पर सटकर गिरे हुए कपि, खड-खड होकर गिरे हुए 
पर्वत, छिन्न-भिन्न होकर गिरे हुए वृक्ष, खडित होकर फैले हुए राक्षसों के शूल, असख्य खडो 
न्‍ं टूटकर गिरी हुई गदाएँ, मरकर गिरे हुए असख्य हाथी आदि जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ते 
लगे । इस दृश्य को देखकर विभीषण तथा हनुमान, दोनो विस्मित तथा दुखी हुए, किन्तु 
तुरन्त उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें भविष्य के कार्य के सबंध में जाबवानू स परामशञ 
लेना चाहिए | वही जानता है कि अब क्‍या करना चाहिए । हम उसे पहले ढूँढें और 
उसके कथन के अनुसार काय करें । 


यो सोचकर वे युद्ध-भूमि में जाबवान्‌ को ढूँढते हुए गये और निदान एक विशाल 
शर-शय्या पर पडे हुए उसे देखा । तब विभीषण ने कातर-भाव से जाबवान्‌ को 
देखकर कहा--हे ऋक्षराज, तुम अभी जीवित हो ? क्‍या, तुम बोल सकते हो ” तुम 
हमें पहचानते हो ?' राक्षस के शर-प्रहार से शक्तिहीन होने के कारण जाबवान ने क्षीण 
स्वर में कहा--हे विभीषण, तुम्हारे कठ-स्वर को पहचानकर में तुम से बात कर रहा हूँ। 
बैसे तो मेरी आँखों में बाण चुभ गये हे । अत, मेरी आँखें देख नहीं पाती। क्या पवन- 
पृत्र जीवित है ? उसके जीवित रहने की वार्ता सुनकर मेरे कानों को आनद पहुँचाओ ।॥ 
यह सूनकर विभीषण ने अत्यत आइचये-चकित होकर जाबवान्‌ से पूछा--है ऋश्षराज, 
यह कैसे आइचर्य की बात है कि तुम महात्मा रामचन्द्र के बारे में नहीं पूछते, लक्ष्मण 
के सबध में नही पूछते, सूर्य-पुत्र के सबंध में जानने की इच्छा प्रकट नहीं करते, और भ्रगद 
के बारे में भी पूछता नहीं चाहते, किन्तु पवन-पुत्र के सबंध में ही पहले जानना चाहते हो ” 
यह तुम्हारा कैसा विचार है ? तब जाबवान्‌ ने कहा--हे विभीषण, यदि अकेले 


९१९६ रंग्नाथ एय/बरय 


हनुमान्‌ अपने प्राणो से जीवित है, तो सभी वानर जीवित हो जायेंगे । यदि वह जीवित 
नही है, तो जीवित रहकर भी, वानर जीवित नहीं रह पार्येंगे । 

इन बातों को सूनकर वायु-पुत्र को अधिक हर्ष हुआ । उसने अपना नाम लेकर 
जाबवान्‌ के चरणों में प्रणाम किया। ऋक्षराज अत्यत हर्षित हुआ और अपने को पुनर्जीवित-सा 
अनुभव करके कहा--हे वायुनदत, अब इन वानरों के लिए तुम्हारे सिवाय और 
कौन आश्रय है, इसलिए तुम शीघ्र ही समुद्र को पार करके जाओ। हिमाचल को पार 
करके हेमकूट, ऋषभ-पर्वत, मेर-पर्वत, रजताद्रि तथा व्वेताचल से आगे निकल जाओ । 
वहाँ (तुम्हें) लवण-समृद्र मिलेगा | उसे भी पार करो, तो शाक-द्वीप पहुँचोगे। उसको भी 
पार करो, तो तरगायमान अमृताब्धि को देखोगे । उसे पार करो, तो चद्र-शैल तथा द्रोण- 
शैल के मध्य भाग में उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त ओषधी-शैल को देखोंगे । उस पर्वत पर 
सजीवकरणी, विशल्यकरणी, सधानकरणी तथा सौवर्णकरणी नामक चार ओषधियाँ हे । तुम 
उस' पर्वत पर चढ़कर उत्त ओषधियों को ले आओ और इस वानर-समूह को प्राण-दान देकर 
राम-लक्ष्मण को आनद पहुँचाओ ।' 

९१. इनुमान्‌ का ओषधी-शल लांकर वानरों का मूर्च्चा दूर करना 


९, 


वायुपुत्र, जाबवान से आज्ञा लेकर सुवेलाचल पर चढ गया । अपने चरणों को 
समान रूप से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करके, अपनी दीप्तिमान्‌ लागूल को ऊपर उठाये, कथों 
को डचकाकर, अपने शरीर को फुलाकर, राम का स्मरण करते हुए वह आकाश की ओर 
उछला । उस अनुपम बेग के कारण वह विशाल पर्वत भी पृथ्वी में धेंस गया, दिशाएँ 
काँप गई और पृथ्वी चकराने लगी । इस प्रकार, आकाश मार्ग में उडकर हनुमान्‌ ने अत्यत 
भयकर समुद्र को पार किया और विष्णु के चक्र के समान आकाश में जाते हुए, मार्ग में 
कई विचित्र दुदयो को देखते हुए, घते फेन से युक्त अमृत-समुद्र को पार किया और चर्द्र- 
शैल तथा द्रोण-शैल के मध्य भाग में स्थित ओषधी-शैल पर चढ गया और ओषधियो का 
अन्वेषण करने लगा । किन्तु, वे ओषधियाँ काम-रूपिणी थी, इसलिए अपने-आपको उस कपि- 
शेखर की दृष्टि से छिपा लिया | ओषधियों के नहीं दीखने से अनिलकुमार मन-ही-मन 
विचार करने के परचातू, विनीत हो उस पर्वत से प्रार्थना करने लगा--हें पर्वेतराज, 
में प्रालेय, पर्जन्य तथा कलास-पर्वतो की उपेक्षा करते हुए शीकघ्रगति से तुम्हारी सेवा में 
आया हूँ । में कार्यातुर हूँ । देवताओं नें यहाँ जिन ओषधियों को छिपा रखा है , उन्हें 
कृपया मुझे दिखा दो । हमारे राघव को इनकी आवश्यकता पड गई है। किसी भी तरह 
उन्हें दे दो, तो अच्छा होगा ।' 

तब पव॑त नें अद्वृहास करके गवें से फूलते हुए, हनुमान्‌ से कहा--तुम्हारा कितना 
साहस है कि तुम मुभसे ऐसे वचन कह रहे हो ” इन ओषधियों को मुझसे माँगने का 
तुम्हारा अधिकार ही कया है ? इन्हें लाने का आदेश देनेवाले तुम्हारे राम की शक्ति 
कितनी है ? जित ओषधियों को देवताओ ने यहाँ छिपा रखा है, उन्हें तुम्हें देने से अधिक 
कोई और अपराध हो सकता है ?' 


इन गर्वोक्तियों को सुनकर अतिल-कुमार ने अत्यत क्रुद्ध होकर उस पर्वत से कहा-- 


खुद्धकांड ३६७ 
मे जब तुमसे ऐसी विनम्न प्रार्थना करता हूँ, तब क्‍या यह उचित नही कि तुम 
मेरी प्रार्थना पर विचार करो ? हे पवेत, में अपनी विशाल भुज-शक्ति से समूल तुम्हें 
उखाडकर अभी यहाँ से ले जाता हूँ, अबतक जिन रामचन्द्र को तुम नही जानते हो, 
उन्हें तब तुम जानोगे । इतना कहकर हनुमान ने भयकर गति से गर्जन करते हुए उस 
पर्वेत को जड से उखाड लिया, ( पर्वेत पर रहनेवाले ) गधवों को भगा दिया और उसे 
उठाकर इतने वेग से जाने लगा कि कोई भी उसे पहचान न सके । 


सहस्न॒ धाराओं से अत्यधिक दीप्त होनेवाले चक्र से युक्त विष्णु की भाँति जब 
हनुमान्‌ उस पर्वत को लिये हुए चलने लगा, तब राक्षस-वीरो के शर-प्रहार से घायल हो, 
मूच्छित पडे हुए कपियो ने श्रेष्ठ महौषधियो की वायु के स्पर्श-मात्र से ही अपनी आँखें खोल दी। 
उन्होने अत्यधिक उत्साह से सिहनाद करते हुए युद्ध-भूमि में पडे हुए दैत्य-सैनिको 
को उठा-उठाकर समुद्र में फेंक दिया। सुवेलादि को पारकर हनुमान्‌ ने उस महनीय ओषधि- 
दल को कपि-सेना के मध्य भाग में उतार दिया और अपने कुल के लोगो को तथा सूर्य- 
पुत्र आदि वानर-नायको पर उन ओषधियों का प्रयोग किया । उन ओषधियो की शक्ति से 
वे सब मूर्च्छा से मुक्त हो गये। फिर, उसने खडित देहो को सधानकरणी की सहायता से 
जोड दिया । विशल्यकरणी के प्रयोग से शर तथा शस्त्र-समूह घायलों के शर्र।र से निकल गये 
और उनके घाव भर गये । सौवर्णकरणी से उनके सभी अ्रग सुवर्ण की काति के समान॑ उज्ज्वल 
हो गये । सजीवकरणी की सहायता से उनके खोये हुए प्राण लौट आये और पूर्व की 
अपेक्षा अत्यधिक बल तथा उत्साह से सपन्न हो गये, मानों वें अभी सुख-निद्रा से जाग पडे हो। 
तब, सभी कपि-वीरों ने बडे उत्साह से अनिलकुमार के प्रति आभार प्रकट किया । 
युद्ध-भूमि में मरे हुए राक्षसों को कपियों ने पहले ही समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए 
उनमें से एक भी राक्षस उन ओषधियों के प्रभाव से जीवित नहीं हो सका । 


तब सुग्रीव आदि वानरो ने बडे हुए से सूर्य-चनल्त्र की भाँति सुशोभित होनेवाले 
राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बडी' प्रीति के साथ अनिल-कुमार की प्रशसा की । 
हनुमान्‌ ने अत्यत हषष से गदगद होकर बडी भक्ति के साथ राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया। 
तब राम ने हनुमान्‌ को देखकर बडे आदर के साथ कहा--हे वायुपुत्र, हमें इन्द्र की 
आज्ञा मान्य होनी चाहिए। अतः, इस ओषधी-शैल को यथास्थान प्रतिष्ठित करके 
लौट आओ ।' 


हा. 


राघव का आदेश मानकर भारुतिनदन अनुपम वेग से उस पर्वत को यथास्थान 
प्रतिष्ठित करके शीघ्र युद्ध-क्षेत्र में लौट आया । इतने में सूर्योदय हुआ और राघव की 
चिता के साथ-ही-साथ अधकार भी दूर हो गया । तब सुग्रीव ने रामचद्र को देखकर बडे 
उल्लास के साथ कहा--हे वसुधेश, रावण की सारी सेना, अपने अद्वितीय साहस तथा 
बल को खोकर नष्ट हो गई है । करुभकर्ण आदि मुख्य राक्षस एक साथ मारे जा चुके है, 
इसलिए रावण की शक्ति समाप्त हो चुकी हैँ । अब वह युद्ध करने की इच्छा भी नहीं 
करेगा, इसलिए हे देव, आज रात को आप लका को जलाने के लिए वानरो 
को भेजिए ।' 


३६८ रंग्नश्थ एयपायरों 
९२, वानरों का लंका जलाना 


इस बात को सुनकर सभी वानर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे । हारने छान. 
सूर्यास्त हुआ और अधकार क्रमश घना होता हुआ चारो ओर व्याप्त होने लगा । तब 
कपि-वीरो ने अत्यधिक रोब से भरे हुए बड़े साहस के साथ लूकाओ को हाथ में लिये 
हुए बडे वेग से उछलते-कूदते लका को घेर लिया । द्वाररक्षक उन्हें देख भयभीत होकर 
भाग गये । तब वानरो ने लका में प्रवेश किया और लका को जलाने लगे। अग्नि क्रमश 
प्रचड होकर दिशाओं तथा आकाझआ में व्याप्त हो गई । वह प्रचंड अग्नि ऐसी लग रही थी 
कि रावण की लकापुरी को जलाने के लिए अब राम की क्रोधाग्नि की कोई आवश्यकता 


नहीं, यही अग्ति उसको जलाने के लिए पर्याप्त होगी । 


बडवानल जैसे अपने धुएँ के साथ समुद्र-भर में व्याप्त होता है, वैसे ही यह अग्नि 
विपुल धुएँ के साथ आकाश तक पहुँच गई । इससे प्रासादो की पक्तियाँ अपनी मणि- 
राजियो को बिखेरती हुई भस्मसात्‌ हो गई, ऊँचे-ऊँचे गोपुर पृथ्वी को कँपाते हुए जलकर 
पृथ्वी पर गिर पडे और चूर-चूर हो गये । बडी-बडी अद्वालिकाएँ आइचर्यजनक रीति से 
जलकर गिरने लगी और अग्नि-ज्वालाएँ लपलपाती हुई आकाश की ओर बढने लगी। 
महान्‌ स्वु्ण-मडप, तथा रत्न-निर्मित गृह-पक्तियाँ जलकर राख हो गई । आभरणो से भरे 
भडार-घर जैसे थे, वैसे ही भस्म हो गये । विविध अमूल्य वस्त्र, सुगध-द्रव्य, कालीनें, मोती, 
तथा मरकत, अगर-चदन, कर्पुर, कस्तूरी आदि वस्तुएँ, विविध धानन्‍यो की अक्षय राशियाँ 
तथा अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुएँ, हाथियों तथा घोडो की भूलें, स्थान-स्थान पर रखे हुए कवच- 
समूह आदि जलकर भस्म हो गये, जिससे राक्षत्रों के हृदय में पीडा उत्पन्न होने लगी । 
उस समय कुछ राक्षस सुवर्ण-कवच पहने हुए आयुधो से युक्त हो दुर्वार गति से वानरो 
का सहार करने का निश्चय करके घरो से निकल रहे थे, कुछ राक्षस विपुल रति-क्रीडा 
के आवेश से मस्त हो कामिनियों के सग-सुख की घडियाँ बिता रहे थे, दछाय्या को 
छोडने की अनिच्छा से कुछ लोग ऊँध रहे थे, कुछ लोग अभी सूख की निद्वा में 
निमरन थे; कुछ राक्षस अपने बच्चों को लेकर भाग रहें थे, कुछ भौचक होकर चारो 
दिशाओ में दोड रहें थे, कुछ रुदन कर रहे थे, कुछ अपनी सपत्ति को घर के बाहर 
निकालकर उसे छोडकर जाने की इच्छा न होने से, वही चकित हो यह दृश्य देख रहें थे; 
धुएँ के कारण मार्ग न पाकर कुछ लोग जभाइयाँ लेते हुए खडे थे, कुछ राक्षस अग्नि को 
बुभानें के लिए घर की छतो पर चढ गये, किन्तु वहाँ से नीचे उतरने में अपने को 
असमर्थ पा रहे थे, और जहाँ-तहाँ कुछ लोग इकट्ठु होकर घबराहट से यह दृश्य देखकर दू खी 
हो रहें थे । अग्नि प्रलयानल के समान, अपनी लपलपाती शिखाओ को व्याप्त करती हुई, 
कई भवनों तथा कई राक्षसों को भस्मसात्‌ करने लगी। रत्न-तूपुरो का मधुर शिजन, 
वीणा की मृदु भकार, सुदर तथा मीठे वचनों की ध्वनि, अद्वितीय नृत्य-गीतों की ध्वनि, 
श्रुति-मधुर केका-रव, हसो का कल-कजन तथा सुदर शुक-शारिकाओ की भधुर ध्वनि आदि 
मिट्टी में मिल गई । चद्रविका से भी धवल काति से युक्त तथा पद्मचराग-मणियों की 
काति से उज्ज्वल, उस लका के सभी हम्येँ, जलने की ध्वनि, चारो ओर व्याप्त होनेवाले धुएँ 


रद्धंकड १६6 


तथा छित्रानेवाले स्फुलियों से युक्त हो भयकर रूप से भस्म होकर मिट॒टी में मिल गये। 
सभी युवतियों का अभिमान चूर-चूर हो गया और वे कठपुतलियो की भॉति सन्न-सी 
खडी रह गईं । प्रचंड ध्वनि से, जलती हुई अग्नि-ज्वालाओ से युक्त बहिर्दार-समूह 
ऐसा दीख रहा था, मानो बिजलियों से युक्त मेघ हो । नगर की वधुओ की विपुल रोदन- 
ध्वनि श्रोताओं के हृदय तथा कानो को विदीर्ण करती हुई फैल रही थी । जले हुए तथा 
विना जले अपने बधनों को तोडने के प्रयत्न में विफल हो क्रदन करनेवाले हाथियों तथा 
घोडो की आत्तं-ध्वनि से भरी लका ऐसी लग रही थी, जैसे इसके पूर्व राम की 
बाणारित से जलनेवाले जलचर-समूह के आक्रदन से उद्देलित समुद्र दीख पडा था । 
भागनेवाले, दोडकर आनेवाले, दुख से रोनेवाले, छिपनेवाले, धुएँ से व्याकुल होकर 
भागनेवाले, लॉबकर जानेवाले, विलाप करनेवाले, आग बभाने के निमित्त पानी लानें- 
वाले राक्षमों को पकड-पकड़कर वानर उस भयकर अरगिनि-ज्वालाओं में फेंक्कर भयकर 
गर्जेन करने लगे । 

तब राघव अपने श्रेष्ठ कोदड को हाथ में लिये हुए इस प्रकार उस धनृष का टकार 
करने लगे, जैसे त्रिनयन ने ऋुद्ध होकर त्रिपुरों को जीतने के लिए अपने पिनाक का टकार 
किया था । उस घन्‌ष का ठकार करते ही नक्षत्र पृथ्वी पर गिरने लगे, पृथ्वी कॉपने लगी, 
समृद्र आलोडित होने लगे, रवि-शशि पथ-अ्रष्ट हो गये, स्वर्ग हिंल उठा, दिशाओं की सधियाँ 
चटक गईं, दिग्गज डोल उठे, विखूपाक्ष विस्मित हुए, भूत-समूह चकरा गया, ब्रह्मा त्रस्त 
हो उठे, भूमि तथा आकाश उस ध्वनि से गू ज॑ उठे और पौलस्त्य (पुलस्त्य के वशज रावण आदि) 
भयभीत हो गये । कोदड की ध्वनि, वीर वानरों का सिहनाद तथा सैनिकों के गजंनों 
से एक साथ सभी दिशाएँ गृूजने लगी । तब राम ने कैलास-शिखर के समान विलसित 
होनेवाले लका के सिहृद्यर पर पाँच बाण ऐसे चलाये कि वह खड-खड होकर गिर 
पडा । फिर, उन्होंने लक्ा के सौधों पर, अट्टालिकाओं पर, तथा रथों पर कई बाण चलाकर 
उन्हें नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । यह देखकर सभी राक्षस युद्ध के लिए तैयारी करने लगे । 
इस प्रकार, वह रात्रि घोर-रूप से व्यतीत हुईं । ग 

राक्षतों की रण-सज्जा देखकर सूग्रीव ने सभी वानरों से कहा--लका के सभी 
द्वारो की तुम जागरूक होकर रक्षा करते रहो। यदि कोई राक्षस बाहर निकले, तो उसका वध 
कर डालो । यदि तुमने किसी को छोडा, तो उस अपराध को में कभी क्षमा नहीं करूँगा।' 
यह सुनकर सभी वानर भयकर गर्जन करने हुए विशाल पर्वतो तथा वृक्षों की लिये हुए 
अत्यधिक रणोत्साह से भरे दूगे के द्वारों की रक्षा करने लगे । 


९३, कुंभ-निकुंम का युद्ध के लिए प्रस्थान 
वानरों का भयकर गजं॑न अस्‌रेन्द्र के लिए असह्य हो गया । उसने तुरत भयकर 
पराक्रमी, कुमकर्ण के पृत्र कुभ तथा निकुभ को युद्ध करने के लिए भेजा । उनकी सहायता 
को लिए रावण ने कपन, प्रजघ, शोणिताक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षसों को भी उनके साथ 
भेजा । वे राक्षस-वीर गज, अदव तथा रथो पर आएरूढ हो, परिघ, गदा, शूल, करवाल, 
कुत, मुदूगर, धतुष, बाण आदि आयुधों से सज्जित होकर चले । उनके पीछे अत्यत 
४७ 


३४० रंगनाप ीयायर्ी 


शक्तिशाली दानव-सेना भी चली । उनकी सुदर पताकाएँ फहराने लगी और उनके आभूषणों 
की काति दीप्त हो उठी । तुरहियों की ध्वनि तथा भीषण सिंहताद से पृथ्वी को कँपाते हुए 
लका को जलाकर गर्व से भूमनेवाले वान्तरो पर राक्षसों ने ऐसा आक्रमण किया, जैसे 
प्रलय-काल का पवन-सम्‌ह प्रलय-काल के बादलों पर आक्रमण करता हो । पहले उन प्रचंड 
पराक्रमी वीरो ने दुगगं के द्वार पर दुर्वार गति से रहनेवाले कपि-सेनिको पर आक्रमण 
करके उन्हें भगा दिया । उन वानरों को भागते देखकर हरिरोम, केसरी आदि बाहु- 
बली योद्धाओ ने उन्हें रोका और रोष से भरे हुए दैत्य-वीरों से स्वयं भिड गये 
और उन पर पर्वतों तथा वृक्षों को फेंकने लगे । किस्‍्तु, राक्षसों ने अपने करवाल, गदा, 
शूल, परिध, चक्र आदि श्रेष्ठ अस्त्रों से उन्हें रोक दिया | तब वानरो ने अपने नखो से 
उनका वक्ष.स्थल चीर डाला, उनके कानों तथा नाको को खडित किया, दॉतो से काटा 
और सिरो पर मुष्टियों से प्रहार किया । एक वानर एक दैत्य पर मुष्टि से प्रहार करता था, 
तो दूसरा राक्षस उस वानर पर मुष्टि से प्रहार करता था। एक राक्षस किसी कपि 
को मार डालता, तो दूसरा कपि उस राक्षस का वध कर डालता था । एक दर्देत्य किसी 
कपि को पकड लेता, तो दूसरा दैत्य शोत्र उस कपि को पकड लेता था । एक कपि किसी 
राक्षत को घेर लेता तो दूसरा दैत्य शीघ्र उस कपि को घेर लेता । एक राक्षस किसी 
कपि को युद्ध करने के लिए ललकारता, तो दूसरा कपि उससे युद्ध करने लगता । कही- 
कही सात-आठ योद्धा एक साथ अपने शत्रु को अकेले घेरकर उसको मुष्टि के प्रहारों से 
मार डालते, तब उसको फलस्वरूप दोनो पक्षों के कितने ही कपि तथा राक्षस लडकर मर 
जाते । इस प्रकार, दोनो पक्ष के योद्धा भयकर सिहनाद करते हुए घोर युद्ध करने लगे । 
तब रण-भूमि पर्वत-श्रगो, गज, हय तथा राक्षसों के विशाल दारीरो एवं दास्त्रो से भरकर 


भयकर दीखने लगी । 


युद्ध इस प्रकार चल ही रहा था कि कपन ने एक विशाल गंदा उठाकर अगद पर 
प्रहार किया । इस प्रहार से अगद बहुत ही व्याकुल हुआ, किन्तु शीघ्र ही सैभमलकर एक 
विशाल पर्वत से उस दैत्य पर प्रहार किया। तब वह राक्षस चूर-चूर होकर मिट्टी में मिल गया। 
यह देख कपिनायक अगद बड़े दर्प से सिहनाद करने लगा । कपन को मृत्यु को देख, 
शोणिताक्ष ने अत्यधिक कुद्ध होकर अपना रथ अगद के निकट ले जाकर अगद पर अक्षतास्त्र 
चलाने लगा । अगद उसकी बाण-वर्षा से विचलित हो उठा । वह तुरत उस राक्षस के 
रथ पर कूद गया और उसका धनुष तोड दिया, तो वह राक्षस शीघत्र ही खड़ग लेकर 
आकाश की ओर उछला । तब कपि-बीर भी उसके साथ ही आकाश की ओर उछला 
और उस राक्षस के हाथ का खड़ग छीनकर उसीसे उस राक्षस पर प्रहार किया। तब 
वह राक्षस मूच्छित हो गया। तब अगद यम के समान राक्षस-समूह का सहार करने लगा। इतने 
में द्ोणिताक्ष सचेत हुआ और गदा लेकर अगद पर आक्रमण किया । प्रजध भी उसकी 
सहायता के लिए आ गया और गवाक्ष भी उसकी सहायता के लिए आ पहुँचा । यह देख- 
कर टद्विविद तथा मैन्द अगद की सहायता के लिए आये । तब उन दोनो दलों में घोर 
युद्ध छिड़ गया । जब वबानर राक्षसों पर पव॑तो की वर्षा-सी करने लगे, तब प्रजघ ने देखते- 


यसद्धकोंड ३3९ 


दं खते उन पर्वतो को तोड डाला । उसके बाद तीनो वानर-नेताओ ने गज, तुरग तथा रथों पर 
लगातार पववेतों तथा वृक्षों की वर्षा की, तो उपाक्ष ने अद्वितीय ढंग से उन्हें बीच ही में 
काट डाला । उसके परचात्‌ द्विविद तथा मैन्द आइचर्यजनक रीति से वृक्षों को उखाडकर 
राक्षसों पर फेंकने लगे तो शोणिताक्ष ने अपनी गदा से उन्हें वीच में ही चुर-चुर कर दिया। 
तब प्रजघ ने अपनी तेज तलवार को चमकाते हुए वानरों से भिड गया, तो मैन्द ने एक 
काले साल-वृक्ष से उस पर प्रहार किया । इससे सतुष्ट न होकर मैन्द ने अपनी मुष्टि से 
उस राक्षस के वक्ष पर प्रहार किया, तो खड़ग को नीचे फेंककर उस राक्षस ने क्रोध से 
अपनी बज्ञ-सम मुष्टि से मैन्द पर प्रहार किया । इस प्रहार से मैन्द मृच्छित हो गया, किन्तु 
शीघ्र ही सँभलकर अपनी प्रबल मृष्टि से प्रजघ पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस 
पृथ्वी पर गिर पडा | अपने चाचा को इस प्रकार गिरते देखकर उपाक्ष रथ से उतर पडा 
और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए निकला । तब द्विविद ने अत्यत क्रोध से उस पर 
आक्रमण किया, अपनी प्रबल मुष्टि से उस पर प्रहार करके अपने समस्त बल से उसे 
पकड लिया । तुरत उपाक्ष का अनुज शोणिताक्ष वहाँ पहुँच गया और ढद्विविद के वक्ष स्थल 
पर मुष्टि का प्रबल प्रहार करके उसे मूच्छित कर दिया और अपने भाई को छुडाकर ले 
गया । द्विविद शीघ्र ही सचेत हो उठा और मैन्द को साथ लेकर उपाक्ष तभ्रा शोणिताक्ष 
पर आक्रमण करके युद्ध करने लगा । यूद्ध करते समय द्विविद ने आश्चर्यजनक ढग से 
शोणिताक्ष को पकडकर उसे अपने पैरो से ऐसा रौद दिया कि उसका रूप पहचानना भी कठिन 
हो गया । तभी मेन्‍्द ते अपनी भीषण मुष्टियों के प्रहार से उपाक्ष को, उसक शरीर तथा हड्डियों 
को चूर-चर करके, मार डाला । 


इस प्रकार, चारो राक्षसनेताओ को मरे देखकर राक्षस-सेना प्राण लेकर भागने 
लगी । यह देखकर कुभ अत्यत कुद्ध हुआ और भागनेवालो को आश्वासन देकर सुरधनु- 
सदृश प्रकाशित होनेवालें अपने धनुष तथा चमकनेवाले बाण धारण करके एक पैर आगे 
करके धनुष चलाने की मुद्रा में खडे होकर क्रूर गति से वानरों पर बाण चलाने लगा । 
उसके वाणो के प्रहार से द्विविद एक पहाड की भाँति पृथ्वी पर भयकर गति से गिर पडा । 
अपने सामने अपने प्रिय अनुज की यह दशा देखकर मैन्द ने अत्यत बेंग से एक पर्वत कुभ 
पर फेंका, तो उसने सात बाणो से उस पर्वत को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । फिर, उससे मैन्द 
प्र एक ऐसा अस्त्र चलाया कि वह वीर पृथ्वी पर लुढक गया । अपने दोनो मातुलो को 
इस प्रकार धराशायी होते देख, अगद ने एक विशाल पव॑त को उठाकर कुभ पर फेंका । 
किन्तु, उसने पाँच बाणों से उस पर्वत को तोड दिया और फिर लगातार अगद पर असख्य 
शर चलाये । क्रोध से जलतें हुए अगद ने भयकर गति से कुभ पर कई विज्ञाल पर्वत 
फेंके, किन्तु कुभ ने उन सब पवेतो को सहज ही काट डाला । उसके परचात्‌ उसने दो 
पैने शर अगद के ललाट के मध्य भाग को लक्ष्य करके चलाये । इन शारो के प्रहार के 
कारण फूटनेवाली रक्‍त-धाराओ को पोछते हुए अगद ने एक पेंड को उखाडकर उससे 
कुभ पर प्रह्मार किया, किन्तु उस राक्षस ने उस पेड को भी तोडकर अगद को बहुत भीषण 


बाणो से पीड़ित किया । इससे अगद मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही 


३७२ रंगनाथ एयायण 


सभी वानर-सैनिक राम के पास भागे और उन्हें सारा बृत्तात कह सुनाया । राम ने 
जाववानू आदि श्रेष्ठ वानर-वीरों को कुभ के साथ युद्ध करने के लिए भेजा । वे वृक्षों 
तथा शिलाओ को फेंक्रते हुए राक्षस-सेना को भगाने लगे । तब कुभ ने अनेक पैते शरो 
को चलाकर वानर-बीरों के आक्रमण को रोका और अपनी सेता को आश्वस्त किया । 
कपि-बीरो तथा अगद को युद्ध-भूमि में मूच्छित गिरे देखकर सुग्रीव क्रोधोन्मत्त होकर असख्य 
विशाल पर्वत तथा अश्व-कर्ण वृक्षों को उखाडकर उनसे दानवों पर प्रहार करने लगा । 
किन्तु, देखते-ही-देखते कुभ ने उन सब को वष्ट-अ्रष्ट कर दिया और रविय्ुत्र पर कई 
बाण चलाकर उसे अत्यधिक पीडा पहुँचाई । फिर भी, विचलित न होकर सुग्रीव ने उस 
राक्षस के धनृष को छीनकर उसे खड-खड कर दिया । दाँत तोडने से जैसे हाथी क्रोध से 
अपने शत्र्‌ पर भपटता है, वैसे ही कुभ क्रोधावेश से सुप्रीव को मार डालनें का निश्चय 
करके, उसकी ओर लपकंकर उससे जूक गया । उस समय वे दोनो ऐसे लगते थे, मानो 
दो हाथी आपस में भिडकर लड रहे हो । इस प्रकार, दोनो उद्धत हो, अपनी श्रेष्ठ भूज- 
शक्ति को प्रदर्शित करते हुए, अपने चरण-ताडनों से पृथ्वी को कँपाते हुए धुएँ के समान 
लबी सॉस छोडते हुए, परस्पर ऐसे टकराते थे कि उनके आधातो से सारा आकाश विदीण 
हो जाता था । 


९४, सुग्रीव के द्वारा कुंम का वध 


निदान, सुश्रीव ने उस कुभ को उठाकर चारो ओर वेग से धुमाथा और उसे समुद्र 
में फेंक दिया, तो सभी देवता हष॑ की ध्वनि करने लगे। वह राक्षस समुद्र में ऐसे जा गिरा, 
मानो मदराचल ही समुद्र-तल में गिर गया हो । किन्‍्त, वह राक्षस फिर अत्यधिक वेग से 
सूर्य-पुत्त के समक्ष पहुँच गया और अत्यत क्रोध से सूप्नीव के वक्ष स्थल पर अपनी- 
मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसका प्रभाव सुग्रीव की हड्डियों पर भी पडा और अग्नि- 
कण ऐसे छितरा गयें, जैसे वज्ञपात होने से कनकाद्ि से अग्निकण निकलते हो । इससे 
क्रोधाग्ति से जलते हुए सूर्य-पुत्र ने उस नीच राक्षस के वक्ष/स्थल को लक्ष्य करके अपनी 
मुष्टि से ऐसा तुला हुआ प्रहार किया कि राक्षस अपनी शक्ति खोकर पृथ्वी पर लुढ़ककर 
मर गया । शात अग्ति के समान, प्रताप से हीन हो जब वह गिर गया, तब सभी राक्षस 
भयभीत हो, ऐसे भागने लगे कि सारी पृथ्वी हिल उठी और सभी समुद्र आलोडित 
हो उठे । 

अपने अग्नज को इस प्रकार गिरते हुए देखकर निकुभ की आँखों से अग्नि-कण निकलने 
लगे । वह क्रोधावेश से सिंहनाद करके, कनक-रत्न-प्रभा से युक्त तथा सतत पुष्प-चदन से अर्चित 
अपने परिधघ को ऐसे घुमाने लगा कि समस्त ब्रह्माण्ड ट्टता हुआ-सा दीखने लगा, सभी 
दिशाएँ चटकती-सी दिखाई पडने लगी और वायु-पाश टूटते-से दीखने लगे । तब हनुमान्‌ 
सुग्रीव की सहायता के लिए आ पहुँचा और गर्जन करते हुए स्वय उस राक्षस का सामना 
किया । तब राक्षस ने क्रोधोन्मत्त हो अपना परिष मारुति के वक्ष स्थल पर चलाया । उस 
प्रहार से चारों ओर अखि-कण छिटक पड़े और परिषघ आइचर्यजनक ढंग से च्र-चूर 


३, 


होकर ह॒नुमान्‌ के वक्ष की कठोरता को प्रकट करने लगा। उस आपात के कारण 


सखुद्धीकोड १७३ 


हनुमान्‌ स्वयं ऐसा हिल गया, जैसे प्रचंड बाय के कारण कोई विज्ञाल वक्ष डोलने लगता है । 
फिर भी, अत्यत घै्य॑ के साथ हनुमान्‌ ने निकुभ के वक्ष पर अपनी मप्टि का ऐसा 
प्रबल प्रहार किया कि उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और रक्‍त की धारा फट निकली । 
निकुभ भी प्रचण्ड वायु-वेग से आहत वक्ष की भॉति कॉप गया और श्षीत्र ही सँभलकर 
उद्धत गति से हनुमान को ऊपर उठा लिया । यह देखकर सभी दानव हर्ष की ऐसी ध्वनि 
करने लगे कि सारा आकाश कॉप उठा । किन्तु, कपि-पगव हनमान्‌ ने अपने-आपको शीघ्र ही 
उसक हाथ। से छूडा लिय। और युद्धनभूसि पर कूद गण । उसने अपनी मष्टि से 
निकुभ पर प्रबल प्रहार किथा और उसे उठाकर पथ्वो पर ऐसे पटका कि उसकी हड्डियाँ 
च्र-च्र हो गई । फिर, उसने उस राक्षस की छाती पर चढ़कर उसका सिर काट डाला 
और ऐसा भयकर गर्जन किया कि सभी दिशाएँ हिल उठी और पृथ्वी, आकाश, समुद्र एव 
सारा दिदूमण्डल उस ध्वनि से गजने लगा । 

हतशेष राक्षस शीघ्र लका मे रावण के निकट पहुँच गये और कुभ-निकुभ आदि छह 
शक्तिशाली बीरो की मृत्यु का समाचार कह सुनाया | तब रावण ने अत्यत क्रद्ध होकर 
खर के योग्य पुत्र मकराक्ष को बुलाकर कहा-- तुम अपनी विशाल सेना को साथ लेकर 
अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए राम-लक्ष्मण तथा उन वानरों का सहार करके आओ ।! 

९५४. मकराक्ष का युद्ध 

रावण का आदेश पाकर मकराक्ष अत्यधिक उत्साह से भर गया कि मुझे अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया । हर्ष से उसकी छाती फूल गई । 
उसने रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ होकर चल पड़ा । 
उसने रणोत्साह से फूलते हुए अपने निकट उपस्थित वीरों को देखकर कहा--तुम उम्र 
रूप से कपियों से युद्ध करो । में अपने भीषण शरो की अग्नि से राम-लक्ष्मण को तथा 
वानरों को छिन्न-भिन्न करके उनका नाश करूँगा ॥' 

उसके आदेश को स्वीकार करके सभी दानव उसके पीछे-पीछे चलने लगे । चलते 
समय उन्हें कई दु शकुन दिखाई पडे । किन्तु, उन सबको उपेक्षा करके तुरही-नाद तथा 
सिहनाद करते हुए राक्षस-सेना कपि-सेना पर ऐसे दूट पडी कि पुथ्व। तथा आकाश 
विचलित हो गये । वानरो ने देत्यो पर पर्वबतों तथा व॒क्षो की वर्षा की, तो दानवो ने गदा, 
दड, कोदड, खड़्ग आदि महान्‌ शस्त्रो की सहायता से उन सबको शज्षीक्रष ही खडित कर 
दिया और अपने शास्त्रों के प्रहार से वानरों को व्याकुल करके सिंह-गर्जज किया । उस 
समय मकराक्ष तने सभी वानरों पर अपना रथ वेग से चलाते हुए उन पर कभी तीस, 
कभी सौ, कभी साठ, कभी पेसठ, कभी बीस, कभी छब्बीस, कभी छह, कभी बारह, कभी 
दो, कभी दस, कभी पन्द्रह, कर अठारह, कभी तेरह, कभी चार, कभी चौदह, कभी तीन, 
कभी पाँच, कभी सात और कभी नौ बाण चलाकर उन्हें-पीडित कर दिया । 

उन अस्त्रो को सह न सकते के कारण सभी वानर इस वेग से भागने लगे कि 
पृथ्वी भी काँप उठी । तब रास ने धनुब उठाकर वानरो को आश्वासन देते हुए कहा-- 
भयभीत होकर भागो मत, में अभी आता हूँ, यो कहते हुए राम राक्षसों की चतुरगिणी 


३७2 ए्मनश्य एसायण 


सेना का सहार करने लगे । यह देखकर मकराक्ष कोध से दहाडते हुए अपता रथ राम के 
पास ले गया और उनसे कहने लगा--हे राघव, में खर का पृत्र हँ। तुमने पहले मेरे 
पिता का वध किया है। इसी कारण मेरा हृदय इतने दिनो से जल रहा है । में सतत 
तुम्हारे साथ युद्ध करने के अवसर की प्रतीक्षा में था । आज वह अवसर मुझे मिल गया । 
तुम यहाँ से हटो मत । अपने पिता के बच का प्रतिशोध लेने के लिए आज मेने तुम्हें 
प्राप्त किया है । तुम गदा, धतुष या खड़ग इन तीनो में से किसी को लेकर मेरे साथ 
युद्ध कर सकते हो ।' 

तब राघव ने कुद्ध होकर उससे कहा--है नीच दानव, व्यर्थ का गर्व क्यो करते हो ” 
में अपने भुज-जल का प्रदशेन करके युद्ध में तुम्हारा वध करूँगा । इन बातो को 
सुनकर मकराक्ष ने राम पर कई पते बाण चलाये । कितु, बीच में ही राम ने उन्हें काट 
डाला । उन दोनों के कठोर धनुष के ठकारो से समस्त ब्रह्माण्ड तथा दिशाएँ कपायमान 
होनें लगी । मकराक्ष, राम के चलाये सभी अस्त्रो को शीघ्र ही काट डालने और उन पर 
अनुपम बाणो का प्रह्मर करने लगा । कितु, राघव ने उसके बाणों को काटकर विविध 
भीषण शरों से उसे आहत करने की चेष्टा की । लेकिन, उस राक्षस ने शीघक्ष ही सब 
अस्त्री को खड-खड करको भयकर सिहनाद किया। तब काकुत्स्थ-वशज ने एक बाण से 
उस राक्षस का धनुष काट डाला । आठ दारो से उसके सारथी का सहार किया और 
उतने ही बाणों से उसके रथ को छिल्न-भिन्न कर दिया । 

रथ से रहित होकर मकराक्ष ने एक शूल राम पर चलाया । कितु, राम ने तीन 
वबाणों से उसको चूर-चूर कर दिया। यह देखकर देवता राम की प्रशसा करने 
लगे । वह राक्षस क्रोधोन्मत्त दाशरथि पर मुष्टि से प्रहार करने के लिए वेग से उनकी 
ओर आने लगा । कितु, राम ने इसी बीच उसके वक्ष पर अनलास्त्र का प्रहार किया, तो 
मकराक्ष तुरत पृथ्वी पर गिर पडा । उसी समय पश्चिम पर्वत पर कमल-बाधव (सूर्य ) अपनी 
अरुण प्रभा से भासमान होने लगा । हतशेष राक्षस लका में भाग गये और रावण से 
मकराक्ष की मृत्यु का समाचार कह सुताया । तब क्रोध एवं चिता से अभिभूत होकर रावण ने 
इद्रजीत से कहा--हे तात, युद्ध में कपियो तथा राम-लक्ष्मण को क्षणमात्र में मार 
डालने की क्षमता रखनेवाला तुम्हारे सिवाय और कौन शूर रह गया है ? तुम शीक्र 
अपनी सेना के साथ जाओ और उन दोनो का सहार करके लौट आओ, जैसे तुम देवताओं 
का सहार करके लोट आये थे ।' 


९६, इन्द्रजीत का तुतीय युद्ध 


तब इद्रजीत ने विनय से रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर युद्ध 
के लिए चल पडा । वायुवेग से जानेवाले अश्वों से जुतें हुए विशाल रथ पर आरूढ 
होकर शरत्काल के बादलों से आच्छादित शेल की भाँति वह इवेत छत्रो की छाया में बैठे 
हुए जाने लगा । उसके दोनो पारशवों में सुन्दरियाँ अपने रमणीय ककणों की मधुर ध्वनि 
करती हुईं चामर डुला रही थी । अपने मुख पर रणोत्साह की दीप्ति को लिये हुए उससे 


अपनी माता को श्रणाम किया और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके पत्नी तथा पुत्रों से 


खद्धकांड ३४४ 
विदा लेंकर अपने भाइयों की मृत्यु का स्मरण करके, अत्यत कद्ध हो, बडे दर्प के साथ 
वह आगे बढ़ा । उसके पीछे असख्य दानव-सेना तथा काम-रूप मंत्री उसकी सेवा करते 
हुए चले । उसी समय साठ करोड, चार दॉतवाले विशालकाय गज तथा भेरुण्ड पक्षी 
के समान बृंहदाकार, तोते के रगवाले चार करोड घोडे उत्तर द्वार से निकले | ऐसी 
घोर युद्ध-सज्जा से युक्त हो इद्रजीत निसानो की भयावह ध्वनि के वं।च लकापुर से निकला 
और वानर-वीरो के दुर्वार गर्जनों की ध्वनि से गृजायमान होनेवाली युद्ध-भूमि में जा पहुँचा । 


९७, इन्द्रजीत का होम करना तथा कृत्ति नामक शक्ति प्राप्त करना 


३ 


युद्ध-भूमि में पहुँचकर इच्धजीत रथ से उतरा और चारो ओर दैत्यो को खडा 
किया । एक त्रिकोणाकार वेदी बनाई और दक्षिण दिशा से श्मशान की सिद्ध-अग्नि लें 
आकर उसे वेदी पर प्रतिष्ठित किया । उसके पश्चात्‌ उसने बडी भक्ति से रक्‍त वर्ण के 
वस्त्र, माला तथा चदन धारण किये, दण्ड, उपवीत तथा मौर्ज। (मूँज की करघनी) धारण 
की और संपूर्ण मन से खट़वाग का ध्वज स्थापित किया, महान्‌ निष्ठा से कपाल पर आसीन 
होकर ककाल की परिधि बनाई और दक्षिण दिज्षा में लोहे के स्लुक तथा ख्ुवा सजाये । 
फिर, उसने क्रृष्ण वर्ण के यज्ञ-पशुओ के रक्‍त तथा मास अग्नि-कुड में डालकर मौन 
धारण किया । तत्परचात्‌ अथवंवेद की विधि के अनुसार अविराम मरत्रोच्चारण करते हुए 
स्रुक-ल्वाओ को अपने हाथ में लेकर उस प्रज्वलित अग्नि में विधिवत्‌ ताड की 
समिधाओ, तिल तथा सरसो का हवन किया और उस होम के धूम से समस्त ब्रह्माण्ड 
को भर दिया । उस समय उस अग्नि-कुड से एक विज्ञाल रथ निकला । फिर, भयकर 
केश, भयावह रूप तथा कपाल, चमकनेवाली डाढ़ें, अस्थि की मालाएँ तथा अग्नि-ज्वालाओ 
को उगलनेवाली आँखों से युक्त हो, निरतर अद्वह्वस करती हुई दहाडनेवाली एक (क्त्ति) देवी 
निकली । उस देवी ने कहा--हे देव-वैरी, जो भी कार्य हो, मुझे सौपो। में उसे सपन्न 
करूंगी । उस देवी को पहचानकर, इन्द्र्जत अस्त्रों को तथा उसको लिये हुए, रथ पर 
बेठे, आकाश में चला गया और वानरों पर आक्रमण करने के लिए छिपा रहा । उसकी 
सारी सेना लका को लौट गई । | 

इन्द्रजीत कपि-सेना पर घोर शरजवृष्टि करके उन्हें विवश कर दिया । हिलाओ 
की वर्षा के कारण चारो ओर उडनेवाले पक्षियों की भाँति कुछ वानर तितर-बितर होकर 
भाग गये । कुछ वानर अपना प्रताप खोये हुए रहें | कुछ घायल होकर लाल रग की 
नदियों से युक्त प्वतो के ढहने को भॉति रक्‍त-धाराएँ बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे । 
उस राक्षस-कुमार के बाणो के कारण चारो ओर अधकार व्याप्त हो गया । वानर-बीर 
अतरिक्ष में छिपे हुए इद्रजीत को देख नहीं सकते थे । इसलिए, वे उन बाणों को रोकने 
का कोई उपाय भीं नहीं कर सकते थे। किन्तु, इंन्द्रणीत अविराम गति से भूमि तथा 
आकाश को अपने बाणों से भरने लगा । उन पैने बाणों से कुछ वानरों की कमरें कट 
गई , कुछ च्र-चूर हो गये, कुछ खड-खड होकर मिट्टी में मिल गये । कुछ इद्रजीत के 
बाण लगते ही, युद्ध करने के लिए लाये हुए व॒ुक्षो को, पृथ्वी पर छोडकर भूमि पर 
लोट गये । 


३0% एगैनायथ एयशयर 


कुछ लोगो के सिंर पर बाण ऐसे लगते कि बे पृथ्वी से सट जाते और खडे-ही- 
खडे मर जाते थे, कुछ समस्त अगो में बाणों के लगने से, भूमि पर लोट जाते । कुछ 
गजी के शवों को आड में छित जाते और कुछ अपने हाथो में पव॑त उठाये हुए राक्षस के 
बाणों को रोकते । कुछ बानर इद्रजीत के दृष्टिगोचर न होने से पुत्र -पुत आकाश को 
ओर देखते हुए दाँत पीसते थे । अविरल अस्त्र के प्रवाह के ऊपर से गिरते रहने से कुछ 
वानर उससे अपने मुखो को रक्षा करने के लिए अपनी हथेलियों को सेतु के समान बनाकर 
उसे रोकते थे । कुछ वानर अशनि-पिडो की भॉति गिरनेवाले उन बाणो को शीघ्र ही 
अपने हाथो से तोड डालते थे और कुछ पूछो से उन पर प्रहार करके उन्हें तोड डालते थे, 
कुछ बानर बाणों के आघात से रक्‍त में सन गये थे और कुछ बाणो के प्रहार के 
बावजूद अचल खडे रहते थे । कुछ वानर आऑतो के बाहर निकलने से पृथ्वी पर लोटते हुए 
और जँभाइयाँ लेते हुए अपनी आँखें बद कर लेते थे, कुछ कहते थे कि अत में हम 
श्रीराम के लिए युद्ध में अपने प्राण दें पाये और कुछ ब्रह्म! को कोसते हुए कहते थे कि 
यह दुर्जय है, आज इसको जीतना असभव है । कुछ वानर कहते थे कि यह ब्रह्म। की' दी 
हेंई शक्ति है, इसलिए यह ब्रह्माण्ड में कही भी दीख नहों रहा है, किन्तु राम के आगे 
ब्रह्दय का वर ही क्‍या है और स्वय ब्रह्मा की ही क्‍या हस्ती है ” पता नहीं कि रामचन्द्रजी 
अबतक कुद्ध क्‍यों नहीं हो रहे है ” 

इस प्रकार, सभी वानर जितने म्‌ह उतनी बातें कर रहे थे । इख्बजीत अपने अनुपम 
पराक्रम का प्रदर्शत करते हुए एक स्थान पर धनुष का ठकार करता, तो दूसरे स्थान पर 
शर-वृष्टि करता । एक स्थान पर अपना नाम कहता, तो दूसरे स्थान पर गर्जन करता, 
एक स्थान पर डाँट बताता, तो दूसरे स्थान पर हसता और कही हुकार भरता । इस 
प्रकार, जब वह भयंक्रर गति से विचरण करने लगा, तब श्रेष्ठ बलवान्‌ हनुमानू, अगद, 
शरभ, ऋषभ, जाबवानू, गज, गवाक्ष, गधमादन, विजय, नील, सुषेण, पनस आदि योद्धा 
शीघ्र ही पर्वतो तथा बृक्षो को उठा-उठाकर समस्त' आकाश में फेंकने लगे, किन्तु वे इन्द्र- 
जीत के चलाये हुए बाणों से टक्राकर खड-खड हो गये और वायु-वेग से तथा भयकर 
ध्वनि के साथ, जहाँ-तहाँ पृथ्वी पर गिर गये और उनकी चोट से कई वानर मृत्य को 
प्राप्त हो गये । फिर, मेघनाद अत्यत करता से बाणो की अविराम वर्षा करने लगा, तो 
कुछ वानर खडित होकर गिर पडे और कुछ भयभोत होकर चारो दिशाओं में जाकर छिप गये । 
इस प्रकार, इख्धजोत ने बाणों के प्रहार से दस करोड वानर-बीरो को मिट्टी में 
मिला दिया । उसके पश्चात्‌ भी उसका सामना करनेवाले कितने ही वानरों को अपने 
प्रचण्ड वाणो के प्रहार से खड-खड कर दिया । महान्‌ पराक्रमी हनुमानू, अग॒द, शतबली 
गवाक्ष, नील, नल, पनस, कुम॒द, गधमादन तथा ऋक्ष एबं असख्य वानरनायको को अपने उम्र बाणों 


से निरचेष्ट कर दिया और ऐसा पिहनाद किया कि देवताओ के हृदय भी दहल उठे । 


९८, राम का आग्नेय अख्न से इन्द्रजीत की माया को दूर करना 


इन्द्रजीत के दुर्वार विक्रम से मत-ही-मन भयभीत हो, गये त्यागकर कपि-सैनिक 
लक्ष्मण के पीछे आ-आकर शरण लेंगे लगे । तब सौमित्र ने रामचद्र को देखकर कहा--- 


खुद्धंआाड ३७७ 


हैं देव, अपनी माया के कारण गर्वाध होकर यह इस प्रकार कपि-सेता का सहार करने 
पर तुला हुआ है। हमें अब शीघ्र इसका वध कर डालना चाहिए ।' तब राम ने अनुज को 
देखकर कहा--हे लक्ष्मण, ब्रह्मा के वर के प्रभाव से यह आकाश में दूसरो की दृष्टि में 
आये विना गर्व से बहुत फूल रहा है । हम कितना भी क्रुद्ध होकर युद्ध करें, यह हमारे 
वश में नहीं आ सकेगा । आज यह हमारे लिए असाध्य हैं । इसके ऊपर कोई भी अस्त्र 
सफल सिद्ध नहीं होगा, केवल हमारे अस्त्र व्यर्थ जायेंगे ।। उसी समय अग्निदेव ने आकर 
मृदू वबचनो में कहा--हें नर-नाथ, इसकी माया को देखकर आप भयभीत भत होइए । 
यदि आप आग्नेय मत्र को जपकर बाण चलावें, तो उस देवी की शक्ति नष्ट हो जायगी 
और वह उस राक्षस को छोडकर चली जायगी ।' 


इतना कहकर जब अग्निदेव चले गये, तब राम विधिवत्‌ अग्नि-मत्र का 

जप करके बाण चलाया । तुरत वह माया-मूत्ति अद्भुत रीति से इन्द्रजीत को छोडकर कही 
चली गई । तब इन्द्रजीत पृथ्वी पर उतर आया और धनुष का भीषण टकार करने लगा। 
इतने में सभी वानरनायक मूर्च्छा से मुक्त हो शीघ्र एकत्र हुए और इन्द्रजीत से भिड गये । 
हनमान्‌ ने शैल-शुग से, अगद तथा मैन्द ने विशाल पर्वतों से, गज ने बडे पर्वत से, नील ने 
एक विश्ञाल वृक्ष से, नल ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से, सूर्य-पुत्र ने एक विशाल वृक्ष से, 
पनस ने असख्य शाखाओवाले वृक्ष से, विभीषण ने भयकर गदा से, सपाति ने ताल-वुक्ष से, 
अन्य वानर तथा जाबवान्‌ आदि वीरो ने असख्य वृक्षों तथा महाशलो से इन्द्रजीत पर 

प्रहार किया । लक्ष्मण ने तीन बाण चलाये और राघव ने एक सौ तीर चलाये । किन्तु, 
उस राक्षस ने उन सब को अपने विविध दशरो से चूर-चूर कर दिया और अपने घोर बाणो 
की वृष्टि से वानरों को विफल कर दिया । उसने अठारह परुष तथा उग्र बाणों से गध- 
मादत को, पाँच शरो से मैन्द को, सात तीरो से द्विविद को, सात बाणो से हनुमान्‌ को, 
सात ही बाणों से कुम्॒‌द को, नौ बाणों से अगद को, उतने ही शरो से नल को, पाँच 
तीरो से नील को, सात बाणों से गवाक्ष को, पैसठ बाणों से सुग्रीव को, बीस बाणों से 
पनस को, सात बाणों से दधिमुख को, सौ बाणों से राघव को, पचहत्तर बाणों से लक्ष्मण 
को, तीन ही बाणों से शतबली को, तथा सौ बाणों से विभीषण को व्याकुल कर दिया 
और अन्य वानर तथा ऋक्ष-वीरों को अपने शराघात से मरणासबन्न कर दिया । तब हनु- 
मान्‌ ने पर्वत-छुग को, अगद ने बृहदाकार शिलाओं को, पनस तथा विभीषण ने विशाल 
गदाओ को, सपाति ने उत्ताल ताल को, नल ने साल तथा अश्वकर्ण नामक वृक्षों को, 
सूर्य-पुत्र ने पर्बत-पक्तियो को, शक्ति-विक्रम-सपन्न नील ने शक्ति को, अनल ने सप्तपर्ण को, 
अन्य वानरों ने खद्र-व॒क्षों को तथा शतबली ने बर-ब॒क्ष को उस इन्द्रजीत पर फेंका । 
लक्ष्मण ने तीन उग्र बाण चलाये और राम ने एक सौ श्रेष्ठ दरों को चलाया । शरभ, 
ऋषभ, जाबवानू, गवय, सुषेण, गवाक्ष, गज, द्विविद, मैन्द तथा अन्य अनुपम शूर वानरो ने 
विश्ञाल पव॑तो तथा व॒क्षों को उस राक्षस-राजकुमार पर फेंका। किन्तु, इन्द्रजीत ने आइचरय्ये- 
जनक ढंग से उन सबको अपने बाणों से चूर-चूर कर दिया और सूर्ये-पुत्र के वक्ष प्र 
एक शूल ऐसा चलाया कि वह प्रचण्ड वायु के आघात से कपित होनेवाले वृक्ष की भाँति 

४ 


ने 
से 


३७८ रंगन/थ एसायपें 


कॉप गया । तुरत उसने ऋषभ, गवाक्ष, सुषेग, अगद, जाबवान्‌, कुमुद, हनुमान, गधमादन, 
नल आदि वीर वानरों को अपने अनुपम युद्ध-तकौशल से विवश कर दिया । फिर, 
उसने रांघव पर विविध बाण चलाये और लक्ष्मण के धनुष को खडित कर दिया और 
विभीषण को बाणो के प्रहार से रककफोर दिया । तब उसने प्रलय-काल के बादल की भाँति 
बार-बार गर्जन करते हुए राम से कहा--हे रघुराम, देखा तुमने, मेरे कोध में आते ही 
सुग्रीव॒ आदि वानर-वीर कैसे गिर गये ? हे राजकुमार, तुम पर विश्वास करनेवाले इन 
वानरो की धज्जियाँ उड गई । इस प्रकार कहने के परचात्‌ भी उस राक्षस ने अनेक 
बाण उस कपि-सेना पर चलाये और तदनतर में विजयी हुआ, यो चिल्लाते हुए लका 
को लौट गया और अपने पिता से अपने युद्ध-कौहल का वृत्तात कह सुनाया । 

अपने पुत्र के पराक्रम का वृत्तात सुनकर रावण अत्यत हर्षित हुआ और उसे निकट 
बुलाकर हृदय से लगा लिया और कहा--हे वत्स, तुम्हारे जैसे पुत्र के रहने से ही तो में 
शत्रुओं के द्वारा मारे गये अपने बधु-बाधवों की मृत्यु का प्रतिशोध ले सका । आज मेरा 
दुख दूर हुआ | महान्‌ वीर कुभकर्ण मारा गया, महाबली प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हुआ, 
अनूपम वीर त्रिशिर का अत हुआ, अतिकाय युद्ध में आहत हुआ, महापादवें तथा महोदर 
युद्ध में गिरे, नरातक तथा देवातक कट मरे, कुभकर्ण के पुत्र, घोर पराक्रमी कुभ तथा 
निकुभ नष्ट हुए, साथ-ही-साथ मकराक्ष भी युद्ध में काम आया और समस्त राक्षस-सेना 
का नाश हो गया । कपियों ने अपने प्रताप का प्रदर्शन करके लका को जला दिया । 
हे पुत्र, तुम इन बातों का स्मरण करके शीघ्र ही जाओ और अपने भयकर बाणो के 
प्रयोग से राम-लक्ष्मण का वध कर डालों । तुम रण-विद्या में दक्ष हो । पहले तुमने 
सहज ही' देवेन्द्र को युद्ध में जीत लिया था । यदि तुम कऋुद्ध होकर युद्ध के लिए प्रस्थान 
करोगे, तो निखिल लोक उसी समय भस्म हो जायेंगे । तुम्हारे समक्ष इन नर तथा वानरो 


की शक्ति ही कितनी है ?' 
९९. इन्द्रजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना 


इस प्रकार के उत्साहवद्धेक वचन कहकर रावण ने अपने पुत्र को विदा किया । 
तब वह अपने पुरोहित को भी साथ लेकर युद्ध-भूमि में पहुँचा और वही यज्ञ करने का 
उपक्रम करने लगा । परिचारक लोग शीघ्र ही अस्थि, कपाल, आवश्यक पात्र, लोहे के 
ख्ुकू-लुवा, शस्त्र, ताल, समिधाएँ, रक्‍त-वस्त्र, रक्‍्त-चदन आदि ले आये । तब 
उसने रक्‍त-वस्त्र, रक्‍्त-माला तथा रक्‍त-चदत धारण किया, मारण-तत्र-विधि से तोमर, 
प्रास तथा खड़गो को हवन-कुड की परिधि के रूप में सजाया और सजीव क्ृष्ण-हरिण 
का कठ काटकर उसका सिर ले लिया और भक्ति के साथ विधिवत्‌ होम किया । 
अग्निदेव ने अपने धूम तथा शिखाओ को चारो ओर व्याप्त करतें हुए प्रज्बलित होकर 
हव्यो को ग्रहण किया । उस जयशील निश्ञाचर वीर ने विजय के कई शकुन देखने के 
कारण अत्यत ह॒ष से नियमपूर्वक होम समाप्त किया । उसके पहचात्‌ उसने चार अदुव 
जुते हुए, भयकर तथा श्रेष्ठ बाणों से दीप्तिमान्‌ होनेवाले, सुदर ढंग से अलकृत सिंह 
तथा अद्/-चन्द्र के चिक्तों से अकित, मणियों की उज्ज्वल काति से भास्वर पताका से युक्त, 


खुद्धेकाड ३७६ 


ब्रह्मस्त्र-से रक्षित, तथा युद्ध-भूमि मे अदृश्य रूप से विचरण करनेवाले एक रथ को 
प्राप्त किया । उस रथ पर आरूढ होकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ | जाते समय 
उसने राक्षस-सैनिको से कहा--अब मे तुम्हारे समक्ष ही उन दाशरथियों को युद्ध-क्षेत् 
में ग्रिराकर उनसे प्रतिशोध लूंगा और अपने पिता दशकधर के दुख को दूर करके उन्हें 
विजयी बना दूंगा ।' में एक निमिष मात्र में सूर्य-पुत्र तथा अन्य वानर-पुगवों का 


सहार कर डालूगा और देखते-देखते ही युद्धक्षेत्र में, मे अन्य वानर-वीरो का भी 
नाश कर दूँगा ।! 


इस श्रकार कहने के पदचात्‌ वह अदृश्य हो गया । राक्षसों से युद्ध करनेवाले 
राघवों को देखते ही उसकी भौहें तन गईं । तुरत धनष का सधान करके उसने दुर्वार 
गति से उन पर ऐसी शरअबुष्टि की, जैसे प्रलय-काल में बादल जल-वुष्टि करते हे । यह 
देखकर राघवो ने क्रोध से समस्त आकाश को उम्र बाणों से भर दिया । इब्रजीत ने तब 
उन सबको खडित करके ऐसी शर-वृष्टि कर दी कि सभी दिज्ञाओ में अधकार-सा छा गया । 
केवल उसके विशाल एवं प्रचड कोदड की भयकर ध्वनि, रथ की नेमियो की ध्वनि, 
रथ के अड्वों की ठापो की ध्वनि तथा प्रत्यचा का ठकार-मात्र सुनाई पडता था, किस्तु 
उस राक्षत का रूप कही दिखाई नही पड़ता था । इससे दोनो राजकुमार आइचर्य से 
आकाश की ओर देखने लगे । किन्तु, वह राक्षस शीघ्र उनके शरीरों के सभी अगो में 
पेनें बाणों से प्रहार करने लगा । तब राघतवेंन्द्र ने क्द्ध होकर उसी दिशा में अपने बाण 
चलाकर उसके बाणो को जहाँ-के-तहाँ काट दिया । तब भुजबली इन्द्रजीत अपने रथ को 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में चलाते हुए असख्य शर चलाने लगा। तब उसके बाणो से क्षत- 
विक्षत अगो से राम-लक्ष्मण पुष्पित किशुक-वृक्षों के सदृश दीखने लगे । प्रलय-काल के 
बादल के सदृश अपने विशाल शरीर को छिपाये हुए दक्षिण-दिशा से इन्द्रजीत ने राघवों 
को देखकर कहा--अब तुम कहाँ जाओगे और कहाँ छिपोगे ? तुम मेरे हाथो में फेस 
गये हो । अब तुम्हारी रक्षा करनेवाला कौन हैँ ? देवता तो अब इस ओर अपना मुह 
भी नहीं दिखा सकेंगे । दुबले-पतले बदरो पर भरोसा करके बडे साहस के साथ तुम युद्ध 
में आकर धोखा खा गये । मेरे तीक्षण बाणो की अग्नि-शिखाओ से बचकर तुम अब कहाँ 
जाओगे ? उस विभीषण के वचनो पर अधिक विश्वास करके मेरी शक्ति को तुम पहचान 
नही सके । में अभी तुम्हारा वध करता हूँ और आज ही जाकर अयोध्या में रहनेवाले 
उन भरत-शत्रुष्न का भी अत करता हूँ । 


यह सुनकर सभी वानर तथा देवता सश्नमित-से हो गये । इन्द्रजीत कुद्ध होकर 
कभी पश्चिम दिशा से गयव॑ का प्रलाप करता, तो कभी उत्तर दिशा से धनुष का टकार 
करता । फिर, पूर्व दिशा से घोर शर-बृष्टि करता और तुरत दक्षिण दिशा से ऐसा घोर 
गर्जेन करता कि पृथ्वी हिल उठती । इस प्रकार, वह भिन्न-भिन्न दिशाओ में सचार करते हुए 
वानरो पर बाण चलाने लगा । तब राम-लक्ष्मण धनुष पर बाण चढाये हुए शीघ्र ही, 
उस राक्षस के चलाये हुए बाणों को बीच में ही तोड देते । उसके इस युद्धकौशल को 


देखकर देवता तथा सूर्य-पुत्र आदि वानर-वीर आहचर्य-चकित हो गये। 


३८० एंगन/थ एमाशयर 


५ 


इन्द्रजीत के बाणों से सैकडो कपियों को मरकर ढेर होते देखकर, सौमित्र ने क्रोध 
से अपने भाई से कहा--हे देव, इस राक्षस के हाथो से वानरों का सर्वनाश हो गया है। 
तब भी आप ऐसे चूप साधे क्‍यों हे? वहाँ देखिए, भालुओ के नेता सभी दिशाओं में गिर- 
कर लोट रहे हैँ और अनेक वानरनायक नष्ट हो गये है । हें प्रभु, सभी वानर आपका 
भरोसा करके बडी भक्ति के साथ युद्ध में आये और इन्धजीत के दारुण अस्त्रों से आहत 
होकर गिरते हुए आपका ही नाम ले रहे है । शत्रु ने आपकी सारी सेता को समाप्त कर 
दिया है । अब आप यदि इसे नही रोकें, तो अतर्थ हो जायगा । हें सूर्यक्शतिलक, शत्रुओं 
का सर्वेनाश करने की क्षमता रखनेवाले आपके बाण चारो दिशाओं मेँ व्याप्त होकर अपने 
दिव्य शरीर धारण किये हुए रहते है । आप उन्हें ग्रहण करके शत्रु का वध कर डालिए । 
इन शत्रुओं की शक्ति ही क्‍या हैँ कि आपका सामना करके युद्ध कर सके ? ऐसे शात 
रहना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है । आप ऐसी चिता में क्‍यों पडे है ? हे सूर्य-सम 
तेजस्वी' प्रभु, आप अपने भुज-बल तथा पराक्रम का विचार ही नहीं करते । हे नाथ, 
आपकी भक्ति करनेवाले मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आप चिता क्यों करते है ? आपकी 
कृपा से में स्वय इस नीच दानव का वध करने में समर्थ हैँ । में अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करके इस कुटिल राक्षस-वश का नाश करता हूँ ।! 


तब राघव ने अपने अनृज से कहा--हे लक्ष्मण, केवल इस एक के कारण अनेक 
का सहार करना क्‍या उचित है ? जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेते है, क्‍या, उनका भी 
सहार करता ठीक हैँ ? उसे ब्रह्मा का यह वर प्राप्त है कि यह देव-दनुज तथा रुद्रादि 
देवो के द्वारा नही मरेगा , उस वर के गौरव की' रक्षा करने के लिए ही' में अबतक 
इसके ओऔद्धत्य का सहन कर रहा हँ । अब भी यदि यह युद्ध-भूमि में रहा, तो में स्वय 
इसका सहार करते की क्षमता रखनेवाले वीर-वानरों को भेजगा । वे ही बुरी तरह इसे 
पीडित कर सकेंगे । यदि ऐसा नहीं हो सका, तो भले ही यह मेघनाद, इन्द्रलोक में 
आश्रय ले, ब्रह्मलोक में शरण ले, रुद्र-लोक में छिप जाय, पृथ्वी में प्रवेश कर रसातल में पहुँच जाय, 
समुद्र में डूब जाय या चाहे यम ही इसकी रक्षा करे, अथवा इसका दादा पुलस्त्य स्वय इसे 
अपनी आड में छिपा ले, फिर भी मे इसका वध अवश्य करूँगा, में इसे छोड गा नहीं ।' ' 


राम के इस प्रकार कहते ही उनके क्रोध की कल्पना करके इन्द्रजीत युद्ध करने की 
इच्छा छोडकर अपनी भयकर सेना को साथ लिये हुए लका को लौठ गया और अपने 
पिता से कहने लगा--हे दानवेर्द्, मेने युद्ध में वानर-सेना का सर्वेनाश और राम-लक्ष्मण 
का मात-हरण किया हैं उसकी बातें सुतकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा--युद्ध के लिए 
तुम्हारा इस प्रकार जाना और फिर लौट आना किस प्रयोजन का है ? तुम ने कौन बडा 
काये किया हैं कि मेरे सामने डीग हाँक रहे हो ? राम-लक्ष्मण का वध किये विना तुम 
लौट आये और कहते हो कि सब मर गये । यदि तुम अपने झौय॑ का प्रदर्शन करते हुए 
युद्ध करते, तो समस्त लोक भस्म हो जाते । अबतक जो सफलता तुम्हें मिली है, उसे 


बहुत बडा मानकर तुम सतुष्ट मत होओ । अपने पराक्रम से राम लक्ष्मण को तथा वानरो 
को मारकर, फिर मुझे अपना मुख दिखाओ ।' 


सुद्धकोंड ३८९ 
१००, इन्द्रजीत का माया-सीता का सिर काठना 


७, 


रावण के इन बचनो को सुनकर इंद्रजीत ने कहा--एऐसा ही होगा, और अपने 
पिता की आज्ञा लेकर वहाँ से चल पडा । उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि इस 
भयकर युद्ध में अतिकाय, कुभकर्ण आदि दैत्य-वीर अपने प्राण खो बैठे हे, इसलिए में किसी- 
न-किसी' प्रकार से राम-लक्ष्मण को अवश्य परास्त करूँगा । यो सोचकर उसने अपनी 
माया से एक माया-सीता की सुष्टि की और उसे साथ लिये हुए अपनी सेना के साथ 
पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुआ । उस राक्षस के प्रताप से भयभीत हो सभी वानर 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागने लगे । तब हनुमान्‌ एक महान्‌ शल-छ्ुग को उठाकर उस 
राक्ष। का सामना करने को लिए आया । वहाँ उसने इन्द्रजीत के रथ पर माया-सीता 
को देखा । वह (माया) सीता राम की अत्यधिक विरहाग्ति से पीडित आहार तथा निद्वा 
से रहित अत्यत दुख से अभिभूत दिखाई पड रही थी। नि श्वास छोडनेवाली उस माया- 
सीता का शरीर नितात दुबंल था, मुख पीला पड गया था और उसके कमल-दल-जैसे 
नेत्रो से आँसू बह रहे थे । उसके केश उलभे तथा मलिन थे । उसके सभी अग पृथ्वी पर 
लोटने के कारण धूलि-धूसरित थे । वह अपना कातिहीन मुख, कर-पल्‍लब पर ठेके हुए 
इस प्रकार कॉपती' हुईं बैठी थी, जैसे प्रचड वायू से लता कपित होती है । उस सीता को 
देखकर हनूमान्‌ दुखी होने लगा, हाय भगवन्‌, यह राक्षस राम की पत्नी कीन जाने 
और क्या दुर्गति करेगा । उनकी यह दीन दशा मुझे देखना पड रहा हैं। फिर भी वायु- 
पुत्र धोर वानर-सेना को साथ दारुण रूप से उस राक्षस पर आक्रमण करते का उपक्रम करने 
लगा । यह देखकर दशकठ के पुत्र ने बडी ऋरता से हनुभान्‌ को देखकर कहा--रें वानर, 
अब क्यो आगे बढ रहा है ? ले, सीता को यहाँ देख । इसी सीता के लिए तो तू इस 
प्रकार उत्तावला हो रहा है ” में अभी इसका सिर काट डालता हूँ ।' 

तब बाघ के सम्मुख पडी हुई हिरणी के समान दीखनेवाली सीता अपनी आँखों 
से अश्र बहाते हुए, हाय राम, हाय राम” कहकर आत्तनाद करने लगी। वह क्रूर राक्षस 
सीता के केश पकड़कर खीचने लगा । तब वायुपुत्र ने ,उस राक्षस से कहा--रे दुरात्मा, 
क्या, यह तुम्हारे लिए उचित हैं ? तुम राक्षस हो तो क्या हुआ ? तुम विश्ववसु के पोते हो, 
क्या तुम्हारे लिए यह शोभा देता हैं कि तुम मनुकुलेश्वर राम की पत्नी को इस प्रकार 
केश पकडकर खीचो 7” 


हनुमान्‌ के इतना कहते ही इन्द्रजीत ने अपने खड्ग को उठाकर उस भायान्सीता का 
सिर काट डाला और कहा--अब तुम जाकर यह समाचार राम-लक्ष्मण से कहो । यह 
देखकर अनिलकुमार अत्यत शोक-सतप्त हुआ । खड्ग से कठकर, रक्‍त से लथपथ माया- 
सीता को दिखाकर इन्द्रजीत ने हनुमान्‌ से कहा--हे वानरोत्तम, राम की पत्नी इस सीता 
का वध मैने अपने खड़ग से कर डाला । अब तुम्हारा रणोत्साह शिथिल पड जायगा । 
इतना कहकर इन्द्रजीत यूगात के घनघोर मेघ के गर्जत की भाँति सिहनाद करके दिग्गजों 
के कर्ण-पुटो तथा दिशाओं को विदीर्ण करते हुए, झत्रु-सैनिको के मन में भय उत्पन्न करते 


हुए, युद्ध-भूमि में आगे बढ़ा । उस राक्षस को देखते ही सभी वानर भागने लगे । तब 


पर र॑ंगन7थ रयायण 


हनुमान्‌ ने उन्हें देखकर कहा--हे कपि-बीरो, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता छोडकर 
भाग जाने का क्‍या यही समय है ” क्या, तुम युद्ध-धर्म को नहीं जानते ? क्या, युद्ध-क्षेत्र 
से भागना, अपने बश के लोगो को कलकित करना नहीं है ? मैं आगे-आगे चलता हूँ, 
तुम मेरा अनुगमन करो ।' 

हनमान्‌ के वचन सुन्तकर सभी वानर पवत-श्रुग तथा वृक्षों को उठाये हुए, गर्जन 
करते हुए हनुमान्‌ के पीछेन्‍्यीछे चले और राक्षसों पर उन प्व॑तो तथा वृक्ष को फेंकने 
लगे । पवन-कुमार ने भी क्रोध से एक महान्‌ पर्वत को उख्लाडकर उस राक्षस पर फेंका । 
तब इन्द्रजीत के सारथी ने रथ को तुरत दूसरी और फिरा लिया, तो वह पव्वत भयकर 
ध्वनि के साथ पृथ्वी पर आ गिरा । इतने में वानर फिर से पव॑तो पथा वृक्षों को ला- 
लाकर राक्षस-सेना पर फेंकने लगे । वानरो के प्रहारों से अपती सेता को नष्ट होते देख 
रावण का पुत्र क्रुद्ध होकर शूल, मुद्गर तथा खडगों के प्रहार से वानरों का सहार करने 
लगा । तब मारुति ने अत्यत क्रोधोन्मत्त हो अपने भयकर रण-कौशल का प्रदर्शन करते 
हुए राक्षतों पर शिलाओ तथा वृक्षों की वर्षा करके राक्षसों को भगा दिया । इसके परचात्‌ 
उसने वानरों को देखकर कहा--हे वानरों, इस अधम राक्षस ने राम की पत्नी सीता का 
वध कर दिया हैँ । हमारा कार्य बिगड गया है । अब हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही 
क्या हैँ ? में यह समाचार राघव को सुनाने के लिए जा रहा हूँ । उसके परचात्‌ राम जो 
आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे । अब तुम सावधान होकर रहो । यह राक्षस महान कूर है ।' 


१०१ इन्द्रजीत का निकुमिल-यज्ञ करना 


इस प्रकार कहने के पदचात्‌ हनुमान्‌ को जाते हुए देखकर रावण का पुत्र मन-ही- 
मन सोचने लगा--यह बली यहाँ से चला गया, अब मेरे यज्ञ में विष्त डालने की शक्ति 
किसी में नहीं है ।! यो सोचकर वह राक्षस रकत-मासों से अनल को तृप्त करते हुए 
निकुभिल-यज्ञ करने का प्रयत्त करने लगा । इधर राम ने पश्चिम दिशा में अत्यधिक 
कोलाहल सुना, तो शीघ्र जाबवानू को बुलाकर कहा--पर्चिम दिशा में विपुल घोष सुनाई 
पड़ रहा है । न जाने, हनुमान्‌ पर कोई विपत्ति आ पडी हो । तुम ज्ञीघत्र ही सेना के 
साथ जाओ और वहाँ के विपुल घोष के सबंध में पता लगाकर आओ ।' 

राम का आदेश पाकर ऋक्षेश (भालुओ का राजा) शीघ्र ही अपने एक करोड 
रीछ-सेनिको के साथ पश्चिम द्वार की ओर चल पडा । मार्गभध्य में ही वायु-पुत्र उससे 
मिला । वायू-पुत्र ने जाबवान को देखकर इद्रजीत के कार्य के सबध में बताया और कहा- 
में यह समाचार रामचद्रजी को सुनाकर अभी आता हूँ, मेरे आते तक तुम इसी स्थान 
पर डटे रहो । शक्तिशाली शन्नरु के सबंध में असावधान नहीं रहना चाहिए।' यो समभाकर 
पवन-पुत्र ने जाबवान्‌ को भेज दिया और स्वय राघव के पास चला । राघव हनमान्‌ को 
दूर से ही देखकर सोचने लगे, क्‍या कारण है कि हनुमानू का मुखमण्डल अग्निवत्‌ 
(तमतमाया हुआ) दीख रहा है ” न जाने क्‍या बात है ”' इतने में वायु-पुत्र राम के 
निकट आ पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके कहा--हे देव, में आपसे क्‍या विनती करूँ ? 
हम सब अपने प्राण हथेली पर लिये राक्षसों से युद्ध कर रहे थे कि इन्द्रजीत भूमि-सुता 


द्धक/ड इड ३ 
सीता को युद्ध-भूमि में लेकर आया और निर्दय होकर हमारे समक्ष ही उनका सिर काठ 
डाला । इसलिए में जाबवान्‌ को ढ्वार पर रक्षा करने के लिए नियुक्त करके आप से यह 
समाचार कहने को आया हूँ ।' 

यह समाचार कानों तक पहुँचने के पूर्व ही प्रचण्ड वात से आहत वृक्ष की भाँति 


कक." 


अतुलित शोकाम्नि से जलते हुए, घैये खोकर रघुकुलेश्वर मूच्छित हो गये। पृथ्वी पर गिरे 
हुए राम को देखकर सभी वानरनायक विलाप करने लगे । 


१०२ लक्ष्मण का शोक 


तब लक्ष्मण ने अपने अग्नज के सिर को अपनी गोद में रखकर सशभ्रमित चित्त से 
इस प्रकार आतत्तंनाद करने लगे--“हाय राम, आप जैसे पुरुषोत्तम को आज यहाँ ऐसा कलक 
लग गया । धर्ममेव जयते', यह कथन सत्य सिद्ध नहीं हुआ | यदि वह उक्ति सत्य 
होती, तो आप जैसे दयावान के लिए ऐसा सताप क्यो कर होता ? आपके होथो से रावण 
की मृत्य क्‍यों प्राप्त नही होती ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि धर्म से अधर्म ही श्रेष्ठ है । 
अयोध्या का राज्य त्याज्य नहीं है, ऐसा विचार किये विना हम उस राज्य को 
छोडकर जगलो में भटकने आये । जगलो में भठकनेवाले हमें पुरुषार्थ केसे 
सिद्ध होगे ? 

“क्या हमने बुद्धिमानों का यह वचन नही सुना कि निर्धनो के सभी प्रयत्न उसी 
प्रकार निष्फल हो जाते हे, जैसे निदाघ में भरने नष्ट हो जाते हे । है राजन, धन का 
अजेन करने से धर्म तथा काम आदि अपने-आप सिद्ध हो जाते हे । जिसके पास धन 
होता है, सभी उसके सगे-सबधी बन जाते है । अर्थ-सपन्न व्यक्ति ही पुरुषोत्तम होता है, 
धन ही विद्या है, धन ही' कौशल है, धन ही कीत्तिं है, वही महत्ता हूं, वही उच्चकुल 
तथा' सदगण है । धन ही. शील और बल है, वही पुण्य है, वही राज्य हैं । धन ही 
प्राण है, सौदय है, ख्याति है, नीति है, सपत्ति है, बुद्धि हैं, ज्ञान हैं, सुख हूं और शुचित्व है । 
अथें से सपन्न व्यक्ति की सभी इच्छाएँ बात-की-बात में पूरी हो जाती हूँ । महान 
व्यक्ति, वेद-बेदाग-पारगत तथा विबृध-जन पृष्पाक्षतों से धनी व्यक्ति की बडी प्रीति से 
पूजा करते है । जगलो में रहनेवाले मोक्षार्थ मुनिन्ुगव भी कद, मूल तथा फल की भेंट 
करते हुए धन-सपन्न व्यक्ति के दशन करत हैं। बदीजन तथा संगीतज्ञों का समाज धनवान्‌ 
व्यक्ति की सतत प्रशसा करते रहते है । उन्नतकुच, गुरु नितब, क्षीण कटि, मदगमन, बिबा- 
धर, चद्रमख, कमल-तेत्र, अ्रमर के समान नीला जूडा, सुंदर कशा, नवोदित लज्जा, हाव- 
भाव, मधुर कठाक्ष, मीठे वचन, नव यौवन आदि से सपन्न रमणियाँभोग- 
लालस से प्रेरित होकर धनी-व॒द्ध से भी प्रेम करेंगी, पर धन-हीन तरुण का अनादर करेंगी। 
धन का अभाव ही नरक है, वही श्मशान है, वही महान्‌ शोक है । दरिद्गवता ही रोग हे, 
मत्य है, पाप है और कारावास हैं । धत का अभाव ही सकट है, अकाल है, देन्य है 
और दुख है । निर्धतता ही सब प्रकार की कलूुषता हैँ । धनाभाव से सभी का अभाव 
होता है । अत', जिस दिन हम राज-पाट छोडकर आये, उसी दिन विपत्तियाँ भी हमारे 
साथ आईं । मे जानकी की मृत्यु का दुःख सहन नहीं कर सकता। है राजन्‌ 


३८9 रंगन/य एय/यर्ण 


थक कप 


में अपने भयकर बाणों की अग्नि से राक्षसों के साथ सारी लका को शीघ्र ही भस्म 


क्र दगा । १7 
१०३. इन्द्रजीत की माया को विमीषण का राघवों को समभाना 
लक्ष्मण के इन वचनो को सुनते ही विभीषण ने राम की मूर्च्छा दूर करने का सफल 


प्रयत्त किया । जब उनकी चेतना लौट आईं, तव वह कहने लगा--हे देव, यह सब इन्द्र- 
जीत की माया है | सीता पर कोई विपत्ति नही आईं है। मेरी बातो पर विश्वास 
कीजिए । उस पापात्मा दशकठ के मन का भेद में भली भांति जानता हूँ। मैने उसे 
कितना समझाया कि तुम सीता को राम के चरणों में सौप दो । किन्तु, उसने मेरे हित- 
वचनो पर कान नहीं दिया | ऐसा रावण, भला, सीता का वध क्‍यों करायेगा ? हे राजन, 
सभव है कि यह उसकी माया हो । यदि सीता का वध सत्य होता, तो क्‍या अबतक 
सभी लोक चष्ट-अ्रष्ट नहीं हो जाते ? यह असत्य ही है। आप चिंता क्‍यों करते हू 
में अभी जाता हूँ और सीता का कुशल जानकर आता हॉ। 

उसके परचात्‌ विभीषण ने राम की अनुमति पाकर, अपना विद्ञाल रूप छोडकर 
सूक्ष्म रूप प्रहण किया और राक्षसेश्वर के वन में निर्विघ्त चला गया, वहाँ सीता को 
देखकर तुरत लौटा और रामचद्र को प्रणाम करके बडी भक्ति के साथ सारा समाचार 
कह सुनाया । उसकी बातें सुनकर राम ने कहा--हे विभीषण, इन्द्रजीत ने युद्ध-भूमि में 
ऐसा क्यो किया ” तब विभीषण ने कहा--हैे देव, उसने आसुर होम कश्नें का सकलल्‍्प 
किया है । हनुमान्‌ आदि वानर-वीरो को निरुत्साह करके उन्हें आपकी सेवा में भेजने 
के निमित्त ही उसने यह उपाय किया है । उसकी योजना सफल' हुई और उसके यज्ञ में 
विष्त डालनेवाला वहाँ कोई नहीं रह गया । यह देखकर उसने निकुभिल में यज्ञ प्रारभ 
कर दिया है । हे देव, यदि वह निष्ठा तथा भक्ति-युक्त मन से विधिवत्‌ यज्ञ को पूरा 
कर लेगा, तो देव तथा दानव कोई भी उस वीर को जीत नहीं सकेंगे। अत्त , हमें उस 
राक्षस के यज्ञ में विध्न डालना, चाहिए। हे राजन, हम अभी अपनी सेना के साथ उसके 
यज्ञ में विष्न डालने के निमित्त जायेंगे, आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेजिए । दशकठ 
के पुत्र इन्द्रजीत आज निकुमभिल वन में यज्ञ के अनुष्ठान में लगा हुआ है । लक्ष्मण आज अपने 
प्रचड बाणों से उसे वध कर डालेंगे । यज्ञ का अनुष्ठान पूरा होने के पहले ही यदि उसको 
“हम दण्ड नहीं देंगे, तो यज्ञ की समाप्ति पर वह ब्रह्मा से ब्रह्मशिर नामक शर, धनुष, कवच, 
खड्ग, दो तूणीर, कई मत्र-यृत अस्त्र और देवताइवों से तथा सुदर ध्वजा से युक्त, वायु- 
वेग से चलनेवाला रथ, उस होम-कुड से निकलेंगे । यदि इच्द्रजीत उस रथ पर आरूढ 
होकर अपने हाथ में वह धनुष सँभाले, तो देवासुर भी उसके समक्ष खड़े नही 
रह सकेंगे । इसके पहले, ब्रह्मा ने उसे वर-प्रदान करते समय उससे कहा था कि यदि तुम 
निकुभिल-यज्ञ करोगे तो सब प्रकार से अजेय हो जाओगे । यदि यज्ञ के बीच में विध्न 
उपस्थित हो और यज्ञ अधूरा रह जाय, तो तुम युद्ध में दात्रुओ के द्वारा मारे जाओगे । 
इसलिए हे राजन, आप युद्ध का आवश्यक प्रयत्न कीजिए और इन्द्रजीत का वध करवाइए | 
प्रदि यह मायावी मारा जाय, तो निश्चय समक्रिए कि देवताओं का शन्र देशंकठ भी मर गया। 


३5६ रएन/थ एप/यण 


लगी । तब वानर-सेना भी क्रुद्ध होकर राक्षसों पर ऐसे प्रहार करने लगी कि राक्षस- 
सेना अपना दर्पं खोकर इंद्रजीत की आड में शरण लेने लगी । 

तबतक इच्द्रजीत यज्ञ की सफल समाप्ति के लिए आवश्यक दो सौ दस आहुतियों 
में से, एक-एक करके एक सौ नौ आहुतियाँ महावक्ति की ज्वालाओ में दे चुका था । 
उसी समय वानरजसेना अपने भयकर गजंनो से पृथ्वी को केपाती हुई वहाँ आ पहुँची । 
यह देखकर क्रोधोन्मत्त हो इन्द्रजीत ने अपने हाथ की आहुति नीचे फेंक दी, अपनी आँखों 
से चिनगारियाँ बिखेरतो हुए वह युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ । अपने रथ पर आहझूढ हो, 
हाथ में अपना भयकर धनृष लिये हुए, वह वानर-सेना पर टूट पडा और उन्हें अपने तीत्र 
शरो को आघात से भागने के लिए विवश कर दिया । इसी बीच सौमित्र को साथ लिये 
हुए विभीषण ने निकुभिल-वन में प्रवेश किया और घने नील मेघ की भाँति दीखनेवाले 
बटव॒क्ष के नीचे स्थित इंद्रजीत का हवन-कुड दिखाकर कहने लगा--हे सौमित्र, देखा 
आपने ? युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस राक्षस ने यहाँ यह हवन प्रारभ किया है 
और भूतो की बलि देकर अग्नि से अह्वितीय शक्ति को प्राप्त कर शात्रुओ को जीतने का 
सकलप किया है । इसको पहले भी इसने इसी प्रकार हवन करके दुर्वार शक्ति प्राप्त की थी 
और इन्द्र को जीत लिया था। वहाँ देखिए, हवनकुड से अरुण नेत्र, अरुण केश, 
अरुण वस्त्र तथा अरुणवर्ण माला धारण किये हुए काले रग का सारथी तथा अरुण अश्वो 
से युक्‍कत रथ उभर-उभरकर तिकलनेवाले हे । इद्रजीत शीघ्र ही लौट आयगा और 
हवन से प्राप्त शक्ति से इस रथ पर आरूढ होगा । उसके पदचात्‌ उसे कोई भी' जीत 
नहीं सकेगा । अत, हे सौमित्र, आप अपने भयकर बाणो के प्रहार से इन्द्रजीत का सहार 
कीजिए । तुरत लक्ष्मण धनृष का भयकर टकार करने लगे । 


१०६. लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत का परस्पर तिरस्कार के वचन कहना 
तब करवाल हाथ में लिये हुए, कवच धारण किये, अग्निवर्ण रथ पर सवार हो 


इन्द्रजीत लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुआ । उसे देखकर सौमित्र ने क्रोध से कहा--हें 
मायावी राक्षस, अब तुम्हारी माया से कोई प्रयोजन नही है । यदि तुम वीर हो, तो मेरा 
सामना करो और अपनी सच्ची वीरता को प्रकट करते हुए मेरे साथ युद्ध करो । में 
अवश्य तुम्हें यमपुरी को भेजूगा । तुम भले ही कपट-रूप धारण करो या अपने निज 
रूप में रहो, मे शीघ्र तुम्हें समाप्त कर दूगा ।' 

यह सुनकर इन्द्रजीत ने रोषपूर्ण आँखो से लक्ष्मण को देखकर कहा--हे लक्ष्मण, 
बालक होकर तुम ऐसा हठ क्‍यों करते हो ? किचित्‌ काल ठहरो, में अपने बाणों से विजय- 
लक्ष्मी से तुम्हें दूर करके, तुम्हारे शौय॑ का नाश करूँगा और तुम्हारे प्राण लेकर पृथ्वी पर 
गिरा दूगा ओर तुम्हारे शरीर को काटकर उस मास से कौओ तथा गीधो को तुप्त 
करूँगा । क्या, इतने शीघ्र तुम भूल गये कि मेने तुम्हें नाग-पाशों से बाँधा था ।' 

इसके पश्चात्‌ उसने विभीषण को देखकर क्रोध से कहा--हे धर्म-बातक, तुम मेरे 
चाचा हो, और मे तुम्हारा प्रिय पुत्र हूँ । कया, तुम्हें यह उचित है कि तुम मेरा अहित 
करो । दूर्मति होकर कुल-द्रोह करनेवाले तुम, भला औचित्य का विचार ही कैसे करोगे ? 


खुद्धकांड ३ड७छ 


क्या, कोई ऐसा नीच होगा, जो विपत्ति में पडे हुए बधुओ को छोडकर शत्रुओ की शरण ले ? 
औचित्य की बात रहने दो। अपने लोगो को छोडकर शत्रुओ की सेवा में जीवन 
बितानेवाले व्यक्ति का जीवन भी कोई जीवन है ? राक्षसेश्वर महा तेजस्वी है । ऐसे 
व्यक्ति तुम्हारे निष्ठुर वचनों को हित-वचन कैसे मान लेंगे ? भाई के क्रोध करने से यदि 
तुम घर के किसी कोने में पडे रहते, तो क्या होता ? वहाँ से भागकर भी तुमने कौन-सा 
भहान्‌ कार्य सिद्ध कर लिया ? क्‍या, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही दशकठ ने समस्त 
देवताओं को जीत था ? हमारे अपने होते हुए तुम अपना रहस्य अपने हात्रु को बताकर 
उसके हाथो में स्वयं भी नष्ट हो जाओ ।! 

तब विभीषण ने कहा--है मेंघनाद, तुम मेरे आचरण से भली भाँति परिचित हो । 
फिर भी, ऐसा प्रलाप क्‍यों करते हो ? तुम उस अविनीत पिता के अविनीत पूत्र ही तो हो । 
भला, तुम्हें धर्म और नीति का विचार ही क्‍यों होगा ? क्रूर बधु का उसी प्रकार त्याग 
करना चाहिए, जेसे पाले हुए सप॑ का त्याग करते है । यदि वह पापी दर्शकठ मेरी बात 
उस दिन मानता, तो इतना अनर्थ ही क्यो होता ”? परधन तथा परस्त्रियों के लोभ में 
पडनेवाने पापियों को ओऔचित्य, शुभ, धर्म, लोक-सग्रह आदि से सबंध ही क्या हो 
सकता हैं ? तुम्हारे मन का गव॑ तथा अह॒कार तुम्हें अग्व में जलाये बिना नष्ट भी कैसे होगे ? 
तुम लोग मदाध होकर सतत अधर्म के आचरण में प्रवृत्त रहते हो । तुम देवताओं को 
पीडित करते हो और सुत्रती परम मुनरीन्द्रो का बध करते हो । अत , उस दशकठ के साथ- 
साथ तुम, सारी लका, तुम्हारे सभी बधू-बाधव, भूठी प्रशसा करनेवाले तुम्हारे मत्री 
तथा सेना, सब राम के द्वारा नष्ट होगे, यह सत्य है । तुम मति-श्रष्ट हो गये हो, 
आसन्न मृत्यु के पाश में बंधे हुए हो । अत, तुम जैसे चाहो, बको । अब तुम्हारी कोई 
माया काम नहीं देगी । हवन करने को निमित्त तुम अब वटवृक्ष के नीचे नहीं जा सकते। 
न लक्ष्मण ही लका की ओर जा सकते हूँ । तुम शीघ्र यम-पुर को जा सकते हो | 

इतने में उदयाद्वि पर उदित होनेवाले सूर्य की भाँति, हनुमान के विशाल कधो पर 
आरूढड लक्ष्मण को, विभीषण को, तथा युद्ध के लिए उम्मूख वानरों को दुर्वार क्रोध से 
देखकर कहा--आज तुम लोग युद्ध-भूमि में वीर होकर मेरी बाण-वृष्टि का सहन करो । 
मेरे धनृष से अविराम निकलनेवाले बाणों की अग्नि तुम्हें आहुति के रूप में ग्रहण करेगी। 
में आज करवाल, भाला आदि शास्त्रों से तुम्हारा सहार करूँगा । 


१०७. इन्द्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध 

इस प्रकार कहकर पृथ्वी तथा आकाश को भ्रतिध्वनित करते हुए उसने सिहनाद 
किया और विविध बाण अत्यत बेग से चलाते हुए कहने लगा--देखता हूँ कि कौन भुज- 
बल से सपन्न व्यक्ति मेरे समक्ष आज खडा रह सकता है। यह सुनकर लक्ष्मण ने उस 
दैत्य से कहा--हे अधम दनुज, व्यर्थ का गये क्‍यों करते हो ? समक्ष भिडना छोडकर, 
छिपकर धोखे से चोट करना कैसा न्याय है ”? यह भी कोई शोौयें हे ” अपनी सब 
प्रकार की मायाओं को तजकर तुम आज मेरे समक्ष खडे रहो । में अपने शरों से तुम्हारे 
प्राण हरण करूँगा ।' 


के 
में 


85८ ऐंगन/थ एपायण 


यह सनकर इन्द्रजीत ने बड़े क्रोध से कालसर्प-सद्श बाणों को लक्ष्मण पर चलाया, 
जो लक्ष्मण के शरीर को पार करके पृथ्वी में धँंस गये | फिर, उसने लक्ष्मण के शरीर पर 
कई शर चब्बाये, जो उनको शरीर को छेंदकर दूसरी ओर निकल गये । लक्ष्मण के शरीर 
से, रौद्र रस की बाढ की तरह रक्‍त की धारा फट निकली । यह देखकर राक्षस हर्ष का 
भीषण निनाद करने लगे । तब इन्द्रजीत ने अट्टहास करते हुए लक्ष्मण के निकठ पहुँचकर 
कहा-- हे राजकुमार, बडे श्र की भाँति तुमने मुभसे युद्ध ठाना है। पहले मे तुम्हारा 
कवव खड-खड कर दंगा और उसके पद्चात्‌ अपने दारुण अस्त्रो से तुम्हारा सिर काट 
लगा । आज राम अवश्य ही अपने भाई को युद्ध-भूमि में पडे हुए देखेगा ।' 

तब लक्ष्मण ने उस निशाचर को देखकर कहा--हे राक्षस, व्यर्थ ही गर्व क्‍यों 
करते हो ? यद्ध-ममि में प्रलाप करने से क्या प्रयोजन ? यहाँ से बिना हटे, मेरे साथ 
युद्ध करो । जिस प्रकार अग्नि बिना कुछ कहे, जला डालती है, बसे ही में बिना बाते 
किये ही अभी तुम्हारा वध कर डालता हूँ । व्यर्थ डीग मारन से क्‍या लाभ ?” इस प्रकार 
कहकर लक्ष्मण क्रोध से आँखें लाल किये हुए, अपने धनृष की प्रत्यचा पर ऐसे दारुण अस्त्रो 
का सधान किया, जिनका प्रकाश दिशाओं में व्याप्त हो रहा था और जिनसे अग्नि-ज्वालाएँ 
तथा स्फुलिंग निकल रहे थे। लक्ष्मण ने ऐसे अस्त्रो को उस क्रूर राक्षस के वक्ष स्थल को 
लक्ष्य करके चलाया । उन बाणो के लगते ही वह राक्षस रकत-वमन करते हुए मूच्छित 
ही पृथ्वी पर गिर पडा । किन्तु, तुरत समलकर उसने सिहनाद करके तीन पैनें बाण 
रामानुज के वक्ष पर चलाये । वे दोनो रौद्ग रूप धारण किये हुए, आँखो से अगारो की वर्षा करते हुए, 
एक साथ सिह-गर्जत करते, धनृष का ठकार करते तथा बाणों का सचालन करते थे, 
मानी यम का ही अट्टहास हो । अपनी शक्ति तथा विक्रम से दीप्त होते हुए बे सतत 
दीप्तिमान्‌ चढ्र-सूर्य की भाँति, चार दाँतोवाले गजो के समान, सिह-शावकों के समान, 
कुमार-तारको के समान, वृत्रास्र तथा इद्र के प्रमान तथा काल-रुद्रों की भाँति शोभायमान होते 
हुए जय को उत्कट अभिलाषा से प्रेरित हो युद्ध कर रहे थे। अत्यधिक क्रोध से लक्ष्मण 
धनुष के ठकार से युक्त धनुष, रथ, ध्वजा आदि के साथ इन्द्रजीत को अपने शरो की 
वृष्टि से ढकनसे देते थे । जब वह प्रतिवाणः चलाता था, तब लक्ष्मण उसके बाणो को 
बीच में ही काटकर उस राक्षस को अपनी बाण-वर्षा से आवृत कर देते थे । तब मेघनाद 
शक्तिहीत हो, उनके अस्त्रो के प्रति-अस्त्र चलाने में असमर्थ हो, दीर्घश्वास लेते हुए खड़ा 
रहा । यह देखकर विभीषण ने लक्ष्मण से कहा--हें राजकुमार, वह देखिए, आपके बाणों 
का सामना करने की क्षमता नहीं रखने के कारण रावण का पूत्र निर्वेद से अभिभूत हो 
चुपचाप खडा है । अभी आप विजय प्राप्त कीजिए ।' तुरत लक्ष्मण ने उस राक्षस के 
दरीर पर भयकर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया । इंद्रजीत एक मुह॒त्त काल तक 
मूच्छित पडा रहा, और उसके पदचात्‌ सचेत हो सोचने लगा--हाय, मेने पहले देव तथा 
असुरेन्द्र को जीत लिया था । आज दैव मेरे प्रतिकूल हे, इसलिए मुझे एक मानव से 
पराजित होना पड रहा हूँ । इन सुूर्यववशियो के द्वारा सभी राक्षस यद्ध में मारे जा चके । 
अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है ।' 


युद्धकांड १5९ 


इस प्रकार सोचकर मेघनाद ने लक्ष्मण को देखकर कहा--'हे राजकुमार, अब तुम 
वीर की तरह खडे होकर मेरे पराक्रम को देखो ।' यो कहते हुए उसने सात बाण लक्ष्मण 
परे, दस बाण हनुमान्‌ पर तथा एक सो बाण विभीषण पर चलाकर उन्हें व्याकुल कर 
दिया । उत्त बाणों की उपेक्षा करते हुए लक्ष्मण ने इच्धजीत को देखकर हँसते हुए कहा-- 
है राक्षस, शूर बडी-बडी वातें कहे विना ही युद्ध जीत लेतें है और अधम डीग हॉकते 
हुए भी हार जाते हैँ | सच्चा वीर यद्ध में कभी छिपता नहीं । युद्ध में धोखा देना भी 
क्या, कोई वीरता है ? हे क्र्रात्मा, तुम कुटिल युद्ध करनेवाले हो ? तुम्हारे इह-लोक 
और पर-लोक दोनो नष्ट हो जायेंगे ।' 


इस बश्रकार कहते हुए लक्ष्मण ने सूर्य-केरणो की भॉति प्रकाशमान होनेवाले, स्वर्ण 
की अनी से युक्त बाणों को उस राक्षस पर चलाया, तो वे उसके कवच को भी छेदकर 
उसके शरीर के पार निकल गये । तब उसका कवच भयकर सर्प की केंचली की भाँति 
पृथ्वी पर गिर पडा । तब इद्रजीत दूसरा वज्ञ-कवच पहनकर लक्ष्मण पर पैनें बाण 
चलाने लगा । परस्पर के गराघातों के कारण शरीरों से निकलनेवाले शोणित के प्रवाह 
से युक्त होकर, वे दोनो गेरुए रग के निर्भरों से युक्त पर्वतो की भाँति दीखने लगे । वे 
अपनी-अपनी धनुविद्या का कौशल दिखाते हुए तीन गति से युद्ध करने लगे । अस्त्र के 
आधघातो से युक्त हो युद्ध करते समय, बे ऐसे दिखाई पड रहे थे, मानो पतमकड के उपरान्त 
पुष्पित किशुक वृक्ष हो । अमर, गधर्व आदि आश्चर्य के साथ इस यद्ध को देखने लगे। 


उसी समय कलभो से घिरे हुए मत्त गज के सदुश, मत्रियो से घिरे विभीषण ने 
भयकर रीति से अपने धनुष का टकार किया और क्रोधोन्मत्त हो राक्षस-सेना पर ज्वालाओ 
को उगलनेवाले तीक्ष्ण बाण चलाये । उन बाणों के लगते ही राक्षस-सेना इस प्रकार 
पृथ्वी' पर गिरने लगी, जैसे वज्ञपात से विशाल वक्ष गिरते है । अनल आदि उसके मरत्रीं 
शूल, बरछे, खड़ग आदि झास्त्रो से राक्षसों पर आक्रमण करके उन्हें धराशायी करने 
लगे । तब विभीषण वानर-सेना को देखकर कहने लगा --अब तुम सब लोग एक साथ 
मिलकर इस इन्द्रजीत का वध करो । लकेदवर की सारी' शक्ति यही है | यदि यह मारा 
गया, तो समझो कि दशकठ अपनी सेना के साथ परास्त हो गया । इसके पहले तुम 
गीगो ने अपने असमान विक्रम से, प्रहस्त, वज्ञमुष्टि, प्रजघ, सुप्तध्त, भयकर प्रतापी कुभ- 
तिकुभ, कुभकर्ण, अतिकाय, महापादर्व, धुम्नाक्ष, मकराक्ष, क्रोषन, शोणिताक्ष, उपाक्ष, त्रिशिर, 
महोदर, अभ्निकोप, देवातक, नरातक, जबुमाली, अकपन आदि महान पराक्रमी योद्धाओ 
को मारकर यद्ध-सागर को सहज ही पार किया था और अपने बाहवल को प्रदर्शित किया था । 
अब तुम्हार तथा लक्षण के लिए यह इन्द्रजीत एक गोपद के समान हैं। मुझे अपने 
पुत्र का वध नहीं करना चाहिए | इसके नष्ट होने का उपाय में तुम्हें बताऊँगा | सुनो, 
स्वय हिंसा करना या दूसरो को भेजकर हिंसा कराना, दोनों समान है । कितु यह राम का 
कार्य है, इसमें लोकहित निहित है । इसलिए यह पाप नहीं है । अब में सौमित्र के हाथों 
इसका वध कराऊंँगा । आगे इसकी एक भी माया नहीं चलेगी ।' 


इसके पश्चात्‌ जाम्बवान्‌ ने अपनी रीछो की सेना लिये हुए आकाश को विदीण्ण 


१९० रंगनएथ रायायण 


करनेवाला गर्जन करके राक्षसों पर टूट पडा और पव॑त-छगो, वृक्षों तथा नखो और दाँतो 
से छात्र्ओं को ऊपर आधात करते हुए उन्हें व्याकूल कर दिया। तब राक्षस भयकर परशु, 
मुदू्गर, शूल, परिघ तथा धतूष लिये हुए भयकर गति से उनसे भिड गये। वानर तथा 
निशाचरो का वह सग्राम ऐसा दीख पडा, मानो सुरासूरों का सग्राम हो । तब हनुमान्‌ ने 
क्रद्ध होकर लक्ष्मण को नीचे उतार दिया और यम के समात एक-एक प्रहार से अनेक 
राक्षमों को पृथ्वी पर गिरा दिया । उसने शैल-श्रगो तथा शाल-वृक्षो का प्रचुर प्रयोग 
किया और असख्य राक्षसों का सहार करके भयकर सिहनाद किया । तब विभीषण ने क्रोध 
से अपने धनुष का टकार और अपने मत्रियों के साथ राक्षस-सेना पर टूटकर अनेक 
राक्षतों का सहार क्रिया । फिर, उसने स्वर्ण अनी से यृकत तीजत्र शर इद्रजीत के शरीर पर 
चलाया । तब उसने भी कुद्ध होकर अद्वितीय शर यो चलाये कि वे विभीषण के वक्ष को 
पार करके पृथ्वी में ऐसे गड गये कि पृथ्वी भी डोल गई । 

इस' प्रकार, विभीषण से भयकर युद्ध करनेवाले इद्रजीत को देखकर लक्ष्मण ऋुद्ध 
हुए और हनुमान्‌ के कधे पर बेठकर असख्य तीत्र शर उस राक्षस पर चलाये। इद्रजीत ने 
भी भयकर बाण-समूह चलाकर लक्ष्मण के बाणो को काट दिया । इस प्रकार, जब वे दोनो 
एक दूसरे पर क्रूर बाण चलाने लगे, तब उन अस्त्रों से ढके हुए शरीर से युक्त बे, वर्षा 
की धारा से युक्त बादलों के समान और बादलों से युक्त सूर्य-चद्र के समान दिखाई पडने 
लगे । उनके बाणो की तीज्र गति का वर्णन कैसे किया जाय ? ऐसा लगता था, मानो 
धनूष की प्रत्यचा पर चढाये हुए बाण जैसे-के-तेसे रहते हो और वे उन्हें छोडते ही न हो । 
दोनो ओर के बाण समस्त आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये कि अधकार छा गया । 
बीर रस के आवेश से अभिभूत वे दोनो उस युद्ध-क्षेत्र में अपने-आपको भूल-से गये । 
आइचये था कि उस समय उस युद्ध-भूमि में वायु का सचलन भी नहीं होता था और 
अग्नि दीप्त नहीं होती थी । यह देखकर दविक्‍पाल, देवता, गधे, यक्ष, किन्नर आदि 
चकित-से होकर लक्ष्मण की प्रशसा करते हुए उनकी हारण में आये। उन्होने लक्ष्मण की 
विजय की कामना करते हुए उन्हें कई आश्ञीर्वाद दिये और कहने लगे--हे सौमित्र, इस 
लोक-कटक राक्षस का आप अवश्य वध कीजिए ।' 


१०८ बन्द्रजीत का वध 


देवताओं के इस प्रकार कहते ही भानू-वशज लक्ष्मण ने भयकर सिहताद करके 
अपने धनतृष का ठकार करते हुए इद्रजीत पर आक्रमण किया और असख्य बाण उस पर 
चलाये । उस राक्षस ने भी उन बाणों को काटकर फिर कई भीषण शर लक्ष्मण पर चलाये। 
तब, लक्ष्मण ने क्द्ध होकर एक अद्धंचद्र आाण से उसका धनुष काट डाला, सात बाणों से 
उसकी ध्वजा को गिरा दिया, एक बाण से सारथी का सिर काट डाला, दस बाणों से 
उसका वक्ष विदीण करके चार बाणो से रथ के अइवो को मार गिराया । तब रावण का 
पुत्र स्‍्वय सारथी तथा रथिक बनकर सौमित्र पर भयकर शरवर्षा करके अट्टहास करने लगा। 
तब सौमित्र ने स्वयं रथ चलाते हुए युद्ध करनेवाले इद्रजीत कों लक्ष्य करके तीक्ष्ण बाण 
चलाये, जिनके लगते से रावण का पुत्र मूच्छित हो गया । 


खद्बकांड ३९९ 


कुछ ही समय के परचात्‌ इन्द्रजीत की चेतना लौट आई । वह चितित होकर 
सोचने लगा--यह कैसी विचित्र बात हैँ कि एक मानव ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया । 
इसके पहले के युद्धों में मेने कभी ऐसी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया था । समय की 
गति प्रबल है, कोई उसके प्रतिकूल जा नहीं सकता ।” इस प्रकार चिता से पीडित हो वह 
दीघं नि'इवास छोडते हुए धनुष पर बाण का सधान करने की इच्छा नहीं रहने के कारण 
चुपचाप शत्रु को देखता रहा । तब सभी देवता रामानुज की प्रशसा करने लगे । 

इद्रजीत को कातिहीन तथा विवर्ण मुख को देखकर वानर हर्ष-ध्वनि करने लगे । 
तब वीराग्रणी प्रमाथी, मेर-सदृश विश्ञालकाय एवं मेघनि स्वन शरभ तथा ऋषभ ने पर्बत- 
श्रुगो को, इन्द्रजीत के रथ पर फेंक्कर अहवों के साथ रथ को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । 
इस पर विपुल क्रोध से इन्द्रजीत ने सिहनाद करके विभीषण के ललाट को तथा लक्ष्मण के 
वक्ष को लक्ष्य करके तीन-तीन पैने बाण चलाये और धनुष का टकार करते हुए सिह-गर्जन 
किया । तब विभीषण ने क्रोधोन्मत्त हो, आँखे से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए पॉच 
बाण ऐसे चलाये कि वे उस राक्षस के वक्ष को पार कर निकल गये। तब इन्द्रजीत ने 
क्रोध से अपने पिता (विभीषण) पर आग्नेय बाण चलाया। उसको आते देखकर लक्ष्मण ने वारुणास्त्र 
का प्रयोग किया । दोनों शर आपस में टकराकर पृथ्वी पर गिर पडे । उसके पश्चात्‌ उस 
राक्षस-कुमार ने उरगास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने गरुडास्त्र के प्रयोग से उसको विफल कर 
दिया। फिर, उसने कुबेरास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने ऐन्द्रासत्र सें उसे खडित कर डाला । 
तब दानव ने गधर्वास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने उसे रोद्रास्त्र से काट डाला। उन दोनो का 
युद्ध प्रलय-काल में पृथ्वी की दशा का स्मरण दिला रहा था। उस समय सौभित्र की रण- 
क्लान्ति को मिटाने के लिए मानो, मद-मद पवन चुलने लगा । 


तब लक्ष्मण ने यम की' भाँति क्रूर हो इन्द्रजीत को देखकर अपने धनुष की ऐसी 
ध्वनि की कि दिशाएँ विदीणं॑-सी हो गई । और, उसके पदचात्‌ उन्होंने भयकर सिहनाद 
करके, देवेन्द्र से प्राप्त ऐन्द्रासत्र को अपने धनुष पर चढाया और कहा--यदि रामचन्द्र 
धर्मात्मा है, यदि देवी सीता पतित्रता है, यदि देवताओ की कृपा मुझ पर है, यदि इन्द्र 
आदि देवताओ का हित (इन्द्रजीत के अत से) होनेवाला हैं, तो यह महान्‌ शर इन्द्रजीत 
का सिर काट देगा। इस प्रकार कहते हुए उन्होने लक्ष्य साधकर इन्द्रजीत पर वह बाण 
चलाया । रत्न की नोक से सशोभित वह बाण, समस्त आकाश में व्याप्त हो, घोर वच्र के 
समान भीषण रूप धारण किये हुए, क्र गति से चल पडा । उस दर ने विहगेलद्ध के सदश 
वेग के साथ, सर्प के मुख से निकलनेवाले अग्नि-कणों की' चचलता लिये हुए, सूर्य-बिब की-सी 
भयकर दीप्ति से प्रज्वलित होते हुए, अपनी काति से पृथ्वी तथा आकाश को भरतें 
हुए उम्र दड देने के उद्देश्य से भयकर बनकर उस राक्षसेन्द्र के पुत्र पर आक्रमण किया । 
उस महान्‌ उदृण्ड अस्त्र ने अनुपम मणिकुडलो तथा ललित अरुण अक्षतों से अलक्ृत इन्द्रजीत 
के सिर को मुकठ के साथ पृथ्वी' पर गिरा दिया, मानो (लक्ष्मण ने) लका की निधि सिद्ध 
करने की इच्छा से प्रेरित हो, उसके पहले बलि देने के लिए, एक जगली भेसे का सिर 
काट लिया हो । यद्ध-क्षेत्र में गिरे हुए इन्द्रजीत को देखकर, लक्ष्मण विजय-लक्ष्मी से 


३९२ एंगनशथ ए्पायण 


सपच्च हो, अत्यत हर्ष से दिशाओं को कॉपाते हुए शख बजाया, धनुष का भीषण टंँकार 
और सिहनाद किया । उस समय अप्सराएँ नृत्य करने लगी और गधर्वों ने अपने मधुर 
संगीत से लोगो को आनद पहुँचाया । 


तब विभीषण ने अत्यधिक हर्ष से लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और सभी वानर 
हर मानने लगे । हतशेष निशाचर तरस्त हो, वानरों के आक्रमण के सभक्ष खडे रहने का 
साहस ने कर सके और अपने चरणों के आधघातो से पृथ्वी को कँपातें हुए, अपने आयुधों 
को जहाँ-तहाँ फेंककर, प्राण लेकर भागने लगे । कुछ राक्षस लका की ओर भागे, कुछ 
पर्व॑त-श्रगों पर चढ गये, कुछ समुद्र में कूद गये और कुछ गुफाओ में जाकर छिप गये । 
तब अग्निदेव अपनी स्वाभाविक दीप्ति से जलने लगे, सूर्य प्रखर तेज से भासमान होने 
लगा, सातो समुद्र अत्यत स्वच्छ हो गये, दिश्ञाओ में आच्छादित कुहरा हट गया, गगन 
प्रसक्ष दीखने लगा, और पृथ्वी निष्कप दिखाई पडने लगी । तब हनुमानू, शतबली, नल, 
पनस, शरभ, ऋषभ, अतुल पराक्रमी अगद,, अतिबली सुग्रीव, दधिमुख, गज, गवय, गधमादन, 
द्विविद, मैन्द आदि वानर-तेताओ ने आकर लक्ष्मण को प्रणाम किया और बडे हर्ष से उनकी 
प्रशसा करने लगे । समस्त देवताओ ने भी लक्ष्मण की प्रशसा करते हुए पुष्प-वृष्टि की । 
वानरो ने विजय-गरव से सिहनाद किया । परिमल से युक्त मद पवन धीरे-धीरे चलने लगा। 
चू कि, लक्ष्मण विष्णु के अश से सभूत थे, उनके हाथों युद्ध में मरे कपटी राक्षस, शरीर तजकर, 
पश्चिम सागर में डूबनेवाले सूर्य की भाँति विष्णु-सायुज्य को प्राप्त हो गये। सूर्यवश की कीत्ति को 
सब दिशाओं में व्याप्त करते हुए लक्ष्मण ने वहाँ एक विजय-स्तभ प्रतिष्ठित किया और वानरो, 
विभीषण तथा हनुमान्‌ के साथ शीघ्र रामचन्द्र की सेवा में पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर उन्होने राम 
के चरण-कमलो में भुककर प्रणाम किया । तब, राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया 
और आनदाश्रुओ से अभिषिकक्‍त करते हुए, उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया । लक्ष्मण कें 
शरीर पर वीर-पुलक के सदुश लगे हुए बाणों को देखकर उमडनेवाले अपार दुख तथा 
मेघनाद की मृत्यु के अत्यधिक हए्ष से राम मूच्छित-से हो गये। किन्तु, वे शीघ्र ही सँभल गये 
और सूरये-पुत्र को तथा विभीबण को अपने भाई लक्ष्मण को दिखाकर यो कहने लगे-- 
युद्ध में अजेय होकर आज इसने कैसी अद्भत वीरता का प्रदर्शन किया है । असख्य दिव्य 
शस्त्रास्त्रों से सपन्न इच्धजीत का इसने वध किया है। अत , अब यह निश्चित ही है कि महान 
दक्ति-सपन्न रावण मेरे हाथो मरेगा । उसका वैभव और उसका बल, आज उसके पुत्र की 
मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गये । असख्य शस्त्रो से सपन्न तथा समस्त राक्षसों का आधार 
अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से रावण मेरे साथ युद्ध करने के लिए 
समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर, दुर्वार गति से आवबे, तो भी में अपने पैने बाणों से, 
चतुरगिणी सेना के साथ दशकठ का खड-खड करके भूतो को बलि चढा दूंगा ।' 


इसके पदचात्‌ राम ने सुषेण को देखकर कहा-- है वानरोत्तम, तुम ओषधी-शेल स 
श्रेष्ठ प्रभा-विलसित विशल्यकरणी ले आओ और लक्ष्मण, विभीषण तथा अन्य वबानरो के 
शरीर पर लगे बाणो के घावों की पीडा को दूर कर दो । सुषेण ने राम के आदेश का 
पालन किया और वें सब स्वस्थ-्गात्र हो गये । सूर्य-पुत्र की आज्ञा से, सभी वानरों ने 


यंद्धुकोड ३९३ 


चंद्र तथा सूर्य-लम विलसित राम-लक्ष्मण को अलक्ृषत किया । राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षस- 
राज विभीषण, हनुमान्‌, सुषेण, शतमन्यु का पोता जाबवानू, नील आदि वानरनायक, 
पौलस्त्य-वशजो का एकमात्र आधार उस वीरवर इद्रजीत की मृत्यु पर हर्ष मनाने लगे । 


१०९ इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण का शोक 

युद्धनमूमि से भागे हुए हतशेंष राक्षस लका में पहुँचे और लोक-कटक रावण को 
देख, शोकात्त हो यो कहने लगे--हे देव, इंद्र के बैरी आपके पुत्र ने अपने अनुपम भुज- 
बल से असर्य वानरों का सहार किया । उन्होंने देवताओं को आशइचर्ये-चकित करते हुए 
अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और युद्ध करते हुए 
निदान लक्ष्मण के हाथो से मृत्यु को प्राप्त हुए ।' यह समाचार सुनते ही रावण अत्यधिक 
शोक से व्याकुल होकर बहुत समय तक मूच्छित होकर पडा रहा । फिर, वह सचेत होकर 
शोक-सागर में डूबे हुए कहने लगा--हाय, वश्वर्द्धन, हे महावीर, हाय दानशील, हे शूर- 
वीर, शतमन्यू को सहज ही जीतनेवाला तुम्हारा शौर्य आज किसने दबा दिया ? इंद्र 
आदि दिक्‍्पाल और गगनचारी जीव तुम्हारा नाम लेते ही भयभीत होकर भागते थे । 
ऐसी तुम्हारी भयकर शक्ति के समक्ष खडे होकर एक साधारण मानव ने तुम्हारा दर्ष-दलन किया ' 
प्रचड क्रोध से तुम अपने भयकर कोदड को समभाले हुए युद्ध-क्षेत्र में खडे हो जाते, तो 
यम भी तुमसे परास्त हो जाता था । ऐसी तुम्हारी वह शक्ति कहाँ नष्ट हो गई ” 
क्या देव-गति वाम हो गई है ? अन्यथा, हें इन्द्रजीत, आज यम तुमसे भी अधिक प्रबल 
कैसे हो गया ? तुम्हारे पैनें शर आदचयेजनक ढंग से मदराचल को खड-खड कर देने 
में समर्थे थे । तुमने युद्ध-भूमि में कई बार सहज ही राम-लक्ष्मण को परास्त किया था। 
हैं पुत्र, आज उस शक्ति को खोकर तुम सौमित्र के हाथो मारे गये । हें देवशत्रु, तुम्हारी 
मृत्यु से देवता तथा मुनि अत्यत हर्षित होगे । प्रलय-काल के घन-गर्जन-सदृश तुम्हारे सिहनाद 
करते ही समस्त लोक भयभीत हो जायेंगे । तुम सभी देवताओं के लिए अजेय थे । ऐसे 
तुम एक क्षुद्र जीव की भाँति मारे गये । हाथ, ब्रह्मा का लेख मिटाने में तुम असमर्थ ही 
रहे । आज समस्त चराचर जगत्‌ विक्रम तथा वीरो से शून्य दीख रहा हैँ । हाय पुत्र, में 
तुम्हारी शक्ति का भरोसा किये हुए था, आज तुमने मुझसे अलग होकर मुझे देवताओ के उपहास 
का पात्र बना दिया । क्‍या, तुम्हारे लिए यह उचित था ? आज राक्षस-स्त्रियों का विलाप 
मुझे अपने कानो से सुनना पड रहा है | तुम अपना युवराजत्व, अपनी लका, अपने इष्ट 
बधुओ, अपनी माता, स्त्रियों तथा पुत्रों को त्याग कर कैसे चले गये ? हाय पुत्र, तुम कहाँ 
चले गये ? उस दिन तुमने यम को जीत लिया था, ऐसे बलशाली तुम आज उसी के 
नगर को कैसे गये ? पुत्र बडी भक्ति से अपने पिता के क्रिया-कर्म करता है । आज वह 
कर्म नही रहा, आज मुझे ही तुम्हारा क्रिया-कर्म करना पड रहा है । अब में क्‍या कहूँ और 
क्या करूँ ? राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षम-पालक विभीषण तथा भयकर पराक्रमी वानर, 
शूलो के समान मेरे हृदय में गड़े हुए हे । हे पुत्र, उन हृदय-शूलो को निकाले विता ही 
तुम कहाँ चले गये ? तुम मेरी विजय थे, मेरे तेज थे, मेरे पुण्य-फल थे, मेरे भाग्य थे, 
मेरे शौय थे, मेरी गति थे, मेरी कीत्ति थे और मेरा सर्वस्व तुम ही थे, तुम्हारे जैसे पुत्र की 

प्र० 


* 


8९9 एंगन?थी एयाशयर्ण 


मृत्यु मैने देखी । अब मेरा जन्म किस प्रयोजन का ? इस विपत्ति-रूपी समुद्र को पार॑ 
करने का साधन ही क्‍या हैं ”? मैं अबतक यही विश्वास किये रहा कि तुम्हारी सहायता 
से में राम को जीत लूगा। वह विश्वास अब नष्ट हो गया है। मेरी सभी आशाएँ समाप्त 
हो गईं । अब में इस शोक-दावानल में जल नहीं सकता ।” इस प्रकार, आत्तंनाद करते 
तथा बार-बार शोक करते हुए, अस्थिरमति हो, रावण कितनी ही बार मूच्छित होता रहा । 
दशकठ के विवेकी मत्री उसे सात्वना देने तथा समझाने लगे । रावण बार-बार समलकर 
रोष तथा शोक से, भोंहँ तानता, और चारों दिशाओ में क्रश अपनी कुद्ध दृष्टि केन्द्रित 
करता । जिस दिशा में उसकी क्रृद्ध दृष्टि पड जाती, उस दिशा में स्थित राक्षस भय से 
सिकुड जाते। निदान, राक्षसेश्वर ने अपने उम्र दाँतो को पीसते हुए, अपने दसो मुखों के 
नेत्रो से अग्निकणो की वर्षा करते हुए अपने मत्रियो को देखकर कहा--मैने अविरत 
तप से ब्रह्मा को सतुष्ट किया और असख्य शास्त्रास्‍्त्रो को प्राप्त किया । मेने युद्ध में न 
कभी अपजय प्राप्त की, न कभी अपने मन में शोक का ही अनुभव किया । शिवजी को 
सतुष्ट करके नील मेंघ के सद॒श जो कवच मेने प्राप्त किया है, उसे धारण करके यदि में 
अपने रथ पर युद्ध के लिए जाऊं, तो क्या, स्वर्ग के अधिपति भी मुझे जीत सकते हे ” 
उस दिन में ब्रह्मा से जो धनृष-बाण प्राप्त किये थे, उन्हें शीघत्र ले आओ । आज मे अपने 
पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए शीघ्र शत्रुओं पर आक्रमण करूँगा और राम और लक्ष्मण 
तथा वानरो को जीतूंगा । इतना कहकर वह मन-ही-मन प्रलय-काल की अग्नि की भाँति 
जलते हुए ताल ठोककर सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए विविध वाद्यों के निनाद 
के बीच युद्ध के लिए चल पडा । अत्यत क्रोध से वह गरजकर कहने लगा--राम ने 
सीता को प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयो, पुत्रो, बधुओ तथा सैनिकों का नाश किया है । 
इद्रजीत ने माया सीता का भी वध किया । मेरे सभी उपाय निरथेक हो गये। में अभी 
जाऊँगा और असली सीता का ही वध करके अपना प्रतिशोध लूगा ।' 


११० रावण का सीता का वध करने के लिए जाना 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वह चद्रह्मस को अपने हाथ में लेकर अपने पदाघात से 
पृथ्वी को कँपाते हुए अशोक-बन की ओर चल पडा । तब वृद्ध राक्षस-मत्री आपस में 
परामर्श करने लगे--क्या दशकठ उन दाशरथियों को अपने पैने बाणों से जीत नहीं सकता । 
इसने लोक-पालको की परवाह न करके युद्ध में उन्हें जीत लिया था, मरुतो को भयकर 
युद्ध में परास्त किया, नौ ब्रह्माओ को जीत लिया, आठ वसूओ का दर्प चूर कर दिया, 
अपने प्रताप से नवग्रहों को दबा दिया, बारह आदित्यो को भूका दिया, ग्यारह रुद्रो को 
जीत लिया, गधवें, यक्ष, राक्षस, उरग, गरुड तथा भयकर दानवो को भयभीत करके अपने 
बज में कर लिया । ऐसी दशा में इसके सामने मनुष्यों की शक्ति ही कितनी है ? क्रोध 
में आकर पतित्नता स्त्री को मारना उचित नही है ।' 

उसी समय रावण यम की भॉति लोक-भयकर रूप धारण किये हुए जानकी का वध 


करने के उद्देश्य से अशोक-वन में पहुँच गया । उस पापात्मा की कृद्ध दृष्टि को देखते 
ही वह साध्वी भय से सिकुड-सी गई। भयकर ग्रह के समक्ष भयाक्रात हो पडी हुईं रोहिणी 


खुद्धकांड ३९३ 


की भाँति वह सीता रावण को देख सोचने लगी--हाय भगवन्‌, इस दुरात्मा के हाथो से 
मृभे इस प्रकार मरना पड रहा है । कदाचित्‌ इद्रजीत की मृत्यु का समाचार जानकर 
मुझे मारने के लिए यह आ रहा है अथवा उन राम-लक्ष्मण को जीतकर मुभो मारने के 
उद्देश्य से यहाँ आ रहा है, मुभे जान नहीं पडता । कया, इसी के हाथ मरना विधि ने 
मेरे भाग्य में लिखा है ” हाय, अब में क्‍या करूँ ? हाय भगवन्‌, तुमने अत्यत पृण्यात्मा 
राम-लक्ष्म्ण को अनेक सकटो में डाल दिया है । इस प्रकार, वह कमललोचनी विलाप 
करती हुई, अपने मन में रघुराम की मूत्ति प्रतिष्ठित करके दु ख-विवश होकर मूच्छित हो गई । 
पृथ्वी पर पडी हुई सीता को देख दशकठ उनकी तरफ आगे बढा । तब सभी 
राक्षस) हाहकार करते हुए चिल्लाने लगे--यह भयकर हछृत्य अनुचित है ?” उसी समय 
महान्‌ मतिमान्‌ तथा नीतिवान्‌ सुपाइ्व॑ नामक राक्षस रावण के निकट पहुँचकर निर्भेय 
हो रावण को उपदेश देनें लगा किहे दानवेंद्र, तुम्हारे पितामह पुलस्त्य है, तुम्हारे पिता 
धर्मात्मा, नीतिज्न तथा यशस्वी विश्ववस्‌ है, तुम स्वय वेद तथा आगमो के ज्ञाता हो, अपने 
महत्त्व का विचार किये विना तुम ऐसे दुष्कर्म करने पर क्यो उतारू हुए हो ” उत्तम 
स्त्रियों का स्पर्श करके उनका वध करना महापाप है। इसलिए, तुम यह विचार छोड दो। 
तुम अपना सारा क्रोध कल युद्ध में राम-लक्ष्मण पर दिखाना। इस प्रकार कहकर 
सूपादर्वं ने रावण के हाथ से चबद्रहास छीन लिया और रावण को अपने साथ वहाँ से 
ले आया । वहाँ से लौटकर दशकठ मन-ही-मन शोक से पीडित होते हुए अपने मत्रियों 
तथा बधुमित्रों को सभा-मडप में बुलाया और अपने पुत्र के गुणों की बार-बार प्रशसा 


करते हुए शोक प्रकट करने लगा । 


१११ इन्द्रजीत की स्त्री सुलोचना का शोक 


अत पुर की स्त्रियाँ इद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुतकर शोक प्रकट करने लगी? 
तो उसे सुनकर आदिशेष की पुत्री सुलोचना को अपने प्राणनाथ की मृत्यु का समाचार 
ज्ञात हो गया । वह तुरत शोक से अभिभूत होकर, मूच्छित गिर पडी । बडी देर तक 
सहेलियो की परिचर्या के उपरान्त, वह किचित्‌ सचेत हुई और अपने प्राणेशवर का स्मरण 
करती हुईं विविध रीतियों से यो प्रलाप करने लगी-- हाय प्राणेश्वर, हें प्राणनाथ, क्या, 
एक साधारण मनुष्य ने तुम्हें परास्त किया है ? हाय, वह पापी ब्रह्मा हमारे प्रेम को नही 
देख सका । इसीलिए उसने हम दोनो को अलग कर दिया है । जब कभी तुम बाहर 
जाते थे, तब मुझसे कहकर जाते थे। इस बार भी तुम मुझसे कहकर जाते, तो 
शत्र्‌ के हाथो तुम्हारी ऐसी मृत्यु नहीं होती । मेरे पिता ने जब तुम्हारे साथ बडी प्रीति 
से मेरा विवाह किया था, तब उन्हीने तुमसे कहा था, यदि तुम विजय की आकाक्षा करते हो, 
तो जाने से पहले सभी कार्यों की सूचना अपनी स्त्री को देकर जाना । तब तुम ब्रह्मा 
तथा शिव के लिए भी अजेय बनोगे । नरो की तो बात ही क्‍या ?”_ उसके पद्चात्‌ उन्होने 
मुझे एक शिरोरत्न देकर कहा था, हें पुत्री, जब तुम्हारे पति शत्रुओं पर आक्रमण करने 
जायँ, तब तुम इस मणि से उनकी आरती उतारकर उन्हें भेजना । ऐसा करो, तो वे 


शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अवइय लौट आयेंगे । उनके इन प्रिय वबचमों को भूलकर 


९९६ एगनशथ रामषाचप 


तुम शत्रुओं के दिव्य शरो से युद्ध-भूमि में निहत हुए ।” इस प्रकार, प्रलाप करती हुई 
उसने मन-हीं-मन अपने प्राण, अपने प्राणेश्वर के चरणों पर समर्पित कर लिये । उसके 
परचात्‌ अपने पुत्रो को देखकर उस सूदरी ने कहा--हे पुत्रो, शोक-रूपी गम्भीर समुद्र में डबने 
को पदचात्‌ भी किस बात का भय हो सकता है ? विभीषण तो हे ही । वे अवश्य तुम्हारी 
रक्षा करेंगे। अत, तुम श्रेष्ठ गुणों से सपन्न होते हुए उन्नति करो । अब मेरा जीना उचित 
नही है । में अवश्य अपने प्राणेश्वर की सेवा में जाऊँगी ।' 


9] 


इस विचार से मन-ही-मन हर्षित होती हुई, वह अपने मन की इच्छा को दृढ़ 
बनाती हुई, अत्यधिक क्लान्ति से चीत्कार करती हुई अपने पैरो को घसीटती हुई किसी 
प्रकार रावण के सभा-मण्डप में पहुँची । वहाँ पहुँचकर वह सुदरी आँखों से अश्वुधारा बहाती 
हुई बडी नम्नता से अपने ससुर से कहने लगी--हे दानवेन्द्र, पति से वचित हुईं पत्नी का 
यही धर्म है कि वह पति के साथ ही इस संसार को त्याग दें। अत, मुझे अभी पति के 
साथ जाता चाहिए। आप अपने सैनिकों तथा मित्रो के द्वारा मेरे पत्ति का शव मँगवा 
दीजिए ।॥' 

उस साध्वी' के वचन सुनकर राक्षसराज बडी देर तक चिता में घुलतें हुए चुप 
रहा, फिर कहने लगा--हे साध्वी, तुम्हारे पति का शरीर युक्ध-क्षेत्र में शत्रुओं के बीच में 
पडा हुआ है । यदि में जाकर माँगू भी, तो क्‍या, वे मुझे वह शरीर देंगे ? अत, यह कायें 
मुझसे नहीं हो सकेगा । अब आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसे करो । में क्‍या कहूँ ? 
हें पुत्री, कोई ऐसा काय नही है, जिसका ज्ञान तुम्हें न हो । अपनी बूद्धि के अनुरूप मेने 
तुम्हे यह परामर् दिया है ।॥' 

तब उस पदुमलोचनी ने उससे कहा--हे दानवेन्द्र, आपने अपने हाथ से कैलास 
पर्वत को उठाकर शिवजी को भी भयभीत किया था। आप तीनो लोको को जीते हुए 
महान्‌ वीर है । देवेन्द्र को भी परास्त किये हुए महावीर के सम्मुख नर और वानरो की 
शक्ति कितनी है ? नरो तथा वानरो के मध्य पडें हुए आपके वी'-पुत्र का शरीर लाने 
में आप अपनी असमर्थता प्रकट" कर रहें है । कदाचित्‌ यह कुसमय का ही प्रभाव है कि 
आप इस प्रकार कह रहे हे | पति-हीना तरुणियो को यदि घर के बाहर कार्यवश जाना 
पडे, तो धर्म यही' बताता है कि वे अग्नि को साथ लेकर जायें । आप मेरे निवेदन को 


बिक] की] 


बुरा मत मानिए और मृभो जाने की आज्ञा दीजिए । में स्वयं जाकर अपने पति का शरीर 
ले आऊंगी ।' 

दशकठ ने उस रमणी को जाने की अनुमति दी, तो उसने अपने इवशुर को प्रणाम 
किया और आषाढ मास की बिजली के सदुश दीखनेवाली अपनी देह की काति की किरणें 
भूमि तथा आकाश में व्याप्त करती हुई, निशचल बुद्धि से वह सूदरी आकाश-मार्ग से चल 
पड़ी । सभी वानर-वीर आइचयं-चकित हो उस कमललोचनी को देखकर सोचने लगे--- 
कदाचित्‌, देवताओं ने स्वगं-लोक से इस श्रेष्ठ सुदरी को राम देव के पास भेजा होगा, 
अथवा अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से पीडित हो रावण ने अपना दर्प त्यागकर सीता को 
रथ पर बिठाकर भेज दिया होगा, अन्यथा किसी देवकाता को इतसने वेग से यहाँ आते 


रद्धकांड ३९७ 


की आवश्यकता ही क्‍या थी ?” अग॒द, सुग्रीव, हनुमान्‌ तथा युद्ध-भूमि में रहनेवाले सभी 
वानर-नेता राम-लक्ष्मण के निकट पहुँचकर आश्चर्य प्रकट करने लगे । उस समय परम 
पावन, पवन-पुत्र ने आकाश-मार्ग से आनेवाली उस रमणी को देखकर रामचद्र से कहा-- 
हे देव, यह मानिनी, देवकाता नहीं है और राम की पत्नी भी नहीं है। यह कोई पति- 
हीना स्त्री है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है । वहाँ उस रमणी' के रथ पर देखिए, भस्म से 
आवृत अग्नि दिखाई दे रही हैं ।' 

११२, सुलोचना का राम की स्तुति करना 


इतने में वह रमणी श्ीघ्रगति से उस स्थान पर पहुँचकर रथ से उतर आईं। 
क्षीण कटि से विलसित वह रमर्ण)। ऐसी दीखती थी, मानो स्वर्ण-प्रतिमा हो या नवजात 
मोती हो, अथवा नव-यौवना राजहसिनी हो। वह अपनी आँखों से अश्रु बहाती हुई, 
चकराती हुई, चीत्कार करती हुईं, मद-गति से राघव के सम्मुख पहुँच गईं और उन्हें साष्टाग 
दण्ड-प्रणाम करके, हाथ जोडकर कहने लगी--हे रवि-कुलाबुधि सोम, हे रामाभिराम, हे 
विमल गृणधाम, हे शत्रुविनाशी, हे मेघदयाम, हे कमलनेत्र, हे विमल चरित्रवान्‌, हें हिमगिरि- 
सम धीर, हे ललित-मधुर-वचन-कुशल, हे लावण्य-निधि, हे जन-लायक, आपके चरणों की सेवा 
से मेरे सभी पाप दूर हो गये ।' 

इस प्रकार, राम के समक्ष स्तुति करती' हुई, विनय के साथ वह खडी हुईं । तब 
राम की आज्ञा से सूर्यपुत्र ने कहा--हें सुदरी, तुम कौन हो ? तुम्हारे यहाँ आने का क्या 
कारण है ? तुम्हारा नाम क्‍या है ? तुम्हारे पति कौन हे ? तुम किसकी पुत्री हो ” तुम 
अपना वृत्तात सुनाओ |” तब वह आँसू बहाती हुई कहने लगी--हे भानु-पुत्र, मेरे पिता 
आदिशेष हे, मेरा नाम सुलोचना है, मेरे पति वह पुण्यवानू, बहुभोग-भाग्य-सपन्न, बाहुबली, 
महा तेजस्वी, युद्ध में भयकर, इन्द्र-विजयी, महान्‌ शूर, दशकठ तथा मदोदरी के पुत्र 
मेघनाद हे !' 

इतना कहने के पश्चात्‌ उस रमणी ने राम को देखकर होकाभिभूत होकर कहा-- 
है राघवेन्द्र, आपने युद्ध-भूमि में ऐसे महान्‌ शूर का वध' किया है । कृपालु होते हुए भी 
आपने कैसे उनका सहार किया ” हे सूर्यकुलतिलक, ऐसा महान्‌ विक्रमी अब आगे कही 
जन्म लेगा ? आप जानते ही हे कि पति की वियोगाग्नि से सती स्त्री अत्यधिक परितप्त 
होती है । में अपने पति को खोकर वैधव्य-दुख का कैसे सहन कर सकूगी ? हे शरणार्थी- 
त्राण, हे दयामय, हे परिपूर्ण हुदय, हे शुभ-गुण-सपन्न, मे आपकी शरण में आई हूँ । 
शरणागत की रक्षा करने की आपकी टेक हैँ । मेरे पति को प्राण-दान देकर आप अपने 
प्रण की रक्षा कीजिए । पति-भिक्षा देकर मुझे जीवन प्रदान कीजिए ।' 

सुलोचता की कातर प्रार्थना सुतकर, दया-मूर्ति राम का हृदय पिघल गया और 
वे उस रमणी के पति को पुनर्जीवित करने की बात सोचने लगे । यह समभकर हनुमान्‌ ने 
राम से निवेदन किया--हे राघव, आप तो सर्वज्ञ हे । उस ब्रह्मा का वचन टाल देना 
आपको उचित नही है । हे राजन्‌ू, आपको ब्रह्मा की मर्यादा रखनी चाहिए।' तब राघव ने 
पवन-पुत्र की बातो पर विचार करके कहा--हे कमलाक्षी, तुम अगले जन्म मेँ अपने 


३९८ रणनशथ रापायण 


पति के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अगणित सपत्ति के साथ चिर काल तक 
सुख-भोग करोग और उसके पहचात्‌ तुम दोनो वेकुण्ठ में अपना इच्छित सुख 
प्राप्त करोगे ।' 

राम के वचन सुनकर वह स्त्री हर्षित हुई और विनयपूर्वक उस दयामय राम की 
स्तुति यो करने लगीं--हे दया-समुद्र, हे अमल-गुण-धीर, हे साधुजन-आश्रवित, हे सेतु-बधक, 
आप कृपा करके मेरे पति का शव मँँगा दीजिए । मुझे अब श्षीत्र नगर को लौट 
जाना चाहिए ।' तब सुग्रीव ने उस स्त्री से कहा--हे कमलनयती, यदि तुम पतिब्नता हो, 
तो बिना विलब जाकर अपने प्रिय पति से अपना सारा वृत्तात कहो । यह सुनकर वह 
साध्वी शीघ्र युद्धदक्षेत्र में पहुँच गई । वहाँ उस चचलाक्षी ने अपने पति के कठे हुए 
सिर को देखकर कई प्रकार से रुदन करने लगी । फिर, अपने पति के शरीर के पास 
पहुँचते ही उमडते हुए दुख से वह मूच्छित होकर गिर पडी | कुछ समय के उपरान्त वह 
सचेत हुई और अपने प्राणेश्वर के छारीर पर गिरकर ऊँचे स्वर में हाहाकार करती हुई 
विलाप करने लगी । फिर वह घैर्य धारण किये हुए स्थिर हो खडी हुई और सत्य को 
प्रभा से दीप्त होती हुई यो बोली--यदि मैनें मन-वचत-कर्म से पति की भक्ति की हो, 
यदि मैने धर्माचरण में पति को ही दैव मानकर पातिक्रत्य धर्म का पालन किया हो, तो 
मेरे पति पुनर्जीवित होकर मुभसे सभाषण करें ।' 

सूलोचना ने आत्मविश्वास के साथ जब ऐसे वचन कहे, तो दशकठ के पुत्र ने 
आँखें खोलकर कहा--हे रमणी, मेरा वध करानेवाले तुम्हारे पिता ही तो है ” मुझे 
जीतने की शक्ति दूसरों में कहाँ है ? तुम को दुखी होने की कोई आवश्यकता नही है। 
अपने ऋणानृबध के अनुसार ही पति अपने पत्नी के साथ रहता है । सयोग तथा वियोग, 
दोनो, जीवों के लिए ब्रह्मा के द्वारा विधान किये जाते हे । समय की गति प्रबल है, 
इसलिए मेरी मृत्यु हुई है । अब तुम जाओ |! इतना कहकर उसने अपनी आँखें बद कर ली। 
सुलोचना मन-ही-मन अत्यत दुखी हो, वहाँ से चलकर राम के पास आईं और 
उन्हें हाथ जोडकर प्रणाम किया और बडी प्रसन्नता से उनकी प्रशसा करने लगी । 
तब रघुराम ने अगद को बुलाकर कहा--इस रमणी को उसके पति का शरीर 


दिला दो ।' 


अगद ने राम की आज्ञा मानकर सुलोचना को उसके पति का शरीर दिला दिया । 
सुलोचना उस' शव को लिये हुए बडी भक्ति से राम की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ से शीघ्र लका- 
नगर को रवाना हुई। वह सीधे अपने अत पुर में नहीं गई, किन्तु अपने पति के शरीर 
को एक योग्य स्थान में रखकर, उसकी रक्षा के लिए सैनिको को नियुक्त करके, उसके परचात्‌ 
अत पुर में गईं । वह बहुत समय तक अत्यधिक चिंता में निमग्त रही और उसके पद्चात्‌ 
अपने प्रिय पुत्रों को पास बुलाकर आँखों से अश्रुधारा बहाती हुई, उनके शिरो को सुंघा, 
गालों का बडे स्नेह से स्पर्श किया और फिर उन्हें हृदय से लगाकर कहा--हे पूत्रो, 
तुम्हारे मुह देखते रहने का सौभाग्य मुझे भगवान्‌ ने नहीं दिया है । अब इस पृथ्वी पर 
जीना मेरा धर्म नहीं है, इसलिए अवश्य में सहगमन करूँगी । अब तुम्हारा यहाँ रहना भी 


कुद्धकाड ३९९ 
उँचित नही हैं। इसलिए तुम पाताल-लोक में चले जाओ । अपने नाना आदिशेष के घर में 
तुम थविना सकोच के स्थिरबुद्धि से युक्त हो रहो ।”' यो कहकर सुलोचना ने उन्हें शीघ्र 
वहाँ से भेज दिया । 

उसके पश्चात्‌ वह थर-थर कॉपती हुई दशकठ के सम्मुख गई और मुरभाये हुए 
अपना मुख भुकाये आँसू बहाती' हुई, गदगद कठ से, हाथ जोडकर भक्ति से प्रणाम किया 
और अपने राम के पास जाने तथा शव लाने का वृत्तात उसे सुनाया और अत में कहा-- 
राम की दयालुता, लक्षण का अतिशय स्नेह, विभीषण की सद॒हृदयता तथा वानर-वीरो 
का पराक्रम आदि अद्भुत हे । यह सुनते ही रावण का मुख कातिहीन हो गया । उत्त 
रमर्ण। के साहस, विवेक, न्याय, विचक्षण महिमा, पति-भक्ति तथा (शव के लाने में) उसकी कुशलता 
आदि के सबध में सोचकर उससे कुछ कहते नही बना। प्रत्युत्तर देने में हिंचकनेवाले अपने श्वशर 
को देखकर सुलोचना ने कहा--हे असुराधीश, विधि-विधान को लेकर अब मन-ही-मन चितित 
क्यो होते हे ” में अब एकनिष्ठ होकर सती हो जाऊँगी । आप मुझे जाने की अनुमति 
दीजिए ।' 

तब व्याकुल चित्त से रावण ने अपनी पृत्र-वध्‌ को देखा, और ऐसी साहसवती तथा 
बृद्धितती नारी को सहगमन करने से रोकना असभव समभकर कहने लगा--हे कमलाक्षी, 
अब में तुम से क्या कह सकता हूँ ? तुम्हारे मत की इच्छा क्या है, कौन जाने ? अपने 
प्रिय ज्येष्ठ पुत्र का वध कराकर, में भय तथा शोक के समुद्र में डूबा हुआ हूँ । मुझे कुछ 
सूभता नहीं है। अत, तुम जैसा चाहती हो, वेसा करों ।” 


११३, सुलोचना का सहगमन 

तब उस चचलाक्षी ने अहोभाग्य/ः कहकर मन-ही-मन हर्षित होती हुई रावण 
को प्रणाम किया और वहाँ से अपने अत पुर में पहुँच गई । स्वतान से निवृत्त होकर उसने 
पीताबर तथा रत्नाभरण धारण किये, ललाठ पर चदन का लेप किया और पुष्प-मालाएँ 
पहनी । उसके पद्चात्‌ सहेलियो तथा दरशकठ की आज्ञा से आये हुए बधुमित्रों के साथ 
वह सुदरी अत पुर से बाहर चली । उस समय मृदग, निसान, पटह, भेरी, शख, काहल 
आदि वाद्यों की ध्वनि से दसो दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगी । वहाँ से वह शीघ्र इच्द्रजीत 
के शरीर के पास पहुँची और सुदर वस्त्र तथा आभूषणों से उस मृत शरीर का अलकरण 
किया । तत्परचात्‌ उसने उस देह को अरथी पर रखवाया। तुरही आदि श्रेष्ठ वाद्यो की 
ध्वनि के बीच त्रेताग्नियो को लिये हुए स्वय अरथी के आगे-आगे चली । उसके पीछे-पीछे 
देत्यन्ममह्‌ चला । इस प्रकार, नगर की उत्तर दिशा में पहुँचकर वहाँ उसने चिता सजाई । 
फिर, अपने साथ आई हुई सौभाग्यवती स्त्रियों को स्वर्णाभरण, वस्त्र आदि विविध 
दान दिये और नि३चल भक्ति के साथ चिता में प्रवेश करके अपने प्राणेश्वर का शरीर 
अपने हृदय से लगाकर बैठ गई । जब अग्ति प्रज्वलित हुई, तब उसने अपना शरीर अपने 
पति को समर्पित किया । देवता उसकी पति-भक्ति की प्रशसा करने लगे । उस समय 
सब के समक्ष वह अपने पति के साथ देवताओ के विमान पर बैठकर, देव-मडली के बीच 
देदीप्यमान होती हुई पुण्य-लोक में पहुँची और वहाँ अपने पति के सग रहने लगी । 


80० रंगेन/थ एायायपां 


११४, रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेंजनों 


रावण अत्यधिक क्रोध तथा शोक से जलते हुए, बार-बार उमडनेवाले पुत्र-शोक 
में घुलते हुए अपने सभा-मंडप में पहुँचा। क्रोधोद्दीप्त सिंह की भाँति उष्ण निःशवासों को 
छोडतें हुए, बल, साहस तथा युद्ध-कुशलता से सपन्न अपने सैनिकों को देखकर उसने आदेश 
दिया कि तुम शीघ्र जाकर वानरों तथा राम-लक्ष्म्ण को जीतकर आओ । 


रावण का आदेश शिरोधाय॑ करके राक्षस-सैनिको ने बडे उत्साह के साथ, रथ, गज, 
तुरग, पदाति आदि चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्रो का सगठन 
किया । फिर, वे वजच्च-कवच तथा वच्च-सम आयुधों से सज्जित हो भीषण गति से चल पडे। 
उस समय उनके गज-पमूह के चिंघाडो तथा घटिकाओ एवं अइ्वों की हिनहिनाहटों का भीषण 
रव, दुदुभि, शत, पटह, डमरू, पणव आदि वाद्यों का तुमुल नाद, सेना का कलकल, 
ध्वजाओ की फडफडाहट, रथ के पहियो की घडघड़ाहट तथा धनुष का टकार आदि विविध 
ध्वनियो से मधित समुद्र की भॉति दिशाएँ गूजने लगी । सेना के चलने से अत्यधिक धूलि 
ऐसे उडने लगी, मानो वह समुद्र से युद्ध करने जा रही हो। सभी राक्षस ऐसे गर्जन करने 
लगे कि उनके गर्जनो की ध्वनि आकाश का स्पर्श करने लगी और सारी पृथ्वी काँपने लगी । वे अपनी 
गर्वोक्तियो, धमकियो, हुकारो तथा चिल्लाहटों की ध्वनियो के साथ, अपने मणिमय कुडलो, 
हारो, ककणों तथा किरीटो की दीप्ति को विकीर्ण करते हुए लका से बाहर निकले, मानो 
महान्‌ दशक्ति-सपन्न कपि-समुद्र को देखकर, बडे उत्साह से लका-समुद्र से निकलनेवाला 
वडवारिनि का समूह हो । 

तब कपि-वीरो ने बडे उत्साह से गर्जन करते हुए, अपने पदाघातो से दिग्गजों को 
बैठ जाने के लिए विवद करते हुए, आकाश की ओर उछलते हुए तथा ताल ठोककर 
ब्रह्माण्ण को भी विदीणं करते हुए, काजल के पवेतोी के समान दीखनेवाले राक्षसो को 
देखकर करोडो वृक्षो, पवंतोी तथा बडी-बडी शिलाओ को लिये हुए, उन पर आक्रमण 
किया । इतने में उदयाद्वि पर सूर्य भगवान्‌ चढ आये, मानो वे रघुराम की धनुविद्या की 
निपुणता देखने की उत्कट अभिलाष' लिये हुए आये हो । राक्षस तथा वानर-सेनाएँ ऐसी 
भयकर रीति से परस्पर भिड गई, मानों एक समुद्र दूसरे समुद्र से भिड गया हो । कपियों 
की विशाल सेना को देखकर राक्षस अपने रथ, गज तथा अछ्वों को उनकी ओर बढाते 
हुए वानरो पर दूट पडे और उन्हें अनेक रीतियो से दुख पहुँचाने लगे। किन्तु, वानरो ने 
अत्यत साहस के साथ पर्ृतो को उठाकर उन पर फेंका। उनके प्रहार से कई राक्षस- 
सेनिक गिर पडे । राक्षस, करवालो से वानरो की पूछो को काट डालते थे, तो वानर 
अपने बाहु-दण्डो से राक्षसों के गदा-दण्डो को तोड देते थे । राक्षस, वानरों पर परशुओ, 
परिघो तथा खड़गो को फेंकते थे, तो वानर पव॑तो, वृक्षों तथा पव॑त-श्रगो को फेंककर उन्हें 
नष्ट कर देते थे। युद्ध-भूमि में रक्त की धाराएँ बहने लगी । वानर अपनी पूछो से 
पर्वती को उठाकर फेंके थे, तो राक्षस उनके नीचे चूर-चूर हो जाते थे और फिर चक्रो 
तथा गदाओ से वानरो पर प्रहार करते थे। इस प्रकार, वे समान पराक्रम दिखाते हुए 


कि. 


परस्पर युद्ध करते थे । राक्षस जब गजो, अहवों तथा रथो को कपियों पर चलाकर उन्हें 


खुद्धकोड 9०९ 


व्याकुल करने लगे, तब सुग्रीव, अगद, पवनपुत्र तथा नील आदि वानर-वीर अत्यत क्रोध: 
से उनपर पवव॑तो तथा वक्षो की वर्षा करने लगे । इससे असख्य रथ खड-खड होकर ग्रिर 
गये, हाथी भुड-के-झुड गिरकर मर ग़यें और अश्व तथा पदचर सेना पृथ्वी पर लोटने 
लगी । जब रथारूढ कुछ राक्षस क्रद्ध हो पृथ्वी को कँपाते हुए, अपने मनोरथों की भाँति, 
अपने रथो को बडे वेग से वानरों पर चलाया, तब वानरों ने उन रथों के जुए पकड़कर 
सहज ही उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया । जब अद्वारोही राक्षसों ने कपियो पर अपने अह्व 
चलाये, ,तब कपि उनके सम्मुख थैयँ के साथ खडे होकर एक अदव को उठाकर उससे दूसरे 
अश्व पर प्रहार करने लगे । जब गजारोही सैनिक वानरों पर गजो को चलाते, तब वानर 
गजो पर आक्रमण करके एक गज से दूसरे गज को टकरा देते । फिर, वे गज-सेना पर 
टूट पडते और गजों पर आरूढ राक्षसों को नीचे खीच लेते या उन पर पदाघात करके 
गिरा देते या उन्हें नीचे गिराकर अपने पैरो से कुचल देते या उन्हें ऊपर उठाकर पृथ्वी 
पर पटक देते और विविध रीतियो से उन्हें छिन्न-भिन्न कर देते थे । इस समय भरवों के 
खुसो से उठी हुई धूलि के आकाओं में व्याप्त होने से युद्ध-मूमि में अधकार-सा छा गया । 
उस अधकार में करवालो की दीप्ति उन्हें मार्ग दिखाने लगी, तो उस दीप्ति की सहायता 
से वानर तथा राक्षस परस्पर घोर युद्ध करने लगे । इस युद्ध के कारण बहनेवाले रक्त 
की धारा-रूपी किरणें, धूलि-हपी अधकार को दूर करने लगी । घोर युद्ध में हाथी तथा 
रय-हप्री तदो के बीच अरव-झूप्री मगर, ध्वजाओ, पेडो तथा सैनिको-रूपी तटवर्त्ती वृक्षों, 
खड्ग-रूपी मछलियों, हाथी की सूड-हूपी सर्पों, ढाल-रूपी कच्छपो, चूर-चूर बने हुए 
असख्य रस्ताभूषणो के कण-रूपी रेत, केशजाल-रूपी दशैवाल तथा चामर-रूपी फेन से 
युक्‍त रक्त की नदियाँ बहने लगी । उन नदियों को श्ीत्र पार करते हुए वानर तथा राक्षस 
परस्पर भिड जाते । इतने में वानर राक्षसों पर उद्धत गति से टूट पडते, उनकी रीढों 
को तोड देते, अपनी मुष्टियो तथा कुहनियो से प्रहार करके, उन्हें नीचे गिरा देते, सिरो 
को कुचल देते, उनके पेट चीर देते, और इनसे भी सतुष्ट न होकर उन्हें दाँती से काटते, 
अगो' को तोडते, ऐंडी पकडकर उन्हें घुमाकर पृथ्वी पर पटक देते, उनके केश पकड़कर क्रूर 
गति से खीचते, दोनो हाथो से दो राक्षसों को पकडकर उन्हें एक दूसरे से टकराकर चूर- 
चूर कर देते, उन्हें गिराकर उनके वक्षो पर ऐसा प्रहार करते कि उनकी' छातियाँ फट जाती 
उनसे रक्त बह निकलता और अपने नाखूनों तथा दाँतों से उनकी नाक, कान, मुख, 
ललाट आदि चीर डालते । कभी एक सौ वानर एक ही दानव पर टूट पडते और कभी 
एक ही वानर एक सौ दानवो का नाश कर देता । इस प्रकार, वानरो ने बडी तत्परता से 
लड़ते हुए दानवो को तितर-बितर कर दिया । 


तब राक्षस-सैनिक बड़े रोष के साथ, अपने दहाड, भेरी, मृदग आदि युद्ध-वाद्यों के 
निनाद से पृथ्वी को केपाते तथा दिशाओं को विदीर्ण करते हुए, वानर-सेना पर दूट पडे । 
यह देखकर इन्द्र आदि दिक्‍्पाल भयभीत हो उठे । विक्ृत सिर विक्ृत प्रकोष्ठ, विक्रृत ओष्ठ, विकृत नख, 
विक्ृत मुख, विक्ृत गात्र, विकृत नेत्र, विकृत हास, विकृत नाक, विकृत वक्ष, विक्ृत वर्ण, व्रिकृत 
कर, विक्ृत पाद तथा विकृत तादवाले राक्षस-वीर उमड़-घुमड़कर अलगज्ञलग- आनतनेवाले 
४६ 


8०9९ रंगन/थ रायायण 


प्रलेथ-कॉल के बादलों की पंक्ति के समान परिघ, गदा, चक्र, परशु, तोमर, त्रिशुल, खड्ग, 
मुद्गर, करवाल, ढाल, तागमुख, शछिलीमुख, धनुष, मूसल आदि समस्त आयुधो से 
संज्जित हो वानर-सेना पर भयकर गति से टूट पडें और उन्हें काटते, पीटते, मारते, 
उछालते तथा विविध रीतियो से उनपर प्रहार करते हुए उनकी सहार करने लगे । 
इन क्रर प्रह्ारों से भीत होकर वानर अपने हाथ के पर्वेतों तथा वृक्षों को नीचे गिराकर 
विवश हो सोचने लगे, भला, हमें यूद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है ? हमें राक्षसो से 
शत्रुता ही क्या है ? हमें न सूर्यवश राम ही चाहिए, न सूयेपुत्र सुग्रीव । जगलो में कच्चे 
कल और पीले पत्तो को खाते हुए सूख से जीवन-यापन करना छोडकर, यहाँ इन राक्षसों 
के हाथो में व्यर्थ ही हम क्यो मरें ” चलो, हम यहाँ से भाग चलें। यो सोचकर वानर- 
वीर घैय॑ं खोकर सेतु की दिशा में भागने लगे । राक्षस-सेना उनका पीछा करके उन्हें 
खद्ेडने लगी । 


११४, वानर-सेना को हनुमान आदि का प्रोत्साहन देना 


-. हनुमावू, नील तथा जगद ने वानरो को इस प्रकार भागते हुए देखा, तोवे ज्ीघ्र 
सेतु के उस पार गये और वानरो को सेतु के पार जाने से रोककर उन्हें लौटाया । तब 
सभी वानर भय से पीडित हो राम के पीछे जाकर शरण लेवे लगे । राम ने जानरो की 
यह दीनता देखी, तो क्रोध से धनुष हाथ में लेकर उसका टकार करते हुए ऐसा सिहनाद किया 
कि राक्षसों के हृदय भय से काँप उठे । तदनतर क्रोधोन्मत्त हो अपना हस्त-कौशल दिखाते 
हुए, निशाचरो पर तीत्र बाणों की ऐसी वर्षा करने लगें कि उन बाणों की अधिकता के 
कारण स्वय राम भी युद्ध-भूमि में दीखते नहीं थे । राम के चलाये हुए असख्य दरों के 
प्रहार से राक्षसों की कमरें टूट गईं, जाँघें कट गईं, शरीर के खड-खड हो गये, वक्ष.- 
स्थल विदीर्ण हो गये, मुख विकृत हो गये, पैर कट गये, हाथ टूट गये, कठ कट गये 
और सिर फट गये । कवचो को पार करके ब्राणो के शरीर में चुभ जाने से रक्‍त की 
नदियाँ बहने लगी । राम के बाणों के प्रहार से कुछ राक्षस मरते थे, कुछ भयभीत होते थे, 
कुछ मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर*पडते थे, कुछ व्याकुल हो जाते थे तथा कुछ भय से 
मुंह बाये खडे रह जाते थे । गज, अरब तथा रथ पर आहरूढ राक्षस सभ्रमित रह जाते थे । 
त्रस्त राक्षस चिल्लाने लगे--वह देखो, राघव बाण चला रहे हे । लो, वे हमारे 
निकट पहुँच ही गये । ऐसा आत्तंनाद करते हुए वे बडे वेग से युद्ध-क्षेत्र से भागने लगे । 
इतने में राघव ने अत्यधिक रोष से उन पर सम्मोहन-अस्त्र चलाया । उस अस्त्र के 
लगने से राक्षस अपने-आपको भूल-से गये और यह न जानकर कि कोन राक्षस है, और 
कौन' वानर, एक राक्षस दूसरे राक्षस पर ही आक्रमण करने लगा । उस गाधर्व शर का 
ऐसा प्रभाव था कि किसी-किसी' राक्षस को एक ही राम दीखता था, किसी को एक राम 
के स्थान में दस राम दीखते थे, किसी' को सौ राम दीखते थे, किसी को सहस्न राम दीखते थे, 
किसी को एक लाख राम दीखते थे, किसी को करोड राम दीखते थे, किसी को सौ 
करोड राम दीखते थें, इस प्रकार उनको सारा युद्ध-क्षेत्र ही राममय दीखने लगा । अविराम 


बाण चलाते रहने से राम का -स्‍्वर्ण-धनुष वृत्ताकार में दीखनें लगा । उसे देखकर राक्षस 


-छुद्धकाड़ 808३ 


मन-ही-मनः सोचने लगे कि यह कदाचित्‌ वही चक्र है, जिसे विष्णु ने भयकर युद्ध करते 
हुए नमुचि' पर चलाया था, अथवा किरण-समूह से घिरा हुआ सूर्यबिम्ब है । यो सोचते 
हुए, राम के दर-समूह के प्रहार का सहन न कर सकने के कारण वे प्राण लेकर भागने 
लगे । उस समय राक्षस-सेना में क्षण-भर की रक्‍्त-वर्षा में भीगे हुए, चौदह सहस्न अदव, अठारह 
सहस्त हाथी, एक लाख रथ, दो लाख वीर राक्षम नष्ट हुए । दर-हूपी। अर, धनष-रूपी 
नेमि (पहिये का घेरा), टकार-रूपी रव, किरण-रूपी स्फुलिगो से यक्त राम का धनष- 
रूपी चक्र काल-चक्र की भाँति विलसित होते देखकर हतशेष दैत्य अत्यत त्रस्त हो उप घोर 
द्ध-भूमि को छोड़कर भागे और लका में जा पहुँचे । यह देखकर वानर उत्साह से सिंह- 
नाद करन लग । अलय-काल के यम को भयकर नाश-लीला की भाँति उस समय का युद्ध« 
क्षेत्र दीखने लगा । जब रघुवीर रावण की प्रधान सेना के दस सहस्न हाथी, बीस सहस् 
अरब, एक सौ रथ तथा एक पद्म सेना का सहार कर देते थे, तब एक धड़ उठकर नाचने 
लगता था, ऐसे करोड धड जब नाचते थे, तब एक कटा हुआ सिर आकाश की ओर 
उछलकर एक भयकर चीत्कार करता था, ऐसे एक करोड सिर जब उछलते थे, तब राम 
के धनुष की एक घटी बजती थी । इस भयकर युद्ध में राम के धनृष में लगी' हुई ऐसी 
चौदह घटियाँ अविराम बजती रही । रघूवीर की ऐसी धनुर्विद्या का कल्पनातीत कौशल 
लगातार सत्रह घड़ियो तक चलते देखकर किन्नर, गधर्व, खेचर, यक्ष, उरगः तथा अमर 
उनकी स्तुति करने लगे । 
गे उसके उपरान्त, रामचद्र ने शूर-पुगव सुग्रीव को देखकर कहा--यह सम्मोहनास्त्र 
जगद्भयकर है । इसका प्रयोग करने तथा इसका उपसहार करने की शक्ति या तो मुकन में है, 
या .ईइवर में, अन्यो में ऐसी क्षमता नहीं है। कौशिक नें जिस महान्‌ दास्त्र को 
मुझ प्रदान किया था, उसकी महिमा से स्वय कौछिक भी अनभिज्ञ थे । तब विभीषण 'ें 
राम को देखकर विनय तथा सश्नम से कहा--हे देव, रावणं की यह सेना देवेनंद्र ' आदि 
देंवेताओ के लिए भी अजेयं थी । यही रावण की. मूल-सेना थीं, ऑज यह भी मिद्टी में 
मिल गई । अब रावण का अत निश्चित है ।_ आप तो स्वय अपंने महत्त्व का ज्ञान नहीं 
रखते । सच तो यह है कि कोई भी आपकी समानता नहीं कर_सकता ।” विभीषण के 
वचन सुनकर समचद्र प्रसन्न हुए ।. 


न 


११६. राक्षस-स्त्रियों का रावण की निनन्‍्दां करना 

लका में दानव-स्त्रियों ने भुंडो में एकत्र होकर उमडते हुए शोक से पीडित' 
होती हुई कहने लगी--हाय, कैसा दुर्भाग्य हैं कि निदनीय चरित्र, भाग्यहीन मुखडा, पलित 
कंशों से युक्त सिर, विशाल उदर, विक्ृत वेश, विक्ृत यौवन, 3ग्र केश तथा उम्र वंष्ट्र: 
वाली शूपेणला सकल गुणोज़्वल, सत्त्व-सपन्न, सुकुमार, तेजस्त्री, सुमुल तथा कामदेव के सप्नान 
सुदर रामचद्र पर आसकत हुई । कहाँ राजा भोज, और कहाँ गगू तेली' | इंस लका के 
सभी' राक्षसों पर मृत्य्‌ की छाया पडी हुई थी, इसी कारण से उस राक्षसी ने दशकंठ- तथा 
उंस सूर्यवशज में शत्रुता उत्पन्न कर दी । उस शूर्पणखा की बातें सुनकर उचित तथा 
अनुचित, का विचार किये विना, शत्रुत्व ठानकर, दशकठ अपना ही नाश कराने के लिए नही, 


#89 “ंगनाथ ए#गयाय् 


अपितु राक्षस-वश्ञ का भी स्वेनाश करने के लिए उस राम की पत्नी को लें आया । 
इतना करने पर भी क्या, सीता उसे मिल गई ? ऐसा दुस्साहस उसने किया ही क्यो ? 
राम ने तो एक ही बाण से मारीच का वध कर डाला तथा दण्डक-वन में विराध पर कऋुद्ध 
होकर उसका सहार किया । इन बातो को जानकर भी मदाघ हो रावण ने उनको नहीं 
पहचाना । जनस्थान में राम ने अपने अनल के समान शरो से चौदह सहस्र राक्षसों का सहार 
किया और अपने भयकर बाणों से, त्रिशिर, दृूषण तथा खर को सहज ही मार डाला । 
दर्शंकठ ने उसका भी विचार नहीं किया । क्रौचवन में दाद्वरथियों ने अपने अनुपम शौरय से 
रुधिराशन को, कुर थजिक्रम को तथा योजनबाहु कबध को मार डाला । ऐसे विक्रमी राक्षसो 
के (वध का) वृत्तात जानकर भी रावण ने राम पर विजय प्राप्त करने की ठानी । क्‍या, 
यह उसके लिए सभव है ? क्या हमारे रावण में इतना साहस है, कि वह जगदीश्वर 
राम से युद्ध कर सके ? राम ने तो एक ही बाण से सहज ही वालि का वध करके सूर्य- 
पुत्र को किष्किंधा का राजा बना दिया | सहख्रों हाथी, लाखों अहव, करोडो रथ और 
असखरूष पदचर सेता को राम ने एक क्षण-म्ात्र में ही युद्ध में मार डाला । उन्होने अकेले 
महान्‌ पराक्रमी कुभकर्ण का सहार किया । ऐसी वीरता देखकर भी रावण राम की शक्ति 
पहचान नहीं सका । महाशूर अतिकाय तथा इन्द्रजीत को अकेले लक्ष्मण ने युद्ध में समाप्त 
कर दिया । इतना सब होने के उपरान्त भी रावण राम की दरण में नहीं जाना चाहता । 
आज लका के घर-जघर में विलाप सुनाई पड़ रहा है । सभी लोग युद्ध में हमारे बधु 
मरे, हमारे पृत्र मरे, हमारे पति मरे, हमारे सहोदर मरे, इस प्रकार का आत्तेनाद करते 
हुए शोक-समुद्र में डूब रहे हे । जिस दिन से दुर्मत तथा नीति-बाह्य हो रावण अपनी 
माया से सीता को इस नगर में ले आया, उसी दिन से दु'शकुन दिखाई पड रहे हे । 
अब शीघ्र ही दशरथ के पुत्र के हाथो में दशकठ का अत होना निश्चित ही हैं । हाय, 
नीतिज्ञ विभीषण ने विविध रीतियो से इसको धर्म-मार्गं समाया था । यदि यह उनके 
हित वचनों का आदर करता, तो क्‍या लका की ऐसी दुर्दशा होती ? या तो कुल-पर्व॑तो 
के पंखो को अपन वच्ञाघात से काठनेवाले पुरदर ने या मधु-कटभ आदि राक्षसो का 
सहार करनंवाले विष्णु ने॑ यथा कर यम ने या प्रलय-काल के रुद्र ने इसे पथ्वी पर राम के 
रूप में जन्म लिया है और राक्षसों का वध करने लगा है । जिस समय दशरथ-पुत्र राम, 
अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध में दशकठ का चध करने लगेंगे, उस समय, क्‍या, 
महान्‌ दंवता या गधे या मुनि या रावण को वर प्रदान करनेवाले ब्रह्मा या शिव 
या राक्षस उन्हें राम के हाथो से बचा सकेंगे ? वर देते समय ब्रह्मा ने यह वर नही 
दिया था कि यह नर के हाथो से नहीं भमरेगा । इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि दशकधर 
अपने बंधुओं के साथ राम के हाथो से भरेगा। यह सत्य है, क्योकि जब इस रावण ने 
इन्द्र आदि:£देवताओं को बडी कूरता से दुःख पहुँचाया, तब समस्त देवताओ ने ब्रह्मा से 
अभय-दान की' प्राथना की । तब चतुर्मुख ने उन्हें देखकर कहा था--भविष्य में तुम्हें किसी 
प्रकार का दुख नहीं होगा । अब तुम' निश्चित रहो ।” इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा देंवताओ कों 
साथ लेकर भहांदेव के पास गये और उनसे प्रार्थना की। तब्र प्रसन्न होकर शिव ने ब्रह्मा को 


से 
से 


सुद्धकांड 804 


करुणापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा--देवो की रक्षा करने तथा समस्त राक्षसों का वध 
करने के लिए पृथ्वी पर इदिरा का जन्म होगा । उस सती के पति बनकर विपत्तियों से 
प्रजा की सतत रक्षा करने तथा दुर्जन राक्षमों का सहार करने के लिए विष्णु स्वय पृथ्वी 
पर अवतार लेंगे । राम ही वह विष्णु हे और भूमि-सुता ही वह इंदिरा है | शिव का 
वचन कभी नहीं टलेगा | अत, समझ लो कि हमें अब अघट दुख प्राप्त होनेवाला है । 
अब हमारा रक्षक कौन है ? हमारा रावण अब बचेगा नही। अब हमारे सतप्त होने से कोई 
प्रयोजणत नही है। हमारे एकमात्र त्राता विभीषण भी रामचद्र की दारण में गये 
हुए है ।॥” 
११७ रावण का द्वितीय युद्ध 


इस प्रकार, विविध रीतियो से असुर-स्त्रियों के दीन विलाप सुनकर रावण थोड़ी 
देर तक चिता की' अग्नि में परितप्त होते हुए मौन हो रहा । फिर, प्रचण्ड काल-नाग के 
फुफकार की भाँति दी्घ निवास छोड़कर ओठ चबाते तथा आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा 
करते हुए अत्यत क्रोध से युद्धोन्मत्त तथा विरूपाक्ष नामक राक्षतों को देखकर बोला-- 
'तुम शीघ्र तुरहियों की भयकर ध्वनि करते हुए पिंह-ग्जनों के साथ युद्ध के लिए निकल 
पडो ।' उसकी बातें सुनकर भी भयाक्रान्त निशाचरो को मौन देखकर, उसने 
फिर कहा--शीघक्र ही युद्ध की तैयारी करो । इस प्रकार हतोत्साह हो क्यो बंठे हो ?” 
तब उन्होने जाकर पुण्याह कर्म आदि करने के पद्चात्‌ युद्ध की तैयारी की और राक्षसेन्द्र 
के समक्ष आकर उस बात की सूचना दी । तब रावण ने उनको देखकर कहा--दिन-दिन 
मेरी सेना घटती जा रही है | मेरे सभी अनुचर मारे जा चुके। अमरेन्द्र के समान 
पराक्रमी खर, अमित बलशाली इन्द्रजीत, कुभक्े, प्रहस्त, कुभ-निकुभ, भयकर पराक्रमी अति- 
काय, महाकाय, महोदर, असुरातक, नरातक, यशस्वी अकपन, कपन आदि महान्‌ योद्धा, 
जो युद्ध में इद्र का भी सामना कर सकते थे, मेरे निमित्त प्राण खो बैठे । मेरा दर्प चूर- 
चूर हो गया। इसलिए, में अपने सभी शत्रुओं का नाश करूँगा और अपने पराक्रम का 
प्रदर्शत करके उनसे प्रतिशोध लूगा । मेरे शर समस्त आकाश तथा समुद्र को ढक लेंगे । 
मे आज सभी वानरों का सहार करूँगा । मेरे चलाये बाण मृणालयुक्त कमलो की भाँति 
वानरो के कठ-ताल-युक्त मुख-कमलो को काट्ेंगे और में उनसे युद्ध-भूमि का अलकार करूँगा। 
आज लका नगर की स्त्रियाँ यह सोचकर कि हमारे पति, पुत्र और सहोदर युद्ध में कटकर 
मरे पडे है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। वे शोक-सागर में डूबी हुई हे । में शत्रुओ का वध 
करके उनका शोक दूर करूँगा । में छात्रु-पक्ष की सेनाओ को अपने पैने बाणों से काटकर 
उनके रक्‍्त-मास से, सियारो, गीधो उकाबो, पिशाचो, प्रेतों एवं भूतों को तुप्त करूँगा ।' 

इसके पश्चात्‌ उसने युद्धोन्मत्त, मदमत्त एवं अक्षीण बलवान विख्पाक्ष को देखकर 
कहा--तुरत तुम सभी राक्षसों को युद्ध-मूमि में ले आओ। मेरे लिए रथ सजाकर भेजो। 
आज मेरे तीक्ष्ण बाण, प्रतापी राम-लक्ष्मण के प्राण लेकर उनके रक्त का पान करना चाहते हे। 
मे वानर-सेना पर बाण ऐसे चलाऊँगा कि एक-एक बाण से सैकडो वानर मारे 
जायेंगे । तुम बलवान्‌ राक्षसो को चुन-चुनकर सेना का सगठन करके शीक्र लाओ ।॥' 


#०4 रंगनाथ एयाशयण) 


तब विरूपाक्ष आदि राक्षसों ने सेना को एकत्र होने की घोषणा की | तुरत' संभी 
राक्षस अपने गर्जनो से आकाश' को कँपाते हुए, करवाल, चक्र, खड्ग, प्र॒रक्न, शूल, गदा, 
मूसल, मुद्गर, शक्ति आदि विविध एवं विचित्र आयुधो से युक्त हो अत्यधिक- उत्साह से 
आ गये । राक्षस रावण के लिए विविध अस्त्रों से सज्जित, सूर्य-प्रभा से विलसित रथ ले 
आये । तब रमणीय रत्नो की काति से प्रकाशमान कर्ण-भूषण धारण किये हुए, दसो कछो 
में रत्न-पदक प्रहने हुए, दसो मुखों से नाना प्रण करते हुए; केयूर, मणिककण आदि भूषणों 
से बाहुओ को अलक्षत किये हुए; धतृष, शर, खड़्ग, चक्र, करवाल, परंशु आदि विविध 
आयुधों को धारण किये हुए दशकठ रथ पर आरूढ हुआ । उसके दसो मुकुट ऐसे प्रतीत 
होते थे, मानो बारह आदित्यों में एक को तो रावण ने क्दी बताया, दूसरा आकाश में 
दीख रहा है, अत बचे हुए दसों आदित्य यहाँ विराज रहे हे । रावण के रथ के पीछे 
रथ, गज, तुरग, पदाति चतुरगिणी सेना भी चलते लगी । उस समय सेना के निसान, 
तुरही आदि की ध्वनि तथा सैनिकों के सिहनाद आदि से गूंजनेवाली लका प्रलय के 
समय भयकर गर्जेन करनेवाले समुद्र के समान दीख रही' थी । बदीजनो की स्तुतियों के 
साथ रावण उत्तर द्वार से लका से बाहर निकला और युद्धोन्मत्त विरूपाक्ष को देखंकर ऐसा 
सिहनाद किया कि प्ृथ्वी' विदीर्ण-सी हो गई । उस समय सूर्य-बिब की दीप्ति भी क्षीण 
हो गई, दिशाएँ अधकार से व्याप्त हो गईं, पृथ्वी डोल गईं, रथ चूर-चुर हो गये, 
अदृव गिर पडे और रक्त की वर्षा होने लगी । ऐसे दुहकुनो को देखकर भी दशकेंठ 
किचित्‌-मात्र विचलित नहीं हुआ । 


लकेश की विद्ञाल सेना को देखकर ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए वानरो ने सिहनाद 
किय़रा और उद्धत गति से, भवकर राक्षसों पर टूट पडे । इससे कुद्ध होकर, राक्षस-वीरो ने 
अपने पराक्रम को प्रकट करते हुए, वानरों के हृदयों को छेदकर पार, निकल जानेवाले 
पैने क्राण चलाये; मूसल, तोमर, शक्ति, मुदुगर, चक्र आदि फेंके, , अकुश, कुत तथा 
झूल' चुभोये; भयकर गदाओ से प्रहार किया और तलवारों को चम्॒काकर उनसे वानरो के 
अगो को खडित किया । तब कपि-वीरो ने भी' क्रोधोन्मत्त हो, विशाल पर्व॑तों तथा वक्षो 
को उन राक्षसों पर फेंक्रा, अपने चरण,-हाथ', दाँत, नख तथा पूछो की सहायता से उनके 
सिरो तथा शिराओ को, हाथों तथा मुखो को, वक्षो तथा बाहुओ को, ओठो तथा कंठो को 
काठते, चीरते तथा' कुचलते हुए, उन्हें कई प्रकार से पीड़ित किया | ,यह देखकर दनुजेश्वर ने 
वल्सदंत, अदहवकर्ण, नाराच, भलल आदि नाना अस्त्रों को वानरो पर चलाकर रक्‍त की 
धाराएँ बहा दी । वह एक-एक बाण से पाँच-पाँच, साते-सात, नौ-नौ कपियों को एक साथ 
जहाँ-के-तहाँ गिरा देता था । इसके परचात्‌ उसने पाँच बाणों से गधभादन को, अठारह 
बाणों से पतस को, दस' बाणों से नील को, पचास बाणों से नल को, छह बाणों से पद्विविद को, 
सात बाणों से विनत को, सत्तर बाणो से पवनपुत्र को, पच्चीस बाणों से कुमुद को, 
पाँच बाणों से गोमुख को, सात बाणों से ऋषभ को, सत्रह बाणों से गज को, सात बाणों 
से '.शरभ को, सात बाणों से गवय को, तीन-तीन बाणों से तार तथा क्रथन को, 
अस्सी बाणों से अगद को तथा कई बाणो से अन्य वानरो को पृथ्वी पर श्षीक्र 


खर्द्धकांड 98609 


मिर्सकर गव॑ से इतराने लगा । असुरेश्वर के बाणों से आहत कुछ कपि कमर 'के 
टूठने से गिर पडते थे, कुछ चकराकर लुढक जाते थे, कुछ' लोगो के वक्ष स्थलों के विदीर्ण 
होने से गिर पडते थे, चरणों के कट जाने के कुछ वानर गिर जाते थे, कुछ लोगो के 
हाथ कठ जाते थे, कुछ वानरों के सिर फट जाने से वे भूमि पर लोट जाते थे; कुछ 
कफ्यो के कठ कठ गये और कुछ की जाँधें कट गईं, इसलिए वे कराहते हुए पृथ्बी पर 
लोट गये । यूद्ध-मूमि में कई ऐसे भी कपि थे, जिनके अग ऐसे कुचल गये थे कि उनके 
अग्रो को पहचानना कठिन हो गया था । बाणों के लगते ही कुछ वानर भागने लगते, 
किन्तु बीच में ही प्राणो के निकल जाने से वही पृथ्वी पर गिर जाते थे । इस प्रकार, 
दनुजेन्द्र के बाणो के आधात को सह नही सकते के कारण वे सभी वानर प्राण लेकर 
भागने लगे । रावण ने उनका पीछा किया । तब सुग्रीव वानर-सेना को देखकर कहने 
लगा--भागते क्यो हो, रुक जाओ, ठहर जाओ ।' फिर भी, वानर-सेना भागती ही रही। 
तब उनको रोकने के लिए सुषेण को भेजकर, सुग्रीय ने स्वय एक वृक्ष को लिये हुए राक्षस- 
सेना का सामना किया । उसके पीछे-पीछे पर्वतो को लिये हुए वानर-वीर भी चलने लगे । 
तब सिहताद करके वह प्रलय-काल के रुद्र की भाँति वृक्ष से प्रहार करते हुए शीघ्र गति से 
राक्षगों का सहार करने लगा । अन्य वानर-वीर भी उसीके साथ राक्षस-संनता पर वृक्षों 
तथा पर्वेतो की घोर वृष्टि करने लगे । इससे राक्षसों के सिर फूट गये और कई राक्षस 
कुलिश से आहत भग्न-शिखर कुल-पर्वतो की भाँति गिर पड़े । 


११८, सुग्रीव के द्वारा विरुपाक्ष आदि राक्षसों का वध 


तब रविपुत्र क्रोध से अपने नेत्र लाल किये हुए एक पवत को हाथ में लिये हुए 

आगे बढा । तब विरुूपाक्ष ने अत्यधिक रोष से रथ को आगे बढातें हुए धनुष का टकार 
करके सग्रीव पर वज्ञ-सम पैने बाण चलाये । किन्तु, रविपुत्र उनकी उपेक्षा करके उसके 
रथ पर कूद पडा और रथ, सारथी तथा घोडों को एक पव॑त के प्रबल प्रहार से पृथ्वी 
पर गिरा दिया । रथ से वचित किये जाने पर भी वह राक्षस-वीर पृथ्वी पर उतरकर 
सुग्रीव पर विविध शरो को चलाने लगा । इतने में राक्षसेन्द्र की आज्ञा से, सभी आयुधों 
से सज्जित करके, महावत एक मत्त गज को ले आया, तो विरूपाक्ष तुरतः उस पर चढ़ 
गया और कपियो पर भयकर॑ प्रहार करके उनका सहार करने लगा और साथ-हौ-साथ 
यँ-पुत्र पर भी भंयकर बाण चलाये । 'इससे संतुष्ट न होकर विरूपाक्ष कई शस्त्र और 

विविध बाण कपियों पर चलाने लगा । इनको न सह सकते के कारण जब वानर युद्ध- 
क्षेत्र से भागने लगे, तब सग्रीव ने उन्हें रोककर, किसी भी तरह विरूपाक्ष को जीतने का 
सकलल्‍प कर लिया । इतने में क्रथन नामक एक वीर वानर ने विपुल पराक्रम से एक वृक्ष 
को उखाडकर क्रोध से उस वक्ष से हाथी के कुभ-स्थल पर प्रहार किया । तब प्रचुर रक्त- 
धारा बहाते हुए वह गज उतनी दूर पीछे हट गया, जितनी दूर धनुष से निकलकर बाण 
जा सकता है और वहाँ जाकर वह भुक गया । तुरत वह राक्षस पृथ्वी पर कूद पड़ा 
और खड़ग तथा ढाल लिये हुए उसने सुग्रीव पर आक्रमण किया। तब सुग्रीव ने उस पर एक 


विशाल शैल से प्रहार किया, पर उस राक्षस ने उसे काट ड्राला-।' तब रविपुत्र ने 


805 र॑ंगन/थ रएयायण 


उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया, तो विरूपाक्ष ने अपने करवाल लेकर उससे सुग्रीव 
पर प्रहार किया । मूष्टि के प्रहार से विरूपाक्ष तथा करवाल के प्रहार से सुग्रीव दोनों 
मूच्छित हो गये । किन्तु, शीघ्र ही वें दोनो समलकर एक दूसरे से भिड गये। सू्रीव ने 
अपनी हथेली से विरूपाक्ष 7र प्रहार किया, तो उसने उसे बचाकर अपने करवाल से सुग्रीव 
पर वार किया । करवाल का वार बचाने के लिए सुग्रीव दौडा और तुरत उस राक्षस पर 
ऐसा आघात किया कि विरूपाक्ष के हाथ का आयूध गिर पडा। फिर, दोनो वीर, दो सूर्यों 
की भाँति प्रकाशमान होते हुए, प्रलय-काल की अग्नियो के समान प्रज्वलित होते हुए, इद्रो 
की भाँति अपने भुजबल के गवं से फूलते हुए, विजय की आकाक्षा से मल्ल-युद्ध करने लगे। 
तब विख्पाक्ष ने आइचर्यजनक शाक्ति से सुग्रीव पर अपनी हथेली से ऐसा क्रूर प्रहार किया 
कि सुग्र!व मूच्छित होकर गिर पडा। तुरन्त वह तलवार हाथ में लिये हुए वानरों पर टूट 
पडा । इतने में सुग्रीव की चेतना लौट आईं और उसने कुलिश के समान कठोर अपनी 
हथेली से विरूपाक्ष .क्े वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह भयकर राक्षस रक्त उगलते 
हुए पृथ्वी पर लोट गया। यह देखकर वानर हुष॑ से फूल गये और दानव अत्यत दीन हो 
भागने लगे । 


तब्र रावण ने विरूयाक्ष की मृत्यु से किचित्‌ भी विचलित हुए विना उसके अनुज युद्धोन्मत्त 
को देखकर कहा--दिखा तुमने सुप्रीव का पराक्रम ? युद्ध-क्षेत्र में अपने भाई विरूपाक्ष की 
दशा देखी ? इस युद्ध में अनेक राक्षस-सैनिक मारे गये, कितने ही हाथी नष्ट हुए, अश्व 
दब गये, रथ दूट गये और सेना छिल्न-भिन्न हो गई । वह देखो, वानर हर्षोन्मत्त होकर 
आगे बढ रहे है । तुम्हारे लिए युद्ध करने का यही उचित अवसर हैँ । अब तुम युद्ध- 
भूमि में शत्रुओं का सहार करो ।” तब विखरूपाक्ष का अनुज श्रीराम को व्याकुल करने का 
सकल्‍प करके वानर-सेना के निकट पहुँचा और बाण, गदा, खड्ग आदि सभी आयुधो से 
कपियो पर प्रहार करते हुए उन्हें दुख देने लगा । यह देखकर सुग्रीव ने एक विशाल 
पर्वत को उठाकर उस पर फेंका, किंतु उस राक्षस ने उसे बीच में ही काठ डाला । 
तब सूयेपुत्र ने और एक पहाड बठाकर फेंका, तो उस राक्षस ने तीन बाण चलाकर उसके 
तीन खड कर दिये । उसके पदचात्‌ भी उस राक्षस को दार-वृष्टि करते हुए देखकर सुग्रीव 
उसके रथ पर कूद पडा और उसके परिघ से ही उसके धनुष तथा केतु को तोड डाला, 
सारथी को मार गिराया और रथ के अइवो को पृथ्वी पर गिरा दिया । तब वह राक्षस 
बडे वेग से पृथ्वी पर कृदकर एक विद्याल गदा लिये हुए सुग्रीव पर टूट पडा । तब दोनो 
परिघ एवं गदा से युक्त अपनी बाहुओ को चमकाते हुए सिहो के समान गरजते हुए एक 
दूसरे के कठ, मुख, हाथ, स्कध, चरण, नख, जानू, जघा, छाती, पीठ, उँगलियाँ, नितब, कमर, 
शिर, कान, नाक तथा ओठो पर क्रमश प्रहार करते हुए आइचर्यंजनक रीति से अत्यत 
साहस के साथ युद्ध करने लगे । कभी वे दोनो परिषघ एवं गदाओ से आहत होकर गिर 
पड़ते, फिर इतने में एक दूसरे से पहले सचेत होकर पृथ्वी को कँपाते हुए गर्जन करते । 
इस प्रकार, युद्ध करते समय उस राक्षस ने अपनी गदा को दोनों पक्षों की सेनाओ को 
भ्राइचर्यंचकित करते हुए घुमाकर सूयपत्र पर ऐसा फेंका कि सुग्रीव पृथ्वी पर गिर पड़ा, 


शुछ्धकांड 8०९ 


कितु शीघ्र ही उठकर सुग्रीव ने अपना परिष घ॒माकर उस राक्षस पर ऐसा फेंका कि वह 
उसके अगो से लगकर चूर-चुर हो गया । तब क्रोध से जलते हुए उस राक्षस ने अपने करवाल 
को सुग्रीव पर फेंका, तो सुग्रीव ने उस कृपाण को लेकर उसे चमकाते हुए उस राक्षस के 
मकर-कुण्डलो से दीप्त मस्तक पर ऐसा प्रहार किया कि वह पृथ्वी पर लोट गया | यह 
देखकर राक्षस लका की ओर भागने लगे । 

तब सुपाश्व॑ ने अपने बल के गव से फूलते हुए अग॒द की सेना पर आक्रमण किया 
और तीक्ष्ण शरो के प्रहार से कुछ वानरों के सिर काट डाले, कुछ लोगो के हाथ काटे 
और कुछ लोगो का सहार किया । तब वानर भयभीत होकर भागने लगे । यह देख अगद 
उस राक्षस के रथ पर कूदा और उसी का परिघ छीनकर उससे उस राक्षस पर ऐसा 
प्रहार किया कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर लुढ़क गया। इतने में जाबवान्‌ ने एक विशाल 
चट्टान उठाकर उस पर ऐसा फेंका कि उसका रथ टूट गया और अदह्व तथा सारथी मर 
गये । इतने में सुपाइ्व॑ सचेत हुआ और क्रोध से जलते हुए, अगद के कधे पर दस बाण 
चलाये, जाबवान पर तीन बाण चलाये और गवाक्ष पर पाँच बाण चलाये | अगद बड़े 
रोष से परिष घ॒माकर उस राक्षस पर फेंका, तो वह पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पडा । 
इसी समय अगद उस राक्षस का धनष तोडने लगा, तो वह राक्षस समलकर उठ बेठा और 
परशु उठाकर उससे अगद पर ऐसा आघात किया कि अगद मूच्छित होकर गिर पडा। फिर, 
शीघ्र ही सेभलकर अगद ने अपनी वज्च्-सम मुष्टि से उस राक्षस को ऐसा मारा कि वह 
कुलिश के आघात से गिरनेवाले कुलपर्बत की भाँति युद्ध-भूमि में गिर पड़ा । यह देखकर 
देवता हर्ष से निनाद करने लगे और राक्षस-सेता के पैर उखंड गये । तब दक्चानन कहने 
लगा--महा परात्रमी सुपाशर्व नष्ट हुआ, बाहुबली युद्धोन्‍्मत्त की मृत्यु हो गई, विखूपाक्ष 
का वध हुआ और श्रेष्ठ राक्षस-वीर युद्ध में काम आये । अब बल-समन्वित इन राज- 
कुमारों को में स्वयं जीतूंगा और अपने बधुओ की मृत्यु की शोकाग्नि से जलनेवाली लका 
के रहनेवालो के दुख को दूर करूँगा । अविरल क्षात्र धर्मं-रूपी जड, नव-विजय से उन्नत 
लक्ष्मण-रूपी' प्रकाड (तना), सूर्यपुत्र तथा अन्य वानर-वीर-रूप शाखाएँ, राम की अखड 
कीत्ति-रूपी मजरी, सीता-रूपी फल से युक्त हो, देवताओं के लिए आश्रय-रूपी छाया प्रदान 
करनेवाले राम-रूपी वृक्ष को में उखाड दूंगा और उसे अपने मन के दुख को दूर करनें- 
वाली ओषधि बनाकर, इस ससार में जीवन-यापन करूँगा । 


११९ रावण का राघवों पर आक्रमण करना 


७९ 


इस प्रकार कहते हुए असुरेब्वर ने क्रोधोद्दीप्त मन से अपने सारथी से कहा-- 
तुम अपनी चतुरता का प्रदर्शन करते हुए रथ को राघवों पर चलाओ, मे आज उनका 
संहार करूँगा । यदि वे युद्ध में मरेंगे,तो सभी वानर तितर-बितर होकर भाग सगे | 
रावण के आदेशानुसार सारथी ने रथ की नेमियो का भयावह रव करते हुए उसे राघवी 
के निकट चलाया । बदी, मागध तथा सूत रावण की विपुल कीत्ति का गान करने लगें, 
राक्षस-सेना भीषण गर्जत करने लगी और निसान घोर रब करते हुए बजने लगे । तब 


दरशुकठ धनष का भयकर टकार करते हुए वानर-सेना पर दारुण अस्त्र चलाने लगा। ब्रह्मा से 
२ 


9९० रंग्न/थ एयीय्ी 


निर्मित उन बाणों के लगते ही समस्त वानर, अपना भुजबल खोकर पृथ्वी पर गिरने लगे। 
इतने में रघुराम ने अपने अनुज के साथ क्रोध से धनुष धारण किये हुए रावण का सामना 
किया । राम के धनुष का निनाद सुनते ही आकाश विदीर्ण-सा हो गया, समुद्र आलोडित 
हो गये, दिग्गजों के कान के परदे फट गये और राक्षसों के चित्त डोल उठे । कुद्ध दशकठ 
के धनृष से निकलनेवाल भयकर बाणों की ध्वनि सुनकर ही कितने वानर भयाक्रान्त 
हो पृथ्वी पर गिरने लगे । तब राम-लक्ष्मण सूर्य-चन््र की भाँति भासमान होते हुए युद्ध 
के लिए आगे बढे, तो देवताओ का शछात्र्‌ रावण राहु की भाँति शोभायमान होते हुए उनसे 
जूक गया । जब लक्ष्मण ने दशकठ पर अत्यत तीत्र शर चलाये, तब दशकठ ने उन्हें कठोर 
बाणों से बीच में ही काट डाला और उनपर उम्र बाण चलाये । लक्ष्मण ने भी उसके 
एक-एक बाण को खडित करके उस पर तीन बाण एक साथ चलाये । तब रावण ने 
अपने तीन बाणो से उनके बाण खडित कर दिये । इसी प्रकार, जब लक्ष्मण दस' बाण 
एक साथ चलातें, तब वह उन्हें अपने दस बाणों से छिन्न-भिन्न कर देता, सौ बाण चलाते 
तो वह अपने सौ बाणों से उन्हें चूर-चूर कर देता । इस प्रकार, सौमित्र को युद्ध-भूमि में 
तग करके उसके उपरात दनुजेश्वर राम से युद्ध करने चला । उसे देखकर सभी वानर इस 
प्रकार भागने लगे, मानो वे यम को देखकर भाग रहे हो । तब राम ने क्रोध से आँें 
लाल किये हुए घनृष सभालकर रावण का सामना किया । तब सभी देवता राम कौ 
प्रशसा करने लगें और पृथ्वी, हिल उठी । तब रावण भी क्रोध से तेवर बदलकर राम से 
भिड़ गया । राम तथा रावण भयकर अट्टहास करते हुए धनुष की ठकार-ध्वनि से दसो 
दिशाओ को प्रतिध्वनित करते हुए, परस्पर ऐसे बाण चलाने लगे कि उनके चलाये बाण 
सारे आकाश में व्याप्त हो गये । उन बाणो के आपस में टकराने से भयकर ध्वनि के 
साथ निकलनेवाली अग्नि-ज्वालाओं से नभोमडल व्याप्त हो गया । वे एक दूसरे के 
धनुर्विद्याकौशल की मन-ही-मन प्रशसा करते हुए, एक दूसरे की रण-कुशलता पर 
आइचये करते हुए युद्ध करने लगे । इसी समय रावण ने भयकर तमिस्न-बाण चलाया, 
जिसके प्रभाव से सभी वानर अधैकार से आच्छ।दित हो निरचेष्ट हो गये । तब राम ने 
रोष-पूरित अदझण नेत्रो से एक सो भयकर बाण चलाये, तो दक्षानन ने शक्तिशाली भालो 
से उन्हें काट दिया और राम पर पैनें बाण चलाये । तब राम ने उसके बाणों को एक 
अद्धेंचन्द्र बाण का प्रयोग करके काठ डाला और अनेक बाण ऐसी' अनुपम गति से चलाये 
कि वे रावण के अगो को छेंदकर दूसरी ओर निकल गये । तब रावण ने रौद्र बाण चलाया, 
तो राम ने भी रोद् बाण छोडा । वे दोनो बाण अन्योन्य सघर्षण के परचात्‌ पृथ्वी पर 
गिर पड़े । तब दोनो ने क्रोध से परस्पर अनेक पैने बाण चलाये, जिनके आकाश में व्याप्त 
होने से अधकार-सा छा गया । टकार-रूपी ग्जनो से युक्त दोनों के धनृष-रूपी समुद्रो 
से निकलनेवाले छझर-रूपी लहरें परस्पर ठकराकर एक दूसरी को दबा देती थी । जब 
राक्षस ने भयकर कोध से राम के वक्ष पर बाण-समूह चलाया, तब वे बाण नीलोत्पलो की पक्ति 
को समान राम के शरीर पर भासमान होने लगे । तब राम ने प्रचंड बाणो का सधान 
करके उन्हें रावण पर ऐसे चलाया कि वे उसके कवच को पार करक वक्ष में चुभ गये | 


खुद्धकांड श्श 


रावण इससे अत्यत व्याकुल हुआ और राम पर सर्प-बाण चलाये, तो राम ने उन्हें बीच 
में ही काट डाला । तब रावण ने शार्दूलमुख, उष्ट्मूल, सूकरमुख, सर्पमुख, गजमुख, 
गृश्रमूख तथा सिहमुखवाले कितने ही भयकर बाण राम पर चलाये, पर राम ने उनके 
टुकड़े कर दिये । उसके परचातू रामने आगस्नेयास्त्र चलाया, तो उसमें से उल्कामुख, विद्युल्मु ख, 
प्रहमुख, सूर्ममुख तथा अग्निमुख से युक्‍त बाण निकलकर रावण पर आधात करे 
के लिए पहुँचे । तब रावण ने आदचर्य-चकित रीति से उन सबको काट डाला और मय 
से प्राप्त माया-शर का सधान करके उसे राम पर चलाया । उससे असख्य भालें, तोमर, 
गदा, परिघ आदि शास्त्र निकल पडे । यह देखकर राघव ने अपने महान्‌ धतुष पर गाव 
हार का संधान करके चलाया, तो उसमें से अनेक सूर्यबिब-सदृूश चक्र तथा दिव्य बाण 
ससार को त्रस्त करते हुए निकले और उन्होनें रावण के माया-शर से निकले हुए परिघ 
आदि हास्त्रो को चूर-चूर कर दिया । तब दशकठ ने क्रोध करके राम पर अनेक प्रखर 
बाण चलाये, तो राम ने भी शीघ्र गति से उस राक्षस पर असख्य प्रतिशर चलाये । राम- 
रावण के शर-जाल से सारा आकाश ढक गया । तब लक्ष्मण ने सात बाणों से रावण की 
पताका को काट डाला, एक बाण से धनूष को तोड दिया एक और बाण से सारथी का 
वध किया और फिर रावण के वक्ष पर पाँच बाणों से प्रहार किया। इसी समय विभीषण ने 
इन्द्रनील पर्वत की भाँति दीखनेवाले रावण के अहवों को मार गिराया। रथ से वंचित 
होने से रावण पृथ्वी पर कूद पडा और अपने दसो मुखों की भौंहो को तानकर कुंद्ध दृष्टि 
से विभीषण पर भयकर शक्ति-बाण चलाया । किन्तु, रामानुज ने तीन बाणों से उसे बीच 
में ही गिरा दिया । उससे स्फुलिंग तथा ज्वालाएँ निकलकर आकाश तक व्याप्त हो गईं। 
तब दहशकठ अत्यत क्रोध करके, भय से प्राप्त शक्ति-बाण को विभीषण पर चलाने का 
यत्न कर ही रहा था कि लक्ष्मण ने कहा--शरणागत की रक्षा करनेवाले पधर्मात्मा क्‍या 
कभी शरणागत की' मृत्यु सह सकते हें? यो कहते हुए उन्होने रावण के अनुज को अपने 
पीछे कर लिया और स्वय रावण पर कर बाण चलाने लगे । 


१२०. रावण की शक्ति से लक्ष्मण का. मूच्छित होना 

तब रावण ने कहा--हें लक्ष्मण, बड़े शूर की भाँति तुमने विभीषण को अपने 
पीछे छिपा लिया है । तब तुम स्वय ही इस' शक्ति के प्रहार का सहन करो । इस प्रकार 
कहते हुए उसने प्रलय-काल के आदित्य के परिवेश के सदुश, उस शक्ति को घोर वलय के 
रूप में घुमाकर, उसे लक्ष्मण पर चलाया। तब वह शक्ति अपनी किकिणी तथा घटिकाओं 
का निनाद करते हुए, समुद्रो को आलोडित करते हुए, कुल-पर्वतों को हिलाते हुए, 
दिशाओं को कँपातें हुए, सूयेबिब को विचलित करते हुए, वज्ञो को गिराते हुए, पृथ्वी को 
कपित करते हुए, आकाश को भकभोरते हुए, नक्षत्रों को तितर-बितर करते हुए, अग्नि-कणों 
को विकीणं करते हुए, ज्वालाओ को व्याप्त करते हुए, आदिशेष की जिह्ना का आकार 
धारण किये हुए, लक्ष्मण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समूह को चूर-चूर करते हुए, 
लक्ष्मण के वक्ष पर भयकर गति से गड गई । राम कहने लगे कि इस' भयकर अस्त्र से 


है. 


लक्ष्मण के प्राणो पर कोई विपत्ति नहीं आये। समस्त देवता यह देखकर ज्ञाकाश में हाहाकार 


87९ र॑ंगनाथ एायायण 


करने लगे । शक्तितजाण के लगते ही लक्षण चकराकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, 
जैसे प्रलय-काल' में महामेरु पर्वत ढह जाता है । 

धरती पर पडे हुए अपने अनुज को देखकर, राम का हृदय शोकाग्नि से जलने 
लगा और आँखों से अश्रपात होने लगा । लक्ष्मण के विशाल वक्ष में अच्छ। तरह गडे हुए 
उस शक्ति-बाण को निकालने के लिए सभी वानर-वीर यत्न करने लगे, किन्तु उनसे वह 
निकल नहीं सका । तब राम ने रावण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समृह की उपेक्षा 
करते हुए, उस शक्ति बाण को लक्ष्मण के वक्ष से निकालकर फेंक दिया । उसके परचात्‌ 
उन्होते सभी वानर-वीरों को देखकर कहा-- हे वीरो, अपना शौय॑ प्रदर्शित करने का यही 
समय है, शोक में पडकर युद्ध से विमुख होने का ,समय नहीं है । अब तुम लोग लक्ष्मण 
की रक्षा करते रहो ओर मेर यह प्रतिज्ञ। सुत लो । में आज इस दुष्कर्मी दशकठ का 
सहार करके, उन सभी दुखो को दूर करूँगा, जिन्हें मेने, राज्य छोडने, बधुजनों से अलग 
होने, वनों में भटकने, धतुष-बाण लिये हुए भी, अपनी प्राण-प्रिय धर्म-पत्नी को खोने तथा 
मायावी' राक्षसो से युद्ध करने से प्राप्त किया था। समर-भूमि में इसका वध करने के लिए 
मेने असमान विक्रमी वालि का सहार किया और कपिराज के रूप में सुग्रीव का अभिषेक 
किया । प्रचंड ग्राह-सकुल तथा आकाहझ का स्पर्श करनेवाली तरगो से युक्त अनत सागर 
पर सेतु बाँधकर मे कपिलसेता के साथ समुद्र को पार करके आया और लका को घेर 
लिया । यहाँ अब में अपने सौमित्र को खो बैठा हूँ । यदि युद्ध में रावण मेरे दृष्टि-पथ में 
आये, तो अपनी दुष्टि के विष से ही उसका अत कर दूंगा, जैसे क्र सप दुष्ट जतुओ को मार 
डालता है । अब में दशकठ को जीवित लौटने नही दूंगा, उंसे में अपने बाण-समूह का 
लक्ष्य बना दूगा | आज सभी वानर पवव॑तो पर चढकर हमारे युद्ध का कौशल देखते रहें । 
आज सभी दिक्‍्पाल तथा समस्त लोक मेरे ध्तविद्याकौशल को भली भाँति देख लें और 
युद्ध में मेरे पराक्रम को देखकर, मुझ रघुराम के विक्रम को जान लें । आज रावण भले 
ही देवलोक में छिप जाय, समुद्र के गर्भ में डूब जाय, पृथ्वी में समा जाय, और रसातल 
में प्रवेश कर जाय, तब भी में उसका सहार किये विना नहीं छोड गा । यदि निश्चय ही 
मेंने रवि-कुल में जन्म लिया है, यदि में रवि-स्मान तेजस्वी दशरथ का पुत्र हूँ, यदि में 
राम हूँ, यदि रावण युद्ध-क्षेत्र में डटा रहा,तो में किसी भी प्रकार उसका वध करूँगा । 
इस यूद्ध-क्षेत्र में या तो रावण रहेगा या राम रहेगा। राम तथा रावण दोनो का यहाँ 
रहना अब असभव है ।” 


हक] 


ऐसी' प्रतिज्ञा करके राम ने दशकठ पर भीषण बाण चलाने लगे । दशकठ ने भी 
उनके बाणों के प्रतिबाण चलाये, तो उन बाणों के परस्पर टकराने से निकलनेवाली अग्ति- 
ज्वालाएँ आकाश तक व्याप्त हो गई और घोर ध्वनि होने लगी । इस ध्वनि के साथ 
धनुषों के टकारो की ध्वनि मिलकर समस्त लोकों को भयभीत करने लगी । 
१२१. रावण का चितित होना 
राम के बाणों के प्रहार से रावण जजंर हो गया और उनके बाणों के वेग का! 
सहन न कर सकने के कारण राक्षसेन्द्र, सिंह को देखकर भागनेवाले गजराज की' भाँति, 


सुद्धकांड 8९३ 


युद्ध-भूमि को छोडकर भागने लगा। तब उसके केश खुल गये, सुदर रत्वन-खचित आभूषण 
बिखरने लगे, समस्त भूत तालियाँ बजाकर अटद्बहास करने लगे, और वानर हर्ष के निनाद 
प्रकट करने लगे । भागते समय उसके चरण-घात से पृथ्वी भी काँपने लगी। 


इस प्रकार, लका में प्रविष्द होकर वह अपने सभा-मडप में आसीन हुआ। फिर, 
वह विभीषण के हितवचनों, राम के प्रहारों का तथा कुभकर्ण, अतिकाय, महान्‌ इद्रजीत 
आदि वीरो की मृत्यू का स्मरण करके मन-ही-मन शोक-सतप्त हो निरचेष्ट बैठा रहा । 
कुछ समय के उपरान्त वह सभलकर अत पुर में पहुँचा और उद्विग्न हो, अपनी पत्नी को 
बुलाकर सिर क्ुकाये हुए कहने लगा--हे प्रिये, राम के अद्वितीय विक्रम का वृत्तात सुनों। 
में कैसे कहूँ ? वह देखो, मेरे समक्ष सहस्रो राम दीख रहे हे । मे इस लका में जहाँ भी 
देखता हूँ, वहां राम-ही-राम मुझे दिख।ई पडता है । अब विजय की कोई आशा नहीं है । 
अब शकर के चरण ही मेरे लिए शरण हें । जिस देव के दिव्य तथा मयकर बाण के 
आघात से त्रिपुर भस्मीभूत हुए, जिनके मुऊुठ पर चस्द्रकला रमणीय गति से सुशोभित 
हो रही है, जिनके हाथो में पिनाक, खड़ग, त्रिशूल आदि विलसित हैँ, जो अखिल 
लोक के ईंश हे, जिन्होंने दक्ष-यज्ञ का विध्वस किया था, क्रुद्ध होकर जिन्होंने अधकासूर का सहार 
किया था, बेद जिस देव की स्तुति करते है, तथा जो देवादिदेव है, उस शिवजी की अब 
में उपासना करूँगा ।' 


इस' प्रकार निरचय करके वह स्तान आदि से निवृत्त हुआ, ब्राह्मणो को विविध 
दान दंकर उन्हें तुप्त किया तथा मद, दप आदि ( राजस भावों का ) त्याग कर 
सात्तिक भाव ग्रहुण किया । उसके पदचात्‌ उसने, रक्ताबर, रक्त माल्य, रक्त उपवीत, 
रक्त चंदन तथा रक्‍तवर्ण की जपमाला आदि धारण की और फिर बडी भक्ति के साथ 
सत्र का जप करते हुए, शिव के मदिर में पहुँचा । वहाँ एकनिष्ठ हो उसने एक वेदी 
बनाई, दर्भाकुर आदि एकत्र किये | फिर सभी, दिशाओं में यज्ञ के रक्षणार्थ भयकर राक्षसों 
को नियुक्त किया और यज्ञ करने के लिए उद्यत हुआ । इसकी सूचना मिलते ही मदोदरी 
वहाँ आ पहुँची और दशकठ को देखकर कहने लगी--हे दानवेन्द्र, क्या, आपको उचित है 
कि इस प्रकार दीन होकर अपना शौय॑ खो बैठें । आपके क्रोध करने से सभी समुद्र गजेन 
करने से डरते हे, पवन चलने से डरता है, अग्निदेव तीत्र ज्वालाओ के साथ जलने से डरता है 
और आकाश में सूर्य प्रचड तेज से दीप्त होने से डरता है । आपके नाम से सारे जग 
विचलित होते हे । ऐसे आप, अपना साहस खोकर ऐसी' दक्शा को क्यों प्राप्त हुए ? यदि 
आपमे इतना साहस नहीं था, तो उस दिन राम की पत्नी को क्यो ले आये ? उस दिन 
मारीच ने जो हिंत-वचन आपसे कहे थे, उन्हें आपने ब्रा मान लिया और नीति-विरुद्ध 
वचन कहे थे । नीति का विचार करके तथा आपके अहित की सभावना देखकर धर्मात्मा 
विभीषण ने बार-बार आपसे कहा था कि हे राक्षसेद्र, आप अनुचित मार्ग पर क्यो जा 
रहे है ? सीता को छोड देने में ही आपका हित है । कितु आपने उनके वचनो पर ध्यान 
नहीं दिया । मातामह माल्यवान्‌ ने आपको नीति सुझभाईं, तो क्या आपने उसको स्वीकार 
किया ? आपकी माता ने स्वय उचित कत्तंव्य का आदेश दिया, तो क्या आपने उस पर 


9९9 रंगनाथ एयायण 


ध्यान दिया ? कुभकर्ण ने जब कहा था कि राम से आप क्‍यों विरोध ठानते है, तो क्या 
आप करद्ध नहीं हुए ? इस कारये से विमुख होने का उपदेश जिन लोगो ने दिया था, उनके 
ही वचन आज सिद्ध हुए हैँ न ? अपने भुजबल तथा पराक्रम को छोडकर आज आपने 
मूनि-वृत्ति क्यो स्वीकार की है ? इन्द्र से युद्ध करके भी आप परास्त नही हुए, अब आप रामचद्र 
को परास्त नही करेंगे, तो क्या लोग आपका उपहास नही करेंगे ? हे असुरेश्वर, आप युद्ध 
करके दात्र पर विजय पाइए । दीन होकर आप यह सब क्‍या कर रहे है ?” 

इस प्रकार जब मदोदरी ने रावण को उत्तेजित किया, तब रावण ने लज्जा से एक 
दीर्घ निश्वास छोडा और कहा--हे सुदरी, तुम्हारी बातें सत्य है । अब में रामचन्द्र से 
नही डरूँँगा । अब तुम जाओ ।' तब प्राणेश्वर को प्रणाम करके आँखों से अश्र-वर्षा करती 
हुई वह चली गई । उसके कहे हुए दुखपूर्ण वचनो का स्मरण करके रावण ने हवन करना 
छोड दिया और युद्ध की तैयारी करने के लिए चला गया । 


१२२. लक्ष्मण की मूर्च्छा पर रांम का शोक 

युद्ध-भूमि में रक्‍त में भीगे, निरचेष्ठ पडे हुए शेषनाग के सदुश दीखनेंवाले अपने 

प्रिय अतुज को देखकर रामचद्र अधीर होकर शोक करने लगे । वे कहने लगे---सौमित्र 
को इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर में किस प्रकार अपने प्राणो को रोक सकता हूँ” 
युद्ध करने की शक्ति मुझमें कैसे आयगी ? अपनी मुष्टि में धनुष कैसे धारण कर सक्गा ? 
आँखो में आँसू उमड-उमडकर आते समय, बढ-बढ़कर आतेवाले शरत्रुओ को में केसे देख 
सकूगा ? मेरी आँखो के सामने मेरा सहोदर, मेरा प्रिय बधु, मेरा प्रिय सखा मेरे लिए 
प्राणो की बलि देकर मुझे छोडकर चला गया है । धिक्‍्कार है, मेरे शौर्य को । मुझे 
अब इस युद्ध की आवश्यकता ही क्‍या है ? मुझे विजय ही किसलिए चाहिए ? मुझे अब 
राज्य की क्‍या आवश्यकता है ? मुझे अब सीता ही क्‍यों चाहिए ? मेरा यह शौर्य किस 
काम का ? में अब जीवित ही क्यों रहूँ ? हे लक्ष्मण, तुम्हारे साथ मे भी स्वर्ग चलूंगा । 
हे वधु, विजयी होकर तुमने पहले शरभ-शादूलो से भरे हुए भयकर वनो में मेरी रक्षा 
करते रहें, अब यहाँ तुच्छ दैत्यो के वन के बीच मुझे पराया समककर छोड दिया हैं । 
हैं तात, अपनी उन्नत शक्ति से मेरी रक्षा करने के निमित्त वन में तुम एक क्षण भी 
नहीं सोये ? आज इस प्रकार दीू्घ निद्रा में सो जाना क्‍या तुम्हें उचित हैं ? में बार- 

बार दुख के आवेश से ऊँचे स्वर में तुम्हें पुकारता हूँ, फिर भी तुम बोलते क्यों नहीं हो ” 
अब मेरे लिए कौन है ? मे कहाँ जाऊँ । में अत में शोकाग्नि के हाथो में पड गया हूँ । 
शुभलक्षण-सपत्न, सुन्दराकार, अद्वितीय बलवान, परम भक्त तथा प्रिय सहोदर, गभीरचेता, 
युद्धविजयी मेरा प्राण-सलखा लक्ष्मण मेरे साथ वनवास के लिए आया। अब में इसी के साथ 
स्वर्ग जाऊंगा । कितने ही बधु है और कितनी ही पत्नियाँ है, किन्तु ऐसा सहोदर 
पृथ्वी में कहाँ मिलेगा ? यत्न करूँ, तो सीता की समता करनेवाली पत्नी को में कही-न- 
कही प्राप्त कर सकता हूँ, पर ऐसे सद्गुणशील, दयालु तथा महाबली अनुज को में 
कहाँ पाऊँगा । क्‍या, यह केवल मेरा अनुज था ? यह महाबली सतत मेरी सेवा करने- 
वाला भक्त भी था । यही मेरा परौदष था, यही मेरी शाति था, यही मेरी कीत्ति था, 


खुद्धकांड 8४५ 


यही मेरी प्रेरणा था, यही मेरा शौर्य था, यही मेरा धेयें तथा विनय था और यही मेरी 
विजय था । इतना ही' क्यो, मेरे लिए भाग्य-देवता तथा मेरा पावन राज्य-पद भी यही था।” 

इस प्रकार, जब राम शोक से अभिभूत हो प्रलाप कर रहे थे, तब सुषेण ने राम 
को देखकर कहा--हें देव, आप इस प्रकार शोक क्यो करते हे ” आप थधैय धरकर इनकी 
ओर देखिए । यदि इनके शरीर में प्राण नहीं रहते, तो क्‍या, उनके मुख पर ऐसी आभा 
दिखाई देती ? या उनकी आँखें कमलो की सुदरता लिये रहती ” या उनकी सुदर हथेलियाँ 
लाल कमल की भाँति सुशोभित रहती ?' 

इस प्रकार राम को आश्वासन देकर उसने उन्हें शात किया और हनुमान्‌ को 
देखकर कहा--इसकोे पहले जाबवानू के कहने से तुम ओषधियो का पता जानते ही हो । 
महाद्रोण पर्वत के, दक्षिण शिखर पर विशल्यकरणी, सौवर्णकरणी, सधनकरणी तथा 
सजीवकरणी ओषधियाँ अपनी काति से प्रकाशित रहती है । तुम शीघ्र इन चारो ओषधियो 
को ले आओ । उनकी सहायता से लक्ष्मण के प्राण लौट आयेंगे । पूर्वकाल में देवासुरो ने 
क्षीर-सागर का मथन करके जो अमृत प्राप्त किया था, उसे वही छिपा रखा है। उसी 
अमृत से इन ओषधी-लताओ ने जन्म लिया है। लवण-समुद्र को पार करके जाने के बाद 
कुशद्वीप मिलेगा, उसे पार करके आगे बढो, तो क्षीर-सागर मिलेगा। उसे भी पार कर 
जाओ, तो चद्र तथा द्वरोण पर्वतो को देखोगे । वहाँ देवेन्द्र की आज्ञा से मदराचल की भाँति 
विशालकाय गधव॑ उन ओषधियो की रक्षा करते रहते हे । गधर्वो से तुम्हारा युद्ध होगा । 
वही राक्षस भी घमते रहते हे । वे बडे मायावी है, उनसे सावधान रहना । द्वोणाद्रि से 
उन ओषधियो को लाकर, लक्ष्मण के प्राणो को लौठाओं, जिससे रघुपति प्रसन्न हो । यहाँ 
से वह पर्वत तेईस लाख, बीस हजार दो सौ दस योजन दूर है । तुम वायू-वेग से जाकर 
सूर्योदय के पहले ही यहाँ लौट आओ  । सूर्योदय हुआ, तो वें ओषधियाँ अपनी काति खोकर 
दक्तिहीन हो जायेगी । उसके पर्चात्‌ लक्ष्मण को मूर्िच्छा से जगाना असभव होगा । इसलिए 
हैं वानरोत्तम, तुम शीघ्र जाकर वापस आओ । उन ओषधियो के लक्षण भी तुम्हें जान 
लेना चाहिए । उनके फल' हरे होगे, फूल लाल होगे ज्ौर पत्ते सफेंद होगे | तुम शीघ्र 
विभीषण, जाबवानु्‌, सुग्रीव तथा अग॒द की अनुमति लेकर जाओ ।' 

सुषेण के इन वचनो को सुनकर हनुमान्‌ ने कहा--एऐसा ही हो ।” तब पवनपुत्र 
को देखकर राम ने कहा--मूच्छित पडे हुए लक्ष्मण को प्राण-दान करके तुम त्रिभुवनों में 
अचल कीत्ति प्राप्त करो । मेरे तीन भाई हे । हे अनिलकुमार, आज से तुम्हारे साथ मेरे 
चार भाई होगे ।॥' 


१२३. स जीवनी लाने के लिए हनुमान का द्रोणाव्रि को जाना 
राम की बातें सूनकर हनूमान्‌ ने कहा--हे सूर्यकुंलतिलक, सेवक हनुमान 
के रहते हुए आप चिंता क्यों करते हे ? हे राजन, आपकी आज्ञा शिरोधाय करके शीघ्र 
ही सप्त द्वीपो के उस पार रहने पर भी ओषधियों के उस पर्वत को सूर्य के उदयाचल 
पर आने के पहले ही ले आऊँगा ।' इस प्रकार कहते हुए उसने राम के चरणों पर गिर- 
कर प्रणाम किया । तब राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा-- हें अजनि 


क््््द रंग्न/थ एयायण 


पुत्र, इन्द्र तुम्हारे सिर की, सूर्य तुम्हारे मुख की, चन्द्र तुम्हारे मसल की, आदिशक्ति तुम्हारे 
नितब की, पवन तुम्हारी पीठ की, शिव तुम्हारी पूछ की, अग्नि तुम्हारे चरणों की, ब्रह्मा 
तुम्हारी बुद्धि की, वरुण तुम्हारी शक्ति की, सरस्वती तुम्हारी' वाणी की, विष्णु तुम्हारे 
बाहुद्रयई की तथा' गणेश तुम्हारे उदर की रक्षा करते रहेंगे | तुम शीघ्र जाकर आओ ।' 
उसके पश्चात्‌ क्रमश सृग्रीव, विभीषण, जाबवानू तथा अगद आदि वानर-वीरो ने उसे 
विदा दी । तब हनुमान आकाश की ओर ऐसे उछला कि जिस पवव॑त पर चढकर वह उछला था, 
वह धेत गया और पृथ्वी विदीण हो गईं, पवन, समुद्र तथा आकाश-गगा व्याकुल-स। 
हो गईं और लका नगर की ऊँची अट्टालिकाएँ गिर गईं । उसके पदचात्‌ वह विद्युत-प्रकाश के 
समान उज्ज्वल काति से युक्त अपनी पूछ को तथा अपने दोनो विशाल हाथो को ऊपर 
उठाये, सूर्अपमडल की भाँति प्रकाशमान होनेवाले अपने मुख से प्रचंड दीप्ति 
विकीर्ण करते हुए, चरणों तथा कर्णो को कुचित करके उडते लगा । देखते-देखते वह अनेक 
पर्वेतो, कई देशों, कई नद-नदियों, कई वनों, नगरों तथा समूद्रो को देखते हुए हिमाचल के 
पार निकल गया । दिशाओं तथा आकाश को कंँपाते हुए वह <काकी शूर आगे बढने लगा। 


२४, कालनेमि का वृत्तांत 


गृप्तचरों के द्वारा रावण ने यह समाचार सूना, तो वह हनमान्‌ के मार्ग में विध्त 
डालने का सकलप करके स्वय अडद्धरात्रि के समय कालनेमि के घर पहुँचा । कालनेमि ने 
अत्यत श्रद्धा से रावण को अध्यं, पाद्य आदि देकर उसका सत्कार किया और पूछ--हे 
राजनू, अद्ध॑रात्रि के समय आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है, कृपया बताइए ।' 
तब रावण ने कहा-आज मेरे शक्ति-बाण से आहत लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य 
से राम की आज्ञा से हनुमान्‌ सजीवकरणी लाने के लिए जा रहा है । तुम शीघ्र जाकर 
उस हतुमान्‌ का वध कर डालो, या उसके मार्ग में कोई ऐसा विध्त उपस्थित करो कि 
वह सूर्थदोदिय के पूर्व यहाँ पहुँच नहीं सके । द्रोण पर्वत के पास ही देवासुरो से निर्मित एक 
सरोवर है । उसमें एक महान्‌ मकरी बड़े आनद से रहती है। वह देवताओ को भी' निगल 
जाने की क्षमता रखती है, तब इस वानर की गिनती ही क्‍या है ? तुम कोई ऐसी' माया 
रचो कि हनुमान्‌ उस सरोवर में पहुँच जाय । तुम ज्ीक्र जाओ ।' 

. रावण की बातें सुनकर, मन-ही-मन नीति-मार्गे का विचार करके, उसने कहा-- 
है दनुजेश, माया-मृग का रूप लेकर मारीच गया था और उसकी मृत्यु हुईं । आप इस 
अनुचित मार्गे को त्याग दीजिए । घोर युद्ध में कृभकर्ण आदि दानव-वीर नष्ट हो चुके हे । 
अब तो आप बात भमानिए । राम के पास सीता को पहुँचा दीजिए और अपनी लका 
विभीषण को देकर आप शिवजी के निवास कैलास पव॑त पर तपस्वी बनकर जीवन व्यतीत 
कीजिए या योद्धा के समान, युद्ध-भूमि में राम से युद्ध कीजिए और उनके हाथो से 
प्राण त्यागकर विष्ण-सायूज्य प्राप्त कीजिए ।” 

कालनेमि के इस प्रकार कहते ही रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह 
अपने चद्रहास को निकालकर उसका वध कर डालने के लिए उद्यत हुआ । यह देखकर, 
कालवेसि ने कहा--हे देव, आपकी आज्ञा का पालन करने में अभी जाता हूँ ।' 


छुद्धकांड &९७ 


ईसक बांद वह मनोवेग से द्रोण गिरि के निकट पहुँच गया और वहाँ अपनी माया से एक आश्रम का 
निर्माण किया । उस आश्रम में आम, पुन्नाग, चपक, पूगीफल, कटहल, चदन, जामुन, 
पाटली, बकुल, कदली, खर्जूर, कर्पूर आदि के सुदर वृक्ष थे | जहाँ-तहाँ ब्रह्मचारियों 
का वेद-पाठ हो रहा था और महनीय मणिदीप-मालिकाएँ जल रही थी । फ़ल-फूल तथा 
लताएँ, होम-धूम से घूमिल हो रही! थी । कलकठ शुक, नीलकठ शारिका तथा कलहसो 
के मधुर कूजन सर्वत्र सुनाई पड रहे थे । स्थान-स्थान पर हवन तथा स्वस्युक्त मत्रो का 
पठन हो रहा था । ऐसे माया-आश्रम में कालतेमि एक मुनि के समान कपट वेश धारण 
किये मन्द प्रकाश में आँखें बन्द करके जप-माला फिराते हुए बैठा था'. । आकाश-मार्ग से 
जाते हुए हनुमान्‌ ने इस आश्रम को देखा और सोचने लगा कि मुनि का यह आश्रम कितना 
भव्य दीख रहा है! उस दिन (जब में यहाँ आया था) यह यहाँ नहीं था, आज यह 
कहाँ से आया ? कहाँ वह क्षीर-सागर, कहाँ वह मेरु पर्वत और कहाँ मुनियों का यह 
आश्रम ? कदाचित्‌ में मार्ग खो गया हूँ । मे इस मुन्रि से मार्ग जान लूँगा। यो सोचकर 
वह आकाश से पृथ्वी' पर उतर आया । वन' के पके हुए फल देखकर उसके मह में पानी 
भर आया, किन्तु मुन्ि-शाप के भय से विना उनको छुए ही मुनि के समक्ष पहुँच गया 
और हाथ जोडकर बोला--हे मुनिनाथ, महाराज राम के आदेश से में क्षीर-सागर कें 
पास' जा रहा हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है । मुझे अत्यधिक प्यास लग रही है, क्‍या यहाँ 
कही जल मिल सकता है ?” तब उस' कपटमुनि ने मदहास करते हुएं कहा--हमारे 
कमडलु का जल पीकर तुम अपनी प्यास बुझा लो । ये फल लो, इन्हें खाकर इस रात को 
यही आराम करो । हे वानरोत्तम, मे अपने मन में भूत तथा भविष्य की सभी बातें जानता हूँ । 
राम को धोखा देकर रावण उनकी पत्नी सीता को ले गया है। राम ने सहज ही 
वालि का वध करके लवण-समुद्र में सेतु को बाँधा और वानर-सेना के साथ लंका को 
घेरे हुए हे । उन्होने कृभकर्ण आदि राक्षसों तथा इन्द्रजीत का सहार किया है । पुत्र- 
शोक से क्रुद्ध रावण ने भय से प्राप्त शक्ति-बाण सुमित्रा के पुत्र पर चलाया, तो लक्ष्मण 
मूच्छित हो गिर पडे । उस' लक्ष्मण को जीवित करने के निमित्त ओषधियाँ ले जाने को तुम 
आये हो । अबतक तुम वायु-वेग से एक सहस्न योजन का मार्ग तय करके आये हो । 
कोई अधर्मी मुझे देख नहीं सकता । तुम मुभे देख पाये, इससे मुझे निरचय हो गया है 
कि तुम उत्तम व्यक्ति हो । जगत्‌ के कल्याण के लिए राम नें जन्म लिया है, इसलिए 
हमें भी राम का कार्य सपन्न करना चाहिए । में तुम्हें ऐसे दिव्य मत्र दूंगा, जिनसे तुम्हें 
दिव्य ओषधि दिखाई पड़े । प्रात'काल के सूर्य का दशेन करते ही शक्ति से सपन्न होनेवाली 
संजीवनी आदि कितनी ही ओषधियाँ हमारे इस' वन में हे। उनमें से जो ओषधि चाहिए, 
उसे तुम लका ले जाओ । मेरे मत्रो की शक्ति से तुम पलक मारने की देर में (लका) 
पहुँच जाओगे ॥' 


तब उस कपटमुनि को देखकर हनुमान्‌ ने कहा--हे तपस्वी । जब लक्ष्मण बुरी 
दशा में वहाँ पडे हुए हे, तब क्‍या मुझे उचित हैं कि में यहाँ सुख से सो जाऊं ? है 
स्वामिन , अपने प्रभ्‌ की कार्य-सिद्धि के रूप में लक्ष्मण को प्राप्त करने के पहले में इन फलों 
३ 


क््श्दं रंगनाथ रामायण कै. - 


का ग्रहण कैसे कर सकता हूँ ? मेरी प्यास ,थोड़े-से जल से नहीं बुझेगी । क्‍या यहाँ कोई 
सरोवर नहीं है ?” तब उस' कपठ-मुनि ने कहा--यहाँ से समीप में ही एक दिव्य सरोवर है। 
यदि तुम उस सरोवर में आँखें बन्द करके उसके अमृत-सम निर्मेल जल का पान करोगे, 
तो तुम्हारा शरीर दिव्य हो जायगा और दिव्य ओषधि तुम्हें तुरन्त दिखाई पडेगी ।' इतना कहकर 
हनुमान्‌ को मार्ग बताने के लिए उस कपटमुनि ने शिष्यों को भेजा । 

हनुमान्‌ कपटमुनि के शिष्यो की सहायता से उस सरोवर के पास पहुँचा । उस 
सरोवर के तट पर आम, मदार, माधवी, बकुल, सागवान, कुटज, चन्दन, साल, नीम, अजून, 
अशोक, निब॒ु, कदम्ब, तमाल आदि के वृक्ष सुशोभित थे । सरोवर में सुन्दर तथा 
कोमल कमल, कल्हार तथा विमल कैरव विलसित थे। कही कलहस कल-कूजन करते हुए 
विलासपूर्ण गति से परस्पर कौतुक करते हुए विहार कर रहे थे, कही हस की चोचो 
का' स्पर्श करनेवाले बक, क्रोच तथा' कारण्डव पक्षियों का समूह विचरण कर रहा था। किसी' 
स्थान पर कैरव-मुकुलो के अग्न-भाग पर भ्रमर ऋुड-के-भुड अचल बैठे हुए मधुपान कर रहे थे 
और किसी स्थान पर भ्रमर-समूह मकरन्द-पान करने के निभित्त आया हुआ था, किन्तु 
कमलिनियो के विकसित न होने के कारण गायकों की तरह उसके चारो ओर मँडरातें हुए 
फिर रहे थे । तोते की चोचो से चोौरे जाने से फलो के रस, पत्तों से होकर लाल 
कमलिनियो पर ऐसे भर रहा था, मानो सरोवर के तट पर स्थित आम के वृक्ष शिव' से 
(बसन्‍्त के मित्र) कामदेव को फिर प्राप्त करने के उद्देश्य से अग्नियों में घी की आहुति 
दे रहे हो | दूसरे स्थान में लाल कमलिनियो में भरनेवाला फलो का रस पान करके 
मधुप आकाश की ओर ऐसे उड रहे थे, मानो होमकुड से धुआँ उड रहा हो। वह 
सरोवर ऐसा दीख रहा था कि मानो कमसलपत्र-झहूपी थालियो में हिम-शीकर-रूपी 
अक्षत रखे हुए, उत्फुल्ल कुवबलयों के लोचनो से, हनुमान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो । 
उस सरोवर को देखकर हनुमान्‌ अत्यधिक हर्षित हुआ और आँखें बन्द करके उस 


सरोवर में उतर गया और अत्यधिक प्यास के कारण जल का पान करने लगा । 


. १२४. मकरी का हनुमानू को निगल जाना 

ससार-रूपी सागर में विषय-रस' को बडे धाव से पीनेवाले तृषित व्यक्ति को ससार 
की' माया जसे निगल जाती है, वैसे ही उस सरोवर से उस' समय एक विशालकाय मकरी' 
निकली और उसने हनूमान्‌ के चरणों को कसकर पकड लिया। हतृमान्‌ ने अपने चरणों को खीच 
लेने का उद्धत शक्ति से प्रयत्न किया, किन्तु छूडा न सका । तब वह बडे धैर्य के साथ 
खड़े होकर देखने लगा कि वह क्‍या है ? ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि वह 
एक विशालकाय मकरी है । तब उसका क्रोध दुगुना हो गया और उसने भयंकर रूप 
धारण करके रघुराम की' विजय का आधारभूत अपनी पूछ उठाकर दुर्वार गति से उस 
मकरी के दाँतों पर प्रहार करके उन्हें गिरा दिया, मानो रावण की भोग-लालसा से सचित 
पापो को ही झटका देकर गिरा दिया हो, किन्तु वह मकरी हनुमान्‌ को निगल जाने का 
उपक्रम करने लगी, मानों वह ससत्‌ मुनि के शाप-रूप रोग से मुक्त होने के लिए (हनुमान्‌- 
रूपी) ओषधि को खाना चाहती हो । तब वायुपुत्र सोचने लगा--हाय, राम के कायें में 


सद्धंकांड 926 


विध्त पड गया । कदाचित्‌ में यहाँ इस प्रकार मर जाऊँगा । हाय, अब क्‍या उपाय हे 
फिर, हनुमान्‌ ने यह निरचय करके कि इसके पेट में पहुँचकर में इसका वध कर डालूगा, 
मकरी को अपना शरीर निगलने दिया। निदान वह भुजबली अधकूप के सद्श दीखनेवाले उस 
मकरी के उदर में पहुँच गया । वह मकरी बडी प्रसन्नता से जल के मध्य-भाग में चली गईं। 
तब हनुमान्‌ भयकर क्रोध से उस मकरी की आँतो तथा नसों को ऐंठने और तोडलने 
लगा और विषग्नासः की भाँति उस महा मकरी के उदर में अविराम गति से जहाँ-तहाँ 
घूमते हुए अग्नि की भाँति उसका उदर जलाने लगा । तब वह भकरी घैयं खोकर प्यास 
को तीव्रता का सहन नहीं कर सकने के कारण अपने सूखे हुए मुख-ग हर को खोलकर पड 
रही । तब क्रूर नक्र, ग्राह आदि से युक्त जल-अवाह हनुमान्‌ पर गिरने लगा ।* तब वायूपृत्र 
काटी हुई आँतों का पिंड बनाकर बाहर ले आया और ज्ञीघत्र उसका गला घोट दिया । 
मकरी ने भी यह सोचकर कि यह आहार पचाने-योग्य नही है, अवश हो पडी रही । तब 
हनुमान्‌ ने उसे तट पर घसीठकर उसको चीर डाला । उस' समय उस मकरी के रक्‍त से 
युक्त वह सरोवर प्रलय-काल में भयकर वडवानल की ज्वालाओ से युक्त समुद्र के समान 
लाल दीखने लगा । 

तब वह मकरी देव-स्त्री का रूप धरकर अपनी चचलता छोडकर, स्थिरता के साथ 
बादलो में प्रकाशित होनेवाली बिजली की' भॉति विमान में बैठी आकाश-मार्ग में दिखाई 
पडी । पवन-पुत्र के पुण्य प्रताप से शापमुकक्‍त हो वह अत्यन्त हर्षित हुई और वह देव-स्त्री 
हनुमान्‌ को देख कर बोली--हे कपिकुजर, हे वानरेंन्द्र, मे तुम्हारे कारण आज जापमुक्त 
हुई । में अभी इन्द्रलोक में जा रही हूँ । जाने से पहले मे तुम्हें एक बात बतलाना चाहती हूँ ।' 
इतना कहकर हनुमान्‌ को सरोवर के निकट भेजनेवाले उस कपट-तपस्वी को दिखाकर 
बोली--है कपिश्रेष्ठ, यह कोई मृनि नहीं है । इस पर विश्वास मत करो । यह एक 
राक्षस है और दानवेन्द्र के आदेश से तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है। मेरे इस' सरोवर 
में रहने की बात जानकर मुभसे तुम्हें मरवाने के लिए ही यहाँ भेजा । यह वध्य है | इस पर 
विश्वास! मत करो । वह यहाँ रहने योग्य नहीं है। भृत, तुम शीघ्र इसका सहार करके 
ओषधियो को प्राप्त करने के लिए जाओ । द्वोणाद्वि पहुँचने का मार्ग यही है ।' 


१२६. धान्यमालिनी का वृतांत 

देव-रमणी की बातें सुनकर हनुमान्‌ को आहचर्य हुआ । उसने उस रमणी को देखकर 
कहा-- है सुन्दरी, पहले तुम मकरी कैसे हुई और फिर अब देव-काता कैसे बनी ?” तब 
वह कहने लगी--हे वीरवर, हे पावनचरित, हें कनकाद्विसम धीर, मै धान्यमालिनी तामक 
गधर्वे-कन्या हूँ । में अपना पूर्वे-वृत्तात सुनाता हूँ, सुनो । अखिल लोक के आराध्य सदाशिव 
जब रजताद्ि पर गोष्ठी में बैठे थे, तब मेने अपनी नृत्य तथा सगीत-कला का प्रदशन 
करके उनको प्रसन्न किया और उनसे एक अनुपम विमान प्राप्त किया । उस विमान में बैठकर 
में प्रतिदित इस सरोवर में जलक्रीडा करने आने लगी । एक दित की बात है कि शाण्डिल्य 


*विज्ञाल मकरी के मुंह खोलने से उसके भुख से होकर मीन, ग्राह आदि के साथ 
सरोवर का ज़छू उसके द्वारीर के अन्दर बहने लगा |-हछे० 


8९० रंगन/थ ए/ायण 


नामक मुनि यहाँ आये और बडी' आसक्ति से मुझे देखते हुए मन-ही-मन महान्‌ आनन्द 
का अनुभव करने लगे । फिर भोग की लालसा से प्रेरित तथा काम-पीडा से अभिभत हो, 
इसका भी विचार किये विना कि कहाँ मेरे जैसा तपोधन तथा पुण्यात्मा मुनि और कहाँ 
यह सुन्दरी, मुझ पर अनुरक्त हो गये और निरलज्ज हो, लोलुप दृष्टि से मुझे देखने लगे । 
यह देखकर मेन उनसे कहा--हे मुनीन्द्र, कहाँ आप, कहाँ में और कहाँ आपकी यह लोलुप 
दृष्टि ? आप तपस्वी तथा पुण्यात्मा है, आपका यह कार्य आपके तप में विध्न डालनेवाला है।' 
तब मूनि कामातुर हो, तपस्था का पवित्र सकल्प त्याग कर कहने लगें--हे सुन्दरी, 
यही मेरी तपस्या और पुण्य का फल है, यही मेरे लिए स्वर्ग का सोपान हैं, 
यही मेरे लिए मोक्ष का साधन है !' तब मेने उनसे कहा--हे मुनि, में अभी रजस्वला हैं, 
अत. आपको मेरा स्पश नहीं करना चाहिए । इन दिनो मे आपके ही घर में रहेंगी । 
स्नान तथा शुद्धि के पदचात्‌ आप मुझे प्राप्त कर सकते हे ।' इस प्रकार, मुनत्ति को समभा- 
कर में उस मूनि के साथ गधमादन को गई और मुनि के घर में ही निष्ठा से रहने 
लगी । उस दिन रात को रावण सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी सेना के 
साथ उस पर्वत पर ठहरा । जब में पर्वेत-शिखर पर गाते लगी, तब मेरा गाना सुनकर 
रावण मेरे पास आया और अपना प्रताप, अपना सौन्‍्दये, अपनी महत्ता' तथा अपना नाम 
बताकर मुझे प्रलोभन देने लगा कि हे सुन्दरी, तुम अपने रूप-यौवन तथा विलास के साथ 
मेरा आलिगन करो ।' मेने कहा--में विवश हैं, अत तुमको मेरा स्पर्श नही करना चाहिए ।! 
तब उस' राक्षस ने कहा--हे सुन्दरी, मेरे लिए रजस्वला स्त्रियाँ तथा परस्त्रियाँ अधिक 
प्रिय है, अतः तुम मुझे मत ठुकराओ ।” इस' प्रकार मुझे अपने प्रिय वचतो से प्रसन्न करके 
उसने मेरे साथ रति-क्रीड़ा की । इससे अतिकाय का जन्म हुआ । मेने उस पुत्र को दानवेन्द्र 
को सौंप दिया | तीन दिन के पदरचात्‌ शुद्धि-स्नान आदि से निवृत्त होकर में मुनीर्वर 
के समक्ष जाकर खडी हो गईं । तब उस' मुनि ने मुझे देखकर कहा--मेरे घर में रहती' हुई, 
तुम मुझे धोखा देकर किसके साथ प्रीति से रति क्रीडा में प्रवृत्त हुई थी ? हे तन्‍वी, 
तुम्हारे यौवन का उपभोग किसने किया ? तुमने विना सोचे-समझे ऐसा क्यो किया ? 
यदि विवेक के साथ विचार किया जाय, तो तुम्हारी यह करतूत स्त्री-सुलभ ही' प्रतीत 
होती है । परहित कहाँ और युवतियाँ कहाँ ”? शीलाचरण कहाँ और सुदरियाँ कहाँ ? 
कमललोचनियाँ कहाँ और सत्य कहाँ ? कामिनियाँ कहाँ और करुणा कहाँ ? ( काश,-- 
दोनों बातें एक साथ ही देखी जाती २?) इस' प्रकार कहते हुए उस मुन्रि ने अत्यधिक क्रोध 
से निर्देय हो मुझे घोर शाप दिया--तुम अपने विलासः को खोकर इस सरोवर में मकरी 
बनकर रहो । जिसने तुम्हारे साथ रति-क्रीडा की, वह तुम्हारे इस पाप से अपने पुत्र, 
मित्र तथा सेना के साथ भस्म हो जायगा ।' 


“मुनि का यह घोर शाप सुनकर में विचलित हो उठी और उस पुण्यात्मा के समक्ष 
हाथ जोडकर कहने लगी--हे मुनिश्रेष्ठ, मे इस शाप-रूपी समुद्र को किस नौका की सहायता 
से पार कर सकूगी ” इस' शाप-रूपी दावानल को में किस जल से बुझा सकूगी ? 
हैं दयालु, मुझ पर दया दिखाइए ।” भयाक्रान्त हो, इस प्रकार आत्तेनाद करनेवात्री मुझे देखकर 


खद्धकोड 9२९ 


ज्ञान-दृष्टि से अनुमान करके, उस क्ृपानिधान ने कहा--हे सुन्दरी कुछ समय के पद्चात्‌ 
हनुमान्‌ राम के कार्यार्थ यहाँ आनेवाला है । उसके द्वारा तुम्हारे शाप की मुक्ति होगी ।॥' 
इतना कहकर वह मुनि गगा नदी के तट पर चलें गये । आज में शाप-मुक्त हो गई हूँ । 
अतः में जा रही हूँ ।” यों कहती हुई वह कमलाक्षी हनुमान्‌ को आशीर्वाद देकर वहाँ से 
स्वर्ग चली गई । 


१२७, कालनेमि का वध 


हनुमान्‌ वहाँ से सीधे कालनेमि के सामने उपस्थित हुआ । उस समय वह पापी, 
अचल समाधि में निमग्न रहनेवाले (मुनि) की भाँति कुंभक-क्रिया के द्वारा अपने वक्ष स्थल 
को फुलाकर मुख को किचित्‌ भुकाकर, ध्यान-मग्त रहनेवाले की भाँति आँखें बद किये हुए 
जप-माला को फेरते हुए जप करनेवाले की भाँति ओठ हिलाते हुए बेठा था । हनुमान्‌ 
के आते ही उसने आँखें खोलकर, हनुमान से कहा--सरोवर निकट ही तो है ? तुमने 
इतना विलब क्यो किया ? देखो कितनी रात बीत गईं है । यदि तुम मनत्रोपदेश ग्रहण 
करने की इच्छा रखते हो, तो क्‍या गुरु-पूजा की व्यवस्था कुछ करोगे ?' 

तब पवनपुत्र ने कहा--लो, अब तुम्हारे लिए यही गुरु-पूजा है ॥ यों कहकर 
उसने अपनी कठोर भुष्टि से उस राक्षस के बाहुमध्य में प्रहार किया । तुरन्त उस दैत्य ने 
अपना वह रूप छोडकर एक पक्षी का रूप ले लिया और हनुमान्‌ पर आक्रमण किया । उसके 
आक्रमण करते ही हनुमान्‌ ने उसे कसकर पकड लिया और उसके दोनो पखो को तोडकर 
फेंक दिया । तुरन्त उस राक्षस ने वह रूप भी त्याग दिया और अपनी माया से एक गभीर 
सिंह का रूप धारण किया और आकाश की ओर भयकर दृष्टि को दिखाते हुए ग्जेन करके 
हनुमान्‌ को धमकाने लगा। किन्तु, हनुमान्‌ निर्भीक हो अपनी मुष्टि से उस कालनेमभि के 
सिर पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर फट गया । तुरन्त वह राक्षस सिंह का रूप 
भी छोड़कर सुग्रीव के रूप में आया और कहने लगा--हे पवनपुत्र, यहाँ क्या कर रहें हो ? 
चलो, लक्ष्मण के प्राण लौट आये हे । अब तुम्हें द्रोणगाचल जानें की आवश्यकता 
नहीं है । अब हमें ओषधि नहीं चाहिए | पहले हनुमान्‌ को अम हुआ कि वह सुग्रीव 
ही है, किन्तु ध्यानपूर्वक देखने के पदचात्‌ निश्चय कर लिया कि वह सुग्रीव नही है । 
तब अत्यन्त क्रोध से उसके वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मूच्छित होकर गिर 
पडा, किन्तु शीघ्र ही वह दानव सेमल गया और शतश्युगी होकर धनुष से पैने शर 
चलाकर हनूमान्‌ को कष्ट पहुँचाने लगा । तब हनुमान्‌ ने भी अपनी मुष्टियो तथा चरणों 
के आघात से उसकी' सारी शक्ति शिथिल कर दी और उसे आकाश से पृथ्वी की ओर 
खीच लिया । उसके पदचात्‌ उसने राक्षस का सिर ऐंठकर उसे धड से अलग करके पृथ्वी 
पर ऐसा फेंक दिया, जैसे मत्त गज मृणाल को तोडकर फेंक देता है। उसके बाद विजय- 
गवे से सिहनाद करते हुए हनुमान्‌ तुरन्त द्रोणाचल पर पहुँच गया । 

द्रोणाचल पर पहुँचकर हनुमान्‌ अनेक दिव्य लताओ की आभा से तथा निर्मल 
मणिसमूह की कातिवाले दीप-वृक्षो की दीप्ति से भासमान उस पर्वेत पर घूम-धूमकर दिव्य 
ओषधियो का अन्वेषण करने लगा। वहू किसी लता को देखकर यही वह सुगधि है, यही 


क्ष्श्र रंगन/थ एरशयायर 


वह लता है, ऐसा विचार करके उसके पास पहुँचता, तो वह लंता छिप जाती । यह देखकर 
हनभान मन-ही-मन दुखी हो कहने लगा--हे पर्वतेश्वर, हें पर्वतराज, हें पुण्यात्मा, अनच 
रघुराम की आज्ञा से दिव्य ओषधि ले जाने के निमित्त मैं आया हूँ। हे नगराज, जो कायें 
समस्त लोको के हित में है, उसको संपन्न करने के लिए आये हुए मुझे आप क्यो इस 
प्रकार धोखा दे रहे हे ”? आप शज्ञीघत्र अपने पास रहनेवाली ओषधि-लताओ को प्रकट कीजिए। 
मु्भे शीघ्र जाना है । हे ओषधि-लताओ, यह कार्य लोक-हिताथे है। अत , में आपसे प्रार्थना 
करता हूँ कि आप अपनी सुन्दर आकृति दिखाइए । इस' प्रकार प्रार्थना करने पर भी 
वे लताएँ अपने रूप छिपाये रही । तब हनुमान ने फिर कहा--हे नगकुलतिलक, मेरे 
आगमन को देखकर आपने मेरा उचित सत्कार नहीं किया, यह उचित नही है ।' 

कई बार विनम्र प्रार्थगा करने पर भी जब उस पर्वत ने दिव्य ओषधि-लताओ 
को नहीं दिखाया, तब हनुमान्‌ अत्यन्त कुद्ध हुआ और कहने लगा--हे नगकुलाधम, मेरे 
इतनी प्रार्थना करने भी तुम्हारा मन मेरी ओर द्रवीभूत नहीं हुआ । भला, गुणहीन तथा 
कठोर पत्थर में दया कैसे उत्पन्न होगी ?' 

इतना कहते-कहते हनुमान्‌ [की क्रोधाग्नि की ज्वालाएँ उनके रोम-रोम में व्याप्त 
हो गईं । तुरन्त उसने दस योजन विशाल तथा दस योजन ऊँचा रहनेवाले उस भयकर पव॑त 
को सहज ही उखाड लिया, मानो यह बता रहा हो कि में राम का सामना करनेवाले रावण- 
रूपी' पर्वेत को भी इसी प्रकार उखाड़ डालूंगा । उस समय सारी पृथ्वी हिल उठी और 
आकाश काँपने लगा । 

इन्द्र के आदेश से उस पर्वत की रक्षा करनेवाले अग्नि-सम तेजस्वी चित्रसेव आदि 
तेरह करोड गधवे अपने बल तथा शौय॑ का प्रदर्शन करते हुए हनुमान्‌ से कहने लगे--यह 
देवगण का निवास' है । यह मेरु-तुल्य पवेत है और यह जगत्‌ का जीवन है । इसे 
तुम मत ले जाओ । तुम इसे नही लें जा सकोगें । इसलिए इसे यही छोड जाओ । यदि 
नही मानोगे, तो तुम्हारे प्राण नही बचेंगे । तब युद्ध में यम की भाँति भयकर दीखनेवाले 
हनुमान्‌ ने कुद होकर उनकी ओर देखा और उन्हें अपनी पूछ-रूपी पाश से बाँधकर, 
तेजी से घुमाया और कुछ लोगो को समुद्र में फेंक दिया, कुछ लोगो को मार डाला और 
कुछ लोगो को पृथ्वी पर पटककर नष्ट कर दिया । उस महावीर की उद्धत शक्ति देखकर 
गंधवों नें सोचा कि उसको पराजित करना असभव है । अतः, दीन होकर उन्होने हनुमान के 
समक्ष बडी' भक्ति के साथ हाथ जोडकर कहा--हे कपिकुजर, हे वानरेन्द्र, आप इस' पवेत 
को ले जाइए ।” इस' प्रकार कहते हुए गधर्व-वीर आशीर्वाद देकर चले गये, तब पवनपूुत्र 
उस पर्वत को उठाकर आकाश की ओर उडा और अपने भयकर वेग से भूचर तथा खेचर 
को आदइचयं-चकित करते हुए जाने लगा । 


१२८, सरत का स्वप्न 
उसी दिन अद्धंरात्रि के समय भरत ने स्वप्न में देखा कि राम तथा लक्ष्मण 


रण-भूमि में सिर पर तैल लगाये हुए, क्लान्त शरीर तथा बलहीन हो, पक के मध्य में 
पड़े छठ्पठाते हुए रुदन कर रहें है । यह देखकर भरत चौककर जाग पड़े और अपने 


8२8 रंगनाथ एया्यण 


थी को बाँधकर समुद्र में फेंक दिया, उसने कुछ राक्षसों को पद-प्रहार सें मार डाला, 
कुछ बीरो को अपने भयकर गजंन से मार डाला, कुछ राक्षसों का अपनी पूँछ से सहार 
किया और अपनी दुृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों का वध कर दिया । कुछ राक्षसों को उसने 
नीचे गिरा दिया, कुछ राक्षसों को दबा दिया और कुछ को चीर डाला । 

तब माल्यवान्‌ क्रोधोन्मत्त होकर यम के समान भयकर रूप धारण किये हुए हनुमान्‌ 
प्र शर-बृष्टि करने लगा। किन्तु, हनुमान्‌ ने उन बाणों को अपनी पूँछ से ही तोड डाला 
और क्रोध से उसके धनृष को खड-खड कर दिया। फिर, उसने अपनी पूछ से माल्यवान के 
पैरों को बाँधकर ऊपर उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया । तब माल्यवान्‌ ने हनुमान्‌ पर 
अपना शूल चलाया । उसकी भी उपेक्षा करके खडे हुए हनुमान्‌ को देखकर उस' राक्षस ने 
अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर भयकर प्रहार किया । इस आघात से हनमान्‌ के वक्ष से 
रक्त की धारा बहने लगी । हनूमान्‌ थोडी देर तक मौन खडा रहा, और फिर अत्यधिक 
रोष से उस राक्षस के सिर पर भयकर पद-प्रहार करके आकाश में जाकर उड़ गया । 
इससे राक्षस का सिर फूट गया और उससे रक्‍त की धारा बहने लगी । माल्यवान्‌ इस 
भयकर प्रहार से थोडी देर तक मूच्छित पडा रहा, किन्तु शीघ्र हीं सचेत होकर उसने हनुमात्‌ 
पर अपनी गदा फेंकते हुए कहा--युद्ध में यही गंदा तुम्हारा अन्त कर देगी । उस गदा 
के लगते से भयकर ज्वालाएँ निकल पडी । यह देखकर माल्यवान्‌ ने कहा--हे वानर, 
इस पव॑त को समुद्र में फरेंककर जाओ, तो में तुम्हारा वध नहीं करूँगा । पूर्वकाल में समुद्र 
के मध्य में गरुड पर आरूढ़ हो विष्णु स्वय मुभसे युद्ध करने आया था और मुझे अजेय 
जानकर लौट गया था । मेरा प्रताप सारा ससार जानता है, तुम मुभसे युद्ध नहीं कर सकते ।' 

तब हनुमान्‌ ने माल्यवान्‌ को देखकर क्रोध से कहा--हे वृद्ध राक्षस, मेरे प्रताप से 
भीत हुए विना तुम मुभसे युद्ध करने चले हो ? तुम्हारी शक्ति ही कितनी है ”' 
हनूमान्‌ के इन दर्षे-पूर्ण वचनो को सुनकर माल्यवान्‌ का क्रोध और भी बढ गया । उसने 
अपने भयकर खड्ग चन्द्रहास को निकालकर उद्धत शक्ति से उसे हनुमानू पर चलाया । 
हनुमान्‌ के वज्ससम शरीर पर लृगते ही वह चन्द्रहास चूर-चूर हो गया । उस खड़्ग के 
प्रहार से हनुमान्‌ ने थोडी देर तक पीडा का अनुभव किया, किन्तु शीघ्र ही समलकर 
अपनी' भयकर पूंछ को उस राक्षस के कण्ठ में लपेटकर आकाश में बडे वेग से घुमाकर 
फिर समुद्र में फेंक दिया । माल्यवान्‌ समुद्र में गिरकर उसी मार्ग से पाताल में पहुँच गया। 
हतशेष राक्षस घैयं खोकर भाग गयें। पर्वत जैसी विशाल विजय को तथा पर्वत को लिये हुए 
हनुमान्‌ू आगे बढा, तो सभी देवता उसकी प्रशसा करने लगें | 


१३०, लक्ष्मण के लिए राघव का शोक 


द्रोण पर्वत की दीप्ति को दूर से देखकर सूयंवशज राम को भ्रम हुआ कि प्रभात 
होनेंवाला है । तब अत्यन्त भय-विह्नलल हो, समरलक्ष्मी-रतिश्रात लक्ष्मण को रण-हय्या 
पर सोते देखकर राम कहने लगे--हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे अनुज के रहने से ही में वन- 
गमन की तपस्था का भार वहन कर सका । वह देखों, ससार के समस्त जीवो के लिए 
दिन निकल रहा है, किन्तु मेरे लिए दिन डूब रहा है । में वन में पत्नी को खो बेढा 


#द्धका5 9९४ 


और यूद्ध में तुमको खो दिया । हे सौमित्र, अब मुझे सप्राप्त अपयहश-रूपी पक को कौन 
धो सकेगा ? यदि माता सूमित्रा मुझे देखकर कहें कि हे तात, बडी तपस्या के उपरान्त 
प्राप्त, उन्नत, पृण्यशील, महनीय चरित्रवानू, मानधन अपने पुत्र को मेने तुम्हारा विश्वास 
करके तुम्हें सौपा था । ऐसे पुत्र को वन में लें जाकर तुमने उसका अन्त कर दिया, अरब 
मे क्‍या करूँ ? तब में उनसे क्‍या कहूँगा ” मुझसे मिलने के लिए जब भरत तथा शत्रुध्त 
आयेंगे और पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो में क्‍या उत्तर दूँगा ” दीन होकर में वहाँ 
जाऊँगा भी कैसे ? में इसके कारण चिन्तित तथा दुखी नही हूँ । मेरी चिन्ता का कारण 
दूसरा है । पापी रावण के दुष्कर्मों को देखकर मन-ही-मन दुखी हो, अपने भाई का 
त्याग कर मेरा मित्र तथा सेवक बनकर विभीषण ने मेरी शरण लीं । ऐसे शरणार्थी 
विभीषण को आदवासन देते हुए मेने कहा था--में तुम्हें राक्षतों का राज्य देता हूँ ।' 
मेने उसका राज्यतिलक भी कर दिया। किन्तु, उस श्रण को पूरा करनें की क्षमता मुभमे 
नही रही । लो, सूर्योदय भी होने लगा है, अब लक्ष्मण के बचने की आशा नहीं है । 
मुझे भी अब जीवित नही रहना चाहिए। पापरहित लक्ष्मण के जीवन के साथ ही मेरा जीवन है। 
अब यह शोक मेरे लिए असह्य हो गया है। किन्तु, शरणार्थी को त्यागना नहीं चाहिए, 
इस पृथ्वी पर यह क्षत्रियों का धर्म नही है । राजाओं को चाहिए कि स्वय दुख भोगते 
हुए भी, अपने आश्रितों की रक्षा करे । इसलिए हे सुग्रीव, तुम इस विभीषण को साथ 
लेकर अयोध्या जाओ और पुण्यात्मा भरत को यहाँ का सारा समाचार समफक्ाकर कहो 
और उन्हें मेरा यह आदेश सुनाओ कि वह इस विभीषण को लका के बदले अयोध्या का 
राज्य देकर पृण्य-लग्न में इसका राजतिलक कर दे । उसके पदचात्‌ तुम तथा वालिपुत्र 
दोनो अपनी सेनाओ को लेकर किष्किन्धा को लौट जाना । 


राम को ऐसे दीन वचन कहते सुनकर सुग्रीव अत्यत सञ्रमित हुआ । वह सान्लना 
देते हुए कहने लगा--हे देव ! ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अभी प्रभात नही 
होगा । अभी तो रात का चौथा पहर प्रारभ हुआ है | वायूपुत्र शीघ्र आ जायगा | 
आप सताप त्यागिए । फिर भी, राम अत्यधिक शोकागिनि में जलते हुए पृथ्वी पर लोट- 
लोटकर कहने लगें--हे तात, में जब पिता की आज्ञा से अकेले वन के लिए चला, तो 
तुम विना पिता के आदेश लिये ही अपने-आप मरे साथ चले आये और असख्य दुःख 
भोगते रहे । इसे देखकर मे बहुत दुखी होता था । आज तुम श्षत्रु के हाथो में अपनी 
शक्ति खोकर इस प्रकार पृथ्वी, पर पडे हुए हो । अब में कैसे जीवित रह सकूंगा ? 
कैसे यह दुख सह सकूगा ? कौन-सा मुँह लेकर अयोध्या को लौटूगा ? अब मुझे सीता 
किसलिए चाहिए ? अब मेरा जीवन ही किस काम का है ” मुझे अब राज्य किसलिए 
चाहिए ” जिस दिन पिता ने मुझे यहाँ भेजा, उसी दिन से तुम मुझे पितृवत्‌ मानते आ 
रहे हो । मेरे भाग्य ने आज रुष्ट होकर रावण के द्वारा तुम्हारी ऐसी गति करा दी । 
भिन्न-भिन्न देशों में खोजने के पश्चात्‌ योग्य पत्नियों को प्राप्त किया जा सकता है, देश- 
देशान्तरो में प्रमण करके बधु-जनों को भी प्राप्त कर सकते है, किन्तु अनुज को भ्राप्त 
करना असम्भव है ।' इस' प्रकार, विलाप करते हुए राम अनुज के चेंतना-हीन शरीर पर 

५४ 


9२६ र॑गन?५थ एय।यैपे 


८४.3 


गिर पडे । फिर अधीर होकर कहने लगे--हे लक्ष्मण, तुम मुझे भाई कहकर कब पुकारोगे ? 
तुम सीता को सुमित्रा की भाँति, मुझे महाराज दह्दरथ की भाँति और इस घनघोर कानन 
को अयोध्या के समान मानते थे । पृष्प-शय्या पर लिटाने योग्य अपने शरीर को आज 
तुम पत्थरों पर कैसे लिटा सके ? हे राजकुमार, साधना की समाप्ति पर ही निद्रा उचित है। 
ऐसा सोचकर तुमने चौदह वर्षों तक निद्रा का त्याग कर दिया और बन में मेरी 
रक्षा करते रहे । आज युद्ध में शत्रुओं का सहार किये विमा ही तुम सो रहें हो, क्‍या, 
यह तुम्हारे लिए उचित है ” यदि तुम इस प्रकार पडे रहो, तो तुम्हारा अग्रज भी दीर्ष॑- 
निद्रा (मृत्यु) को प्राप्त होगा । तुम सतत अपने अग्नमज की बडी भक्ति करते रहे, आज 
क्यो नहीं कर रहे हो ” तुम सतत मेरे वचनो का आदर करते रहे, आज मेरी परीक्षा 
क्यो ले रहे हो ? 'हे पुण्यमृत्तिं, युद्ध में रावण का सहार करके सीता को आपकी सेवा में 
उपस्थित करूँगा ऐसे श्रुति-मधुर वचन कहनेवाले तुम आज किस कारण से मौन्‌ साधे 
हुए हो ” तुम उठो और 'हें देव, ऐसे अनुचित वचन कहना आपको झ्ोोभा नहीं देता ।' 
ऐसे वबचनो, से मुझे सात्वता दो और आँखें खोलकर मुझे देखो ।” ऐसे विलाप करते हुए 
राम ने लक्ष्मण के अरुण हस्त को अपनी कनपटी से लगाया और हे लक्ष्मण मेरा उद्धार 
करो' यो कहते हुए ही मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पडे। तब वानर-वीरो ने उपचार करके 
राम की मूर्च्छा दूर की और उन्हें सात्वना देने लगे । 


१३१. हनुमान का द्रोण-पर्वत ले आना 


इसी समय प्रभा-मडल से दीप्त होते हुए हनुमान्‌ आता हुआ दिखाई पडा । तेजो- 
मय सूर्य-सम उसकी दीप्ति के आधिक्य के कारण उसपर दृष्टि ठहरती नहीं थी । उसे 
देखकर सभी वानर अत्यधिक भयभीत हो गये और सन्नम-चित्त हो व्याकुल हो उठे । 
रामचन्द्र ने भी उसे सूर्य ही समझ लिया और प्रलय-काल के ग्रम के समान क्रोध से 
जलते हुए सभी वानरों को देखकर कहने लगे--हैं वानरों, तुम लोगो ने आकाश में 
निकलनेवाले सूर्य को देखा ? पुण्य तथा शील से समन्वित हमारे वश का आरम्भकर्त्ता, 
अन्धकार का छात्र तथा कमल-बधु यह सूर्य आज शछात्रु से मिल गया है और लक्ष्मण के 
ऐसे पडे रहते हुए निकल रहा है। अब में इस सूर्य-मडल को पृथ्वी पर गिरा दूँगा । इस 
प्रकार कहते हुए दुर्वार साहसी राम ने धनृष को अपने हाथ में ऐसे सँभाला, जैसे प्रलय के 
समय शिवजी ने ब्रह्माण्डो का भजन करने के निभित्त ब्रह्मा आदि देवताओं को भयभीत 
करते हुए अपने हाथ में पिनाक धारण किया था । उस समय अपने पूर्ण बाहुबल से युक्त 
राम स्वयं शिवजी के समान दीप्त होने लगे । अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हो शीघ्र उन्होंने ही 
अपने धनुष पर रोद्र-अस्त्र का सधान किया। राम की अद्वितीय शक्ति से परिचित जाबवानु ने 
भय से व्याकुल होते हुए क्रोधोहीप्त राम को देखकर कहा--हे देव, क्रोधावेश से अपनी 
दुर्वार शक्ति का प्रदर्शेत करते हुए आपके इस प्रकार शर-सधान से देव तथा गधर्व 
धैयं ख़ोकर चारो ओर भाग रहे है । है राघव, यह कैसा आश्चर्य है कि आप (आकाश 
की ओर) सावधानी से देखकर भी सचाई समझ नही पाये। यह जो प्रकाश दीख रहा है, 


वह सूय का नही है, किन्तु अनेक दीप्त वृक्षों की काति से परिपूर्ण उज्ज्वल द्रोणाचल है, 


यसुद्धकोंड करछ 


जिसे गृरुसत्त्व-सपन्न ( महान दक्तिशाली ) पवनकुमार लिये आ रहा है । सूर्य-सम 
तेजस्वी पवनपुत्र की अग॒वानी करने के लिए आप वानर-वीरो को भेजिए । तब रघराम 
की आज्ञा से हनुमान्‌ के स्वागतार्थ वानर गये । 

हनुमान्‌ आकाह से नीचे उतर आया और उस पव॑त को पथ्वी पर रख दिया । 
फिर, उसने रामचन्द्र के समक्ष उपस्थित होकर उन्हे हाथ जोडकर प्रणाम किया और कहा---- 
हैं दंव, मेने द्रोणाचल पर जाकर ओषधियों के लिए बहुत ढढा, किन्तु उनको प्राप्त नही 
कर सका, इसलिए में उस पर्वत को ही उठा लाया हूँ । आपकी आज्ञा प्राप्त करके यहाँ 
से द्वोणाद्वि जाते समय तथा वहाँ से लौठते समय मेरे मार्ग में कई विध्न उपस्थित हुए, 
अत विलब हो गया । इसे आप मन में नहीं लाइए ।' तब राम हनुमान्‌ को देखकर बड़ी 
प्रसन्नता से कहने लगे--हे पवनपुत्र, भला तुम में कोई दोष हो सकता है ? तुम्हारे 
कारण ही तो काकृत्स्थ-वशजो के यश तथा गौरव आज स्थिर रह पाये । अपनी अनुपम 
शक्ति से तुमने आज देवताओं के लिए भी असाध्य कार्य सपन्न किया है ।' 


१३२. संजीवकरणी से लक्ष्मण को मूर्च्चां का दूर होना 


तब सुग्रीव ने सुषेण को देखकर कहा--तुम दूसरे बानरों के साथ इस पर्वत पर 
चढ जाओ और आवश्यक महौषधियों को लाकर लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर करो।' तब सूषेण 
अन्य वानरों के साथ शीघ्र उस पहाड पर चढ गया । वह अपने साथियों को प्वत पर 
भिन्न-भिन्न स्थलो को दिखाकर कहता था--यहाँ पर इन्द्र ने अमरो के साथ अमृत-पान 
किया था । यहाँ पर विष्णु ने जगत्‌ के कल्याणार्थ अपने चक्र से राहु का सिर काटा था। 
फिर, वह उस पव्वत से आवश्यक ओषधियो का सचय करके ले आया और लक्ष्मण पर 
उनका प्रयोग किया । उन ओषधियों के प्रभाव से लक्ष्मण के द्वारीर में गडे हुए बाण 
निकल आये और लक्ष्मण की चेतना लौट आई । सभी' वानर आनन्द के अतिरेक से भरे 
रामचन्द्र के समक्ष आ पहुँचे । 

तब राम ने सौमित्र को हृदय से लगा लिया और आँखों से हर्ष के अंश्रु बहाते 
हुए समीरकुमार को देखकर कहने लगे--हे पुण्यात्मा, आज तुमने मुझे सौमित्र क्रा दान 
दिया । तुम्हारे कारण आज में काकुत्स्थ-वशज कमनीय गात्रवाले लक्ष्मण को प्राप्त कर 
सका । गिरे हुए मेरे भाई को पुनर्जीवित करके तुमने मेरे प्राण बचाये । मेरा यह भाई 
मेरे प्राणों के समान है । तुम मेरे प्राण-बधु हो तथा परम मित्र हो । तुम्हारे द्वारा ही 
यह कार्य सपन्न हो सकता था । अन्यो के द्वारा इसकी पूत्ति असम्भव थी। हे वानर-वीर, 
उपकार का प्रत्यूपकार करना उत्तम है। किन्तु में तुम्हारा कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता; 
क्योकि समस्त लोको में तुम्हारे लिए कोई विपत्ति ही नहीं है / इसके पद्चात्‌ राम ने 
सुषेण की भी प्रशसा की और उसे हृदय से लगा लिया | सुषेण आनन्द से समुद्र के समान 
फूल उठा । उसने राम की अनुमति से रण में गिरे हुए वानरो को पुनर्जीवित किया । 
सभी वानरों ने मन-ही-मन अत्यन्त हर्षित होते हुए राम की अनुमति पाकर उस पर्वत 
के समस्त रत्नों से यूकत उज्ज्वल सानुओ तथा झागो पर विचरण किया, विविध स्थलों 
को देखा, परिपक्व फलो को छककर खाया, मधु का जी भरकर पान किया, अमृतोपम जल 


श्र रंगन/थ एयायण 


पिया, और उसके पश्चात्‌ पर्वत से नीचे उतर आये । तब राघव ने पवनकुमार को देखकर 
कहा--इस' पर्वताधीश को उसके स्थान पर फिर प्रतिष्ठित कर आओ ॥।* 


राम की आज्ञा प्राप्त करके हतृमान्‌ अपनी अपार शक्ति से उस पर्वत को उठाकर 
आकाइ-मभार्ग से जाने लगा | समुद्र के मध्य में राक्षसों में यह देख लिया और तुरन्त 
रावण को इसकी सूचना दी । तब लकेश्वर ने विजयधन, शकुकर्ण, स्थूलजघ, महानाद, 
महावक्त्र, चतुर्वकत्र, मेघजीत, हस्तिकर्ण, महावीर, जैत्र, उल्कामुख आदि राक्षसो को 
बलाकर कहा--तुम लोग अपने अनुपम पराक्रम से हनुमान्‌ का मार्ग रोककर उसे पकडकर 
ले आओ, या वह जिस परत को ले जा रहा है, उसे उसके हाथ से छीनकर समुद्र में 
गिरा दो । इन दोनो में किसी एक कार्य को पूरा कर सकोगे, तो से अपना आधा राज्य 
अभी तुमको दूगा ।' 

यह सुनकर वे अपनी महाशक्तिशाली सहस्नो विपुल सेनाओ के साथ दानव तथा 
अमरो का वेष धारण किये हुए, खड़ग, तोमर, शूल, धनुष, परशु, भाले आदि शस्त्रो 
को धारण किये हुए चल पडे । उन्होने बडे दर्प से गर्जन एवं हुकार करते हुए, प्रलय-काल 
के मेघ जैसे सूर्य को घेर लेते हे, वैसे ही, हनुमान को घेर लिया और उसका मार्ग रोककर 
गर्जेन करते हुए, वे दुर्मति कहने लगे--हम देवासूरो को देखने के निमित्त (पर्वत सौपने 
के निमित्त) ही तो तुम जा रहे हो । अब इस पर्वत को लिये कहाँ जा रहें हो ?' तब 
हनुमान्‌ उनको देखकर आँखों से प्रलय-काल के अग्नि-स्फुलियों को विकीर्ण करते हुए काल- 
चक्र के आकारवाली वज्ञ-सम कठोर अपनी पूछ को भयकर गति से घमाते हुए उससे 
उन राक्षसों पर प्रहार करने लगा । तब राक्षसों ने भी (अपने शस्त्रो से) हनूमान्‌ को 
अच्छी तरह मारा । तब हनुमान ने कुछ राक्षसों को पद-प्रहार से मार डाला, कुछ राक्षसो 
को अपनी पूछ के आधातों से मार गिराया, अपनी भयकर मुष्टि के आघातो से कुछ 
राक्षतों का सहार किया, अपने नाखूनों से कुछ राक्षसों को चीर डाला, अपने भयकर 
गर्जन-मात्र से कुछ राक्षसों को गिरा दिया और अपनी परुष तथा उम्र दृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों 
के प्राण हर लिये । भहाशक्ति-सपन्न हनुमान्‌ ने ऐसा भयकर युद्ध करके, अपने अनुपम 
पराक्रम से उन राक्षसों की सेना को इस प्रकार तितर-बितर कर दिया, जैसे सूर्य हिमशिखरो 
को शीघ्र नष्ट कर देता है । इसके पदरचात्‌ हनूमान्‌ आकाश-मसार्म से जाने लगा, तो देवता 
तथा गधव उसके बाहुबल की प्रशसा करते हुए उसपर पुष्प-वृष्टि करते लगे । हनुमान 
अत्यधिक वेग से जाकर उस पर्वत को यथास्थान प्रतिष्ठित करके शीघ्र रघुराम के पास 
लौट आया और पर्वत को लाने तथा उसको पुन प्रतिष्ठित करने के सबंध में उनपर 
बीती हुई विपत्तियो को कह सूताया । तब राम ने बड़े हफं से वायू-पुत्र का आलिगन 
कर लिया । 


तदनंतर सभी कपियो ने एकत्र होकर ऐसा सिहनाद किया कि सारी लका व्याकुल 
हो उठी । आकाश में टिमटिमानेवाले तारे एक-एक करके ऐसे लुप्त होने लगे, मानों 
दशकठ के पुण्य के चिह्न एक-एक करके लुप्त होते जा रहे हो। निदान, सूर्योदय हुआ 
ओर दैत्यों के दारुण रोष एवं गर्वाधकार के साथ-साथ अन्धकार भी दूर हुआ । वानरों के 


रएद्धकांड कए९ 


मुख-कमलो के साथ ही सरोज भी विकसित हुए | हावक्तिहीन दनुजों के मुख-कैरवों के 
साथ-ही-साथ पृथ्वी पर करव भी मुरका गये । सूर्यवशाधीश राम के प्रताप-सूर्य के साथ- 
ही-साथ सूर्यबिम्ब भी प्राची दिशा में दिखाई पडने लगा । 

तब राम ने सौमित्र को देखकर अत्यन्त आनन्द से भरे हृदय से कहा--हे सद- 
गुणशील, सौमित्र, तुम बच गये, सचम्‌च यह मेरा सौभाग्य है ।' राम के इन प्रशसापूर्ण 
वाक्यो को सुनकर लक्ष्मण राम को प्रणाम करके बोले--हे देव, क्‍या आप प्राकृतजन हे ? क्‍या 
आप दीन है, क्‍या आप निर्धन या क्षुद्र है ? आप अपने महत्त्व को भूलकर ऐसे दीन 
वचन क्‍यों कहते हे ? हे लोकेश, दण्डकवन में आपने मुनियों को जो वचन दिये थे, उनका 
स्मरण कीजिए । आपका विश्वास करके आये हुए इस विभीषण से आपने जो प्रतिज्ञा की है, 
उसका विचार कीजिए और आज सूये के अस्त होने से पहले रावण का सहार कीजिए । 
इन बातो को सुनकर राम ने कहा--ऐसा ही होगा' और रण-विक्रम-दीप्ति से भासित 
होने लगे । 

१३३, रावण का शुक्राचार्य से परामर्श करना 


इस वृत्तान्त को सुनकर रावण मन-ही-मन चिन्ता से व्याकुल हो उठा और अपने 
समस्त पराक्रम को तजकर दीन हो छुक़ाचार्य के पास पहुँचा । उनको बडी भक्ति से 
प्रणाम करके रावण ने कहा--हे गुरुदेव, रघुराम की निशित (तीक्ष्ण) बाणार्नि ने मेरे 
सगगे-सबधियो, पुत्रो तथा भाइयों कों जलाकर भस्म कर दिया है और प्रलय-काल की अग्नि 
के समान अमोघ दिखाई पड रही है । वह दुर्वार दीखती है और युद्ध में सबका सहार 
कर रही है । मे अब कैसे बच सकगा । कुंपया बताइए। तब छुक़ाचार्य ने कहा--हे 
रावण, तुम व्याकुल क्यो होते हो ? ऐसे कितने ही उपाय है, जिनके द्वारा महान्‌ युद्धो 
में भी नरो को जीता जा सकता हैँ। केवल इस' बात की आवश्यकता है कि तुम विना 
विध्त के हवन पूरा करो । हवन करने से हवन-कुड से भयकर सग्राम के योग्य श्रेष्ठ रथ, 
अदव, भयकर खड़ग, शर, चाप तथा कवच तुम्हें मिल जायेंगे । उनकी सहायता से तुम 
नरो को जीत सकते हो । बे अस्त्र-शस्त्र तुम्हें अवश्य विजय प्रदान करेंगे ।! इतना कहकर 
शक्राचा्यं उसे हवन के लिए आवश्यक मत्रो का उपदेश किया और हवन-विधि आदि बता- 
कर विदा किया । 

शक्राचायं की आज्ञा लेकर रावण अन्तपुर को लौट आया ओर नगर की रक्षा 
करनेवाले महान्‌ शक्ति-सपन्न राक्षस-वीरों को सावधान किया । उसके पदचातृ उसने सिह- 
द्वारा को बद कराया और उनकी रक्षा के लिए अपनी चतुरगिणी सेना को नियुक्त किया। 
फिर, उसने यम-सदृश् आकारवाले तथा उद्धत शूर विद्युज्जिकह्न नामक एक वीर राक्षस 
को बूलाकर कहा--तुम अपनी सेना के साथ बडी तत्परता से नगर की रक्षा करते रहो। 
असावधान मत रहो और अपने स्थान से किसी भी दशा में मत हटो ।' 


१३४. पाताल-होम 
उसके पदचात्‌ रावण ने हवन का अनुष्ठान करने के निमित्त, पाताल-गुफा में ऐसे 
प्रवेश किया, मानो मृत्यु के मुँह में ही प्रवेश कर रहा हो । वहाँ पर बड़ी निव्चलतां के 


8३30 ऐएंगनशथ एयर 


साथ हवन-कर्म के लिए अनुरूप रक्त वस्त्र, रक्त माल्य तथा रक्त चदन धारण किया, 
दक्षिण दिशा में सिद्ध की हुई होम-वेदी की चदन-पुष्पों से अर्चना की, अग्नि को 
प्रतिष्ठित किया, विधिवत्‌ होम-मत्रों का उच्चारण करते हुए, पैने अस्त्रों को परिधि के रूप 
में सजाया, पीपल और भिलावा आदि समिधाओ को बार-बार जलाया, सरसो, दूर्वा, 
खील, ग्ग्गुल, अगरु, घी, मधु, ताडी, खून, दही, परमान्न, दर्भ, प्रवाल, भेड, मछली, गीध, 
वराह आदि की बलि क्रमश देते हुए उस महावेदी के समक्ष तिरचल ध्यान में मग्न 
रहा । 

उस' समय उस ग्रफा से भयकर धुएँ का समूह, पवत्त के सघात से बिजलियो को 
गिराते हुए समस्त आकाश में ऐसा व्याप्त होने लगा, सानो रावण के सभी पाप एकत्र 
होकर आकाश की ओर उठ रहें हो । यह देखकर देवता त्रस्त हुए, मुनि भयभीत हुए, 
दिक्‍्पाल सञ्नमित हुए और वानर भय-विह्नल हुए । उस धुएँ को देखकर विभीषण ने 
राम से कहा--हें देव, रण में आपका सामना करके, आपके समक्ष खडे रहने में अपने को 
असमर्थ पाकर रावण कपट-कर्म के द्वारा आप पर विजय प्राप्त ,करने के निमित्त हवन कर 
रहा है । वह देखिए, हवन-कुड से निकलनेवाला धुओं समस्त आकाश में व्याप्त हो रहा है। 
यदि इसकी इच्छा के अनुसार हवन निर्विष्न समाप्त हुआ, तो लोक-भयकर रावण को 
जीतना देवासुरो के लिए भी असभव हो जायगा । अत, इस हवन में विध्त डालना ही 
चाहिए । इसके लिए आप शीघ्र वानर-वीरो को भेजिए । 


से 
में 


उसकी मत्रणा स्वीकार करके राम ने वानर-वीरो को (हवन में विध्न डालने के 
लिए) भेजा । तब असमान बलवान्‌ गवाक्ष, तार, शरभ, क्रथन, शतबली, नल, गवय, मैन्‍्द, 
गधमादन, हनुमानू, पनस, अगद, कुमुद, ज्योत्तिमूख, गोमुख आदि दस' करोड उद्भट 
रण-विक्रमी' तथा प्रतापी वानर अत्यधिक क्रोध से आकाहा-मार्ग से लका में पहुँच गये । 
अपने हुकारो तथा पदाघातों से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, दिग्गजों को कुचलते हुए, 
आकाश को कपित करते हुए, उन साहसी तथा उत्साही वीरो ने प्रचंड गति से राक्षसों 
पर आक्रमण किया और नगर की रक्षा करनेवाले कई बलवान्‌ राक्षसों को छिन्न-भिन्न 
कर दिया और द्वारपालो को करता से मार डाला, अपनी विज्ञाल शक्ति से द्वारो को 
च्र-चूर कर दिया और अत्यत शीघ्रता से नगर में प्रवेश किया । कुछ पर्व॑ताकार वानर तुरत 
दकानन का अन्वेषण करने लगे, कुछ रथश्ालाओ में प्रवेश करके रथो को चूर-चूर करने 
लगे, कुछ गजशालाओ में जाकर अपने मुष्टि-चातो से गजो के सिर फोडने लगें, कुछ 
अद्वशालाओ में प्रहुंचकर अपने भयकर नखो से घोडे के शरीर चीरने लगे, कुछ वानर 
घोडो (शूलको) को नष्ट-अष्ट करने लगें, कुछ शस्त्रागारों में पहुंचकर दास्त्रास्त्रो को खडित 
करने लगें, कुछ भाडार-घरो में पहुँचकर वहाँ की चीजों को बाहर फेंकने लगे । दूसरी 
ओर कुछ वानर अपनी प्रचड शक्ति से भूलते हुए तोरणों को तोडते थे, स्वर्ण-कलशो 
तथा स्वणं-हम्यों को पृथ्वी पर गिरा देते थे, कुछ वानर राक्षसरों को यत्रणा देते हुए 
कहते थ--'उस' जगत्‌-द्रोही (रावण) को बाँधकर लाओ, कुछ वानर घरो में घुसकर, 
राक्षमों को उनकी पत्लियो तथा सुतो के हाहाकार के बीच बाहर खीचकर लाते थे और 


युद्धकांड 8३९ 


उनके सिर काट डालते थे। वानरो के ऐसे पीड़ित करने से सारा राक्षस-नगर भयभीत हो, 
दीन तथा व्याकुल दीखने लगा । वानरो से प्रपीडित घोडो की हिनहिनाहठो, गजो के 
भयकर चिंघाडो, वृद्धा तथा बालाओ के दीन बविलापो तथा कपियों के सिंहनादो के व्याप्त 
होने से सारी' लका प्रलय-काल में दीप्त होनेवाली वडवाग्नि की ज्वालाओं से भयभीत 
हो गर्जन करनेवाले समुद्र की भाँति, हाहाकार करने लगी । 

इसी समय सूर्योदय हुआ । वानरो ने सब स्थानों में रावण को ढूँढा, किंतु वे 
कही भी उसको देख नहीं सकने के कारण सभ्रमित हो गये । तब विभीषण की चतुर 
पत्नी सरमा ने, अपने पति के हित का विचार करके बडी उद्विग्ताा से, हाथ के संकेत 
से अग॒द को रावण के रहने का स्थान बताया । तुरत उस वीर ने कुद्ध होकर उस गुफा 
के मुंह पर स्थित शिला को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया और अपने महान 
पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, अपने बाहुबल से राक्षसों को भयभीत करते हुए अदर प्रवेश किया 
ओर हवन-करमम में निश्चल निष्ठा से लगे हुए तथा विविध मत्र-तत्रो में लगे रावण 
को देखकर चिल्ला उठा--मेने रावण को देख लिया | श्षीत्र चले आओ ।' यह सुनकर 
अनिलकुमार आदि राक्षस बडे वेग से गुफा की रक्षा करनेवाले राक्षसों को मारकर अदर 
चले आये । तब उन्होने अकेले हवन करनेवाले रावण को देखा और बडे क्रोध से कहने 
लगें--विना किसी को साथ लिये यह अकेले फेस गया है । हम इसका हवन कर देंगे ।' 
यह कहकर वानरों ने हवनकुड के चारो ओर रहनेवाले कलश-समिधाएँ, हाथी, मुर्गा, 
जबूक, अरब, ऊँट, कुत्ता आदि जानवरो के मस्तक, घी तथा मधु के पात्र आदि होमकुड 
में फेंककर सिहनाद किया । यह देखकर राक्षस भयभीत हुए। फिर, वानर उस पापी 
रावण के अगो पर होमकुड के अगारो की वर्षा करने लगे और जलते हुए मशाल उठाकर 
राक्षतों पर फेंकने लगे । एक वानर ने रावण के हाथ के ख्ुक-खवा को बलातू खीचकर 
उन्ही से रावण पर प्रहार किया । कपियो के इस प्रकार के आक्रमण के कारण रावण 
की निष्ठा डोल गईं । फिर भी विना विचलित हुए या विना क्रुद्ध हुए वह निष्ठा में 
ऐसे निमग्न रहा, मानो वह सोया हुआ पर्वत हो । 


१३४. अंगद का मंदोदरी को रावण के पास घसीठकर लाना 
तब यूद्ध-कला-कुशल, दुर्जय तथा अगदों से अलकृत बाहुओं से विलसित अग॒द, 


शीघ्र रावण के अत पुर में पहुँचा और रानियो के निवास में प्रवेश किया । वहाँ उसने 
उमडते हुए दुख से सतप्त होनेवाली मदोदरी को देखा । उसका सूजा हुआ लाल मुख-चढद्र, 
उसके कर-पल्‍लव पर ऐसा टिका हुआ था, जैसे रोहिणी से अलग हुए चद्र को तरुण पल्‍लव- 
शय्या पर पहुँचा दिया गया हो । वेह अपने बधुओ के साथ यह सोचकर व्याकुल हो रही थी 
कि घोर युद्ध में कुभकर्ण आदि मरे, महावीर तथा घोर विक्रमी पुत्र सब नष्ट हुए, 
केवल मेरे पति बच गये है; भला वे क्‍या रघुराम को जीत सकते है ” वह मन-ही-मन 
इन्रजीत की मृत्यु का स्मरण करके रो रही' थी । रमणीय मणि-सदिर में बेठकर शोक 
करनेवालीं रमणी मदोदरी की सुदर वेणी को बलात्‌ पकडकर अगद उसे खीचने लगा । 


तब उस मृगनयनी के मुख-चद्र की काति ऐसे मलिन पड गई, जैसे ग्रहण के समय राहु से 


३९ रंग्नशथ राय/यर 


घिरे हुए चद्र-मंडल की काति मलिन पड जाती है। उसके बालो में सजे हुए सुरभित 
सल्लिका-कुसम पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगे, मानो रावण के कीत्ति-्कुसुम ही गध-हीन हो 
पृथ्वी पर गिर रहें हो । उसकी माँग में पिरोये हुए मोती भय एवं क्रोध से ऐसे गिरने 
लगे, मानो रावण की राज्य-लक्ष्मी' ही सीमत-वीथी से च्यूत हो रही हो । उसके लाल 
मुख-कमल के नील अलक, ऐसे बिखर गये, मानो राक्षसों की लक्ष्मी के मुख-कमल के आश्रित 
अमर बिखरकर उड रहे हो । उसके दोनो कर्ण-कुडल टूंटकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, 
मानो मगलप्रद श्रेष्ठ आभूषण रावण की लक्ष्मी के कानों में रहने की इच्छा न रखने से 
गिर रहे हो। उसकी आँखो से काजल से युक्त अश्रवु ऐसे गिरने लगे, मानो वे दनुजेश्वर 
के अपयश की धाराएँ हो । उसके मणिमय आभूषण ऐसे दूटकर गिरने लगे, मानो राक्षस- 
राज के लिए अपछकुन सूचित करनेवाली महान्‌ उल्काएँ गिर रही हो । उस रमणी के 
घमं का निमंल आवरण-रूपी कचुक के शिथिल होने से उसके उन्नत स्तन-कलश ऐसे 
विचलित हो उठे, मानो रावण की' इस लोक की तथा परलोक की' उन्नति ही विचलित हो 
गई हो । उसकी तनू-लता ऐसी कुचल गईं, मात्रो देव-शत्रु रावण की गृण-लता ही कुचल 
गईं हो । उसकी मेंखलावली का बधन ऐसे खुल गया, मानो पवित्रात्मा राम के द्वारा 
राक्षसराज के कमें-बधन ऐसे ही कट जायेंगे । उसके चरण-नूपुर निनाद करते हुए एक- 
एक करके ऐसे छुटकर गिरने लगे, मानो प्रमद राक्षसराज-पद की सन्धियाँ चटक गईं हो 
और उसकी' विमल कीत्ति खड-खड होकर गिर रही हो। इस प्रकार, जब अगद क॒द्ध होकर 
मदोदरी को राक्षसेश्वर के समक्ष घसीटकर लाने लगा, तब राक्षस-वधुएँ आत्तंनाद करने 
लगी और कारागार में पडी हुई देव-स्त्रियाँ हर्षित होने लगी । 


तब मदोदरी शोक-सतप्त हृदय से दानवेंद्र को देखकर कहने लगी--हे देव, इंद्र 
को परास्त करनेवाली' आपकी' शक्ति कहाँ लुप्त हो गई ? क्‍या, आज बचद्रहास की धार 
कुठित हो गई ? प्रमथ-गणो से युक्त शिव के साथ कैलाश पर्वत को उठाने का आपका 
दर्प कहाँ चला गया ? तीनो लोको को आपने जीत लिया था, ऐसी शक्ति को आप क्‍यों 
त्याग रहे हे ”? यदि मुझे त्याग कर इद्रजीत इद्रलोक में नहीं गया होता, तो क्‍या, वह 
मुझे इस दया में देखते हुए चुप रहता ” यदि मेरा पुत्र जीवित रहता, तो कया, में ऐसी 
नीच दुर्देशा को प्राप्त होती ? शत्रु इस प्रकार मेरा अपमान तथा उपहास कर रहे है 
और आप देख तथा सुन रहे है । क्‍या, आप निलेज्ज वधिर हो गये है ” आपका यह 
हवन किस काम का ? आपकी यह निष्ठा किसलिए ? इन आहुतियों ने स्वयं आपकी 
पूर्णाहुति कर दी' । बृद्धिमान्‌ होकर भी आप राम की बाणाग्नि से दग्ध हो जायेंगे । कुटिल 
क्रियओ से जब कोई प्रयोजन नही है । अब उन्हें त्याग दीजिए ।” इन बातो को सुनकर 
दक्षकठ क्रोध से भभक उठा । उसने अपने हाथ की आहुति पृथ्वी पर फेंक दी । मिष्ठुर 
क्रोध से उसकी भौहें तन गई । वह यमराज के समान भयकर रूप धारण करके उठ 
खडा हुआ । अपने भीषण खड़ग को खीचकर उसने अनुपम रत्नो के अगदो से विलसित 
अगद पर प्रहार किया और अपनी पत्नी को उसके हाथों से छुडा लिया । तब खुली' हुई 
वेणी तथा उतरे हुए मुँह से दुख प्रकट करती हुई वह दैत्य-रमणी अत'पुर को चली गईं। 


युद्धकांड 888 
उसके पदचात्‌ हनुमान अपनी भयकर मृष्टि से दशकठ के सिर पर कठोर प्रहार 
किया । इतने में वालिपुत्र सँमल गया और रावण पर कठोर प्रहार करके फिर गिर पडा । 
इस प्रहार से रावण लाल रक्त से भीगे हुए एक लाल पर्वत की भाँति दीख रहा था । 
फिर भी, उसने भयकर क्रोध के आवेश में आकर अगद पर गदा का प्रहार किया, हनुमान्‌ 
पर अपने तेज खड्ग को चलाया, नल पर शर-प्रहार करके उसको ऐसे दबा दिया, जैसे अकुश 
के प्रहार से गज को भुका दिया हो, मूसल का प्रहार करके नील को दंड दिया, शक्ति 
के प्रयोग से शतबली का दर्प चूर कर दिया, वज्ञ-सम मुद्गर तथा बाणों को चलाकर 
द्विविद तथा मैन्द को गिरा दिया । तब वानर-वीर आश्वयंजनक वेग से अपनी सेना में 
जा पहुँचे । 
अनिलकुमार ने राघवेश्वर के समक्ष पहुँचकर हाथ जोडकर प्रणाम किया और 
कहा-- हे देव, हम दानवेंद्र का हवन अ्रंष्ट करके लौट आये है । यह सुतकर रघुराम 
मन-ही-मन बहुत हषित हुए । 
वहाँ देत्येंद्र शीघ्र अतपुर में गया और अपार शोकाग्नि में जलनेवाली मंदोदरी 
को देखकर कहने लगा,--हे प्रिये, विधि-विधान के सबंध में मन-ही-मन ऐसे शोक करने 
की क्या आवश्यकता है । आज मे युद्ध में राम का वध करूँगा । यदि इसके विपरीत 


वह मेरा सहार कर डाले, तो तुम भी जानकी को मारकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर 
जाना । 


१३६ रावण को मन्दोदरी का राचव की महिसा बत्ताना 

तब वह रमणी अपने पति को देखकर कहने लगी-- हे राक्षसेंद्र, आप रघुराभ को 
यूद्ध में जीत नहीं सकते । आप ही क्यो, देवासुर भी मिलकर उन्हें जीत नहीं सकते । 
आप उन्हें एक साधारण राजा मत मानिए । वे पुराण-पुरुष हे । उन्होने पूर्वकाल में मत्स्या- 
वतार लेकर सौमक का सहार किया और श्रुतियों का उद्धार किया था । उन्होंने कमठ 
का रूप लेकर मदराचल' को अपनी पीठ पर धारण किया था। वराह का अवतार लेकर 
उल्होने हिरण्याक्ष का सहार करके पृथ्वी का उद्धार किया था । उन्होने नृसिह का रूप 
ध्रकर क्रद्ध हो नीच राक्षस का वध किया और प्रह्लाद की रक्षा की थी | वामत का 
अवतार लेकर उन्होने बलि से याचना करके उसे बाँधा था । जमदरग्नि के यहाँ जन्म लेकर 
उन्होने महाश्र कात्तवीर्य का सहार किया और समस्त ससार को कश्यप ब्रह्मा को दान 
में दे दिया । अपनी समस्त दाक्ति को एकत्र करके, अब तुम्हारा सहार करने के निमित्त, 
अपना तेज चारो ओर व्याप्त करते हुए उन्होने दशरथ का पुत्र होकर जन्म लिया है । 
उनत्तकी महिमा तथा उनके कार्यों का वर्णन में कैसे करूँ ? इसी राम ने अपने बाल्य-काल 
में अपने महान्‌ विक्रम तथा विशाल शक्ति का परिचय देते हुए कौशिक के यज्ञ की रक्षा 
ऐसे की' कि कौशिक तथा अन्य प्रमुख दिक्‍याल भी उनकी प्रशसा करने लगे । फिर, उस 
मनि से उन्होने शत-सहस्रादि सख्या में दिव्यास्त्र प्राप्त किये । उन्होंने जनक को सतुष्द 
करते हुए अपनी अनुपम शक्ति का परिचय देकर शिव-धत्ुष का भग किया और दैव- 
नियोग से वैदेही को अपनी धर्म-पत्नी के रूप में स्वीकार किया । उसी राम नें भागव राम 

५४५ 


9३8 रैगन7थ एमप|्यम 


का गर्व-भंग करके अपने बाहुबल' का परिचय दिया । अपने पिता की आज्ञा सें वे मुनि- 
वृत्ति स्वीकार करके वनवास करने आये हे । उन्होंने अपनी प्रशसनीय शक्ति से विराध 
का वध किया, शूर्पणखा को दंड दिया और अपने चरण-स्पशं से दण्डक वन की भूमि को 
पुण्यभूमि बना विया। उन्होने खर, दृषण आदि वीर राक्षसों को उनके चौदह सहस्न सैनिको 
को साथ मार डाला, मारीच का सहार किया और भयकर आकारवाले कबध का वध 
किया । जिस वालि ने आपके पौरुष को कुठित करके, अपनी पूछ से आपको बाँधकर 
चारो समुद्रों में डुबोकर अपनी अनुपम शक्ति का परिचय दिया था, उसे एक ही बाण से 
गिराकर, सग्रीव का राजतिलक कर दिया । अपने बाणों की अग्नि-ज्वालाओ से समुद्र को 
सखा दिया । यूद्धभमि में कुभकर्ण का सहार किया । इतना ही नही, लक्ष्मण ने युद्ध में 
अतिकाय तथा इद्रजीत का वध किया । राम भूपाल कदाचित्‌ ही कभी क्रोध करते हे । 
यदि वे क्रद्ध हो जायें, तो इद्रादि देवता भी उनके समक्ष खडे नहीं रह सकते। हें दैत्यनाथ, 
ऐसे वसधेदवर की पत्नी को धोखे आना क्या, आपको उचित था ? क्‍या आप राम 
को नित्यसत्व को नही जानते ”? क्या, आप उनकी महिमा से परिचित नहीं है ? न जाने 
किस पाप का फल है कि राम की दाक्ति की श्रेष्ठा आपको सूभती नहीं है । हे देव, 
अब भी आप जानकी के साथ-साथ अपने समस्त राज्य को राम को समर्पित कीजिए और 
उनके निष्ठर बाणों की अग्नि-ज्वालाओ से अपने को बचा लीजिए । अबतक हमने राज- 
भोग का अनुभव किया, यही पर्याप्त है । अब हम तपोवृत्ति स्वीकार करके वनो में 
विचरण करेंगे। यदि आपका अत हो जायगा, तो में आपके साथ अग्निमुख में गिरकर 
जल भी नहीं सकती, क्योकि मेरे पिता ने मुझे यह वर दिया है कि जरा-मत्य मेरा स्परो 
नही करेंगी । अब में राज-सुख भोगना नहीं चाहती । आप इस मार्गे का त्याग कीजिए । 
मेरे पिता का वर दुस्‍्तर है । अब मृभे या तो सरमा की या जानकी की सेवा करनी 
पडेगी ।” 


4 


तब दशकठ उस पिकबेनी को देखकर उत्कट क्रोध से कहने लगा-- हे सुदरी 
तुम इतना दुखी क्यो होती हो ” क्या, मेरी दशा इतनी दीन हो गईं है ? पुत्र, बधु, 
मित्र, सेवको का वध कराने के परचातू, देव-दानवों को भी भयभीत करनेवाले अपने प्रताप 
को तजकर, मे केवल अपने प्राणों की रक्षा क्यो करूँ ? इन्द्रजीत जैसे पुत्र का वध कराने 
के पश्चातू, मे जीवित क्यो रहें ? मेने गरड, उरग, अमर तथा गधों को जीत लिया है, 
पुण्यात्माओं का विनाश किया है और तपस्वियो का वध किया है । अब यदि में स्वय 
तपस्वी बनने जाऊँ, तो क्या सभी तपस्वी मेरा उपहास नही करेंगे ”? इसलिए हे कमलाक्षी 
तुम्हारे ये वचन आचरण करने योग्य नहीं हैँ । अब में किसी भी प्रकार से हो, राघवों 
का वध कर ही डालूगा । अनुपम बल से समन्वित, में किसी भी द्शा में सीता को नहीं 
दूँगा । यदि में राम के बाणों से मारा जाऊंगा, तो में जिस वैकुठ की इच्छा करता हूँ 
वह स्वय मेरे समक्ष आ जायगा । हें सूदरी, तब मुझे न तुम्हारी आवश्यकता रहेगी, न 
इस लंका की । में अपनी इच्छित मुक्ति-पथ को प्राप्त करूँगा । मेरी मृत्यु के पद्चात, 
तुम शुभलक्षण श्री से रहित हो सूर्य-विहीन कमलिनी की भाँति, शशिहीन कुमुदिनी की 


खुछुकोड 8३५ 


भाँति रहना ।” यह सूनकर मदोदरी लज्जा से अभिभूत हो प्रत्युत्तर देने से भयभीत होती 
हुई चुप हो गई । 


१३७. रावण का तृतीय युद्ध के लिए प्रस्थान 

उसके पद्चात्‌ रावण अत्यधिक उत्साह एवं हे से युद्ध की तैयारियाँ करने लगा । 
उसने आदित्य को त्रस्त करते हुए तथा ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए रण-भेरी का निनाद 
कराया और सेना को एकत्र करने के लिए भटो को भेजा । फिर, उसने अपनी विशाल 
भूजाओ को रत्न, केयूर तथा ककणों से अलक्कत किया, इंद्र आदि देवताओं को जीतने के 
उपलक्ष्य में स्मारक-स्वरूप एक वीर-ककण पहना, अपने सभी करो में भयकर चद्रह्मस, 
घतुष, बाण, गदा तथा चक्रो को धारण किया और अपने नेत्रों से क्रोधाग्नि की काति 
को चारो ओर व्याप्त करते हुए बाहर निकला। फिर, वह अच्छी तरह निर्मित सोलह 
चक्रवाले दो करोड क्षुद्र घटिकाओ के लिनाद से भयोत्यादक तथा एक सहस्न घोडे जुते हुए 
रथ पर इस' प्रकार आरूढ हुआ, मानो राम के दारो से मृत होकर वैकुठ के रथ पर आरूढ 
हो रहा हो । महान्‌ बलशाली' तथा रथ-कला-निपुण कालकेतु उस रथ को चलाने लगा । 
रावण के ऊपर अनेक चढद्रिका-सम उज्ज्वल छत्र तने हुए थे । रावण के श्रेष्ठ साहस का 
परिचय देनेवाले, राहु के मस्तक से अकित तीन ध्वजाएँ, आकाश का स्पर्श करती हुईं ऐसे 
फंडफडा रही थी, मानों सूर्य-मडल एवं चद्र-मडल को निगलने के लिए उद्चत राह्ुत्रय हों । 
(सेना की) भेरी, मृदंग आदि के गभीर निनादो से समुद्र उमडने लगे और उनके उमडने 
के प्रयत्न के फलस्वरूप पृथ्वी' काँप उठी । रावण के साथ ही साथ, गज, अह्व, रथ एवं बल- 
दशाली तथा उद्भठ भठो का समूह भी निकला और सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया । 
उस सेना के साथ ही प्रलय-काल के आदित्यो की भाँति अद्भुत शौय के साथ खड़्गरोम, 
व्‌ श्चिकरोम, सपैरोम तथा अग्निवर्ण नामक राक्षस भी युद्ध के लिए निकल पड़े । तब 
सारे समृद्र क्षुब्ध हुए, समस्त लोक भयभीत हुआ, दिग्गज धँंस गये और सभी कुलपर्व॑त 
काँप उठे ।.. 

इस' प्रकार की युद्ध-सज्जा के साथ जब रावण” निकला, तब आकाश में देवता उसे 
देखकर आपस में कहने लगे--“रावण जिस समय इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए 
क्रोध से निकल पडा था, उस दिन भी उसकी' युद्ध-सज्जा तथा क्रोध आज के समान नहींथें। 
आज अवद्य वह अपनी सारी शक्ति के साथ लक्ष्मण से युक्त राघव पर आक्रमण 
करेगा । ऐसा सोचते हुए रत्नमय विमानों में आरूढ हो सभी देवता एकटक हो रण की 
गति देखते लगे । वानर-सेना-रूपी अरण्य को जलाने के लिए आनेवालें दावानल की भाँति 
अत्यधिक बेग से आक्रमण करनेवाली राक्षसों की सहस्नो सेनाओ को देखकर वानर-वीरो ने 
अगद के साथ अद्वहास' करते हुए बड़े उत्साह से सिह-गर्जेन किया । फिर, विद्ञाल वृक्षो, 
भारी पर्वतों तथा गिरि-श्ूगो को उठाये हुए पर्वताकार वानर-सैनिको ने राक्षस-सेता पर 
इस प्रकार आक्रमण किया, जैसे दक्षिण समुद्र तथा उत्तर समुद्र एक दूसरे से टकरा गये हो। 
तब दानवो ने क्रोध से जलते हुए दहाडो, धमकियो तथा हुकारो के नितादों से आकाश 
को भरते हुए अपने मदमत्त गजों के समूह को उनके ऊपर चलाते हुए बहुत वेग से जानें- 


9३६ रैगन/थ एयायर 


वाले अश्वों को, उनपर दौड़ाते हुए रथो को अधाधुध चलाते हुए, पैदल सेना से उन पर 
भयकर आक्रमण कराते हुए, उनका सामना किया । फिर, उन्होंने करवाल, मूसल, मुद्गरः 
परश्‌, तोमर, शर तथा चक्रो से वानरो पर प्रहार किया और उन्हें काटा, चुभोया, रोंदा 
तथा पृथ्वी पर गरिराकर ताना विधि से उनका सहार किया । इस भयकर आक्रमण से 
क्रद्ध होकर वानर-वीरो ने उद्धत रण-कौदल प्रदर्शित करते हुए निकट ही' रहनेवाले पव॑तो, 
असख्य गिरि-श्वगो, व॒क्षो तथा शिलाओ को उठाकर राक्षसों पर फेंका । फिर, घोडो पर 
कूदकर घृडसवारों को पदाघातो से नीचे गिराते, भयकर रूप धरकर गज-समूहो पर पिल 
पडते और पहाडो से उन पर प्रहार करके महावतो को मारते, और हाथियो के कुभ-स्थल 
पर ऐसा प्रहार करते कि हाथी पृथ्वी पर गिर पडते । फिर वे अह्वो, सारथियो तथा 
रथिको के साथ रथो को एकदम ऊपर उठा लेते और उसे रण-मध्य में फेंक्कर उसको चूर-चूर कर 
देते। सारी पृथ्वी उस समय काँप उठती। इतना ही नंही, वे पदचर सेना पर पवंतो तथा 
वृक्ष-समूहों से भयकर प्रहार करते, उन्हें दाँतो से काटते, हथेलियो से मारतें, पैरो से कुचलतें, 
नखो से नोचते, प्‌ छो से अच्छी तरह पीटते और अपने हाथ के मुक्‍्को से उनपर प्रहार करते । 


पनस, नील, अगद आदि प्रमुख वानर इससे सतुष्ट न होकर दुर्वार गति से आकाश 
की ओर उडकर और वहाँ से राक्षस-सेना पर पहाडो की ऐसी वर्षा करते, जैसे प्रलय के 
समय बिजलियो की. वर्षा होती है । इस प्रकार की शैल तथा पाषाणो की वर्षा से राक्षस- 
सेना में हाथी गिरे, महावत जहाँ के तहाँ मरे, अछव पृथ्वी पर लोटने लगे और उनपर 
अश्वारोही गिरने लगे, रथ पिस गये, सारथी समाप्त हो गये, शव रौदे गये, मास-खड बिखर 
गये, मुकुट पृथ्वी पर लोठने लगे, मस्तक फूठने लगे, रक्‍त की धारा बहने लगी, शरीर 
छिन्न-भिन्न होने लगे, अँतडियाँ छितराने लगी और खड़ग टूटने लगे । उस समय वह रण, 
विविध भोग-विलसित पजंन्य* ( मेघ-इन्द्र ) की सपत्ति की भाँति महान्‌ अश्र-मातग* 
( ऐरावत-श्वेत गज ) के मद से सिंचित था, अति रौद् रुद्र-विहार ( कैलास 
पर्वत-श्मशान) की भाँति आहत गज एवं असुरो से युक्त हो पिशाचों के लिए आनद- 
दायक था । अक्षीण राम-कटाक्ष के ,समान प्रेक्षण-हृष्ट-विभीषण * ( देखने में भयकर, देखकर 
सतुष्ट विभीषण) था, कलियुगात के भयकर काल के समान बल-रहित एवं विध्वस्तधर्मा* 
(धर्में-अष्ट, नीति-अ्रष्ट) था; रात्रि के उपरांत विकसित कमलिनी * (सरोवर-कमलिनी') 
की' भाँति शिलीमुखो* ( बाण-अ्रमर ) से आश्रित पुण्डरीक * (कमल-रवेतच्छत्र) समूह के 
समान था, उदार व्यक्ति के सूदर एवं शुभप्रद सदन की भाँति आरक्त * ( अनुरक्त, रक्त 
से सीचे), मार्गगो * ( बाण-याचक ) से परिपूर्ण था, शाइवत-पुण्यमूल नदी के पति 
(समुद्र) की भाँति हरि-शक्ति-निर्मेथित * (साँप से मथित, वानरो से मथित) हो भयकर 
दीखता था और निर्मल वेद-विहित यज्ञ की भाँति देव-लोक के चित्त को प्रसन्न करनेवाला था। 
ऐसे भयकर रण में रक्‍त-सिक्‍्त हो, अँतडियाँ-रूपी प्रवालसमूह, रथ-रूपी नावें, 
टूटकर गिरे हुए रथ-चक्र-हपी कच्छप-समूह, शव-रूपी मगर, कटकर गिरी हुई भूजाएँ-रूपी 
साँप, आयुधो का चूर्ण-हूपी' रेत, गज-समूह-रूपी' विशाल पर्वत, दष्ट्र-हूपी तिमि-तिर्सिगल, 


*चिल्धित शब्द 'श्लिष्ट हे ले ० 


खु्द्धकांड 2३७ 


बृहत्काय अश्व-समूह-रूपी चल एवं उत्तग तरगें, विविध अइवो की लार-रूपी उज्ज्वल फेल, 
घवल आतपत्र-हूपी हस, असख्य मुकुटो की प्रभा-रूपी वाडवाग्ति-शिखाएँ, बिखरे हुए मास- 
खड-रूपी मणियाँ, सतुष्ठ विशाचर, प्रेत एवं वैतालो का अट्वहास-रूपी भयकर घोष, रघुराम- 


चढद्र-रूपी चद्र, उनकी हास्य-द्युति-हपी चढद्रिका से युक्त हो रक्‍्तसमुद्र-रूपी समुद्र, उमड 
रहा था । 


१३८, वानरों के द्वारा खड़गरोम आदि राक्षसों का वध 

तब हनूमान्‌ को असुरेंद्र पर आक्रमण करने के लिए उद्यत होते देखकर पर्वताकार- 
वाला अनुपम साहसी, रुचिर खड़ग से सपन्न, खड़गरोम क्रुद्ध हुआ और कहने लगा--हे 
पवनकुमार, उधर कहाँ जा रहें हो ” उधर जाने की क्‍या आवश्यकता है ? मै तो यहाँ 
हूँ ही, इधर आओ । यह सुनकर पवनपुत्र उसपर कूद पडा और उसके शरीर के रोमो 
के पैने खड़्ग धाराओ में ड्ब-सा गया । किंतु किसी तरह वह उनसे बाहर निकला और 
भयकर रूप धारण करके अपनी उन्नत शक्ति को प्रकट करते हुए, कुलपर्वत की समता 
करनेवाले एक विशाल पर्वत को उठाकर भयकर गर्जन करके उसे उस राक्षस पर ऐसा 
फेंका कि पृथ्वी काँप उठी । कितु उसने अपने रोम-खड़ग की धाराओं से उसको खडित 
कर दिया और वानर-सेना को काठतें हुए हनुमान पर आक्रमण किया । तब हनुमान ने 
एक विशाल पर्वत को उठाकर उस राक्षस-वीर पर ऐसा प्रहार किया कि वह वच्ञ के 
आधात से आहत हौल की भाँति गिर पडा । 


०. 


तब सर्परोम ने भयकर सप॑ की भाँति कुद्ध हो, बडे दर्प से अगद पर आक्रमण 
किया और अपने रोम-सर्प के समूह से उसे पीडित किया । तब अगद ने प्रलय-काल के 
यम की भाँति जलते हुए उस राक्षस पर अपनी हथेली से ऐसा प्रहार किया कि उसका 
सिर फूट गया और रक्‍त की घाराएँं बहने लगी। फिर भी, रोषारिन उगलते हुए उस 
राक्षस ने भयकर रूप धारण करके अगद के अग्रो पर अपने रोम-सर्पों से आघात किया । 
तब अगद ने अत्यधिक क्रोध से उस राक्षस के सिर पर अपनी भयंकर मभुष्टि से प्रह्मर 
किया और उसे नीचे गिराकर पैरो से रौदते हुए उसका सिर तोडकर फेंक दिया । 

तब वृश्चिकरोम ने भीषण रण-कुशल नील पर आक्रमण किया और विष-ज्वालाओ 
को उगलनेवाले अपने रोम-वबृश्चिको के प्रयोग से नील को अत्यधिक पीडा पहुँचाई । इसको 
सहने में असमर्थ होकर नील ने उस दानव की परवाह किये विना एक विद्याल शाल-बृक्ष 
को उसपर फेंका । तब 'उस राक्षस ने अपने विष-भरे रोमनकटको से उस वृक्ष को तोड 
डाला । यह देखकर नील ने क्रोधातुर हो, अपने भयकर बाहुब॒ल का प्रदर्शन करते हुए 
असख्य शाखाओ से यूक्‍त एक विशाल वृक्ष को उखाडा और उससे उत्त राक्षस के वक्ष'स्थल 
प्र ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण जाते रहे । सभी देवता हे से फूल उठे । 

उसके पश्चात्‌ शत्र॒भजक एवं अकुठित पराक्रमी अग्तिवर्ण ने प्रचंड क्रोध से विशाल 
वनो को दुर्वार गति से जलानेवाली दावाग्नि के समान अपने अगो में अगणित अग्नि- 
शिखाओ को दीप्त करके वानर-सैनिको को जलाकर भस्म करते हुए आगे बढा । राम ने 


लि] 


उसे ऋरोधपूर्ण दृष्टि से देखा, वानर-वीरों का पराभव होते भी देखा, करुणादंचित्त 


9३८ रंग्नशथ एयाशयण 


होने के कारण वे उसके अत्याचारों को सहन न कर सके, कितु उसकी भयकरता को देखकर 
सिर कँपाते हुए विभीषण से कहने लगे--हें विभीषण, में अनुमान नहीं कर पा रहा हैं 
कि यह कौन आ रहा है । पता नहीं कि रावण की आज्ञा से स्वय अग्निदेव यद्ध करने 
के लिए आ रहे हे या कोई राक्षस-बीर ही आ रहा है । यह कौन है ? इसका परिचय 
मुभे दो । 

तब विभीषण ने कहा--हे देव, यह अग्निवर्ण है । यह अपने हारीर से अग्नि- 
ज्वालाओ को प्रज्वलित करके पव॑तो को भी भस्म कर सकता है, यह अखड वीर एवं महान 
घमंडी है ।” यह सुनकर राम आदइचर्यचकित हुए । फिर भी, उसके भयकर औद्धत्य को 
देखकर उन्होने उस' पर वारुणास्त्र चलाया । तब उस अस्त्र ने समस्त आकाश को घने बादलों 
से आच्छादित कर दिया और अविराम गति से वर्षा करके उस राक्षस के द्वारा प्रज्वलित 
अग्नि-ज्वालाओ को बृकाकर भयकर ध्वनि के साथ उस राक्षस का वध कर डाला । 

युद्ध में अग्तिव्ण को इस प्रकार गिरते हुए देखकर, रावण ने आँखों से अग्तिवर्षा 
करत हुए, प्रलय-काल के सूर्य की भाँति जलती हुई दृष्टियों से राम को देखकर कहा-- हे 
राम, क्‍या तुम सुझे नहीं पहचानते ? अपने निष्ठुर वज्न् की दुर्वार धारा से कुलपवेतो 
को खडित करनेवाले इद्र भी यदि बर्ड, उद्धतता से अपने देवताओं के साथ यद्ध में मेरा 
सामना कर, तो में उसे भी परास्त कर दूंगा । तब, में तुम्हारी क्या परवाह करूँगा ? 
पया, तुम्हार जैसे क्षुद्र प्राणियों का प्रयत्न मुझे परास्त कर सकेगा ? अब तुम अपनी श्रता प्रकट 
करो और अत तक मेरा सामना करते रहो। में अपने शास्त्रास्त्रो तुम्हें गिरा दृगा और 
तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूँगा। 

रघुराम उस दुरात्मा का प्रलाप सुनकर हँस पडे और मत्त सिंधुर (हाथी) के चिंघाड 
सूननेवाले सिधुरातक मत्त सिंह की भाँति चुप हो रहे । तब रामानुज ने कुद्ध होकर रावण पर 
आक्रमण किया और उस पर भयकर बाण चलाने लगे। तब रावण ने उन शरो को सहज ही खडित 
कर दिया और उनकी परवाह कियें विना भान्‌ पर आक्रमण करने के लिए आनेवाले स्वर्भान 
(राहु) के समान भानृवशाधीश (राम) पर आक्रमण करके दारुण वद्भघर की समता करनेवाले 
णो से उन्हें ढक दिया । तब राम ने क्रोधोन्मत्त हो, अगारो को उगलनेवाले निष्ठुर अस्त्रो को 


उस राक्षत पर चलाया। तब रावण उन बाणों का सामना करने के लिए युद्ध-भूमि के 
मध्य आया। 


१३९, इंद्र का मातलि के द्वारा राम को रथ भेजना 

तब इद्र ने राम को देखकर मातलि से कहा--देवताओ के हित के लिए ही 
राघव राक्षसों से घोर युद्ध कर रहे है । कितु वे पदाति हो पृथ्वी पर खडे है और राक्षस 
रथ पर आरूढ है । ये लोकोन्नत (राम) दुखोंसे पीडित हो उस कुमार्गी के सामने नीचे 
खड हूँ । बेंद-पल्लबवी पर विहरण करनेवाले, सुखी तथा सपन्न व्यक्ति आज कठोर रणभमि 
पर खडे हैँ । कमला के सन-रूपी रथ पर अत्यन्नत सख-राशि में डोलनेवाले आज 
पृथ्वी पर खडे है । अत., हे मातलि, तुम ज्ञीत्र उनके लिए दिव्य रथ पृथ्वी 
पर ले जाओ । 


खुछ्धकोड 9३6 


तब वाय्‌ तंथी भें के वेग से जानेवाले अब्वों से युक्त कनक-दडो में बँधी हुई 
पताकाओ से विलसित, महनीय कातियुक्त मणि-समूहो से जटित, बालसर्य के समान दीप्त 
होनेवाले रथ को लिये हुए मातलि पृथ्वी पर उतर आया और राम के समक्ष खडे होकर 
हाथ जोडे हुए राम से निवेदन किया--हे देव, हे राघव-भूपाल, हे समस्त देवताओं के 
आराध्य, हें भक्त-जन-साध्य, इंद्र ने आपके लिए शर, चाप, कवच आदि से युक्त दिव्य 
रथ भेजा है । अब आप कौशिक की आज्ञा के अनुसार इस वज्ञ-कवच को धारण कीजिए 
और इस दिव्य रथ पर आरूढ होकर इन आयुधो से उस दुर्मदाध राक्षस का सामना करके 
उसपर विजय प्राप्त कीजिए । पूर्बकाल में मेरे सारथी के रूप में रहते हुए इद्र ने समस्त 
दानवो को जीत लिया था ।” तब राम ने विभीषण से परामर्श करने के परचात्‌ उस रथ 
की परिक्रमा की और अपने द्वरीर की उज्ज्वल काति को चोदहो भवनों में आकाश तक 
व्याप्त हुए वानरों के जय-निनादो के बीच, उस रथ पर ऐसे आरूढ हुए, जैसे कमल-बधु 
(सूर्य) उदयाद्वि पर आरूढ होता है । उस समय समस्त आकाश हिलने लगा और शरत्‌- 
कालीन मेघ एवं सध्या के मेंघो की समता करनेवाले गरुड, उरग तथा देवताओं के विमानों 
से सारा आकाश भर गया । इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र सुर, खेचर तथा किन्नर 
अत्यत हर्ष तथा भय से अभिभूत हो कहने लगे--राम-रावण का यह द्द्व दो पव॑तो का 
दरद्व है । ये समुद्रयुगल है, पावकद्वय है, आकाशद्य है । आज ये दोनो आपस में भिड 
रहे हैं । यह समान' जोडी है । न जाने क्‍या होगा ।” विजय की आकाक्षा एवं विजय की 
उत्कट अभिलाषा से राम तथा रावण एक दूसरे से भिड गये । तब समस्त जग कपित हुआ, 
पहाड प्रकपित हुए, दोनो ओर की सेनाएँ आकपित हुई, उनकी दृष्टि-रूपी वज्रभपात से 
बिजलियाँ पिसकर आकाश में बिखर गई , दोनो पक्षो की सेनाओ के सिंहनाद से स्वर्ग 
आदि लोक क्षुब्ध हो उठे । वे दोनो प्रवीण धनुर्धर, अन्योन्‍्य विजय की इच्छा रखते हुए 
अपने रथो को विविध रीतियो से चलाते हुए, सूर्य तथा अग्नि-सम प्रचंड, वज्ञ के समान 
तीक्षण शरो को करो, कठो, पादवों, स्कधो, वक्षो, ललाटो, जाँघो तथा पसलियों पर 
चलाकर एक दूसरे को पीडित करने लगे । वे दोनो आपस्त में भिड़ते, एक दूसरे पर रोब 
जमाते, बाणो से युद्ध करते । उस समय उनकी चाल-ढाल, पराक्रम एवं साहस देखकर 
आइचयं होता था । वे दोनो सफल पराक्रमी वीर जब एक ही समय में बाण चलाने 
लगते, तब यह जानना असभव हो जाता कि कब वें तरकस में रखे तीरो को निकालने 
के लिए अपने हाथ फैलाते, कब शरो को धनुष पर चढाते, कब धनुष की प्रत्यचा खीचते, 
कब लक्ष्य साधते और बाण छोडते । उन दोनो के द्वारा वेग से चलाये जानेवालें भयकर 
बाणो को गितना तो असभव ही हो गया, कितु यह कहना भी असत्य नहीं है कि उनके बाण 
प्रचड कोदण्ड-हपी रवि-मडल से निकलनेवाले चचल किरणो के समान एक के पीछे एक 
चलते थे । धनुविद्या में पारगत तथा अक्षय तूणीरो से सपन्न वे दोनो वीर एक दर के 
पीछे दस शर, दस के बदले सौ शर, सौ के बदले सहस्न शर, सहस्न के बदले दस सहख्र 
दर, दस सहस्र के बदले एक लाख हार, एक लाख के बदले एक करोड प्रतिशर चलाते थे 
और सभी' दर एक ही समय में राम-रावण पर लग जाते थे । 


886 रंगनाथ एयशयर 


१४०, राम का रांवण के बाणों का प्रतिबाण चलाना 

तब देवताओ के शात्रु रावण ने अपने धनुष की डोरी को खीचकर श्षीघ्र गति से 
देव तथा गधों के बाण चलाये । उनके आने का ढग देखकर समस्त अस्त्रो के ज्ञाता 
राम ने विना विलंब किये, देव तथा गधबं-बाणो को चलाकर उन्हें टुकडे-टुकडे कर दिया । तब 
ऋरेषोन्मत हो रावण ने राम पर राक्षस-बाण चलाया । वह बाण उभरी हुई आँखें, दीर्घ 
दष्ट्र, खुरदरे, छोटे तथा घुँघराले केश तथा विशालकाय दानवों का रूप धरकर आगे 
बढा । यह देखकर रघृकुलाधीश ने रोष से वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया और जिस प्रकार 
सूर्य की काति अधकार को नष्ट करती हैं, वैसे ही उसने राक्षस-बाण के प्रताप को नष्ट 
कर दिया । तब रावण ने नागास्त्र का'सधान करके चलाया । उसको चलाते ही, उस' महा 
बाण से दस, बीस, बारह, दो, तेरह, तीन, पद्रह तथा पॉच छिरोवाले भयकर सर्प अपने 
शिरो पर उज्ज्वल कातियुक्त मणियों को धारण किये हुए निकल पड़े । उद्धत गति से 
आनेवाले वे सप॑ ऐसे दीख रहे थे, मानो कि सर्प-सेना राम पर इस' विचार से आक्रमण करने के 
लिए निकली हो कि राम गरुडवाहन हे । अपनी' अत्युज्ज्वल ज्वालाओ को समस्त आकाश 
में व्याप्त करते हुए आनेवाले उन सर्पों को देखकर राम ने गारुडास्त्र चलाया । तब उससे 
गरुड के आकारवाले असख्य बाण निकलें और अपने पो की फडफडाहट से उत्पन्न वायू से 
पवेतो को भी हिलाते हुए वे आगे बढ़े और बीच में ही उन नाग-बाणों को तोड डाला । 
यह देखकर देवता आकाश से हर्ष-निनाद करने लगे । 

उसके पदचात्‌ राघव ने क्रुद्ध होकर दैत्यराज पर अग्नि-बाण चलाया । वह बाण, 
धूम एवं स्फुलिंगों से दिशाओ को जलाते हुए, अपनी' ज्वालाओ को चारो और ब्याप्त करते 
हुए रावण पर आक्रमण करने चला, तो रावण ने भयकर वारुणास्त्र चलाया | तब उस 
अस्त्र ने समस्त आकाश में घनधोर बादल व्याप्त कर दिया और घोर जल-न्वृष्टि करके 
अग्निन्बाण के प्रताप को नष्ट करके भयक्र गर्जन किया । तब राम ने उस शर पर 
वायव्यास्त्र चलाकर उसकी दर्क्ति को नष्ट कर दिया । तब उस राक्षस ने गजमुखास्त्र 
का प्रयोग किया । उस अस्त्र के*प्रयोग से असख्य गज-समूह अपने गड-स्थलो से मद-जल 
की धाराएँ बहाते हुए, राम पर आक्रमण करने चले । तब राम ने नृसिहास्त्र चलाया । 
उस बाण से असख्य सिंह बादलों के समूह के समान अपने घोर गजनों से दिगजो को 
विचलित करते हुए, अपने कुलिश-सम नखो से हाथियों के कुभस्थलो को चीरते हुए उन्हें 
मार डाला । तब' दंवताओ ने राघव की प्रशसा की । 

१४१ रावण का राम पर शृल चलाना 

तब रावण ने कृद्ध होकर प्रलय-काल की अग्नि-ज्वालाओ को उगलनेवाला, समस्त- 
लोक-भयकर शूल उठाया और अपने सिहनाद से पृथ्वी को कॉपाते हुए, समुद्रो को क्षुब्ध 
करते हुए, समस्त दिशाओं को गजायमान' करते हुए, सभी भूतो को भयभीत करते हुए 
कहने लगा--हे राम, इस शूल की अग्नि से में तुम्हें और तुम्हारे भाई को भस्म कर 
दूगा' और जिन वीरों ने यूद्ध में तुम्हारा सामना करके स्वर्ग को प्राप्त किया है, 
उनकी पत्नियो की अश्रुधारा को रोक दूगा । इस प्रकार, कहते हुए राम पर उसने वह 


झुद्धकांडे क७९ 
शूल चलाया । तब राम ने प्रलय-काल की अग्नि पर वर्षा करनेवाले इद्र की भाँति अद्भुत 
तथा पंने बाणों की वर्षा की, कितु उन बाणों से रावण का शूल नष्ट नहीं हुआ । वह 
शूल उन सभी बाणों को खडित करते हुए राम की ओर बढने लगा । तब राम ने देवेंद्र 
की भेजी हुई शक्ति लेकर उस' पर चलाया । तब उस शक्ति ने घटिकाओ का रव करते 
हुए, अग्नि-ज्वालाओ को उगलते हुए, यक्ष, देवता तथा खेचरो को आनद देते हुए, राक्षस- 
लोक को भयभीत करते हुए, मन तथा वायु के वेग से आनेवाले रावण के शूल को भस्म 
कर दिया । तब रावण ने कुद्ध होकर अपने दोनो हाथो में दस धनुष धारण करके भयकर 
गर्जन करते हुए राम को द्ार-वर्षा में डबो दिया | किंतु राम ने अपने एक ही कोदड से 
उसके सभी शरो को काट डाला । तब रावण ने मद मात्सये, अभिमान एवं हठ के साथ 
आँखो से अग्नि की वर्षा करते हुए, रघुराम पर घोर हार-वृष्टि की । उससे सतुष्ट न 
होकर उसने दस बाणों से मातलि को तथा दस और बाणों से अइवो को सज्ञाहीन कर 
दिया और एक विषम अस्त्र को चलाकर रथ की ध्वजा को काट डाला । वानर तथा 
देवता विपुल चिता के भार से विवश-से हो गये । समस्त भुवन भीत हो गया, बृध (ग्रह) 
रोहिणी में पहुंचकर पीडा पहुँचाने लगा । अपने महान्‌ तेज से भय उत्पन्न करते हुए 
मगल ग्रह विशाखा में पहुँच गया । चचल एवं भयकर गति से समुद्र उमडने लगे, उत्तग 
लहरें आकाश को छूते लगी । वाडवाग्नि की लपठें धुएँ के समान ऊपर उठने लगी । 
सूर्यंबिम्ब से टकराती हुई उल्काएँ भयकर दीप्ति के साथ गिरने लगी । सूर्य भी तेजोहीन 
होकर क्षीण प्रकाश से चमकने लगा । 


१४२. अगस्त्य के द्वारा राम को आदित्यहृदय का उपदेश 


मैनाक की भाँति अविचल' होकर दश्कठ जब बडे वेग से बाणो को चलाने लगा, तब राघव 
सभ्रमित हो देखने लगे । तब अगस्त्य मुनि वहाँ आये और राम को देखकर कहने लगे-- 
“हे राम, हे महाबाहुबली, यूद्ध में अवश्य विजय दिलानेवाली, गोपनीय आदित्यहृदय' 
नामक मत्र का आप भक्ति-भाव से अनुष्ठान कीजिए । उस महामत्र के जप से आप अवश्य 
शत्रुओं को जीत सकेंगे । इतना ही नही, वह आयु को बढाता है, दु.ख का दमन करता है 
और समस्त कल्याण का कारण बनता है । हे समस्त सुरासुरो के वच्य, कमल-बधु सूर्य की 
पूजा आपको करनी चाहिए । यही इस ससार के नेत्र-समान है और अपनी किरणों के 
द्वारा समस्त ससार में विचरण करता है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव नें ब्रह्म-कल्प के प्रारंभ 
में सूये का रूप धारण किया था, इसलिए आपको उचित है कि सूर्य को समस्त देवताओं 
का प्राण मानें । जो व्यक्ति इस कमल-बधु की स्तुति करता है, उसे युद्ध में अवश्य विजय 
मिलती है ।” 


इतना कहकर अगस्त्य मुनि अपने आश्रम को लौट गये ।' राम ने बडी भक्ति के 
साथ सूर्य-मत्र का जप किया और महोन्नत शक्ति से विलसित होते हुए, रावण का ओऔद्धत्य 
देखकर क्रोध से अपनी आँखो से अग्नि उगलने लगे । उनकी भौहें तन गई और 
उन्होने रावण के रथ में जुते हुए भयकर अदबो पर श्रेष्ठ बाणों से प्रहार किया और तीन 
शरो से रावण के लल्ाट पर प्रहार करके उसे रकक्‍त-सिक्‍त कर दिया । रक्‍्त-सिक्‍त अगों से 


५ 


9 9९- रंगनाथ एयायरो 


ऐ 


युक्त लंकेबवर तब ऐसा दीखने लगा, मानों रामचद्र के शर-रूपी वसत के आगमन के 
प्रभाव से विकसित तरुण, अरुण अझ्योक वृक्ष हो । तब राक्षसपति ने रोष से राम के 
विशाल वक्ष पर एक सहस्न बाण चलाये । वें बाण काकुत्स्थ-वशज के दरीर में प्रवेश 
करके आइचर्यंजनक रीति से उनके शरीर के पार निकल गये और पृथ्वी में धसकर पाताल 
में प्रवेश कर गये, मानों वे बता रहे हो कि अधम राक्षस के द्वारा प्रयुक्त हो; देवताओ के 
दुर्भाग्य से विचलित न होकर अपनी' विषम शक्ति को प्रकट करते हुए, निर्मेल गुणों से रहित हो, 
धर्म-मागं को तजकर, अपने औद्धत्य से राघव को दुख देनेवाले बाण अधोगति के 
सिवा सदगति कैसे प्राप्त कर सकते है ? क्षतों से बहनेवाले रक्त से राघव लथपथ हो 
गये और प्रलय-काल की भीषण अग्नि-ज्वालाओ की भाँति जलते हुए, आँखों से निकलनेवाले 
अग्निकणों को आकाश-भर में व्याप्त करते हुए प्रलय के समय जहाँ-तहाँ विचरनेवाले यम 
को समान भयकर तेज से युक्त हो, प्रचंड मात्तेण्ड-मण्डल की किरणों के समान तेजस्वी शर- 
समूह को चलाकर रावण के गवें, मद तथा शक्ति का नाश करते हुए उसका सारा शरीर 
ऐसा जर्जर कर दिया कि वह निदचेष्ठ-सा रह गया। रघुराम के बाणों के वेग को 
देखकर रावण निर्वेद से अभिभूत होकर खडा रह गया । 


१४३. राम-रावण का परस्पर दोषारे।पण 


तब प्रताप-भास्कर राघव ने दश्कठ को देखकर कहा---'क्यो रे रावण, निर्वेद से 
चेष्टाहीन होकर तू ऐसे क्यो खडा है ? तू तो कहता था कि में कभी हारूँगा नहीं । वे 
दर्पे-पूणं वचन अब कहाँ गये ? रे दशकठ अपने भाई कुबेर का अपमान करके, एक 
पराये व्यक्ति की तरह उसका पुष्पक विमान ले आना और वन में हमें धोखा देकर सीता 
को चुराकर ले आना, कया ये सब वीरोचित कार्ये हे ? क्‍या, इन्ही कार्यो पर तू गर्ष 
करता था ? अपने पूर्व जन्म के पापो के कारण तू मेरे दृष्टिपथ में पड गया है | अब में 
तेरा सहार किये विना कैसे छोड दू ? में न तुझे छोडंगा और न तेरी लका को छोड"गा, 
चाहे हरिहर और ब्रह्मा ही तेरी सहायता करने के लिए क्यो न आबें, फिर भी मे युद्ध में 
तेरा वध अवश्य करूँगा, तुझे कदाषि छोडगा नहीं । रे रावण, आज मे तेरा रक्‍त- 
मास समस्त भूतो को खिलाऊँगा । तू कर है, अति कामातुर है, दुष्ट-बद्धि है, और देवताओ 
का द्रोही है, इसलिए तू युद्ध-भूमि से भाग भी जायगा, तो भी तेरा पीछा करके तेरा सहार 
करना मेरे लिए महान्‌ पुण्य का कार्य होगा । तेरी मृत्यु अब तेरे निकट आ पहुँची है, 
इसलिए तुझे ऐसी बातें कहने से कोई प्रयोजन नहीं है । आज मे तेरे पराक्रम, बाहुबल 
तथा वैभव को समाप्त करूँगा । क्‍या, तू नहीं जानता कि मेने तेरे भाई भुवन-भयकर खर 
नामक देत्य का सहार किया है | और एक बात में तुभप्ते कहे, तू यदि आज भी जानकी 
को मुझे लौटाकर मेरी शरण माँगो, तो में तेरी रक्षा करूँगा । इसमें सदेह मत कर । 
यदि युद्ध करेगा, तो तेरी विजय असभव है और पराजय निश्चित है । (त्रह्मा के) वर के 
प्रताप से तूने दीर्घ आयु पाई है, कई प्रकार की मायाओ को जानता है। भयकर युद्ध के 
शस्त्रास्त्र रखता है और इद्रादि समस्त दिक्‍्पालों तथा तीनो भुवनों को तूनें जीत लिया है । 
ऐसे वीर का वध आज में अवद्य करूँगा ।” 


खुद्धकोंड 99३ 


रघुराम की ये बातें रावण को अग्नि-ज्वालाओ के समान जलाने लगी। तब दद्दा- 
कठ क्रोधोन्मत्त हो रघुराम से कहने लगा--कदाचित्‌ तुम इस बात के कारण फूल रहे 
हो कि तुमने कुछ क्षुद्र राक्षतों का सहार किया है । तुम मुझे नहीं जानते । मेरी शक्ति 
का परिचय तुम्हें नहीं है । मे ने स्वर्ग के निवासी यक्ष, गधवं, देवता तथा दिक्‍्पालों का 
अपमान करके उन्हें परास्त किया है और बडी निरकुशता के साथ राज्य करता रहा । 
ऐसे बल-पराक्रम से सपन्न मे तुम्हारी परवाह करूँगा ? जबतक में तुम्हें और तुम्हारे 
भाई का युद्ध में सहार करके उस दृश्य को जी भरकर नही देखूंगा, तबतक मे लका में 
प्रवेश नहीं करूँगा ।” ऐसा कहकर रावण ने प्रलय-काल की अग्नि के समान जलनेवाले 
असख्य दिव्य अस्त्र-शस्त्र राम पर चलाये । तब राम ने क्रुद्ध होकर एक प्रतिबाण छोडा। 
उसके पदरचात्‌ उन्होने बडे हर्ष से उन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया, जिन्हें विश्वामित्र ने 
ताडका के वध के दिन दिया था । स्मरण करते ही वे सभी दिव्यास्त्र स्फुलिंगो को विकीर्ण 
करते हुए उनके समक्ष साकार होकर उपस्थित हो गये । तब राम ने उन दिव्यास्त्रों का 
समुचित रीति से सधान किया और दार्ये-बाय्यें इस प्रकार चलाया, जैसे पर्वत पर बिजलियों 
की वर्षा होती है । इससे भी तृप्त न होकर राम ने अपनी उद्धत शक्ति का भ्रदर्शन करते 
हुए ऐसी बाण-वृष्टि की कि दशकठ दृष्टि से भी ओभल हो गया । 


१४४. रावण की मर्च्छा 


राम के शरो के आघात से आहत हो रावण रथ परही मूच्छित होकर गिर पड़ा । 
यह देखकर कालकेतु भयाकुल हो उस रथ को यूद्ध-भूमि के बाहर ले गया । इससे देखकर 
देवता ह्ष-निताद करने लगे और वानर-समूह उत्साह से सिंह-गर्जेंन करने लगा । थोडी देर 
के पदचात्‌ राक्षसराज की मूर्च्छा दूर हुईं | वह रण-विक्रम का प्रदर्शन करते हुए रथ पर 
खडे हुए अपने सारथी से कहा--क्यो रे, तुमने ऐसा अपराध क्यो किया ? युद्ध-भूमि से 
तुम रथ को इतनी दूर क्‍यों ले आये ? मेरी कीत्ति को कलकित करते हुए तुमने राम को 
हंसने का अवसर क्यो दिया ”” तब सारथी ने कहा--हें देव, परास्त होने पर या श्र 
से मिलने पर मुझे रथ को युद्ध-भूमि से बाहर नहीं लाना चाहिए। रथी को सकट में 
देखकर ही रथ को युद्ध-भूमि से लौटा ले जाना सारथी का रण-धर्म है। इसलिए 
आपको यहाँ लें आया हूँ।' तब रावण ने उसके विवेक की प्रशसा करते हुए बडे हर्ष के 
साथ उसे उचित भेंट दी और उसको देखकर कहा--वह देखो, राम अब भी रण के मध्य 
खडा है । उसके रथ के निकट हमारा रथ ले चलो ।! तब कालकेतु ने बड़े वेग से रथ 
चलाकर उसे राम के रथ के आगे प्रतिष्ठित किया । दशकठ के रथ को उद्धत वेग से 
आते हुए देखकर राम ने मातलि से कहा--रावण का रथ आ रहा है। तुम मेरा रथ 
शीघक्ष उसके निकट ले चलो । दृष्टि को चचल किये विना, तीत्र बाणो के भय से विचलित 
हुए विना, बागदोर को अच्छी तरह सँभाले हुए अछइ्वों को हाँको । हें मातलि, घोड़ो का 
मन तुम जानते हो । ऐसा सारथ्य करो कि रथ का वेग विचित्र दिखाई पडे | कोई ऐंसी 
बात नही, जो तुम नहीं जानते । मै और तुम्हें क्या कहेँ ”” तब मातलि ने अपना रथ 
विपरीत मागं से रावण पास लें गया | तब लोककंटक तथा तीनों लोको को 


980 एगनाथ एमायण 


भयभीत करनेवाले रावण ने पृथ्वी को कँपाते हुए अद्भुत अस्त्र चलाकर रथ को ढक-सा 
दिया, सारथी को व्याकुल कर दिया, अर्वो को शक्तिहीन कर दिया और एक प्रचड बाण 
चलाकर राघव का धनृष तोड दिया और कई बाणो से राघव को भी पीडित किया । तब 
क्रद्ध होकर राम ने भयकर रूप धारण करके देवेंद्र के द्वारा भेजे हुए धनृष को सँभाला 
और उसकी प्रत्यचा के टकार से ब्रह्माड को विदीर्ण करते हुए दानवो के गर्वाधकार का 
नाश करने के निमित्त सू-सम भास्वर सैकडो, सहस्नो, लाखो, करोडो तथा अरबो की 
सख्या में शर रावण पर चलाये । वे बाण कदाचित्‌ यह सोचकर उसके शरीर को पार कर 
जाते थे कि यह महान्‌ पापी है, क्रर है, चचल है, मायावी है, धर्मबद्ध रहनेवाले हमें इसके 
शरीर में नहीं रहना चाहिए | कुछ बाण कदाचित्‌ यह सोचकर आकाश की ओर, पृथ्वी 
की ओर और लफका की ओर जाने लगे, मानो वे यह समाचार पृथ्वी को देवताओं तथा 
सीता को सूनाने जा रहे है कि अब अधिक विलब नहीं है, रावण अब मरनेवाला ही है, 
तुम अब व्याकुल मत होओ । अग्नि की प्रभा के समान दीप्त होनेवाले राम के बाण 
मूसलाधार वर्षा की भाँति रावण पर गिरने लगे, फिर भी रावण अविचल रहते हुए प्रचड 
दारो से राम के बाणों को काटने लगा | इस प्रकार, विशाल बाहुबल तथा रण-कौशल से 
यूक्‍त वे दोनों पराक्रमी समान सत्त्व, समान वेग, समान बाण-सपत्ति, समान रण-कौशल से 
यूक्‍त हो, भिड गये, और बंधन से मुक्त क्रोध से भरे सिहो की भाँति, सात दिन तथा 
सात रात तक अविराम युद्ध करते रहे । उस समय रावण के रथ पर मेघ रक्‍त की वर्षा 
करने लगे, रथ के अश्वों की पूछो से अग्तिकण निकलने लगे, सूर्य की किरणें भिन्न-भिन्न 
कातियों में दीप्त होने लगी । रावण को देखकर समस्त भूत कहने लगें---अब तुम बच 
नही सकोगे, आज अवश्य मरोगे ।! आकाशवाणी हुई--हे राघव, आप विजयी होगे ।' 


' अपनी प्राजय को सूचित करनेवाले दु शकुनो को देखकर रावण ने विजय की आशा 
छोड दी। फिर भी, बडे साहस के साथ राघव पर निशित बाण, करवाल, गदाएँ, शूल, 
परिधे, शक्ति आदि चलाकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगा । कितु राम ने वज्ञ-सम तथा प्रचंड 
प्रलयाग्ति की समता करनेवाले अद्धं-चद्रासत्र चलाकर उन्हें बीच में ही खडित कर दिया । 
रावण ने अत्यत भयकर रूप से भीषण बाणों की वर्षा की, तो राघव ने अद्धं-चद्र बाणों से 
_ उन्हें काट डाला । 


इस प्रकार, विजय की आकाक्षा करके दोनो वीर बडी धीरता के साथ परस्पर 
युद्ध करते रहे । तब वानर एवं राक्षस-सैनिक अपने-अपने अस्त्र सँभाले हुए रण-विचक्षण 
राम-रावण का यूद्धकौशल देखते हुए चित्रलिखित की भाँति युद्ध भूलकर 
खडे रहे । अपनी पराजय को निरचत जानते हुए भी रावण और अपनी विजय निश्चित 
जानते हुए राम, दोनो बडी तत्परता के साथ क्षण-क्षण आगे बढते हुए, उत्साह के साथ 
युद्ध करते लगे । उसी समय क्रोध से अपनी आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए 
“राम ने एक पेने अद्धं-चद्र बाण से रावण के रथ की ध्वजा को काट डाला । तब रावण ने 


भी अत्यधिक रोष से घोर बाणों का सधान करके, राम के रथ के अदवो तथा मातलि 
पर चलाया । किंतु वे उन बाणों से आहत होकर भी कमल-तालो से आहत' व्यक्तियों के 


छस्कोड 89५ 


समान विना हिले-इले निश्चल खडे रहे । तब वानर अट्टृहास करते हुए रावण पर पिल 
पडे । रावण ने अपनी माया से उस वानर-सेना पर महान्‌ शस्त्रो की वृष्टि की | उस 
बाण-वृष्टि से वानर-वीर भयभीत हो उठों। तब राम ने रावण पर, उसके सारथी, रथ तथा 
रथ के अहवों पर असख्य बाण चलाकर उसे व्याकुल कर दिया । दशकठ ने भी दाशरथि 
पर बाणो की वृष्टि की । तब राम ने अद्वितीय ढंग से भयकर बाणों का सधान किया 
आर उनसे समस्त आकाश तथा पृथ्वी को ढक दिया । महेंद्र पर्वत तथा मदराचल के समान 
घैयं रखनेवाले वे दोनो वीर, युद्धभूमि में स्थिर होकर इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे 
तभ के साथ नभ, समुद्र के साथ समुद्र युद्ध करते हो और 'रामरावणयोर्युद्ध रामरावणयो- 
रिव' वाली उक्ति को चरिताथ करने लगे । तब मेघ-गर्जन के समान धनुष की ध्वनि, 
प्रचड शरो के परस्पर टकराने की ध्वनि, युद्ध के समय सुनाई पडनेवालें भयकर गर्जन, 
रथो के चलने से उत्पन्न होनेवाली विपुल ध्वनि तथा घोडो की हिनहिनाहट आदि की 
सम्मिलित ध्वनि से समुद्र आलोडित हुए, उल्काएँ गिरने लगी, दिश्ाएँ कपित हो उठी, 
पृथ्वी हिल उठी, समस्त लोक चकरा गये, पर्वत काँप उठे, दिग्गज चकराने लगे, देवता 
आनदित हो उठे, समस्त भूत त्रस्त हो उठे और आदिशेष विचलित हो उठा। इस भ्रकार, 
अत्यधिक वीरता के साथ लडते-लडते उन दोनो की बाहुओ का दर्प कुछ शिथिल हुआ, 
उनकी प्रवडता कुछ कम हुई, और थोडी देर तक अपने-अपने धनुष का सधान करता 


-छोडकर वो एक दूसरे को देखने लगे । चचल फृत्कार, श्रमजल का श्रवाह, चीत्कार आदि 
के परचात्‌ उत्तकी थकावट आधी घडी में ही दूर हो गई । 


१४५. राम का रावण के कर-चरणों को खंडित करना 


तुरत वे फिर रणोत्साह से दीप्त हो उठे और प्रलय-काल के यम की भाँति भयकर 
रूप धारण करके महान्‌ साहत के साथ रावण से भिड गये। राम ने तब प्रलय-काल के 
र॒द्र को समान भयकर दीखते हुए घोर तथा पैनी कत्तरी आरा तथा भाला को चलाकर उस 
दशकठ के दसो सिर और बीसो बाहुओ को एक साथ ही काट डाला। सब लोग आइचये- 
चकित होकर देखने लगे । कितु दूसरे ही क्षण करवाल, मृसल, मुद्गर, शर, चाप तथा 
केयूरो से युक्त बीस बाहुएँ तथा महान्‌ मुकुटो से अलकृत दसो सिर ऐसे उग आये कि 
राम भी इसे देख चकित होकर कहने लगे---मेरा काटेता ही भूठ था । इस पर तुद्ध 
होकर दाशरथि ने पुन उसंके सिर और हाथ काट डाले । किंतु जितने वेग से राम उसके 
सिर काट देते, उतने ही वेग के साथ उसके सिर उग आते थे । सिर के मुकुटो पर बाणो 


5७ 


के लगने की ध्वनि कानो में पडने के पहले ही नये उगे हुए सिरो से निकलनेवाला भयकर 


अट्ृृहास कामों में सुनाई पडता था । रावण के कटे हुए सिरों के स्थान पर तुरत नये 
सिर उग आते थे और कठे हुए सिरो में राम के बाण गडे हुए रह जाते थे, तो ऐसा 
लगता था कि मानो रावण ने ब्रह्मा से, केवल कठ पर सिरो के उग आने का ही वर नही 
प्राप्त किया था, वल्कि शरों में भी सिरो के उग आने का वर प्राप्त किया था । उसके 


2 क्र 


सिरो“का कटना, कठे हुए सिरो का बाण के सॉर्थे ऊपर उठना, फिर नये उग आये हुए 


सिरो को बाणो से काटना, ये सभी व्यापार एक के बाद एक इतनी शीघ्र गति से +चलते “थे 


884६ सगनाथ रएमायख 


कि दर्शक चकित रह जाते थे और ऐसा लगता था, मानो सौरभ-युक्त राम-बाण-रूपी 
उत्पलो के साथ रावण के सिर-रूपी कमल-समूह को मिलाकर, रकक्‍्त-धारा-रूपी सूत्र में 
माला गयकर, स्वर्ग का माली बार-बार देवताओं को मालाएँ समर्पित कर रहा हो । 


रघराम क्रोध से व्यग्र हो, अपना रण-कौदल दिखाते हुए, अच्छी तरह लक्ष्य साधकर, 
अपनी दढ मष्टि के चमत्कार से, रावण के सिर तथा भजाएँ काठते जाते थे और शीघ्र ही 
बे उग आते थे । जितनी ही शीघक्रता से राम उन्हें काटते थे उतनी ही शीक्नता से वे उग 
आते थे । राम के शर-समह से रावण के सिर तथा करो का कट जाना और फिर उनका 
निकल आना इस वेग से होता था कि राक्षसों तथा वानरों को इसका पता भी नहीं लगता था। 
रघ्राम के शारो से कटकर गिरे हुए रावण के सिर न जंभाई लेते थे, न दर्द का 
अनभव करते थे, न मद पडते थे, न शक्तिहीन होते थे, न अपने उल्लास से रहित होते थे, 
न काति-हीन होते थे, न परितप्त होते थे, न पलक मारते थे, न उत्साह खोते थे, 
और न अपनी क्रद्ध दृष्टि ही तजते थे । पूर्व की भाँति वही कुंद्ध दृष्टि, वे ही तनी हुई 
भौहें, वही अट्ृह्यास, वही गर्जन, वही वाणी, वही अनुग्रह, वही युद्ध की क्लाति वहीं धृति 
और वही हुकार ? इनसे रहित एक भी सिर उस रण-भूमि में कटकर गिरे हुए रावण 
सिरो में नहीं दीखता था। जो अद्गहास, जो दर्प और जो रोष-पूर्ण दृष्टि, गिरते हुए सिरो 
में दीखते थे, उसी प्रकार के अट्ृहास, दर्प एवं रोषपूर्ण दृष्टि उगते हुए सिरो में भी दिखाई 
पडते थे । दानवेंद्र के सिरो तथा बाहुओ से पृथ्वी तथा आकाझ् के बीच का भाग भरने 
लगा । यह देखकर राम का क्रोध और भी अधिक बढ गया, वें लगातार बाणों को 
चलाने लगें । तब रावण अपने कटे हुए सिरो तथा बाहुओ को, नये उगे हुए करो से 
उठा-उठाकर क्रोधपूर्ण दृष्टि के साथ बडे * वेग से राम पर फेंकने लगा । उसके फेंके हुए 
सिर और भूजाएँ राम पर इस तरह आक्रमण करते हुए जान पड़ते थे, जेसे कमनीय वानर- 
ग्रह के मध्य विलसित कुमुद-बधु, षोडश कला-पूर्ण, जगृदानददायक रघुराम-रूपी चंद्र का 
देखकर, चढद्र के भ्रम में, कमल-समूह (रावण के सिर) राहु-कोटि (रावण की भूजाएं ) 
युक्त हो, परस्पर सहायता करते हुए, एक साथ आकर उन (राम-हूपी चद्र) पर आक्रमण 
करते हो ।* सिरो तथा करों का एक साथ आना ऐसा लगता था, मानो राम तथा 
विजय-लक्ष्मी के विवाह के समय देवताओं ने पल्‍लव-रत्न-दर्पण. तोरण सूदर ढंग से 
सजाये हो । कटते हुए सिर एवं विशाल बाहुएँ, बरसनेवाले शर तथा उलूक, काक आदि 
खग, पृथ्वी को कपित करते हुए गगन-मडल में ऐसे व्याप्त हो गये, मानो यमराज 
की सभा का भयकर वितान हो । इस कारण देवताओं को भी यह मालूम नहीं 
होता था कि यह दिन है या रात है या सध्या । प्रर्यात धनृषो एवं शरो की द्वीप्ति 
के कारण भूमि में दिन की भांति प्रकाश व्याप्त था । 
अपनी शक्ति-भर प्रयत्न के पदचात्‌ भी उस दैत्य को जीतने की किचित्‌ भी आशा 
न देखने के कारण राम शर-सधान का कार्य स्थगित करके बार-बार मन-ही-मन सोचने 


+कमल और राषू दोनों चंद्र के दात्रु माने जाते हे, इसलिए दोनों मिलकर राम-रूपी चंद्रमा पर 
लाकमण कर रहे थे ।--ले० 


खअुद्धेकोर्ड 88७ 
लगे कि अविराम गति से इस राक्षस का सिर काठते-काटते तग आ गया हूँ, बाहुओ को काटते- 
काटते ऊब गया हूँ, वक्ष स्थल पर बाण चलाते-चलाते थक गया हूँ, बिना रुके दार-प्रहार 
करते-करते क्लात हो गया हूँ, फिर भी यह दुष्ट मरता नहीं है । अब इस दुरात्मा को 
कैसे मारूँ ? ऐसे उत्साह-शिथिल होनेवाले राम को देखकर विभीषण ने कहा--है सूर्य 
कुलाधीश, ब्रह्मा के वर से, इसकी नाभि में कुडलाकार में अमृत रहता है । उस अमृत 
का प्रभाव उसे भरते नही देता । आप भले ही असख्य बार उसके सिर तथा बाहुओ को 
कार्ट, वे पुन-पुन उगते ही रहेंगे । उनका उन्मूलन नहीं होगा। यही कारण है कि 
दानक़ेंद्र विवलित नही होता । आप इस प्रकार लगातार उसके सिरो एवं बाहुओ को कबतक 
काटते जायेंगे ” इसका अत ही' नहीं होगा, अत. आप आग्नेय शर चलाइए । इससे 
उसके नाभि-विवर में स्थित अमृत सूख जायगा । तब राक्षसराज स्वयं परास्त हो जायगा। 


आपके द्वारा चलाये जानेवाले बाणों से रावण के हाथ और सिर युद्ध में एक सौ नौ बार 
उग आयेंगे और उसके बाद उसकी मृत्यू होगी । 


१४६. आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से राम का रावण को गक्तिहीन कर दैना 


तब राम ने विभीषण की विनय, नीति, ज्ञान, स्वामिभक्ति, श्रद्धा तथा पवित्र 
भावों को देखकर उसकी प्रशसा की । उसके पदचात्‌ उन्होने अपने धनुष की प्रत्यचा की 
ऐसी ध्वनि की कि देवता हर्षित हुए, रावण विचलित हुआ और गगा आदि नदियाँ क्षुब्ध हुईं । 
फिर, उन्होने प्रज्वलित वज्चो की वर्षा करनेवाले आग्नेय अस्त्र का सधान करके 
चलाया । रावण की नाभि में स्थित अमृत को उस दर की अग्नि में आहुति दी और एक 
सौ नौ बार रावण के सिरो तथा बाहुओ को काठ डाला । उसके पदुचात्‌ राम ने एक 
सौ दसवी बार एक अनुपम बाण चलाकर उसके एक सिर तथा दो बाहुओ को छोड शोष 
शिरो तथा बाहुओ को काट डाला । यह देखकर देवता हर्षोन्मत्त हो उठे और वानर हफे- 
निनाद करने लगे । सिरो के कटने पर, रकत-धाराओ के पृथ्वी पर गिरते समय, रावण 
ऐसा दीख रहा था, मानो प्रलयाग्नि, सभी लोको को जलाकर अपनी लाल लपटो से युक्त 
हो जल रही हो । सारे शरीर से रक्त की धाराएँ छूट रही थी । उस समय रावण के 
शरीर पर स्थित एक सिर ऐसा दीखता था, मानो अस्ताचल पर स्थित हो सूर्य-बिब अरुण 
आतप की कातियो को विकीर्ण कर रहा है । 

तब विभीषण को देखकर रावण ने अत्यत क्रोधावेश से कहा--इसीने राम को 
मेरा वह रहस्य बता दिया, जिसे अबतक कोई नहीं जानता था । इसलिए अब मे पहले 
इसीका वध करूँगा। इस प्रकार कहते हुए रावण ने भयकर शक्ति को विभीषण पर चलाया, 
तब वह शक्ति आकाश-मार्ग से अग्नि-ज्वालाएँ उगलती हुई आनेवाली प्रलयानल की भाँति 
विभीषण की ओर आते लगी । तुरत राम ने अविचल भाव से घोर बाण चलाकर बीच 
में ही उसे काट डाला । रघुराम की अविराम शर-वृष्टि से राक्षस की क्रोधाग्नि जैसे 
नष्ट हो जाती है, वैसे ही उसके शरीरस्थ तेज भी अद्भुत गति से तिरोहित हो गया । एक सिर 
तथा दो बाहुओ को छोडकर रावण के शेष सिर एव भुजाएँ कट गईथी । वीर रस के 
महान्‌ प्रवाह की भाँति ख्रवित होनेवाली रक्‍त-धाराओं से वह सना हुआ था। फिर भी, 


989८ र॑गन/थे एगोय्ी 


उसने बडे दर्प से रण-भूमि में रक्त से भीगकर पडे हुए अपने सिरो तथा बाहुदडो को 
निहारा, उनपर चोच मारनेवाले पक्षी-समूह को देखा, फिर राम की ओर दृष्टि दौडाई । 
तब उसने केश नोचने से क्रुद्ध हो बधनो को तोडकर मुक्त होनेवाले सिंह के समान गर्जन 
क्रिया, दाँतो को उखाडने से कुंद्ध होकर आक्रमण करनेवाले उम्र-साँप की भाँति, मृ छो 
को खीचने से खीजकर दड देने के लिए उद्यत यम की भाँति तथा सारे ससार को एक 
साथ निगल जानेवाले के समान क्रोध से उन्मत्त हों, रावण ने भयकर रूप धारण किया । 
फिर, अपनी पहले की सभी बाहुओ की शक्ति अपनी बची हुई दोनो बाहुओ में सचित 
करके भयकर अट्वहास किया, और अविराम गति से बरछा, तोमर, शूल, परशु, खड़्ग, श्र, 
भाला, शक्ति, गदा आदि चलाते हुए राम को विविध प्रकार से कष्ट दिया, और ऐसे 
आश्चर्यजनक साहस को साथ भयकर युद्ध करने लगा कि देवता भी भयातुर हो उठे । 
शक्ति, गर्व एवं यत्न के साथ युद्ध करनेवाले रावण को देखकर मातलि ने भयाकुल हो, राम से 
कहा-- है देव, अब विलम्ब क्यो ? इसके सिर और भूजाएँ कही फिर उग न आरयें। उसके पहले 
ही आप ब्रह्मास्त्र चलाकर इस नीच का सहार कीजिए और अपनी द्ाक्ति का परिचय दीजिए।” 


१४७५. ब्रह्मास्त्र से रांवण का वध 


मातलि की. बातें सुनकर श्रेष्ठ बलशाली, प्रशसनीय पराक्रमी, बाहुबल-सपंन्न राम नें 
सोचा कि ब्रह्मास्त्र को चलाने का यही समय है। फिर, उन्होने पृथ्वी, देवता, तपोधन, 
वेद, वैदिककर्म आदि का स्मरण किया, और अपने प्रताप एवं दर्ष को प्रदर्शित करके पृथ्वी 
को कंपाते हुए धनृष का टकार किया और उस अक्षय ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, जिसे विद्वा- 
मित्र ते अपने यज्ञ के समय राम को प्रदान किया था। फ़िर, उन्होने अक्षत॒ वेद-मत्रों का 
उच्चारण करके, उस्त , ब्रह्मस्त्र को प्रत्यचा पर चढाया और प्रत्यचा को तानकर वाम चरण 
को आगे रखा और रावण के, वक्ष'स्थल को लक्ष्य करके बाण चलाया । यह देखकर 
देवेन्द्र आदि देवता फूल उठे । तब वह बाण प्रचण्ड गति से तथा भयकर ज्वालाओ से 
युक्त हो वसुओ को पाइरवें-भाग में, आदित्यो को अपने अग्रभाग में, इन्द्र आदि देवताओं 
को पृष्ठभाग में तथा पुृथुल पधन को आगे किये हुए चल पडा । अपने पख्नो से उज्ज्वल 
तथा दिव्य आभा को व्याप्त करते हुए अपनी अमोघ महिमा से दीप्त होते हुए, समस्त 
वानरो के अभीष्ट को सफल बनाने के निमित्त वह शर वित्ना रुके आगे बढा और प्रलय- 
काल के मेंघों ,तथा वज्ञो क्रा-सा घोष चारो ओर व्याप्त करके राक्षसन्‍तेताओ को भयभीत 
करते हुए जय-#वत्तियों से आकाश को कपित करते हुए रावण के वक्षःस्थल में गड गया, 
उस अ्स्त्र ने इन्द्र, यम तथा वरुणो के लिए भी अभेद्य उसके (रावण के) मर्मस्थल को 
भेद डाला और उसके प्राण लेकर उसके हृदय को पार करके निकल गया और पृथ्वी में इस 
प्रकार गड गया, . मानो पृथ्वी से कह रहा हो कि जिस पापी ने तुम्हारी पुत्री को बन्दी 
बनाकर बडी नीज्नता के साथ उन्हें अपनाने का विचार किया था, उसके प्राण मेने हर 
लिये है । फिर, लौटकर उस बाण ने राघव के महिमामय तृणीर में प्रवेश किया, मानों 
ब्रह्मा के (पुलस्त्य) पोते का वध करने के पाप से मत होने के लिए कही भी शरण 
न्‌ पाकर उसने राघव की दरण ,ली हो । 


ईंद्धकाड 88९ 


तब राघंव के अस्त्र के आघात से रावण के शरीर से रक्त की धाराएँ बहनें लगी 

और वज्ञाधात से पृथ्वी' पर गिरनेवाले कुलपर्वतो की भाँति रावण पृथ्वी पर गिर पडा । 
उस दैत्य के विशाल शरीर के गिरने से पृथ्वी आइचयेजनक ढग से घेंस गई । पवव॑त भी 
घेंस गये, दिग्गज दब गये, आदिशेष तथा कूर्म भी खिसक गयें। सप्त पातालों के अधिपति 
व्याकुल हो गये । हतशेष दैत्य-वीर भयभीत हुए । वानरो नें सिहनाद किया; अमर, 
किन्नर, खेचर आदि राम की स्तुति करने लगे । अप्सराओ ने रघंराम पर पुष्पवृष्ठि की, 
सारे स्वगे में दिव्य दुदुभियाँ, दिव्य काहल एवं दिव्य शख बजने लगे | शीतल-मंद- 
सुगंध पवन चलने लगा और दिशाएँ निर्मल हो गईं । इस प्रकार, सुर, मुनि एवं खेचरों के 
शोक का निवारण करके, समस्त भूमि का भार उतारकर, अपनी इच्छित विजय को प्राप्त 
करने के पदचात्‌ प्रभू राम ने अपने हाथ के धनुष की प्रत्यचा को शिथिल किया और 
प्रसक्नचित्त हो. उसे लक्ष्मण को सौंपा । समस्त वानर, सभी खेचर, सभी दिक्पाल, सारे 
भूपषपति, समस्त भूत, सभी देवता, सभी गन्धवे, सभी सनन्‍्मुनि, सभी पन्नग, सकल सिद्ध एव 
सभी लोक तब राम की प्रशसा करने लगे । उस समय युद्ध में अन्धकासुर का वध करके 
शोभायमान होनेवाले धूर्जटि (शिवजी) के समान राम, लोकाभिराम, विजयधासम एवं 
नवसुधा-धाम की भाँति सुशोभित हुए । 


१8४८, विभमीषण का शोक 


तब विभीषण अत्यधिक शोक से सतप्त होते हुए युद्ध में गिरे हुए अपने अग्नज को 
देखकर बार-बार ऊँचे स्वर में विलाप करने लगा---हाय, सुरासुरो के लिए भयप्रद, युद्ध- 
भयकर, तुम्हारी ये भुजाएँ आज पक्षियों के वशीभूत हो गई', अत्यन्त कोमल शब्या पर लेठने- 
वाला यह शरीर आज कठोर युद्धभूमि पर गिरा हुआ है। बत्रु-हूपी अन्धकार के लिए 
बाल-सूर्य की भाँति ये मणिमय किरीट आज मिट्टी में मिल गये ! हे बन्धु ! विक्रम, विनय, 
नय तथा कीत्ति में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता था । ऐसे तुम, घोर पापों में 
प्रवृत्त होने के कारण क्रूर, पापी एवं उद्धत कहलाने लगे । नीति-च्यूत होना बुरा है, यह 
तुमने कभी सोचा ही नहीं । मेरी बातों पर तुमने ध्यन नही दिया, प्रशस्त नीति-मार्गे 
को तुम पहचान नहीं सके | जानकी! को राम के सुपुर्द करने के लिए मेने परामशें दिया, 
किन्तु तुम ऐसा नहीं कर सके । समेंने तुम्हें समाया था कि तुम राम को साधारण मानव 
मत समझो, किन्तु तुमने मेरी बातो की अवहेलना कर दी । तुम्हारे अभिमान तथा गदें ने 
ही आज तुम्हारी ऐसी दशा कर दी । अब में तुम्हारे लिए कैसे शोक करूं ? क्‍या मेंने 
तुमसे नही कहा था कि राम के साथ वैर करना उचित नही है, उसे (वैर) छोड दो । हे अनुपम 
नीति-सम्पन्न ! क्या, तुम्हारे जैसे सुकृति के लिए परस्त्री को माता के सदृश नही मानना चाहिए * 
तुमने उचित-अनुचित का विचार ही नहीं किया। अन्त में मेरे वचन ही सत्य सिद्ध हुए !” इस 
प्रकार, वह अपने अग्रज के अपराधों का स्मरण करके बार-बार शोक करने लगा । 

१४९, मृत रावण के निकट मंदोदरी का आना 

तब मदोदरी आदि दनुज-वधुएँ उमडती हुई शोकाग्नि में जलती हुई, अपने मुखों 
तथा छातियों को पीटती हुई तथा उच्च स्वर में रुदत एवं विलाप करती हुई लका से 

५७ 


98४०0 रैगनाकथ एशयायण 


युद्ध-भूमि की और मनन्‍्द गति से चल पडी । उनके चलते समय, उनके चरणों की अरुण 
कान्ति पृथ्वी पर पड रही' थी, लडखडाकर चलने से उनकी मेखलाएँ शिथिल हो रही थी, 
उनकी क्षीण कटियाँ अवश हो भुकी जा रही थी, हृदय के शोक-भार, से उनकी 
तन्‌-लताएँ .काँप रही थी, उनके कठ-हार दूट रहे थे,, आँखों से आँसू का प्रवाह भर 
रहा था, उतके ऑचल खिसक रहे थे, वेणियाँ खुलकर पीठ पर डोल रही थी और उनके 
मूख कान्तिहीन हो गये ,थे । अपनी रुदन-ध्वनि से समस्त आकाश को गुंजाती हुई वे 
युद्ध-मूमि में पहुँची । ,उस समग्र वह रण-भूमि दूठे हुए रथ, छिल्न-भिन्न होकर पडे, हाथी के 
कुभ-स्थल़, कटे हुए सिर, पैर एवं शरीर, चूर-चूर बने हुए हाथी के दाँत, कुचले हुए सिर, 
टूटी, हुई गदाएँ, चूर्ण बने हुए कबच, के हुए वक्ष, उखडे हुए मस्तक, फटे हुए कठ, भग्त 
हुए शस्त्र, आाँतो .की राशियाँ, माँस-खड, मृत, पडे हुए गज, खण्डित अहव, पर्व॑त-श्रृग, एक 
दूसरे पर पडे हुए धड, अजख्र बहनेवाली रक्त की नदियों में ,बहनेवाली हाथी ,के शुड, 
पर्वतो के नीचे गिरकर दब जाने से निकली हुईं आँखोबाले, सैनिक तथा कठोर ध्वनि करते 
हुए शवों पर मँडरानेवाले अनेक काक, घृक, कक, गीध आदि से भरी हुई थी । 


इतना ही नही, उस युद्ध-मूमि में अनेक भूतों का सचार होने लगा था । कुछ 


भूत राम के बाणों के आघात से बहनेवाले रकत-प्रवाह का पान करते हुए उसे सोमपान 
समभकर भूमते थे । कुछ भूत राम को धोखा देकर सीता को ले आनेवाले राक्षसेन्द्र 
की' प्रशसा क्ररते थे, कुछ रावण के दस सिरो एवं बीस हाथो को उसके घड में यथा- 
स्थान जोडकर मृत रावण के शरीर को देखकर कह रहे थे कि हे दैत्येन्द्र, तुम्हारे लिए 
यह अनुचित है, तुम सीता को राम के सुपु्दं कर दो । कुछ भूत वानरो के शरीर, में 
प्रविष्ट: होकर, वानर बनकर हाथी के धडो को ले आते और रक््त-समुद्र में डालकर बड़े 
यत्न से सेतु बाँधने में तत्पर दिखाई देते थे । कोई भूत कहता--मे! नारायण हूँ.। तुम 
देवता हो, तुम राक्षस हो । फिर, वे हाथी के धड पर आँतो को वासुकि के समान लपेटते 
और उस धड को रकक्‍त-समुद्र में डालकर मथने लगते. ( मानो वें समुद्र-मथन की पुनरा- 
बृत्ति कर रहे हो) | कुछ भूत इन्द्र की ओर देखकर हँसते हुए कहते--हमारे राम के 
बाणों से अच्छी तरह म्थे हुए मास को लेकर उसके बदले हमें स्वर्ग क्यो नही देते ? 
क्यो बकरी' के थोड़े मास-खण्डो के बदले स्वर्ग देते हो ?” * कुछ भूत यह कहते हुए नाच रहे थे 
कि ' शक्ति-सपन्न कुमार एवं तारकासुर की यूद्ध-भूसि भी हमने देखी थी, भीषण गति 
से यूद्ध करनेवाले शिवजी तथा अन्धकासुर की रण-भूमि भी हमने देखी थी, इन्द्र तथा 
वृत्रासुर का रण-क्षेत्र भी हमने देखा था, किन्तु इतने मास-खण्ड, इतने धड, ऐसा रक्‍त- 
प्रवाह ऐसी विविध स्वादिष्ठ वस्तुएँ हमने अबतक 'कभी नही देखी । कुछ भूंत' रवि-कुला- 
धिप रामं॑' के विक्रम की भूरि-भूरि प्रशसा करते थे, कुछ भूत कहते थे कि 'राम' का 


विक्रम भी क्‍या, हमारी' प्रशसा के योग्य है ?' इसने तो युद्ध ' में 'उस' दशकठ का वध 
कर डाला, जो भयकर यूद्ध करके, श्रेष्ठ ज़त-मास आदि से हमें तुष्ट किया करता था; 


हिन-+कम०+०ककमनमकनभनइननन+नन«कनन-_+++ मेन पी वि पृतिय पियणतीत+िन-न-पन-वननन-ननन- न ननम-म-म-म-यननननपन “की न निययययन नी न नननीनिविनी तीतभ.क्‍-3  स- सन सफीयीयी>+-+ 


*पतज्न के समयं इसं को बकरी के मांस की जो बलि दी जाती है, उसी की ओर 


१ 4 ७७ $ ७ 


हे । 


यसुछुकां3 9५९ 


अब हमें वह भाग्य कहाँ मिलेगा ? कुछ भूत ऊँचे ध्वज-दण्डो को खडा करके, उममें आँतो 
के भूले डालकर बडे मोद से अपनी स्त्रियों के साथ उनपर भूलते हुए सरस आनन्द का 
अनुभव करते, कुछ भूत हड्डियो तथा शरों को एक ओर हटाकर, एक विशाल स्थान बना 
लेते और अपने प्रिय जनो तथा प्रेमिकाओं के साथ आराम से बैठकर रकततपान करते हुए 
आनदित होते थे और सतुष्ट हो आशीर्वाद देते थे कि सीता के साथ राम सुखी रहें । 
ऐसे भूत-समूह से भरे, भयकर दिखाई देनेवाले उस युद्ध-क्षेत्र में राक्षस-वधुएँ रोती- 
कलपती तथा बार-बार पति को पुकारती हुईं पहुँच गईं । वहाँ उन्होने अनुपम रीति से 
व्याप्त राम की शर-चन्द्रिकाओ से व्याकुल होकर वीर-लक्ष्मी के विरह की अग्नि से दः्ध 
होकर पृथ्वी पर गिरे हुए दशकठ को देखा । कटी हुईं तथा रक्‍त से भीगी हुई उसकी 
विशाल भुजाएँ ही उसके लिए शीतलोपचार के योग्य किसलय-शय्या के समान थी । उसके 
मुकुट की अकलक मणियों की अरुण कान्ति उसके सारे शरीर पर व्याप्त हो धातु के बस्त्रो 
के समान दीप्त हो रही थी । उसके सिर की मज्जा सारे शरीर में व्याप्त होकर चन्दन- 
लेप की भाँति दीख रही थी । (राम के) घोर प्रहारों के फलस्वरूप उसके शरीर-भर में 
व्याप्त अस्थियो का चूर्ण, अनुपम पुष्प-रज के समान दीखता था । टूटकर भुके हुए रथ 
के ताल-सम ऊँची ध्वजाएँ तथा रावण के कोमल एवं विमल दुकूल-खण्ड, (पवन में हिलते 
हुए) भलनेवाले पखो के समान दीखते थे । चारो ओर पृथ्वी पर विकीर्ण हो पडे हुए, 
'गज-मुक्ताफल उपचार के निमित्त उपयोग में लाने के परचात्‌ बिखरी हुई मल्लिका की 
कलियो के समान दीखते थे । इस प्रकार मृत पडे हुए रावण को देखकर शोक-सागर की 
तरगो में डूबी हुई दानव-वधुएँ दनुजेश्वर के दरीर पर गिर पडी । 


१४० सन्दोदरी का विलाप ै 


तब मन्दोदरी पति के मृत शरीर पर गिर पडी और उमडते हुए ज्ोक-सागर को 
पार करने में असमर्थ होकर आँखों से अविराम अश्ल-धारा बहाती हुई बार-बार ऊँचे स्वर 
में यो विलाप करने लगी--हे राक्षसेश्वर, हे वीरवर, हें रणालकार, हे नाथ, ” फिर 
उसने अपने शोक एवं कलान्ति को प्रकट करते हुए बार-बार विलाप किया और उसकें 
पश्चात्‌ यो कहने लगी--'हे लकेश ! आज सूये-रश्मियाँ निश्शक होकर आपकी लका में पहुँच 
गई हैँ । इन्द्रादि देवता यह सोचकर आनन्दित हो रहे हे कि अब अच्छा अवसर मिल 
गया हैं। आपने इन्द्र को जीता, अग्नि को जीता, यम को जीता, नऋत को जीता, वरुण 
को परास्त किया, पवन को हराया, कुबेर को जीता और ईशान को भी परास्त किया 
और समस्त लोको पर अपनी प्रभुता जमाई । आप कही भी दुर्वार थे, आपकी यह 
दुर्देशा ' कैसे हुई ? क्‍या आपसे भी अधिक बलवान कोई उत्पन्न हुआ ? मेने आपसे कहा था 
कि आप “राम को सीता लौठा दीजिए; आपका यह कार्य उचित नहीं है, राघव 
स्वय नारायण है, वे नर नहीं हे । किन्तु मेरी' बातें आपने नहीं सुनी । भला, आपका 
दुर्भाग्य आपको मेरी बातें सुनने क्यों देता ? हे दशकठ, पहले तपस्या करते समय आपने 
अत्यधिक निष्ठा से अपनी इन्द्रियों का दमन किया था । कदाचित्‌ उन्ही इन्द्रियो ने सौंता 
को ले आने के लिए आपको प्रेरित किया और युद्ध में सूयेवशज (राम) से आपका वध 


क्र 


4<र रंगन/थ एयायण 


कराया । देवताओं के लिए दुर्भाग्य इस लका में हनुमान्‌ ने अकेले प्रवेश किया । विना 
प्रयास के समुद्र पर सेतु बाँधना क्‍या वानरों के लिए सभव था ? मेने उसी समय कहा था 
कि ये देवता है (वानरनही )। जनस्थान में राम ने अकेले अपने बाहुबल से खर- 
दृूषण आदि अनेक राक्षसों का सहार किया था । उस दिन से आपको देखकर और राम 
का स्मरण करके में भयभीत होती रहती थी । वह मेरा भय आज पूर्णतया सत्य सिद्ध 
हुआ । सारा ससार उसी दिन जान गया कि घधर्मपरायणा अरुधती से, निर्मेल-मति-सपन्न 
रोहिणी से, अत्यधिक उज्ज्वलगुणवती भूदेवी से भी अधिक सहनशील एवं पुण्य-साध्वी 
जानकी को जिस दिन आप ले आये, उसी दिन आप उसः!? देवी की' क्रोधारिन से भूलस गये। 
जो व्यक्ति जैसा कम करता है, वह अवश्य ही वैसा फल पाता हैं। अत्यन्त नीति-सम्पन्न 
विभीषण पुण्यात्मा है, इसीलिए वह अतुल सुख को प्राप्त कर सका । समस्त लोको को 
पीडित करनेवाले आप पापात्मा की ऐसी' दु्देशा हुई | सीता देवी से भी अधिक सौभाग्य- 
संपन्न कितनी ही सुन्दर कामिनियाँ हे ? किन्तु काम-रूप अन्धकार ने आपके नयनों को 
दक लिया था, इसलिए आप उन्हें पहचान नही पाये थे । कुल, रूप, दाक्षिण्य, गुण एवं कला 
में वैदेही किसी भी प्रकार मेरी समता नही कर सकती । मे नहीं कह सकती थी कि वह 
आपकी दृष्टि में मुभसे श्रेष्ठ दीख पडी या मेरे समान दीख पडी । यह सत्य है कि जीत्रों 
की मृत्यू किसी-न-किसी निमित्त से होती है । दूर की भृत्यूु को समीप लाते के समान 
आप वैदेही को ले आये । भाग्यवती सीता ने पति से मिलकर योग्य सूख को प्राप्त किया। 
हे नाथ, मुझ अभागिव की ओर निहारिए, में दुख-समुद्र में डूब रही हूँ । आपके साथ 
पुष्फक विमान पर आरूढ हो मेने मदराचल, धवलगिरि, कनकाद्वि, विशाल ननन्‍्द्रनवन आदि 
स्थानों में बड़े उल्लास से लीला-विहार किया था । हाय ! वे सभी विनोद मुझे सालने के 
मिस मेरे प्राण ले रहें हे । हे नाथ, में गे करती थी कि मेरे पिता मय है, मेरे पति 
शावण है, और मेरा पुत्र, युद्धनप्रेमी इन््रजीत हे । किन्तु में जानती नही थी कि युद्ध में 
राम-भूपाल के हाथों से आपका वध हो जायगा । वज्-पात से गिरकर नष्ट होनेवाले 
पर्वेत की भाँति आप चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े है । आप मृत्यु के लिए मृत्यु- 
संमान थे, पर आज पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु के वश में हो गये । आप शत्रु-स्त्रियों को 
वेधव्य देते थे, आज आपकी' पत्नियों को उसका फल मिल गया ।” 


इस प्रकार, रोती, विलाप करती हुई मदोदरी, कभी असुरेन्र का मुख देखकर उसका 
वर्णन करती, कभी' आँसू गिराती, कभी अपनी गोद में रावण का सिर रख लेती, कभी 
अपने अश्रुजल से रावण के मुख की धूलि घोती, कभी खिन्न होती, कभी रावण का हाथ 
अपने अरुण हाथो में ले लेती । वह इस तरह फट-फटकर रोने लगती कि शोकतप्त हृदय 
फट जाय । वह अपने प्राणेश्वर का सिर बायें हाथ में उठाकर थाम लेती । उसे देखकर 
अपना सिर कंपाती । दाहिना हाथ पृथ्वी पर फटकारकर कहती--हाय तुम चल बसे।' 
कभी कहती-- राम-भूपाल क्‍या ऐसा भी करते हे । अब में क्‍या करूँ ?! कभी छठपठाकर 
पृथ्वी' पर लोटती और अपनी दीन दशा का विचार करके अत्यन्त दुखी होती । 

भपनी भाभी को अनन्त शोकारिन में इस प्रकार दग्ध होते देखकर विभीषण उसके 


छउद्धकार क््श्३ 


चरणों पर गिरा और उमड़ते हुए शोक से कहने लगा-- है साध्वी, अत्यधिक वेग से 
उमड़न॑वाला रावण-रूपी समुद्र रघुराम की बाणाग्ति में सूख गया है। राघव-रूपी प्रलय- 
माहत ने रावण-रूपी सरस पारिजात को गिरा दिया है। राघव-रूपी भयकर दावानल ने 
दकशानन-रूपी कानत को भस्म कर दिया है । राघव-रूपी पश्चिम समद्र में रावण-रूपी 


दिवाकर अस्त हो गया है । राघव-रूपी अमोघ नील मेघ की शर-वृष्टि ने रावण-रूपी 
अग्ति को बुका दिया है । 


१४१, राम का विसीषण के द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना 


इस प्रकार, विविध रीतियो से शोक-सन्तप्त होनेवाले विभीषण को देखकर काकुत्स्थ ने 
कहा-- है विभीषण, अब इन स्त्रियों का दुख दूर करो और तुम भी अब शोक करना छोड दो। 
युद्ध में शूर, शत्रुओं पर आक्रमण करके उनके हाथो से मरते है और शत्रओ को 
मारत हूँ । समर में दोनो पक्षों की विजय तो होती नही, न जय-पराजय ही स्थिर वस्तु है । 
रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया था, सभी दिक्‍पालों पर विजय प्राप्त की थी । 
यह एकाकी वीर है, महानू साहसी है, अद्वितीय विजयी है और त्रिलोक-भयकर हैं । 
मेने तो देखा ही है कि तुम्हारे अग्रज ने रण में कैसी शक्ति दिखाई थी। कौन ऐसा है, 
जो इस 'प्रकार अविचल युद्ध कर सकता है ? कौन ऐसा है, जो अन्त में ऐसी मृत्यु को 
प्राप्त करेगा । ऐसी शक्ति तथा ऐसी मृत्यु दूसरो के लिए असम्भव है । हे अनघ, तुम्हारा 
अग्मज कृतार्थ हुआ । अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए अब पघैयें धारण 
किये हुए इस दनूजेश्वर की अत्येष्टि-क्रिया का प्रबन्ध करो ।' 

तब भयभीत हो विभीषण ने अत्यन्त भक्ति के साथ हाथ जोडकर क्रहा--हें देव, 
अब इसके लिए क्रिया-कर्मं की क्‍या आवश्यकता है ? यह मेरा अग्रज ही कहाँ है ? यह 
तो मेरा शत्र्‌ है । आपकी पत्नी को यह क्र, नीच एव दुष्ट यहाँ हर लाया था; अब इसके 
लिए क्िया-कर्म कैसा ? पर-वधुओ का स्पर्श-मात्र करनेवाले पुरुष अधोगति को 
प्राप्त होते हें। ऐसे लोगो का स्पर्श करना भी उचित नहीं है । उनको देखना भी 
नही चाहिए। इस पापी को में छ भी नहीं सकता। यह वैदिक कर्म के लिए योग्य 
नहीं 

विभीषण की इन बातो पर मन-ही-मन विचार करने के पश्चात्‌ राघव ने विभीषण 
को देखकर कहा--हे अनघ, तुम्हारी बातें सच हे, किन्तु अब दनुजेश्वर की निन्दा नहीं 
करनी चाहिए। उसमे; युद्धरूपी गगा-प्रवाह में अपने सभी श्रापो को धो दिया है । मेरे 
सभी कार्य सम्पन्न हो गये । मृत्यु के पदचात्‌ वैर रखना उचित नही हैं । अत., तुम निष्ठा 
को साथ रावण की अन्त्येष्सिसक्रियां करो ।” तब विभीषण ने उनका /क्राढ़ेश स्वीकार करके 
बेद-विधियो का अनुसरण करते हुए अग्नि-त्रय को भेंगाया और एकनिष्ठ हो अपने अग्रज 
का अग्नि-सस्कार किया । उसके पद्चात्‌ बड़ी श्रद्धा से उसकी अत्येष्टि-क्रिया पूरी की । 
क्रिया-कम से निवृत्त होने के पश्चात्‌ उसने आकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । 
तब उस विमलात्मा को देखकर राम ने मिष्ट भाषण से उसका आदर किया और दुगादें 
दो उसे सांत्वना दी ), 


8५४ र्गनाथ एयायण 


१४२. विभीषण का राजतिलक 

तत्पश्चात्‌ राम ने अपने अनुज को देखकर अनुपम करुणाद्रे चित्त से कहा--हे 
लक्ष्मण, तुम लका में प्रवेश करके इस पुण्यात्मा विभीषण का राजतिलक सपन्न करके 
आओ. ।” रामानुज बडी प्रीति के साथ लका में गये, वानर-श्रेष्ठो को भेजकर समुद्र-जल 
मेंगाया । राक्षस-पुरोहितों तथा सज्जन मत्रियो को बुलवा भेजा और मगल-वबाद्यो के विपुल 
नाद के बीच, विभीषण को अभिषिक्‍्त किया और मगलोपचार के साथ उसे सिहासन पर 
आसीन किया। इस प्रकार, बडे हर्ष के साथ उसे लका का राजा बनाकर लक्ष्मण ने 
आशीर्वाद दिया कि 'जबतक रवि-चन्द्र, पृथ्वी, कुलपर्वत, आकाश-समुद्र और सभी दिशाएँ रहेंगी, 
जबतक राघव का कीत्ति-गान इस पृथ्वी पर होता रहेगा, तबतक तुम इस राज्य पर 
शासन करते रहो । राक्षस-राज्य का वहन करना और उसका सचालन करना दुलंभ कायं है । 
अत, तुम सावधान होकर इसका सचालन करो और शाहवत धर्म का पालन करो ।' 
तब विभीषण विद्ञाल राज्य-प्राप्ति के आनन्द में इतराते हुए. मगल-द्रव्य, आभूषण, वस्त्र 
एवं अमूल्य मणिसमूह साथ लिये हुए लक्ष्मण के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ 
और उन वस्तुओ को राम के चरणों में समर्पित करके बडी भक्ति के साथ प्रणाम किया । 
रघुराम ने वे वस्तुएँ मातलि को भेंट के रूप में दी और बडी प्रीति से उसे 
विदा दिया । मातलि ने रथ पर आएरूढ हो वेग के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया । 
उसके पदचात्‌ राम ने मन में विचार करके मारुति को देखकर कहा--तुम शीघ्र लका में 
प्रवेश करके जानकी को हमारी विजय तथा कुशल का वृत्तात सुनाओं ।' 


१४३ हनुमान्‌ का सीता को राम की विजय का समाचार देना 


राम का आदेश पाकर हनुमान्‌ अत्यन्त हर्षित हुआ और बडे वेंग से लका में प्रवेश 
किया । राम की विजय की मन-ही-मन कामना करती हुई, अश्ोक-बन में बैठी 
राम की पत्नी को देखकर हनमान्‌ ने उनको प्रणाम किया और अत्यन्त विनय से कहा--हे कल्याणी, 
में आ गया हैँ और आपके लिए हर्ष का समाचार लाया हूँ। जो आप चाहती थी, वही हुआ । 
है देवी, आपके पति राम देव ने लोक-भयकर रावण का सहार किया और अनेक 
दुष्ट राक्षयों का नाश करते हुए अद्भुत रीति से युद्ध किया । वे अब अपने अनुज सौमित्र 
के साथ सकुशल हे ।” इसके पश्चात्‌ उसने उस साध्वी की चिन्ता को दूर करते हुए, 
इसके पहले कहे गये वचनो का स्मरण दिलातें हुए कहा--हे कल्याणी, मेने आप से पहले 
ही निवेदन किया था कि आप के पति समुद्र पर सेतु बाँधेंगें, लका पर आक्रमण करेंगे, 
और रावण का सहार करके आपको अपनायेंगे । वे वचन आज सत्य हो गये हें । अब में 
आपकी आज्ञा चाहता हूँ | मेरे योग्य सेवा का आदेश दीजिए।' न्‍ 

तब पवन-पुत्र को देखकर तथा रावण का मरण और रघुराम की विजय को 
'सोचकर हष॑ के साथ वे बोली--हे अनघ, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही राम भूपाल ने 
यह कार्य सपन्न किया है । दैत्यो के गर्वान्धकार से आवृत इस लका में प्रवेश करके इसे 
साधना, दूसरो के लिए कहाँ सभव था ? तुम्हारे धेर्यें, गभीरता, महान्‌ शौये, मांधु्यं एवं 
सद्गूणो की महिमा की प्रशसा कैसे करूँ ? तुम्हारे शील एवं पराक्रम की सराहना में कैसे करूँ ? 


इद्धंकाई 7५९ 


गंसर्य, नंवाभरण॑, श्रेष्ठ वस्त्र, स्वर्ग और रत्नों से युक्त राज्य तुम्हें भेंट दूँ, तो भी 
वह तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अल्प ही होगे । हे पवनपुत्र, तुम्हारे कार्य से मे 
अपने मन में बहुत सतुष्ट हूँ ।' 

सीता की बातें सुनकर हनुमान्‌ अत्यत हर्ष से कहने लगा-- हे माता ! आप्र मुझपर 
इतनी करुणा-पूर्ण दृष्टि रखती है और मेरा इतना आदर करती है, यही मेरे लिए पर्याप्त हे। 
सच 'तो यह है कि (आपका आदर प्राप्त करना ) इन्द्रणद या किसी दूसरी वस्तु 
से भी महान्‌ है । तब भूमिसुता ने हनुमान्‌ को देखकर कहा--'हे अनघ ! तुम्हें बल, 
शौय॑, पराक्रम, अपार तेज, क्षमा, ज्ञान, उदारता, स्थैयं, सतत निवचल स्वामिभक्ति, विनय 
आदि विश्वुत गुण प्राप्त हो ।” इसके ,पदचात्‌ हनुमान्‌ ने उस देवी के निकट रहनेवाली 
भयकर आकारवाली, राक्षसियों को देखकर कहा---उस पापात्मा की आज्ञा का पालन करती 
हुईं ये पापी स्त्रियाँ कदाचित्‌ आपको हानि पहुँचायेंगी । मे अभी इन्हें अपनी कठोर भुष्ठि- 
प्रहार स मार ड़ालता हूं, तब जानक़ी ने हनुमान्‌ को देख़कर कहा--बाण चलानेवाले के 
रहते हुए भला बाण को दोषी ठहराना क्‍या उचित है ? दासियों का वध करना कदापि 
उचित नहीं । मेने अपने पापों के फलस्वरूप यह सब विपत्ति पाई | इसके लिए ये कैसे 
दोषी हो सकती हे. ? हे पुण्यचरित, महान व्यक्तित पापियों पर भी दया दिखाते है । 
अत' हे वानरोत्तम, इन राक्षसियों का मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।' तब हनुमान ने 
कहा-- हें देवी ! आप निर्मल गुण-रत्नों की निधि हे । आप राम की धर्म-पत्नी बनने के 
योग्य हे । अब मुझे राम की सेवा में जाने की आज्ञा दीजिए ।! तब उस देवी नें कहा-- 
है. वानरोत्तम, अबतक उन्हीं को में अपनी आत्मा मानकर अपने प्राण रोके हुई हूँ । 
अब में उन्हें देखें विवा एक क्षण भी नहीं जी सकती । यह बात मेरे प्रभु को बतलाना । 
अब तुम जाओ । इस प्रकार कहने के पदुचात्‌ उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया । 
हनुमान्‌ ने बडी भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और राम भूपाल के निकट पहुँचकर अत्यत 
विनय से निवेदन किया कि हे देव, मेने आपकी विजय तथा कुशल का वृत्तात देवी सीता 
से निवेदन किया, तो वे बहुत हर्षित हुई । उन्होने मुझसे कहा कि तुम मेरी ओर से प्रभु 


॥ 
०] 


से निवेदन करना कि में उनके ददोतों की अभिलाषिणी हूँ । 
१४४ राम के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा छाना 


तब राम ने थोडी देर तक मन-ही-मन , सोचा और विभीषण को बुलाकर कहा--- 
हें विभीषण ! तुम शीक्ष जानकी के मगल-स्तान का प्रबन्ध करो और दिव्य वस्त्राभरण 
एवं पुष्प-मालाओ से अलकृत कराके उन्हें यहाँ लिवा लाओ । तब उसने बडे हर्ष से 
जाकर सरमा आदि अपने अन्त पुर की स्त्रियों से सारी बातें समझाकर जामकी को लिवा 
लाने का आदेश दिया । वे भी बडी' प्रीति से सीता के पास गईं और उन्हें बडी भक्ति 
के साथ प्रणाम करके कहा--हे देवी, आपके पति राम देव ने विभीषण को, आपको 
लिवा लाने की जाज्ञा दीं है । इस हेतु उन्होंने हमें आपकी सेवा में भेजा है । आप प्रसन्न 
होकर अभीष्द मगलदाता राम के समक्ष पधारे | हें सुन्दरी, आप यह वेंश तज दीजिए । 
आप तो शुभ-प्रदायिनी हे ।' इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उन्होंने उनका मगल-स्तान कराया, 


9६ रगन/थ रॉय 


उनकी तनुलता को पोछकर दिव्य वस्त्रों से उन्हें सजाया, दिव्य मालाएँ और दिव्य ओभूषणो 
से उन्हें अलकृत किया और उसके पद्चात्‌ स्वर्ण-पालकी में बिठाकर उन्हें ले चली । तब 
राक्षसेदवर विभीषण बडी भक्ति के साथ राजचिह्न तथा वेत्र धारण करके अपने-भापको धन्य 
मानते हुए, एंक सेवक के समान प्रमुख राक्षसों के साथ पालकी के आगे-आगे चलने लगा। राम के 
निवास से थोडी दूर पर पालकी को रोककर विभीषण राम की सेवा में उपस्थित हुआ और 
हाथ जोडकर नम््ता से बोला--“देव, लिवा लाया हूँ, देवी को | देवी यहाँ पधारी हुई हैं ॥' 
ह तब राम ने अत्यन्त हे, रोष एंवं दैन्य से अभिभूत हो, मन में विचार कर 
विभीषण से कहा--लिवा लाओ ।” तब परम पावन तथा ज्ञानी विभीषण पावन-चरिता सीता को 
बडी श्रद्धा से लिवा ले चला । उस समय राक्षसों एव वानरों की भीड (सीता के दर्शनों 
की तीव्र उत्कठा से) उमड-उमडकर मार्ग को रोकने लगी । तब विभीषण निर्देय होकर अपने 
हाथ की बेंत से उनपर कसकर प्रहार करने लगा । इस कारण से भीड में उठनेवाले आत्त- 
ताद को सुनकर राम ने विभीषण से कहा--हे विभीषण ' ऐसा भयंकर कार्य क्‍या तुम्हारे 
लिए उचित है ? अब इनमें से हमारे लिए पराया कौन है ” अपनो को इस प्रकार दुख 
क्यो पहुँचाते हो ? उन्हें रोकों मत । सभी लोग आकर देखें । इसमें बुरा क्‍या है ? (स्त्री 
के लिए) कालान्तर एवं देशान्तर में नष्ठ न होनेवाला एक शील ही गोपन की वस्तु है । 
ये विशाल दुर्ग, भवन, पर्दे आदि कभी स्त्रियों के लिए उचित आवरण नहीं हो सकते । 
व्यसनों में, विवाहो में, युद्धों में, मित्रो में और उत्सवो में स्त्रियों के लिए आवरण अनावश्यक है । 
में यहाँ हैँ ओर यह रण-भूमि है । अत, इसमें कोई दोष नही है; उन्हें आने दो ।' 

तब राम के आदेशानुसार विभीषण सीता को लिवा लाया । उस समय कल्याणी 
सीता का दरीर स्वेद-बिन्दुओ से ऐसे आप्लावित हो रहा था, भानों उनके हृदय में उमडता 
हुआ आनन्द (हृदय से) छलककर सारे दरीर में व्याप्त हो गया हो । उन्होने राका-शशि 
रामचन्द्र के दर्शंनामृत का पान करके चिरविरहारिन को शान्त किया और परम-अनुराग से 
भरी हुई अपने मन की उत्कठ इच्छा से प्रेरित हो राधघव को देखने लगी । राघव को 
देखते ही उनको घवल-लोचन-उत्पलों से अश्रु-प्रवाह उमड़ आया। वे भय, प्रीति एवं ब्रीडा 
से अभिभूत होकर सिर भुकाये खडी रही । 

तब रघ्राम का मन क्रोधावेश से भर गया । उन्होने उस रमणी को देखकर 
कहा--हैं नारी, पृण्यशीला स्त्रियो के लिए लज्जा ही प्राण है । ,हे लज्जावती, प्रतिष्ठा 
की रक्षा का विचार करक मेने तुम्हें मुक्त किया है। इसके सिवा मेरे हृदय में तुम्हारे 
प्रति कोई आसक्ति शेष नही है। काकुत्स्थ-वद्दज धैयं के धनी होते हे, लोक-रक्षण-तत्पर होते है, 
तथा लोक-प्रशसा के योग्य होते हे । उनके वहा में जन्म लेकर (यदि मे तुम्हें ग्रहण 
करूँ, तो) लोग कहेंगे कि मेने अपने ओऔचित्य को त्याग दिया। शत्रु के घर में रही हुई 
तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हें अपनाना धर्म-सगत नहीं हो सकता । इस भय से कि लोग यह 
न कह बेठें कि यह अपनी पत्नी को खो बैठा और उसे छुडाकर नहीं ला सका, मेने 
तुम्हें छुड़ाया है । इसके सिवा तुम्हें लाने का मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है । मे तुम्हें 
स्वीकार नही करः सकता । तुम जहाँ चाहो, जा सकती हो ।' 


खुद्धकाईड 94७ 
राम के इन निष्ठुर वचन-बाणों के लगने से सीता तिलमिला उठी । वह कमलाक्षी 
सद्य प्राप्त आनन्द को भूल गई और अवाक्‌ एवं स्तभित-सी रह गई। क्षोभ, दुःख एवं 
क्रोध से अभिभूत हो, वे रामचन्द्र को देखकर गद्गद कठ से कहने लगी--है देव, क्या आप 
मेरा हृदय नहीं जानते ? कया, आप सर्वज्ञ एव मनीषी नहीं है ? बाल्यावस्था में आप मुझे 
ले आये और तब से मेरा पालन-पोषण तथा रक्षण करते रहे । आप ऐसे कठोर वचनों से 
मुझे क्यो दुखी बना रहे हे ? में कहाँ, आप कहाँ और आपके ये वचन कैसे ? मेने भू- 
माता के गर्भ से जन्म लिया, उसके परचात्‌ महाराज जनक ने मुझे पाल-पोसकर बडा 
किया, फिर आपजजैसे नृप-शिरोमणि की पत्नी हुई॥ क्‍या, चचल चित्तवालो स्त्रियों का-सा 
व्यवहार मेरे लिए कभी सह्य हो सकता है ? पुरुष, अविश्वसनीय स्त्रियों के प्रति जैसे वचन 
कहते है, वेसे वचन आप मेरे प्रति कह रहे हे । क्‍या, यह आपके लिए उचित है ? यदि 
आपको मुभपर विश्वास नही था, तो जिस दिन मेरा पता जानने के लिए हनुमान्‌ को भेजा था, 
उसी दिन कहला भेजते, तो उसी दिन मे अपनी सभी आश्याओ को तजकर प्राण 
त्याग देती ।॥' 
इसके पश्चात्‌ सीता ने लक्ष्मण को देखकर कहा--हे अनघ, तुम्हारे अग्नज मुफपर 
सदेह करके मेरे प्रति परुष वचन कह रहे हे । क्या मेरे प्रति ऐसा व्यवहार उचित है ” 
क्या, ऐसी बातें वे मुझे कह सकते है ? क्या, तुम्हें उनसे यह कहना नहीं चाहिए कि ऐसे 
वचन कहना उचित नहीं है ” मेरा आचरण देखते हुए, क्‍या, तुम' मुझमें किसी पाप का 
अनुमान कर सकते हो ”' 


१४६ सीता का अग्नि-प्रवेश 


वे आगे कहने लगी--अब द्ाका मत करो । तुम भली भाँति विचार करो और 
यदि तुम लोगो का यही निदचय है, तो यहाँ चिता सजाओ + में सबके समक्ष, बिना 
विचलित हुए अग्नि में प्रवेश करूँगी । अग्नि के द्वारा मे अपनी पवित्रता का प्रमाण दूगी 
और ब्रह्मादि देवताओं की प्रश्मसा प्राप्त करते हुए भूमि में प्रवेश कर जाऊंगी ॥ 

तब लक्ष्मण ने बडी व्याकुलता से अपने अग्रज की ओर देखा और उनके मन 
भावों को समभकर सीता के लिए चिता का प्रबन्ध किया । तब सीता ने बडी भक्ति 
चिता की परिक्रमा की और उसकी स्तुति करके, उसे प्रणाम किया। फिर, अग्निदेव 
समक्ष खडे होकर हाथ जोडे हुए वे कहने लगी--हे धर्मादि देवताओं, हे धर्मों, हे निर्मला- 
त्माओं, हे नियतात्माओं, हे जगत्‌ के अधिष्ठाताओ, हे सूर्य-चन्द्र, हे वेदसाधकों, हे वेदों, 
हे महात्माओ, हे स्वज्ञो, हे पचभूतो, हे परहितात्माओ, हे श्रेष्ठ नरो, हे श्रेष्ठ किन्नरों, 
है सुरवरो, हे भूसुरवरो, हे कृपालुओ, हे दिक्‍पालो, हे सनन्‍्मतियो, हे पापसहारको, मेंने 
मन-वचन-कर्म से राजा राम के सिंत्रा और किसी का स्मरण नहीं किया है । यदि मेने 
ऐसा किया हो, तो में इस अग्नि का सहन नहीं कर सकूँंगी और सब के समक्ष' इसी अग्नि 
में भस्म हो जाऊँगी । यो कहती हुई सीता ने आकाश तक व्याप्त होनेवाली अनुपम 
आकार की भयकर ज्वालाओ से यूक्‍त प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया । अग्नि-कुंड मं 
अविचल खडी रहनेवाली सीता किचित्‌ भी नहीं जली । कर-चरण-आनन-हरूपी कमल, चक्र- 


भ्प 


7 ४92 अर 


8९५ रंगनाशथ एयाय् 


वाक-रूपी कुच-दय, बाहुलताएँ-रूपी मृणाल, विमल त्रिवली-रूपी तरगें, विशाल एवं चचल॑ 
नैश्र-रूपी मत्स्य, सहज नील चिकुर-रूपी शैवाल से युक्त सरोवर की भाँति सुशोभित उस 
कमलाक्षी को देखकर वानर एवं राक्षस शोक करने लगे । सुर, सिद्ध एव साध्य स्तुति करने लगे । 
प्वन-पूत्र, सूर्य-पुत्र, सौमित्र, विभीषण, अगद, वानर-सेना, दानव-वीर, साथ ही सरमा 
आदि राक्षस-व्धुएँ अत्यधिक शोक से सतप्त हो उठी । राम निर्वेद से अभिभूत हो 
स्थिर रहें । 

तब शिव, ब्रह्मा, अखिल दिक्‍्पाल, गरुड-गधर्व एवं खेचर-श्रेष्ठ विमान पर आरूढ 
हो वहाँ आ पहुँचे । राम उन्हें देखकर उनके स्वागतार्थ खडे हुए । राम को देखकर उन्होंने 
कहा--- हे देव! आप वेदान्त के द्वारा ज्ञेय हे, (अखिल ससार के) साक्षी है, कर्त्ता हे, ज्ञान-स्वरूप हे, 
मक्‍त है, नित्यपूर्ण है, सर्वज्ञ हे, जगदेकनिधि है, अक्षीण पुण्यात्मा हे, अव्यक्त हे, अक्षर 
त्रिमूत्ति है और आद्यत-पति है । भुवन, समुद्र, भूत, नदियाँ, यज्ञ, पर्वेत, जन्तु-समूह, वृक्ष, 
मार्ग, तन्‍्त्र, विधियाँ, सुर, नक्षत्र, वेद, शास्त्र आदि सहस्नो, लाखो, करोडो तथा अरबो 
की संख्या में एक-एक ब्रह्माण्ड में पाये जाते है, उनकी गणना कोई भी नहीं कर सकता । 
ऐसे असख्य ब्रह्माण्ड आपके उदर में रहते हे । उनकी गणना ही नहीं हो सकती । आपके 
स्वरूप का पार पाना किसके लिए सभव है ? आपकी माया का प्रभाव जानना आपके 
सिवा दूसरों के लिए कहाँ सभव है ? आपने अमृक का सहार किया, आपने अमुक को 
जीता, अमृक ने आपको जीता, अमुक आपके अधीन हे, अमुक आपसे श्रेष्ठ हे--ऐंसी 
निन्‍दा एवं स्तुति आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती । दास-भाव को छोडकर अन्य किसी 
भी मार्ग से आपके ज्ञान-रूप का दरशंन दुर्लभ हे । हे राजन, आप आदिनारायण है और 
जानकी आदिलक्ष्मी हे । लोक-रक्षणार्थ आप काकुत्स्थ के रूप में विख्यात हुए है । आप 
स्वय अपने को क्‍यों भूल गये हे ” निष्ठर वह्तनि में स्थित जानकी को देखते हुए चुप रहना 
आपके लिए उचित नहीं है । आप उन्हें अपनाइए, प्रीति से आदर कीजिए । उस वनजाक्षी 
की उपेक्षा मत कीजिए ।” 


"१४७, सीता-परिग्रहण 

देवताओ ने जंब रामचन्द्र को कई रीतियो से समभाया, तब देत्य तथा कपि परस्पर 
कहने लगें--इस साध्वी के दरीर से न श्रम-बिन्द्ु निकल रहे है, न इनका मुख कुम्हला 
रहा है, न इनकी तनुलता सूख रही है, न ये व्याकुल हो रही हे, न इनकी धारण की हुई 
पुष्प-मालाएँ मुरझाई हे और न इनका अगराग ही छूटा है । वे सीता को देखकर शोक- 
संतप्त होते हुए गदगद कठ से कहने लगे--रामचन्द्र को ऐसी पवित्र पत्नी के प्रति ऐसे 
निंष्दुर चचन नहीं कहना चाहिए । ऐसा साहस उचित नहीं है । उनके इस प्रकार कहते 
समय अग्निदेव कोमलागी सीता को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकले और उन्हें बडी 
प्रीति से राम के सामने खड़ा करके कहा--यह कल्याणी मृग्धा है | तुम्ही इसके देवता हो, 
तुम्ही इसके प्राण हो, तुम्ही इसके बन्धु हो और तुम्ही इसके सर्वस्व हो । तुम्हारे सिवा 
और किसी को इसके हृदय में स्थान नहीं है। रावण की आज्ञा से कई राक्षस-स्त्रियो ने 
कई प्रकार से इसे पीडित किया, भयकर क्ृत्यो से इसे डराया, धमकाया और छल किया । 


खुद्धकांड 92९ 


इस पर भी यह साध्वी तुम्हारा विस्मरण नहीं करती थी, विचलित नही होती थी, अपना मन 
तुम पर ही केन्द्रित करके अपना सर्वस्व तुम्हारे विश्वास पर त्यागकर अपना दिन बिताती 
रही । अब प्रीति के साथ इस कमलाक्षी को स्वीकार करो । स्वीकार न करना अधर्म 
होगा ।' 

जब अग्तिदेव ने इस प्रकार कहा, तब राम ने अपने मन-ही-मन कुछ देर तक विचार 
किया और फिर शिव, ब्रह्मा, आदि देवताओ की' मडली को देखकर इस प्रकार कहने लगें- 
में जानता हूं कि इस रमणी में कोई पाप नही है । यह उन्नत विचारवाली रमणी 
प्रति अकलक निष्ठा रखती आई है, इस सुन्दरी में भय, भक्ति, शील, ज्ञान आदि गण है। 
मे यह भी जानता हूँ कि राक्षस इसे अपने वह्य में कर नहीं सका। किन्तु, मे जानकी 
को ऐसा आदेश इसलिए देना पडा कि पीछे लोग यह न कहें कि महान्‌ पापी तथा 
अत्यधिक बलवान्‌ रावण ने अपने उद्यान में जातकी को रखा था, किन्तु रघुराम उसे चुप- 
चाप लें आये। एसा कामुक व्यक्ति इस ससार में और कौन हो सकता है, जो अपने अपयश 
का किचित्‌ भी विचार नहीं करता । अब सभी हाकाओ का निर्मलन हो गया । आपके 
आदंशो का पालन करके में सीता को स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार कहते हुए उन्हीने 
सीता को अपने निकट बुला लिया | उस समय रघुराम सीता के साथ ऐसे शोभित हुए, 
जैसे आकाश में रोहिणी से यक्‍त प्रभा-सपन्न चन्द्र हो । 

तब महादेव ने आश्वित-कल्पतरु रामचन्द्र को देखकर बड़ी प्रीति से कहा--हैे 
अनघ, ऐसे महत्तर कार्य को साधने के लिए आपके सिवा और कौन उद्यत होगा ? ऐसे 
लोक-कल्याण का कार्य और कौन सपन्न करेगा ? रावण तो लोक-कटक, त्रिलोक-भयकर, 
देवो की वंदना को प्राप्त करनेवाला तथा महा बलशाली था । ऐसे रावण का नाश करना 
किसी के लिए भी सभव नहीं था । ऐसे व्यक्ति से आपने शझत्रत्व ठाना, उस पर आक्रमण 
किया, उसका सहार किया और उसका दहन-सस्कार करके अपने अनुपम बल तथा विक्रम 
की प्रौदता दिखाई, आपकी समता करनेवाला इस ससार में कौन हो सकता हैं ” आपने 
रावण का सहार किया और आपके कारण चौदहो भुवनों की रक्षा हुई | इस शोभा को 
देखने के लिए आपके पिता महाराज दशरथ स्वर्ग से आये हे । वह देखिए, वें देवताओं के 
आधिपत्य से दीप्त हो विमान पर आरूढ है । आप उस सत्यनिधि एवं पुण्यात्मा की पूजा 
तथा सत्कार कीजिए ।* 


१५८ दशरथ के दर्शन 

तब सशील रघराम ने अनज-यक्‍त हो, बडे प्रेम, श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ महाराज 
को साष्टाग प्रणाम किया। तब महाराज ने बाँहं फैलाकर बडे मोद से उन्हें हृदय से लगा 
लिया और राम को देखकर कहा--हे वत्स, कैकेयी की बातें सुनकर तुम जैसे लोक-रक्षण- 
कला-निरत को मेने वन में भेज दिया । मेने औचित्य का विचार नहीं किया और न शुभ 
कार्य को पहचान सका | तुम्हारा राजतिलक करके तुमको राज्य करते हुए जी भरकर 
देखने का तथा समस्त ससार को सुखी होते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ । 
पुश्र-शोक से मेने मृत्यु को प्राप्त किग्रा। ऐसे मुझे इन्द्र-लोक में प्रवेश करने का अधिकार कहाँ ! 


8६० रंग्नाथ एपायणगण 


वह दुख सतत प्रज्वलित अग्नि के समान मेरे हृदय में जलता रहता है । अमर 
लोक में भी जो अग्नि शमित नहीं हुई, वही आज तुम्हारे समक्ष उपशमित (शान्‍्त) 
हो गई । हे कमलाप्त-सम-तेजस्वी, हे कमलाभिराम, हे कमलाप्तवशज, तुम अयोध्या को लौट 
जाओ और निखिल धर्मों का पालन करते हुए साम्राज्य को ग्रहण करके अक्षय कीत्तिं के 
साथ चिर काल तक इस पृथ्वी का ऐसा पालन करो कि प्रजा कहे कि राम लोकाभिराम हे । 

उसके पर्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मण को देखकर कहा--हे सौमित्र, तुमने राम के साथ 
अरण्य में घूमते हुए अनेक उत्तम एवं साहसपूर्ण कार्य करके पुण्य प्राप्त किया है । भविष्य 
में भी सावधानी के साथ, अपने अग्रज के मन को दु'खी बत्तायें विना आचरण करते रहना।' 
तदनतर उन्होने अपना सिर भुकाकर प्रणाम करके खडी हुई सीता को देखकर कहा--हे 
पुत्री, परम पवित्र पातिब्रत्य धर्म में तुम्हारी समता कोई स्त्री नहीं कर सकती | तुम उत्तम 
साध्वी हो । राम ने तुम्हें जो निष्ठुर वचन कहे, उनके लिए तुम रुष्ट और दुखी मत 
होना । तुम राघव के समान महान्‌ कीत्तिवान्‌ पुत्रों को प्राप्त करो, पुण्य प्राप्त करते हुए 
जीवन व्यतीत करो । इस प्रकार, तीनो को आशीर्वाद देकर महाराज दशरथ मन-ही-मन 
संतुष्ट हुए । 


१४९ देवताओं का अभिनन्दन 


तब चन्द्र-सम शीतल प्रभु राम को देखकर इन्द्र आदि देवताओं ने कहा-- हे पुण्यात्मा, 
आपने हमारे निमित्त मनुष्य के रूप में जन्म लिया, राक्षसों का सहार किया, अनेक 
प्रकार के दु.खो का सहन किया और भूमि का भार उतारकर हमारी रक्षा की, हंमें जीवन- 
दान दिया और हमें शान्ति प्रदान करके भेज रहे हैं । हम आपको वर देंगे। आप अपना 
अभीष्ट कहें ।' | 

तब राम ने देवताओं को देखकर मदहास॑ करते हुए कहा--आपकी कृपा से इस 
ससार में मेरे सभी कार्य सम्पन्न हो गये । कितने ही वानर, अपना-अपना देश, घर-बार, 
बन्धुजन, पूत्र तथा मित्रो को छोडकर, बडे साहस के साथ, अपने प्राणो की भी परवाह 
किये विना मेरे लिए शज्रुओ. के साथ युद्ध करके प्राण खो बेठे है। थे कपि-बीर 
उनच्नतात्मा है । उन्हें जीवन प्रदान कीजिए।' तब देवताओ ने कहा--एऐसा ही हो । ये वानर प्राण 
प्राप्त करेंगे।! इतना कहकर महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता तथा दिक्पाल, मुनि, सुर सभीराम की 
प्रशसा करते हुए स्वर्गलोक को चले गये । उसके पदचात्‌ दशरथ भी स्वर्ग को चले गये । 

देवताओं के वर के प्रताप से युद्धभूमि में कटकर गिरे हुए सभी वानर जीवन 
प्राप्त करके ऐसे उठे, मानों वे नीद से जाग रहे हो । फिर, राम को देखकर बडे हर से 
उन्होंने प्रणाम किया । तब राम बडी दया से उन सब को निहारकर बहुत प्रसन्न हुए । 

तब विभीषण ने राम को देखकर बडी भक्ति के साथ कहा--हे देव, हे राघव- 
राज, आपके लका में पधारकर अभिषेक स्वीकार करने का यही उचित समय है । तब 
राघव ने कहा--जटाओ का भार धारण किये हुए तथा वल्कल पहने भरत के (अयोध्या 
में) तप में निरत रहते समय, उसको विना देखे हमारा यहाँ सुख-भोग में तत्पर रहना 
अनूचित है ।' 


&६२ र्गनाथ एयायर 


साथ. उस पुष्पक की पूजा की और उसकी परिक्रमा करने के बाद बडे हर्ष से उस विमान 
पर आरूढ हुए । 

तब राम ने सुग्रीव आदि मित्रो तथा अन्य वानरों को देखकर कहा--तुम लोगों ने 
मित्रता के नाते जो कार्य किये, उन्हें देवता भी नहीं कर सकते थे । मैने तुम्हारे कारण 
समस्त तेज, समस्त सुख तथा अपार कीत्ति प्राप्त की । तुम पुण्यात्मा, परम-पावन तथा 
धन्यजीवी होओगे । अब तुम लोग अपने-अपने देंश को लौट जाओ ।' तब कंपियों ने 
कहा-- है राजनू, हम भी आपकी सेवा करते हुए अयोध्या जायेंगे, आपका राजतिलक 
देखेंगे और आपके अनुपम चरित्रवान्‌ अनुज भरत-दत्रुघ्त को, परम-पावनी आपकी माताओं 


॥०० कि. « कि. 


को देखेंगे और आपके नगर तथा गगाजी के दर्शन करके लौटेंगे ।' 

तब राम ने मन-ही-मन हर्षित होते हुए विभीषण, सुग्रीव, अग॒द, हनुमान, नील 
आदि अनेक महान्‌ वानर-श्रेष्ठो को पुष्पक में चढ़ने की अनुमति दे दी | वे भी बडे उत्साह 
से पुष्पक में बेठ गये। दनुज-स्त्रियाँ सीता को प्रणाम करके अपने-अपने निवास को लौट गईं । 
तब दाशरथि को देखकर विभीषण ने कहा--हे देव, इस पुष्पक की विशेषता यह है 
कि इसमें कितने लोग भी बेठें, सब के लिए तो इसमें स्थान निकल आयगा, साथ ही 
एक कोने में पाँच सौ लोगों के लिए स्थान बचा रहेगा।' तब राम ने बडे हर्ष से असख्य 
वानर एवं राक्षसों को उस विमान में बेठनें की अनुमति दी । इसके पश्चात्‌ वह पुष्पक 
गगन की ओर उडकर आकाश-मार्ग से, मनोवेग के सदृश वेग से ऐसा जाने लगा, 
मातो सूर्यब्रिम्ब पूर्व से पद्चिवम को जाना छोड दक्षिण से उत्तर की ऑर जा 
रहा हो । 

१६१. श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों को दिखाकर समरक्ताना 


तब नित्य-पुण्यवानू, राम ने सीता से कहा--हे शुकबयनी, क्या तुमने अक लक श्री 
से विलसित इस लका को देखा ? यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हुई है और त्रिकूट पबंत 
के मध्य में स्थित है । इस लका का राज्य करने का भाग्य रावण को नहीं था, इसलिए 
उस दुर्जेत का नाश हुआ । उसके थरुचात्‌ राम ने उन्हें रक्त, मास, मज्जा तथा अस्थि- 
खण्डो से परिपूर्ण समर-भूमि कों दिखाते हुए कहा--हें कमलाक्षी, यही पर रावण अपना 
रण-कौोौशल दिखाते हुए युद्ध करके मारा गया । देखो, वहाँ महान्‌ शक्ति-सपन्न कुभकर्ण 
घोर युद्ध करने के पदचात्‌ हत हुआ । यहाँ पर प्रहस्त नील पर आक्रमण करके नष्ठ हुआ। 
यही पर हनूमान्‌ ने महान्‌ बली धृम्राक्ष का सहार किया । उस स्थान पर अजेय हो मेघ- 
नाद ने हमें नाग-पाशों से बाँधा था । वहाँ पर सौमित्र ने अपना शौय तथा शक्ति दिखाते 
हुए अतिकाय का वध किया था । यहाँ पर अक्षीण बलशाली मकराक्ष युद्ध करते हुए 
गिरा था । इस स्थान पर शत्रु-दलन तथा अकुंठित विक्रमी अग्निवर्ण गिरा । उसे स्थान 
पर सौमित्र ने इंद्रजीत का सहार किया । हे सरोजाक्षी, इसी स्थान पर अग्रद नें अनुपम 
बली अतिकाय का वध किया था । इसी स्थान पर महोदर तथा महापादर्य नामक भग्कर 
विक्रमी लडते हुए गिरे थे। यहाँ देवातक एवं नरातक क्रूरता से युद्ध करते हुए मारे 
गये थे । 


इक 8६६ 


यह ली, यही पर महान्‌ सेतु है, जिसे हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 
समुद्र पर बाँधा था। यही गधभादन नामक पृण्य-तीर्थ है । यह सदाशिव का सर्वमान्य 
निवास-स्थात है । हे कमलाक्षी, यह जो काचनाचल दीख रहा है, वही हिरण्यनाभ है । 
है सूदरी, पक्‍्न-पुत्र तुम्हारा अध्वेषण करते हुए बडे वेग से लका की ओर जा रहा था, 
तब उसको आतिथ्य देने के उद्देश्य से यह महान्‌ परत समुद्र से ऊपर निकल आया था ।' 

जब राम इस प्रकार वर्णन कर ही रहे थे कि राम ने अपने समक्ष भयकर आकार 
से युक्त रावण का रूप देखा | उसे देखते ही सश्रमचित्त हो राम ने विभीषण से कहा-- 
है विभीषण, यह कैसा विचित्र है ? में ने अपने प्रचण्ड बाहुबल से युद्ध-क्षेत्र में दशकठ का 
सहार किया था, और इसके लिए ब्रह्म आदि समस्त देवताओ ने बार-बार मेरी प्रदसा 
भी की थी । तब फिर आज मेरी आँखों के सामने रावण आकर कैसे खडा हैं ” इसका 
क्या रहस्य है ?' तब विभीषण ने कहा--हे राजन, ब्रह्मा की सतति में जन्म लिये हुए 
दुजंज रावण का आपने वध किया था। अत, आपको ब्रह्म-हत्या का दोष लग गया हैँ । 
इसलिए कदाचित्‌ रावण आपको दीख पडा है । इस पाप का प्रायश्चित्त यही करके आगे 
बढना चाहिए । नहीं तो आगे के कार्य सफल नहीं होगे। अत, आप मनन्ही-मन ब्रह्मा 
का स्मरण कीजिए । देवताओ के साथ वे बडे हष से आयेंगे और कत्तेंव्य का निर्देश करेंगे । 

तब राम ने पुष्पक विमान को पृथ्वी पर उतरवाया और मन-ही-मन बडी श्रद्धा 
से ब्रह्मा का स्मरण किया । तुरन्त सभी दिक्‍पालो, मुनियों तथा देवताओं के साथ ब्रह्मा 
वहाँ आये और बडी प्रीति से बोले--हे देव, आपने मुझे किसलिए स्मरण क्रिया है ” 
तब रघुराम ने अपने देखे हुए रावण के रूप का वृत्तात सुनाया । तब ब्रह्मा विस्मित होकर 
बोले--है देव, यह दैत्य मेरे तेज से इस पृथ्वी पर पैदा हुआ और इतने घोर पाप किये, 
फिर भी अस्त में पाप-रहित होकर मरा। इस पृथ्वी पर विप्र अपने वर्णाश्रम धर्म का ज्ञात 
रखते हुए, उसके अनुसार कर्म न करें, उसके विपरीत कम करे, अतुल पाप करे, गुरु- 
दूकण करे, कुल-अष्ट हो जाय और गो-ब्राह्मण हत्या आदि घोर पाप भी क्यो | करें, 
फिर भी वह इस पृथ्वी पर वध के योग्य नही है ।-राजा को यही चाहिए कि ऐसे दु्जन, 
कर एवं पापी के वह् को निर्मूेल कर दे और उसे अपने देश से निर्वासित कर दे । 
है जगदीश, विश्ववसू का पुत्र, अब मोक्षार्थी हो आपके सामने खड़ा हुआ हैँ । उसे सहुष्ट 
कीजिए और एक शुभ लग्न में समुद्र के सेतु पर अपने नाम पर शिव की प्रतिष्ठा कीजिए । 
इसके पश्चात्‌ उसकी विधि बतलाकर ब्रह्मा चले गये । 


१६२. राम के द्वारा शिवलिंग का प्रतिष्ठापन 
तुरन्त राम ने अपने निर्केट रहनेवाले पवन-पुत्र को देखकर कहा--हे प्रशसनीय 
बलाडय तथा साहसी हनुमान्‌, तुमने हमारा कार्य पूरा करके हमारा उद्धार किया हे और 
हमारी कीत्ति को चारो ओर फैलाकर हमें कृतार्थ किया है । विनय, विक्रम, षैयें एव 
प्रसिद्धि में निखिल लोको में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता । अभी हमारा एक और 
कार्य सपन्न करो। हें वानरोत्तम, तुम असख्यफलप्रदायिनी काशी को शीघ्र जाकर वहाँ से 
एक शिवलिंग ले आओ । यहाँ से काशी दो सौ दस योजन दूर है। दो घडी में 


8६9 रगंनायि ऐपाॉयरी 


तुम शिवलिंग को लेकर वापस आओ । कही भी विलम्ब किये विना श्षीत्र आना । पृथ्वी 
पर मूच्छित होकर गिरे हुए मेरे भाई के लिए तुम तेईस लाख बीस सहक्न और दस योजन 
की दूरी पवन-वेग से पार करके ओषधी-शैल ले आये थे और फिर उसे यथास्थान पहुँचा 
दिया था । यह सारा कार्य तुमने एक अद्ध प्रहर में सपन्न किया था । यह कार्य तुम्हारे 
लिए कोई बडा नही है ।' 

यह सुनकर हनुमान्‌ ने हषे से फूलते हुए रामचन्द्र को प्रणाम किया और उनकी 
आज्ञा लेकर चल पड़ा । वह तुरन्त महेन्द्रावल पर चढ़कर अपनी सारी शक्ति के साथ 
आकाश की ओर उछलकर आकाइ-मार्ग से काशी नगरी में पहुँच गया । उसने वहाँ प्रण्य- 
तरगिणी' गगा में स्‍्नान' किया, काशी में विलसित परम दयालू भकतजन-पालक विश्वनाथजी 
के दर्शन करके उनकी स्तुति की । वहाँ से एक शिवलिंग को लेकर हनुमान्‌ तुरन्त अत्यधिक 
बेग से लौटने लगा । हे 


हनुमान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हुए बधु-जन-बंदित राम मन-ही-मन सोचने 
लगे--शुभ लग्न आसन्न हो रहा है । पता नहीं कि हनुमान्‌ अभी तक क्यो नहीं आया हैँ। 
कदाचित्‌ किसी राक्षस से छेडे जाने पर उससे युद्ध कर रहा होगा। न जाने क्‍या बात हुई ?! 
फिर, उन्होंने निश्चय किया--शुभ मुहत्त के बीतने के पहले ही में एक सैकत 
लिंग बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कर दूगा । 'ऐसा निश्चय करके राम ने एक योग्य स्थल 
को चुनकर वहाँ अपने हाथों से एक सैकत लिंग बनाया। कमलाक्षी सीता ने पाव॑ती-नाथ 
के लिंग के ठीक सामने रेत से एक नन्‍्दी बनाई । उसके परचात्‌ राम उस लिंग की पूजा 
करने लगे । 

उसी समय वायुपुत्र वायु वेग से वहाँ पहुंचकर रामचन्द्र के चरणो में प्रणाम किया । 
फिर, वह रामचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर खिन्न हुआ । उसका सारा दरीर 
दुःख के आवेश से काँपने लगा और गदुगद कठ से वह राम को देखकर बोला--हे सूयय- 
वशतिलक, आपकी आज्ञा के अनुसार में काशी गया और ब्रह्मा आदि देवताओ के समक्ष 
ही में वहाँ से एक शिवलिंग ले आयी हूँ । मुझे भेजकर, मेरे लौटने के पहले ही आपने 
शिवजी का प्रतिष्ठापन संपूर्ण कर दिया। क्या, यह आपके लिए उचित था ? हे देव, कदाचित्‌ 
में आपके विश्वास के अयोग्य हो गया हूँ, आपके मल में मेरे प्रति प्रेम नहीं है ।' 
तब राम ने मद-मद मुस्कुराते हुए हनुमान्‌ के देखकर कहा--हे पवन-पुत्रं, तुम भी मेरे 
भाइयो में एक हो । मेरा तुम पर अपार स्नेह है | शुभ मुहत्त न बीत जाय, यही विचार 
करके मेने रेत से शिवजी का प्रतिष्ठापन किया । इतनें में तुम आ गये। मुझे बडी प्रसन्नता हुई। 
अब बूरा ही क्‍या है ” तुम इस शिवलिंग को हटाकर अपने लाये हुए शिवलिंग का 
प्रतिष्ठापन करो ।' तब वायुपुत्र ने बडे हर्ष से अपनी पूछ से उस शिवलिंग को लपेटा 
और बार-बार उसे हिलाने का प्रयत्न किया, किन्तु वह शिवलिंग किचित्‌ भी नहीं हिला। 
हनूमान्‌ू मन-ही-मत्त आशकित होने लगा। फिर भी, उसने अनेक बार प्रयत्न किया, किन्तु 
उसे हिलाने में अपने को असमथे पाकर मन-ही-मन चिताकुल हो सोचने लगा--हाय, में 
पूर्व में सहज ही द्रोणाचल को उखाडकर लाया था । शिव तथा भूतगण से युक्त कैलास 


शुद्धकांड 8६५ 


पर्वत को उठानेवाले रावण भी जब सौमित्र को उठाने में अपने आपको असमर्थ पाया, तब 
मेने सौमित्र को उठाकर इन्द्र आदि देवताओ की प्रशसा प्राप्त की । मेंढ तथा मन्दर पर्व॑तो 
को मेने अपने पैर के अँगूठे से उछालने की शक्ति रखता हूँ । क्या आश्चर्य है कि यह 
शिवलिंग मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है । कदाचित्‌ मेरी शक्ति ही घट गई है, अथवा 
सूर्यवशज को क्रोध से अपदब्द कहने का पाप मुझे लग गया है या काशी का शिवलिंग यहाँ 
तक ले आने के कारण ही ऐसा हो रहा है । अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि यह शिव- 
लिग मेरे लिए भारी पड जाय ।' 

इस प्रकार सोचकर हनुमान्‌ ने अपनी सारी शक्ति का सचय किया और उस शिव- 
लिग को उखाडने का शक्ति-भर प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल हुआ । उसकी सारी 
शक्ति जाती रही और वह रक्त उगलतें हुए मूच्छित हो नीचे गिर पडा। तब राम ने अपने 
दीप्तिमानू एवं कोमल कर-कमल फैलाकर हनूमान्‌ को उठाया । तब उसकी चेतना लौट 
आईं और उसने राम को साष्टाग प्रणाम करके कहा--हे सीता के हृदय-कमल-षट्चरण, 
आपकी जय हो । है घोर कुटिल-राक्षस-समूह-सहारक, आपकी जय हो । हे शिव के उदृण्ड- 
कोदण्ड-भजक, आपकी जय हो । हें बाणाग्नि से समुद्र को सोखनेवाले वीर, आपकी जय हो । 
है रावण-रूपी उच्चतर हौल के लिए अमरेन्द्र-स्वरूप, आपकी जय हो। हें भक्तवत्सल ' 
आपकी जय हो। हे निर्मलात्मा, सज्जन-कल्पतर, शतकोटि सूर्य-सम तेजस्वी, आपकी जय हो। 
आपकी महिमा महेंइवर, इन्द्र, नागरेन्द्र तथा वागीद, इनमें कोई भी जात नही सकते । 
तब भला मेरी शक्ति ही क्‍या है कि में आपकी महिमा जानू ? आपके द्वारा प्रतिष्ठित 
शिवलिंग को अबोध की भाँति उखाडने का प्रयत्न करके मेने जो अपराध किया है, उसे आप 
क्षमा कीजिए और आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा लाये गये इस शिवलिंग की यथोचित 
व्यवस्था कीजिए ।” 

इस प्रकार अत्यन्त भक्ति से स्तुति करनेवाले हनुमान को देखकर राघव ने कहा--- 
हे पवनपुत्र, तुम मन-ही-मन ऐसे क्यो दुखी होते हो ”? तुम अपने लाये हुए लिंग को 
यही पर प्रतिष्ठित करो । इस पृथ्वी के लोग पहले* उसी शिव की पूजा करेंगे, उसके 
परचात्‌, मेरे द्वारा प्रतिष्ठित ईश्वर की अचेंना करेंगे । जो भक्त जाहनवी का पुण्य-सलिल 
ले आकर उससे तुम्हारे लाये हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, उनके किये हुए ब्रह्म-हत्या 
आदि पाप नष्ट हो जायेंगे, उनकी कीत्ति शाइवत होगी, अनुपम पुत्र-पौत्रो की वृद्धि उन्हें प्राप्त होगी 
और वे अनुपम सपत्ति प्राप्त करेंगे। यह सुनकर हनुमान्‌ अत्यन्त हर्षित एवं सतुष्ठ हुआ | 

उसके पदचात्‌ राम ने काशी-लिंग को वहाँ प्रतिष्ठित किया और पहले उसी लिंग 
की षोडशोपचार पूजा बडी भक्ति के साथ की और उसके पदचात्‌ अत्यन्त हर्ष से अपने 
द्वारा प्रतिष्ठित शिव की पूजा की । तब देवताओं ने राम पर पुष्प-वृष्टि की और सभी 
वानर आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे । तब विभीषण ने राम से कहा--हे जगदीश, आप 
ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि इस सेतु-मार्ग से कोई लका में न आ सके ।' 

१६३. श्रीराम का सेतु की महिमा बताना 
श्रीराम ने तब बडे हर्ष से उस विभीषण को देखकर कहा--एऐसा ही होगा ।' 
५९. 


84६6 रंगन/ए/थ ए#वय/शय 


फिर, वें सेतु पर कुछ कदम आगे चले और उस पर खडे होकर अपने अनुज के हाथ का 
धतुृष अपने हाथ में लिया और उसकी नोक से उस सेतु पर एक रेखा खीचकर, उसे इस 
प्रकार काठ दिया कि कपियों के द्वारा निर्मित उस सेतु के सभी जोड टूट गये । उसके 
पदचात्‌ वे बोले--जो व्यक्ति इस स्थान पर स्तान करेगा, उसके परस्त्रीगमन, ब्रह्मह॒त्या, गुरु- 
दोह, गो-वध, सूरापान, वेद-दूषण, पर-वित्तापहरण, सहोदरी रति, स्त्री-हत्या, चोरो की 
मित्रता, गृह-दाह, मास-भक्षण आदि कार्यों के द्वारा उत्पन्न समस्त पाप नष्ठ हो जायेंगे, पुण्य की प्राप्ति 
होगी, और उसे चिरायु, आरोग्य, पर-हितबुद्धि, सौभाग्य एवं शाइवत कीत्ति प्राप्त होगी।' 


इसके पदचात्‌ राघव बडे हष से पुष्पक पर आरूढ हुए 4 यह पुष्पक देवताओ के 
आशीर्वाद तथा वानरो की प्रशसा प्राप्त करते हुए पूर्ववत्‌ आकाद-मार्ग में बडे वेग से जाने 
लगा । तब मनुकुलेश्वर भूमि सुता को देखकर बोले--हे विधुवदनी, इसी स्थान पर 
विभीषण हम से मिला था। यही पर मेने कुश-द्वग्या पर शयन किया था । यही पर मेने 
एकान्त-सेवा की और ब्रह्मास्त्र को चढ़ाकर समुद्र पर चलाने का उपक्रम किया, तो नदियों 
के साथ समुद्र ने आकर इसी स्थान पर मुझे प्रणाम किया था। हे कमलमुखी, यहाँ पर 
मैने अनुपम विक्रम एवं शान्ति से बाण का सधान करके वालि का वध किया था | वहाँ 
देखो, प्रचुर वनो और फलो से युक्त किष्किन्धापुरी है, जो सुग्रीव की राजधानी है । 

तब चंचल नेत्रवाली जानकी ने रामचन्द्र से कहा--हे नाथ, मेरी इच्छा हे कि 


३५९ नि 


सुग्रीव की पत्नियों को भी अपने साथ अयोध्या ले चलू । तब राम ने पृष्पक को वहाँ 


6 
कि. 


रोक दिया । राम की आज्ञा से सुग्रीव आकाश-मार्ग से जाकर तारा आदि अपनी पत्नियों 
को ले आया । वे बडी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम करके पुष्पक विमान में बैठ गईं । 
फिर, पुष्पक पूर्ववत्‌ चलने लगा । ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँचते ही रघुराम ने जानकी 
को देखकर कहा--यही ऋष्यमृक पर्वत मेरे वानर-मित्रों का निवास है । इसी पर्वत पर 
मैने सभी रहस्यो को जानकर सुग्रीव से मित्रता की थी । यही वह पपा सरोवर है, 
जो सदा रवि-किरणो से विकसित कमलो से दीप्तिमान्‌ रहता है । हे सीते, तुम्हारे वियोग 
से तप्त भें इस पुण्य सरोवर के मृदुल तठो पर जब अपार दुख का अनुभव कर रहा था, 
तब पुण्यात्मा पवनकुमार हमसे मिला और मेरे हृदय-कमल को शान्ति पहुँचाकर सुग्रीव 
से हमारी भेंट कराई। वहाँ देखो, उस वन के मध्य शबरी का आश्रम सुशोभित हो रहा है। 
यही पर मेने क्रुद्ध होकर घोर युद्ध-कौशल दिखाया था और महा बलशाली कबध का 
वध किया था । इसी स्थान पर उचद्चतात्मा जटायु का स्वर्गवास हुआ । तुम्हें ले जानेवाले 
नीच रावण को उसने रोका था और उसके साथ युद्ध करके यही पर आहत होकर गिरा था। 
वहाँ फाडियों एवं वनों से आकीर्ण प्रदेश ही जनस्थान कहलाता है । वहाँ देखो, 
उसी स्थान परः सौमित्र ने शूर्पणखा के नाक-कान काठे थे । यहाँ देखो, इस स्थान पर मद- 
मत्त हो हम पर आक्रमण करने आये हुए खर-दृषण आदि राक्षसों का संहार हुआ था । 
यहाँ पर भायामृग के रूप में मारीच ने मुझे तग किया था और यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई । 
यही पचवरी है । लो, यही वह पर्णशाला है, जहाँ से, रावण मायारूप धरकर तुम्हें 
चुरा ले गया था । वहाँ देखो, वही सुतीक्षण मुनि का, आश्रम है और उससे थोडी दूर पर 


खद्धंकीड 9६७9 


दीखने वाला आश्रम अगस्त्य का है। वहाँ शरभग मुनि का आश्रम है और वह देखो महाम॒न्ति 
अत्रि का आश्रम दीख रहा है। वही पर सती अनसूया ने तुम्हें प्रेम से अगराग प्रदान 
किया था । वही चित्रकूट पर्वत है, जहाँ भरत ने मुझसे (घर लौटने की) प्रार्थना की थी। 
वहाँ देखो, अनतिदूर विमल काननो के भध्य यमुना सुशोभित हो रही है। वहाँ देखो, अनेक दिव्य 
मुन्ति जिसकी सेवा करते है, ऐसी विमल तरगावली से युक्त गगा नदी प्रवाहित हो रही है । उसके 
किनारे अनेक उद्यानों से परिपूर्ण श्रुगबेरपुर विलसित हो रहा है। वही वह सुन्दर स्थान है, जहाँ 
गृह बडी भक्ति के साथ हमसे मिला था । वह देखो, वही सरयू नदी है, जिसके तठ पर 
अनेक यूप-काष्ठ विलसित है । हे कमलाक्षी, विशाल पृण्य-राशि अयोध्या वहाँ दीख रही' है, 
उसे प्रणाम करो । इस प्रकॉर, जब राम ने सीता को सकेत से अयोध्या दिखाई, तब बड़े 
कुतृहल से वानर एवं राक्षस उचक-उचककर उस सुन्दर नगर को देखने लगे, जो असख्य 
रत्तो, स्वर्ण-तौधो, असख्य तोरणों, ध्वजाओ तथा बहुत-से गज, अश्व, रथ, पदाति-सेना से 
युक्त हो अपार वैभव से विलसित होते हुए अमरावती के समान दीख रहा था । 


१६४. भरद्वाज मुनि का आतिथ्य 

चोदह वर्ष की समाप्ति के पदचात्‌ शुक्ल पंचमी (पंचम) के शुभ दिन में राम 
अविरत तेजस्वी भरद्वाज मूनि के आश्रम के निकट उतरे । वें पृष्पक को आकाह में ठहरा- 
कर आप आश्रम में गये और उस मुनि के चरण-कमलो में अपना मस्तक भुकाकर प्रणाम 
किया और बडे हुँ से मुनि के आशीर्वाद प्राप्त किये । उसके पदचात्‌ उन्होने अत्यन्त 
विनय के साथ कहा--हे अनघ, बहुत समय से मुझे आपका कुशल-समाचार ज्ञात नही 
हुआ था । वनवास में रहते हुए वहुत समय व्यतीत हो गया है। आप को, कद, मूल, फल, 
जल आदि उपलब्ध होने में कोई कष्ट तो नहीं होता ?* आप की तपस्या विना विध्न- 
बाधा के सतत चल रही है न ?' 

राम के विनयपूर्ण वचनो को सूनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे बोलें-- 
हैं नेखिल लोकाराध्य, जब तुम स्वय यहाँ जन्म लेकर बडी निष्ठा से समस्त लोको का पालन 
करते हो, तब भला, कही किसी को कष्ट या कोई दुख हो सकता है ? पुण्य-कर्म करने- 
वालो को कही कोई विध्न-बाधा हो सकती है ? हे सत्यनिष्ठ, तुम्हारे प्रसाद से हम अत्यत 
सूखी हो सभी घम-कार्य सपन्न करते, वेद-विहितअनुष्ठान का आचरण करते हुए तपस्या 
करते है । वनवास के लिए जाते समय तुम यहाँ आये थे । यहाँ से जानें के दिन से फिर 
आज लौटकर आने तक तुम्हारा सारा वृत्तात मैने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया है । 
तुम्हारे किये हुए अद्भुत कार्य देवताओं के लिए भी असभव हैँ । तुम्हारे वन जाने 
के दिन से ही समस्त सूख-भोगो का त्याग कर घन जटा-भांर एवं वल्कल धारण किये हुए, 
भरत अत्यन्त भक्ति से तुम्हारी पादुकाओ पर समस्त राज्य-भार डालकर राज्य चला रहा है। 
आइचर्यजनक श्रद्धा से वह तुम्हारे आगमन की' प्रतीक्षा कर रहा होगा । अपने अनुज की 
श्रद्धा का विचार करके तुम्हें वहाँ शीघ्र पहुँच जाना चाहिए । किन्तु हे अनघ, तुम वनवास 
से थके हुए आये हो, अत आज तुम हमारे आश्रम में विश्वाम करो । कल प्रातःकाल ही 
हम से विदा लेकर यहाँ से जाना । में प्रीतिभोज की व्यवस्था करता हे । 


8६८ रानएथ रायायरस 


इतना कहकर मुनि ने अपने श्रेष्ठ तप की महिमा से राम को चकित करते हुए 
कामधेन्‌ का स्मरण किया | तुरन्त उस कामधेनू ने स्वच्छ कान्ति से चमकता हुआ, भात, 
फल, घृत, दाल, विविध मिष्टान्न, मधुर शाक, शक्कर, दधि, परमान्न, ऑऔंटाया हुआ दृध, 
मधु, शिखरन, शरबत, चटनी, पेवस, बरी, सुगधित जल और स्वादिष्ट अँचार आदि का 
प्रबन्ध कर दिया । तब राम ने वानर तथा देत्य-तायकों के साथ बडी भक्ति एवं प्रीति से 
भोजन किया । तदनतर भरद्वाज ने राम से कहा--हे सुगुणाभिराम, हे कल्याणगुणधाम, 
में तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ । तुम अपनी इच्छा से माँग लो । तब राम ने हाथ 
जोडकर कहा--हे मुनीश्वर, आप कृपा करके ऐसा वर प्रदान कीजिए कि साकेत नगरी 
के चारो ओर तीन योजन तक की भूमि वर्ष भर हस्य-दयामल बनी रहे और वहाँ के वृक्ष 
सदा फूनते-फनते रहें । इसके सिवा में और कोई वर नही चाहता । मुनि ने ऐसा ही 
वर देने की कृपा की । वानर-वीर मुनि के दर्शन करके हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपने को 
कृतार्थ मानने लगे । 

तब रघुपति अनिलकुमार को देखकर बोलें--हे मारुति, तुम अपनी अनुपम शक्ति 
में शोत्र श्ावेरुर जाकर पुृण्यात्मा गृह से मिलो और हमारे आगमन की सूचना उसे दो। 
उस पुण्पात्मा से मार्ग जानकर नदीग्राम पहुँचकर हमारे अनुज शुभब्नती, दयालु तथा 
उन्नतात्मा भरत को हमारे आगमन का समाचार देकर शीघ्र लौट आओ ॥' 


॥ 


तब हनुमानत्‌ ने मातव-रूप धारण कर बडे वेग से गगा नदी को पार किया, और 
श्रुगवे रपुर में पहुँचा । वहाँ परहितात्मा परमेश्वर के आगमन का समाचार न जानने के 
कारण गृह मन-ही-मन सोचने लगा--मे अपने प्रभु राजाराम के चरण-कमलो की सेवा 
करते हुए उनके साथ बन में नही जा सका। पता नही, वे वहाँ कैसे रहते हे और कहाँ है ? 
कदाचित्‌ वे सिंह, भेरुण्ड, राक्षस, अग्नि, भुजग, विष आदि से पीडित हो कही 
नष्ट तो नहीं हो गये । अन्यथा, (चौदह वर्ष की) अवधि समाप्त होने के पर्चात्‌ भी 
रघुराम लौटकर क्यो नहीं आये । राम अपने वचन तोडनेवाले नहीं है। मुझसे भूल हो गई। 
में अभी अग्नि में प्रवेश करके राम को प्राप्त करूँगा । ऐसा निदचय करने के 
परचात्‌ उसने चिता सजाई और उसमें 'अग्ति को प्रज्वलित किया । फिर बडी भक्ति से 
वह अपने अनुज, पुत्र एवं स्त्री को साथ लिये हुए अपने मन में राम को धारण किये हुए 
उस अग्नि में प्रवेश करने का उपक्रम करने लगा । 


उसी समय हनुमान्‌ ने उसका मार्ग रोककर कहा--भपने ब्रत का पालन करके 
प्रभु राम लौटठकर आ रहे है । वे कल ही यहाँ पहुँचेंगे । यह असत्य नहीं है | तुम अग्नि- 
प्रवेश करो, तो राम के चरणों की सौगन्ध है ।! राम के आगमन का समाचार सुनकर 
अपने अनुचरों के साथ गृह अत्यन्त हर्षित हुआ और पवन-पुत्र को प्रणाम किया। फिर, 
गृह से आदर-सत्कार प्राप्त करके हनुमान्‌ सरयू नदी को पार करके आगे बढा । नंदीग्राम 
में पवित्रचरित्र भरत अपने मन में सोच रहे थे--पता नही, राम-लक्ष्मण तथा सीता 
कैसी अवस्था में हे और कहाँ हैं ? चौदह वर्ष पूरे हो गये, फिर भी राम लौटे नहीं । 
में धोखे में पड़ गया ) जिस प्रकार सुमित्रानदन, मुनि-वृत्ति स्वीकार करके राम के चरण- 


खछुकाड 84९ 


कमलो की सेवा करते हुए गया, वैसे में भी उस दिन जा नहीं सका । राम से अलग हो, 
में कैसे इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता हूँ ? मेने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि यदि 
चौदह वर्ष समाप्त होने के पश्चात्‌ भी रघुपति लौटने की कृपा नहीं करेंगे, तो में चिता 
में जलकर अपने प्राण त्याग दूगा । कया, में उस प्रतिज्ञा को भूठी होने दूँ।/ ऐसा निश्चय 
करके उन्होने अपने मत्रियो को बुलाकर कहा--मै राम से मिलने के लिए अग्नि-श्रवेश 
करके अपने प्राण त्यागूगा । तुम शत्रुओं का मद हरण करनेवाले, शौय॑-सम्पन्न शत्रुध्त का 
राजतिलक कर दो । तब शत्रध्त ने भरत को देखकर कहा--हे राजनू, आपके न रहने 
पर मूझे यह राज्य किसलिए चाहिए ” यह शरीर किसलिए ? में भी आपके चरणों की 


सेवा करते हुए आपके साथ ही चलूँगा।' ऐसा दृढ़ निश्चय किये हुए उनको देखकर सभी 
लोग भयभीत हो गये । 


१६४ हनुमान्‌ का मरत को.राघवों का कुशल-समाचार सुनाना 


इसी समय अनिलकुमार अत्यन्त वेग के साथ वहाँ पहुँच गया और भरत को बहुत 
विनय से प्रणाम करके खडा रहा । तब भरत ने पूछा--तुम कौन हो ” तुम्हारा नाम 
क्या है ? तुम्हारे यहाँ आने का क्‍या कारण है ? तुम किस कुल के हो ” तुम कहाँ से 
आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो ?” तब अनिलपुत्र ने भरत से कहा--हैं देव, मेँ 
वानर हूँ और रघुराम का प्रिय दूत हूँ । सूर्य-कुल-कमल-भानु, उत्तमचरित्र राम नें 
अपने वनवास की अवधि समाप्त करके सौमित्र तथा जानकी के साथ वन में ठहरे हुए है । 
उन्होंने आपका कुशल-समाचार जानकर यहाँ आने के लिए मुझे भेजा हैं, इसीलिए मे 
आया हूँ । 

तब भरत अत्यधिक हर से पुलकित हो उठे और बोले--हैं पुष्यवत्सल, हे वानर- 
श्रेष्ठ, हे पवन कुमार, में तुम्हारा स्वागत करता हूँ ।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने उस वानर- 
श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया और उन्हें गज-मुक्ताओं तथा मणियों की मालाएँ, कनकाबर, 
श्रेष्ठ आभूषण, असर्य धन तथा नगर भेंट किये और कहा---हमारे प्रभु राम के वनवास 
गये हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है । वे कहाँ रहे ? कहाँ-कहाँ विचरे ? अब वे 
कहाँ है ? तुम राघव के प्रिय दूत हो, इसलिए हे अनघ, तुम सभी बातें विस्तार से कहो । 
में तुम्हारी बातो का विद्वास नही कर पा रहा हँ। हे वानरश्रेष्ठ, क्या उनका आना सत्य है? 

तब उस विमलात्मा ने हँसकर बडी भक्ति से कहा--“आपके पिता महाराज ते 
राम को राज्याधिकार से वचित करके उनके वनवास की आज्ञा दी, तो वें बडी भक्ति से 
जटाएँ तथा वल्कल धारण किये हुए जानकी तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही वनवास के 
लिए रवाना हुए और बडे हर्ष से श्रेष्ठ मुनियों की सगति में चित्रकूट पव॑त में रहने लगे । 
तब आपने राज्य-प्रहण को अस्वीकार कर अपने अग्नज को लौटा लाने का प्रयत्न किया । 
उनके अस्वीकार करने पर आप बडी भक्ति के साथ उनकी पादुकाओ को ले आये और 
उनपर. राज्य-भार डालकर राज-भोग त्याग कर तपस्वी के समान यहाँ रहने लगें । वहाँ से 
राघव कुटिल दानवो से पूर्ण दण्डक-वन में पहुँचे। पहले वे शरभग मुनि के आश्रम ० ठहरे 
और वहाँ मुनियो के प्रति होनेवाले राक्षसों के अत्याचारो को दूर करके, सात्वना देने के परचातु 


९४० एएनायथ रयाययर 


श्च्छ 


आग बढे और जनसस्‍्थान में राक्षतराज की बहन शुर्पणखा की नाक और कोन काटे । 
उसके बाद उन्होने खर, दषण आदि चौदह सहस्न राक्षतों का संहार किया और वहाँ (पच- 
वटी में) पर्णशाला बनाकर रहने लगे । वहाँ रहते समय राक्षसराज रावण की प्रेरणा से 
मारीच नामक मायावी राक्षस सुन्दर स्वर्ण-मृग का रूप धारण किये हुए वहाँ दिखाई पड़ा । तब 
मुगनेत्री सीता ने उस मृग को देखकर राम से कहा--हे नाथ, मुभे यह मृग बहुत प्रिय 
लग रहा है । आप इसे अवश्य ला दीजिए । राघवेश्वर ने चाप लेकर पीछा किया और 
निदान उसपर तीक्षण बाण चलाया, तो वह कुठिल राक्षस--हाय लक्ष्मण ' हाय लक्ष्मण *' 
कहकर आत्तताद करते हुए गिर पडा । यह आत्तेस्वर सुनकर साध्वी सीता ने भय से 
व्याकुल होकर लक्ष्मण को भेज दिया । तब मुनि-वेष धरकर रावण वहाँ आया और 
सीता को बलात्‌ उठाकर ले जाने लगा । तब जटायु ने इसे देखा । उसने रावण को 
रोका, तो रावण' ने उतस्तके साथ युद्ध करके उसे परास्त करके मार डाला । उसने समुद्र 
पार किया और लका के अपने उद्यान में सीता देवी को बदिनी बनाकर रखा। जब रामचन्द्र 
मायामृग का वध करके क्लान्त हो लौटने लगे, तब उन्होने मार्ग में लक्ष्मण को देखा । 
तुरन्त उन्होने व्याकुल हो लक्ष्मण से पूछा कि सीता को अकेली छोडकर यहाँ क्यो आये ? 
दोनो भाई शीघ्र पर्णशाला में लौट आये । किन्तु वहाँ सीता को न देखकर वे अत्यन्त 
शोकाभिभूत हो गये। फिर, सीता की खोज करते हुए वे दोनो वनो में से होकर जाने लगे। 
मार्ग में उन्होंने रावण के बाहुबल से कटकर पृथ्वी पर गिरे हुए जटायु को देखा । जटायु 
से उन्हें विदित हुआ कि दशकठ उसकी ऐसी दशा करके सीता को ले गया है। फिर, उस 
विहगेश की दाह-क्रिया करके वे जंगलों में भटठकते हुए जानें लगे । ऋष्यमूक पर पहुँचकर 
उन्होने सुग्रीव से मित्रता की । राम ने सुग्रीव के लिए वालि का सहार किया और तारा 
को साथ वानर-राज्य सुग्रीव को प्रदान किया । सग्रीव बडे हर्ष से सीता के अन्वेषणार्थ दो 
लाख असमान बलशाली तथा यशस्वी वानरो को प्रत्येक दिद्या में भेजा । वानर दत्तचित्त 
हो सीता का अन्वेषण करने लगे, तो सपाति ने उन्हें बतलाया कि सीता लका में है । 
तुम चिन्ता मत करो । में जैसा कहता हूँ वैसा करो | में ने सपाति के परामर्श से सौ 
योजन समुद्र को पार करके अशोक-वन में शोक-संतप्त हो रहनेवाली वैदेही के दर्शन किये । 
उन्हें रामचन्द्र की मुद्रिका दी। उस देवी से चूडामणि प्राप्त की और उसे लाकर रामचन्दर 
'को दिया । तब राम अत्यन्त प्रसन्न हुए और फिर समस्त वानर-सेना के साथ वे लका 
पर आक्रमण करने के लिए चले, समुद्र पर सेतु को बाँधा, लका पर आक्रमण किया और 
अपने प्रशसनीय पराक्रम से लकेश्वर का सहार किया और ससार का दुख दूर किया। फिर, 
उन्होने पुण्यात्मा विभीषण को लका का राजा बनाया और पवित्रात्मा ब्रह्मादि देवताओं से 
अनेक वर प्राप्त किये | तदनन्तर देवताओं के साथ आये हुए आपके पिता के चरणों में 
प्रणाम करके, अग्नि-मुख से पवित्र घोषित की हुई सीता को स्वीकार किया। फिर, उन्होने 
वानरो, राक्षसों, सुग्रीव, विभीषण, अगद आदि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ हो 
लंका से प्रस्थान किया और सफल, विक्रम तथा यश से सुशोभित होते हुए भरद्वाज मुनि 
के आश्रम में पहुँचकर वहाँ ठहरे हुए है । वे अवश्य ही कल यहाँ पधारेंगे | 


इुद्धऊाड 88९ 


भरत ने हनुमान्‌ की बातो से अत्यन्त हर्षित होकर, छात्रुघ्न से कहा--हे शत्रध्न, 
तुम तुरन्त अयोध्या में जाकर सर्वत्र मगलोत्सव की घोषणा करा दो । राज-सभा-भवन में 
राम क संतु-बन्धत आदि के चित्र बनवाओं । देव-गृहो,, भूदेव-गृहो (ब्राह्मण-गह) का 
अलकरण, तुम स्वयं अपने समक्ष कराओ, नगरमार्ग को श्रेष्ठ तोरणो तथा ध्वजाओं से 
सजाओ । युवतियों के द्वारा मौतियों से (घरो के आगे) चौक पुरवाओ, सभी घरो में 
सुन्दर वस्तुएँ वितरित कराओ । और, सभी नगर-वासियों, को सुन्दर वस्त्राभूषणों से 
सुसज्जित रहने का आदेश दो। श्रीराम के आगमन का शुभ समाचार निकटवर्त्ता देशो के 
राजाओ के पास भेजो और गज-तुरगों की विपुल ध्वनि किये बिना चतुरगिणी सेना तथा 
सत्रियों को साथ लेकर माताओं की सेवा में तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ ।' 

भरत का आदेश प्राप्त करके अनघ शत्रुघ्न अत्यन्त वेग से अयोध्या में गये और बडे 
उल्लास के साथ राघव के आगमन का शुभ समाचार अपने सभी बधु-जनो को सुनाया, 
कौशल्या से कहा, कैकेयी से कहा और फिर सुमित्रा को कह सुनाया। फिर, उन्होने भरत 
के आदेशानुसार नगर को सजवाया और अकलक रीति से अच्त पुरो का अलकरण कराया, 
चन्दन एवं कर्पर से सुगन्धित जल आँगनो में छिडकवाया और नगर-वीथियो में नव-रत्न- 
तोरण बँधवाये । तब महात्मा वसिष्ठ आदि मुनि, पुरोहित, मुनि-पत्नियाँ, माताएँ, बन्धु-जन, 
मत्री, मित्र, स्त्रियाँ, नगर-निवासी तथा वृद्ध-जन, कुछ रथो में, कुछ पालकियों में, कुछ 
अदवो पर, कुछ गजो पर आरूढ हो चल पड़े | श्रुध्न पंच महावाद्यों के रव के साथ 
सभी को साथ लेकर भरत की सेवा में पहुँच गये । 


१६६. मरत-मिलाप 


भरत अपनी माताओ, अनुज तथा सेना के साथ राम की अगवानी करने के लिए, 
अत्यधिक उल्लास से चले । तब हनुमान्‌ ने भरत से कहा--है अनध, वह देखिए । राघव 
भरद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहे है । वही परुष्पक है । वहाँ देखिए, वे ही राम हे । 
वही कपि-सेना है । वह सुनिए, वानरों के सरयू नदी को पार करने की ध्वनि सुनाई 
पड रही है । भरत विमान को देखकर फूले नहीं समाधे और जहाँ उस पुष्पक को देखा, 
उसी स्थान पर वह बडी भक्ति से भाई को साष्टाग प्रणाम किया। फिर, उदयाद्वि पर 
प्रकाशमभान होनेवाले उदयोन्‍्मुख सूर्य की भाँति अपनी प्रभा को दसो दिशाओं में विकीर्ण 
करते हुए पुष्पक पर आरूढ, पृण्यात्मा रघुराम के निकट पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया । 

तब राम ने पुष्पक को पृथ्वी पर उतारा और लक्ष्मण के साथ बडे हष से एक-एक 
करके अपनी माताओं को प्रणाम किया । माताओ ने आशीर्वाद देकर उन्हें हृदय से लगाया। 
उसके पदचात्‌ भरत एवं शत्र॒ष्न ने बडी भक्ति से राम, सीता तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। 
राम ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर, सीता ने बड़ी प्रीति एवं श्रद्धा से 
अपनी सांसो को प्रणाम किया, तो उन्होने अलग-अलग उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद 
दिये । राम-लक्ष्मण ने बडी भक्ति से मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ को प्रणाम किया, तो उस मुनि ने 
उन राजपुत्रो को आशीर्वाद देकर बडे स्नेह से उनका आलिगन किया। भरत तथा दशन्रुध्त ने 
सतुष्ट हृदयों से अपनी माताओ को प्रणाम किया और राभ के पीछे भक्ति-युक्त हो रहनेवाले 


8७२ र॑ंगनश/थ एॉयायण 


विमलात्मा विभीषण, सु्रीव, अगद तथा प्रमुख वानर-बीरो से प्रेमालाप करके उन्हें 
हृदय से लगाकर कहा--आपके सदृश अनघ भृत्यो के रहने से राघव ने अनुपम कीत्ति 
एवं विजय प्राप्त की । आपकी' शुभ सेवा, नीति एवं औजन्नत्य के फलस्वरूप राम ने विजय 
प्राप्त की । ऐसे हितू, भृत्य एव आप्त-बधु हमारे और कौन हो सकते है ?” इस प्रकार 
कहते हुए वे अत्यधिक आनन्दित हुए। तब राजशिरोमणि राम ने अपनी' प्रसन्नचित्त माताओ, 
'बधुओं, अनुजो, वानरों तथा सेना को साथ लिये हुए तथा अपने तेज को विकीर्ण करते हुए 
नदीग्राम में प्रवेश किया । 


तदनतर राम ने पुष्पक विमान की पूजा-अचेता करके कहा--अब तुम धनद (कुबेर) 
के पास अलकापुरी में जाकर रहो और (फिर कभी ) मेरे स्मरण करते ही चले आना ।' 
इन वचनो को साथ उन्होने उसे विदा किया । तब भरत राम की सेवा में पहुँचे और हाथ 
जोडकर बडी भक्ति से कहा--हे देव ! में अबतक राज्य-भार आपकी पादुकाओ पर 
रखकर, निलिप्त भाव से सावधान हो राज-काज का सचालन करता रहा । यो कहकर 
उन्होने राम की पादुकाएँ उनके चरणों के पास रख दी और फिर अत्यन्त विनम्र होकर 
कहा--अब आपको अयोध्या में पधारनता चाहिए। उसके लिए यह मुनिवेष ठीक नही है । 
आप कृपया, राजा के योग्य वस्त्राभूषण धारण करें और वल्कल एवं जठा-भार यही तज दें ।! 


तब राम ने मन-हीनमन इस कथन के औचित्य पर विचार करने के पदचात्‌ 
कहा--जैसी तुम्हारी इच्छा ।” तब प्रवीण सेवको ने आकर बड़े यत्न से उनकी जटिल 
जटाओ को सुलझाया । राम ने अपने अनुजो के ज्ञाथ अभ्यग-स्तान किया । फिर, दिव्य 
वस्त्र, आभरण तथा मालाओ को धारण किया | दशरथ की पत्नियों ने बडी प्रीति से भूमि- 
सुता सीता का अलकार किया । तारा आदि सुग्रीव की पत्लियो ने भी सीता का श्वगार 
किया । 

इतने में हनुमान सादर गृह को लिवा लाया | वल्कल एवं जटाएँ धारण किये 
हुए गृह अपने सहस्नो धनुर्धर भीलो के साथ, गधबिलाव, चमरी मृग की पूँछें, मत्त गज के 
सुन्दर दाँत एवं मोती, वराह के दाँत बाँस के मोती, साँपो के शिरो पर रहनेवाली मणियाँ, 
शार्दूल के नख, भेरुण्ड के नख, तथा सिह-नख, क्ृष्णाजिन (काला मृग-चर्म ), गोरोचन, कस्तूरी, 
मुरलियाँ, मधू तथा विविध फल, काँवरियो में लिये हुए आया और इन सब उपहारो को 
राम के समक्ष रखकर उन्हें साष्टाग प्रणाम किया और हाथ जोड खडा रहा । 


तब क्ृपानिधि राम ने उसपर अत्यन्त स्नेह-वर्षा करते हुए, अमृतोपम वचनों से 
उसका आदर करते हुए कहा--हे तेजस्वी भीलराज, तुम्हारी भक्ति, महत्ता एवं साहस 
मेने पवन-पुत्र के द्वारा सुना है | तुम भी हमारे अपने लोगों में से ही एक हो। अत', 
तुम भी इन जटाओ तथा वल्कलो का त्याग करो और पूर्ववत्‌ राजा के योग्य वस्त्र 
आदि धारण करो । राम की आज्ञा के अनुसार भीलराज ने वल्कल एवं जटा-भार 
त्यागकर स्वच्छ जल में स्नान आदि से पवित्र हो राम की सेवा में पहुँचा । तब राम ने 
उसे दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किये । उसने बडी भक्ति से उन्हें धारण किया और राम की 
सेवा में सलग्त हुआ । 


कुद्धकोंड 8७३ 


१६७, अयोध्या में प्रवेश 

तब शरत्रुष्न के आदेश से प्रभु-भकत सुमत ने बहु-रत्नो की निर्मल प्रभा से विलसित 
सूयेबिन के समान उज्ज्वल रथ को ले आकर राघव के सामने उपस्थित किया । जब राम नें 
अपनी सभी माताओं को प्रणाम किया, तब माताओं स्वर में आशीर्वाद दिया | शभ 
लग्न में राम अपने गुरु वसिष्ठ को आगे किये हुए रथ पर ऐसे आरूढ हुए, मानो अपनी 
विशाल कीत्ति को व्याप्त करते हुए जनता के मनोरथ पर आरूढ हो रहे हो । निरुपम 
भक्ति-तत्पर भरत, धवल आतपत्र सँभाले हुए थे और सुमित्रा-पुत्र विज्ञाल व्यजन डला 
रह थे । पच महावाद्यों की ध्वनि के साथ देव-ददुभियों का रव भी होने लगा, आकाश 
से देवता पुष्प-वृष्टि करने लगे और सारी प्रजा जयघोष करने लगी । राम के रथ के 
पीछे एक विशाल रथ पर आउरूढ हो विभीषण जा रहा था । पार्श्व-भागों में सुग्रीव आदि 
वानर अनेक गजों पर बैठे हुए जा रहे थे। चतुरगिणी सेना भी साथ चल रही थी । 
सभी बधु-वर्ग रथ के साथ-साथ चल रहे थे । बदी-मागध राम के सेतुबधन आदि महान 
कार्यों का उल्लेख करते हुए उनका कीत्ति-गान कर रहे थे । राजमाताएँ, तारा आदि स्त्रियाँ 
तथा जानकी रथो में आरूढ हो जा रही थी । इस प्रकार, सभी लोग रामचन्द्र के 
साथ ही बडे उल्लास से अयोध्या की ओर चल पडे । पुरोहित जहाँ-तहाँ आशीर्वाद 
देने लगे । हाथियों के चिघाड, रथो की घडघडाहट, अश्बों की हिनहिनाहट तथा भेरी- 
मृदग आदि की ध्वनि चारो ओर व्याप्त होने लगी | ऐसी राजसी ठाट से अक्षीण कल्याण- 
स्वरूप, राम-भूपाल, नक्षत्रों से परिवृत चन्द्र की भाँति, दीप्तिमान्‌ होते हुए अयोध्या में पहुँचे । 

तब पल्लव-हस्त, पललव-अधर, पललवारुण चरण-पललवो से सशोभित, सिंह-कटि-सम 
क्षीणकटि, चन्द्रमुखी, गजगामिनी, कमललोचनी, अलिनीलकुंतला, कमलगधी, लतागी 
सुदरियो ने उमडते हुए आनन्द के साथ प्रासादों से, राम के पुण्य दर्शन करके, उनपर पुण्य 
पुष्पाक्षतों की वर्षा की । (राम के दर्शनार्थ) सौधो पर खडी हुई मीनलोचनी तरुणियाँ 
अपनी सहेलियो से कहने लगी--हे सखी, इस पुण्यधत (राम) ने बाल्यावस्था में जो 
कार्य किये, उन्हें सोचकर आश्चयं होता है। अपने ऊपर आक्रमण करनेवाली ताड़का का 
वध किया, अनघ कौशिक की रक्षा की, शिव का धनृष तोडा और दर्पोद्धोत परशुराम 
का गवे-भग किया । दुष्ट-दलन करनेवाले राम सहज शूर है, इसीलिए उन्होने ऐसे महान्‌ 
कार्य किये । बहुत ही छोटी अवस्था में वनवास की आज्ञा मिलते ही वनवास के लिए 
चल पड़े । वहाँ उनके सदुश् और कौन जगत्‌-कल्याण के कार्य कर सकता था ? सेतु को 
बाँधकर, रावण के साथ युद्ध करके उसका सहार किया और असख्य राक्षसों का वध कर 
डाला । प्रिता की आज्ञा से वनवास के लिए जाते समय उनके प्रिय मुख की कान्ति कितनी' 
भव्य थी । आज इतने महान्‌ कार्यों की सिद्धि के पश्चात्‌ लौटनेवाले इनके मुख की उज्ज्वल 
प्रभा, कितने ही प्रकार से दीप्त हो रही है । हे चचलनेत्री, उस लक्ष्मण को देखों, जिस 
इन्द्रजीत ने इन्द्र को सहज ही जीतकर सुरों को भयभीत करके अपने बाहुबल का प्रदर्शन 
किया था, उसे इन्होने युद्ध में मारा | वहाँ उस विभीषण को देंखों, अपने दुष्ट अग्रज को छोड- 
कर, यही आज लकाधीश बना हुआ है सखी, यह वालि का भाई सुग्रीव है, और यह 

६० 


9७9 रएन/एथ रापायर 


वालि-पुत्र अगद है । (उस पवन-पुत्र को देखो) उस पृण्यात्मा ने समुद्र को पार करके सीता का 
पता लगाया, सहज ही सेतु को बँधवाकर राम को लका में ले गया और युद्ध में गिरे हुए 
लक्ष्मण के लिए ओषधियो को लाकर उन्हें प्राण-प्रदान किया । 

पुरजनो के ऐसे वार्त्तालापो के बीच सूर्यवशज रामचन्द्र ने अन्त पुर में प्रवेश किया । 
फिर, उन्होंने भरत-शत्रुघ्त को बुलाकर उन्हें दैत्यराज तथा वानर-नायकों के ठहरने 
के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने का आदेश दिया और उन्हें विविध स्वादिष्ट भोजन आदि 
भिजवाये । इसके परचात्‌ भरत ने सुग्रीव से कहा--हे अनघ, हमने कल सूर्यवश-मणि रामचन्द्र 
के राजतिलक करने का प्रबन्ध किया है । इसके लिए हमें चारो समुद्र का जल तथा गगा आदि 
तीर्थों के जल चाहिए। उनको मँगवाने का प्रबन्ध करो । सूर्य-पुत्र ने परम हर्ष से गज, सुषेण, 
जाबवान्‌ और श्षीघ्रगामी वेगदर्शी को बुलाकर उन्हें सुन्दर रत्न-कलझश देकर ती्थों का जल 
लाने के लिए भेजा | फिर नल, गवाक्ष, वायुपुत्र तथा ऋषभ को समुद्र का जल लाने के लिए 
भेजा । तब वानर-वीर अत्यन्त वेग से गये और दूसरे ही दित प्रात काल तक आवश्यक तीथों 
के जल आदि ले आये । यह देखकर सब लोग आइ्चर्यचकित रह गये । 


१६८ राजतिलक 


भरत ने निर्मलचेता एवं सदाचार-सम्पन्न वस्िष्ठ, गौतम, जाबालि, कदंयप, कण्व, 
वामदेव आदि मुनीदवरों को तथा चतुर्वेद-पारगत विबुधो को बुलाकर विनय एवं भक्ति के 
साथ उनसे कहा--आप कृपया विधिवत्‌ श्रीराम का राजतिलक कीजिए। तब वे मगल- 
वाद्यो की ध्वनि को साथ जानकी' तथा राम को बुला लाये और रमणीय रत्न-पीठ पर उन दोनो 
को आसीन किया और वेदमत्र-यूवेक पुण्य-सलिल से उनका अभिषेक किया । दास के सिर पर 
से गिरनेवाली' पूर्ण जल की धारा देखने में बहुत ही रमणीय प्रतीत होती थी । देवताओं की 
स्तुतियों को प्राप्त करते हुए, पार्वती के साथ विलसित होनेवाले परमशिव की जटा से भरनें- 
वाली गगानदी की भाँति वह जल-घारा अत्यन्त कमनीय दीख रही थी । वह जल-धारा क्रमश 
उनके चरणों से होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगी, मानो विष्णु के चरणों से जन्म लेकर 
पविन्न गंगा प्रृथ्वी पर उतर रही हो, | इस प्रकार, उस समय रामचन्द्र स्वयं विष्णु तथा शिव 
की भाँति ज्ोभायमान हुए । राज्याभिषिक्त राम उस समय अपने ललाट पर बधे राजपट्ट के साथ, 
देखनेवाली को शिव की भाँति दीख रहे थे और ललाट पर बँधा हुआ पटठट, ऐसा दीखता था 
मानो शिव की जठाओ में स्थित हो, अपनी सरस कान्ति से जठाओ को आलोकित करनेवाली 
शशिरेखा ही गगा की लहरो के धक्के से फिसलकर ललाट पर आ. गईं हो । उस समय 
गर्‌ंड, खेचर, गधवें, सुर, सिद्ध तथा साध्य, आकाश से अत्यन्त उत्साह से जय-निनाद करने 
लगे । अप्सराएँ नृत्य करने लगी । उस शुभ घड़ी में इन्द्र ने अनिल के द्वास बडे प्रेम से राम 
की पास प्रारिजात पुष्पो की माला तथा मोती के हार भेजे । राघव ने बडे आदर के साथ 
उन्हें धारण किया । उस महान्‌ उत्सव के समय, पृथ्वी झस्यद्यामला हो गईं, वृक्ष पुष्पों एव 
फलो से लद गये, पृष्पो में अद्वितीय सुगथ आ गईं और दिक्षाएँ निर्मेल हो गईं । 

तब रघुराम्र ने भूसुरो तथा भहात्माओ को अनुपम भक्ति-युक्त हृदय, से तीख करोड़ 
मुद्राएं, एक लाख अश्व, एक लाख गज तथा एक लाख ग़ायें दान दी, सुग्रीव को प्रिय वचनों से 


खद्धऊ2 2७५ 


अपने निकट बूलाकर उसे ललित दिव्याबर आभूषण तथा स्वर्ण-कुसुमो की माला दी, जगद को 
अमूल्य रत्न-जटित स्वर्ण-अगद (केयूर) दिये, पुण्यात्मा विभीषण को अमूल्य केयूर एवं मुकुट 
दिये । नील को लोल कान्तियो से विलसित नील मणियो का और नल को नकररत्नो 
का सुन्दर हार दिया । उसके पदचात्‌ प्रसन्नचित्त हो राम भूपाल ने सभी वानरों को देख-देख- 
कर, एक को भी छोडे विना, सबको दिव्य वस्त्र तथा आभूषण दिये। फिर, उन्होने सीता को 
शरच्चन्द्र से भी उज्ज्वल कान्तियुक्त मणिमय हार दिया । किन्तु सीता ने उसे पहना नही, 
किन्तु वह उस उपहार को हाथ में लिये साभिप्राय दृष्टि से रामचन्द्र के मुख की ओर देखने 
लगी । उतकी दृष्टि का अभिप्राय समभकर चतुर राम ने अनुमति दी, तो उन्होने अपने 
कृपा-रस से सीचते हुए उस हार को हनुमान्‌ के कठ में पहना दिया । उस पवित्र हार को 
धारण कर वह पुण्यात्मा पवन-पुत्र, शरत्काल' के बादलों से घिरे हुए मेरु पर्वत की भाँति 
सुशोभित होने लगा । ; 

उसके पदचात्‌ वसिष्ठ की आज्ञा से राम अन्तपुर में गये और क्रमश अपनी' सभी 
माताओ को प्रणाम किया । सभी माताओ ने बड़े स्नेह से उन्हें आज्लीववाद दिये । सीता ने भी 
अपनी सासो को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया । तब उन्होने सीता को हृदय से लगाकर 
आशीर्वाद दिया--तुम लक्ष्मी के सदृश, सरस्वती की भाँति, पार्वती के समान पति-भकिति, 
सुमति, सौभाग्य, तेज एवं अतुल कीत्ति से सम्पन्न होती हुई, सूर्य-चन्द्र के समान तेजस्वी पुत्रों 
की माता बनो ।' 


१६९ मित्रों को प्रीतिमोज देना 


उसके पश्चात्‌ रघुकुलाधिप बडे उल्लास से भोजनालय में गये । उन्होने मित्रो, 
बधुओ, अनुजो तथा रवि-पुत्र आदि वानरो, विभीषण आदि दैत्य-बीरो एव पवित्रात्मा गृह 
आदि लोगो को बडे स्नेह से बुलवा भेजा और उन्हें उचित आसनों पर बिठाया । बडे स्नेह 
से सच्चरित्र हनुमान्‌ को अपने साथ बैठकर भोजन करने के लिए कहा | (जब सब लोग 
उचित आसनो पर उपस्थित हुए), सुन्दरियों ने प्रत्येक के आगे सोने के थाले लगाये और 
पायस, भात, दाल, भिष्ठान्न, बढ़िया सूखा श्ञाक, विविध स्वादिष्ट शाक, कई प्रकार की चटनियाँ 
शिखरन, अँचार, ताजा घी और मीठे फल' आदि परोसे । तब सूर्यवशाधीश ने दुगुनी प्रीति 
से हनमान्‌ से कहा--हें अभिलकुमार, भोजन प्रारभ करों । इतना कहकर उन्होने स्वयं एक 
कौर ग्रहण किया । तब हनुमान्‌ ने अत्यन्त भक्ति से उस थाल को, जिसमें रामचन्द्र ने भोजन 
प्रारभ किया था, उठाकर अपने सिर पर रख लिया. और आनदातिरेंक से नृत्य करते हुए 
कहने लगा>-हे वानरो, आओ । राम के थाल का प्रसाद प्रचुर मात्रा में हम सब को मिल 
गया है ।' यो कहते हुए उसने सामने के अगस्त्य वृक्ष पर चढ़कर उसके पत्ते तोड लिये और 
उन पत्तों में उस प्रसाद को रखकर बडी भक्ति से सभी वानर-वीरी को बाँठा । वे' भी उस 
प्रसाद को ग्रहण करके अत्यन्त सतुष्ट हुए | यही कारण है कि उस दिन से अगस्त्य वृक्ष के पर्ण 
एकादशी (पारण) के लिए बहुत ही' मुख्य माने जाते हैं । 
| रघुराम ने, अजना:सुत (हनुमान) की भक्तति से अत्यन्त सतुष्ट हो, दूसरा थाल मेंगवा- 
क्षर भोजन तथा जल ग्रहण किया। तदनतर उन्होने सुगध-पुष्पो की मालाओ से सब लोगों का 


8७६ ंग्नशथ एयायण 


अलकार किया और कर्पूर, ताबूल, चन्दन आदि सब को बाँट दिये । फिर, अत्यन्त प्रसन्नता 
एवं प्रीति से सकल भृत्य एवं अमात्यों के साथ राजसभा में बैठे । 


उसी समय निद्रा देवी सौमित्र को अपने वश कर लेने का उपक्रम करने लगी । सभा में 
राम के समक्ष बैठे हुए लक्ष्मण यह देखकर जोर से हँसने लगे । तब राम, सीता, विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमान, अगद, नल, नील, शरभ, सन्नाद, तार आदि वानर तथा शत्रुष्त, भरत आदि ने 
अपने-अपने कलक की बात सोचकर अपने सिर भुका लिये । तब राम ने सब की यह दशा देखकर 
अपने अनुज से कहा-- हे लक्ष्मण, तुम अकारण ही क्यों हँसे ” इसका क्या अभिप्राय है बताओ।' 

तब लक्ष्मण ने भयभीत हो हाथ जोडकर कहा--हे देव, जब मे आपकी' सेवा करते 
हुए वन में आपके साथ रहने लगा, तब निद्रा मुझ पर अपना प्रभाव डालने लगी । तब मैंने 
उससे कहा कि तुम चौदह वर्ष तक मेरे पास मत आओ । मेरी बात मानकर वह चली गई । 
चौदह वर्ष समाप्त होते ही वह फिर लौटकर मेरे पास आई। हे देव, यही सोचकर म॑ हँसा 
और यही मेरे हँसने का मूल कारण है । हे दयासमुद्र, मे आपके चरणों की सौगध खाकर कहता हें, 
इसके सिवा मेरे हँसने का और कोई कारण नही है । तब सब लोगो के 'मन की शकाएँ 
दूर हुई और सभी प्रसन्न हुए । 

करुणामू्ति राम ने सब वानरों को देखकर कहा--संभी कार्यों में सदा किसी भी धर्म 
की अपेक्षा' किये विनां, उनका आचरण करते रहो।' इतना कहकर उन्होने उन्हें बडे आदर से कई 
प्रकार के उपदेश देकर प्रिय वचनों से जाने की अनुमति दी । उसके पद्चात उन्होंने 
अनिलकुमार, सूग्रीवः आदि प्रमुख वानरों को तथा विभीषण को विदा किया । सुग्रीव आदि 
वानर प्रसन्नचित्त हो किष्किधा लौट गये । विभीषण भी राक्षसों के साथ बड़े उत्साह से लका 
लौट गया । | 

राम ने मनस्वी सौमित्र एवं भरत को युवराज बनाया और विशाल राज-वैभव का 
अनुभव करते हुए, सीता के साथ समस्त सुखो को भोगते हुए राज्य करने लगे । वे अपने 
पूरवजो की अपेक्षा अधिक वेद-विहित धर्मों का आचरण करते हुए, कई प्रकार के अनुष्ठान 
आदि करते थे । उन्होने अदवर्मंध तथा वाजपेय आदि कई श्रेष्ठ यज्ञ करते हुए, देवता और 
भूसुरों की रक्षा करते हुए परिपूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ हो, ग्यारह सहस्न वर्ष तक पृथ्वी का पालन 
किया । उनके राज्य में प्रजा को कोई दुःख नहीं था, अकाल और पाप कही नही था, सत्य 
तथा धर्म नष्ट नहीं होते थे और सभी जन परहित-रत थे । 


इस प्रकार, आन्प्न-भाषा का सम्राट, काव्य, आगम आदि के प्रशसनीय ज्ञाता, आचार- 
वानू, अपार घैय॑-सपन्न, भूलोक-निधि, गोनबुद्ध भूपाल ने सुन्दर गुणों से सम्पन्न, धैय॑वान्‌, 
शत्रुओं के लिए भयकर, महात्मा, महान्‌ दयालु तथा ललित सद्गुणालकार अपने पिता विट्वुल- 
मरेश के नाम पर, अनुपम तथा ललित शब्द एवं अर्थ से सम्पन्न, रामायण के इस युद्धकाड 
की, श्रेष्ठ अलकार एवं सुन्दर भावो से परिपूर्ण बनाकर, इस प्रकार रचना की, कि वह इस ससार 
में आचन्द्रा्क अत्यन्त पूजनीय हों, शोभायमान होता रहे । 

रसिकजनो के लिए आनन्ददायक, इस प्रसिद्ध तथा आर्ष आदि काव्य का पठन जो कोई करेगा, 
था जो इसका श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि विविध वेदों का आधार राम>नाम-रूपी चिल्ताप्तणि के 


ख्द्धेकोड 95७9 


द्वारा नव्य भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मेल कीत्ति, नित्य सुख, 
धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनुरक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य तथा अपार ऐदवर्य प्राप्त होगे। उनके पापो 
का क्षय होगा, उन्हें श्रेष्ठ पुत्र लाभ होगा, उनके छात्रु नष्ट होगे और उन्हें धन-धान्य की समृद्धि 
सुलभ होगी। उनका जीवन निर्विष्न रहेगा, घर में लावण्यवती स्त्रियों का अनुराग प्राप्त होगा । 
भाइयो की वृद्धि होगी तथा उनके साथ सुखमय सहजीवन का भाग्य मिलेगा । उनके 
घरो में सतत देव-पूजन तथा पितरो की तृप्ति होती रहेगी । यह रामायण मोक्ष-साधक, पाप- 
हारक, भव्य, दिव्य तथा शुभप्रद है । विधिवत्‌ इस रामायण की पूजा करने से पृण्य प्राप्त 
होगे । इसके रचयिताओ की श्रेष्ठ एवं शुभ उन्नति होगी तथा इन्द्र-लोक का निवास प्राप्त 
होगा । जबतक कुलपवेंत, समुद्र, सूर्य-चन्द्र, वेद, दिशाएँ, पृथ्वी तथा सभी भुवन सुशोभित 
रहेंगे, तबतक यहू कथा अक्षय आनन्द-समूह का आगार बनी रहेगी । 


ओ तंत्सत्‌ ! 


परिषद के महत्त्वप्र्ण प्रकाशन 


१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाज्--आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी | ३ २५। 
ब्‌ यूरोपीय दशेन--स्व ० महामहोपाध्याय रामावतार दर्मा। ३,२५। 
३. दृर्षचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन--डॉ ० वासुदेवशरण अग्रवाल | ९ ५० 
४. विश्वधर्म-दर्शन--श्रीसावलियाविहारीलाल वर्मा । १३ ४० । 
४. साथवाह--डॉ० मोतीचन्द्र | १०० ऐतिहासिक चित्र | ११००। 
६. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डॉ० सत्यप्रकाश ८ ००। 
७. सब्तकवि द्रिया: एक अनशीलन--डॉ ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। १४०० ६ 
८. काव्यसीमांसा ( राजंशखर-कृत )--अनुवादक स्व० प० केदारनाथ दर्मा। ६ ५०। 
६, श्रीरामावतार शर्मी-निबन्धावली--स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा | 5६७५ । 
१०. प्राह्मोयें बिहार--डॉ#देवसहाय त्रिवेद | ७ २५। 
११, गुप्तकालीन भंद्राएं --स्व० डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर | ६ ५० । 
१२. भोजपुरी भाषा ओर साहित्य--डॉ० उदयनारायण तिवारी १३ ५०। 
१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धांत--श्रीगोरखनाथ सिंह। १५० । 
१४. रबर--श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्‌० एसू-सी'० । चित्र ३१ । ७.५० । 
१४, ग्रह-नक्षत्र--ओ्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्‌०। ४२५ । 
१६ नीहारिकाए--डाँ० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय) । ४२५। 
१७, हिन्दू धार्मिक कथाओ' के भोतिक अर्थ---श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिह । ३ ०० । 
१८, ईख और चीनी--श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । चित्र १०४। १३ ५० 
१६ शवसत--मूल लेखक और अनुवादक डॉ० यदुवज्ञी । 5 ००। 
२०, मध्यदेश: ए तिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन--डॉ० धीरेख्र वर्मा | कई 
रगीन मानचित्र, ऐतिहासिक महत्त्व के कलापूर्ण चित्र । ७ ००। 
२१-२२. प्राचीन हस्तलिखित पोथियो' का विवरण--( पहला और दूसरा खंड )। 
स० डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । प्रत्येक का मूल्य २.५० । 
२३--२६, शिवपूजन-रचनावली--आचार्य शिवपूजन सहाय (४ भाग )। मूल्य ऋ्रमशः 
८७५, ६००, १० ००, ८ ४० | 
२७. राजनीति ओर दशेन--डॉ० विदवनाथप्रसाद वर्मा । १४.०० । 
२८. बोड्धघर्मे-द्शन-«स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव | पृष्ठ ५५० | १७,०० ॥ 
२६-३०. मध्य एसिया का इतिहास--( दो खडो में ) महापडित राहुक साकृत्यायन"। प्रथम 
खण्ड १२२५। द्वितीय खण्ड ५,५० । 
३१. दोहाकोश--मूल कवि : बौद्धसिद्ध सरहपाद । छायानुवादक--महापण्डित राहुल 
साकृत्यायन्‌ । पृष्ठ ५५४८। १३ २५। 


३२ 


३३, 
३४. 
३४, 
३६, 
३७, 
३८, 
३६, 


४०. 
४१. 
४र, 
४३. 
४४. 
8४४. 


४६, 
४५७५, 
४८. 
४8६. 
४०, 
५९. 
४२, 
४३, 
रे, 
४४. 
दि, 
४७, 
धपण, 


( ख ) 


हिन्दी को मराठी संतो' की देन--आचाय विनयमोहन शमी | ११.२५। 
रामभक्ति-साहित्य में सधुर उपासना--डॉ ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । १० २५। 

अध्यात्मयोग और चित्तेविकलन--स्वर्गीय वेडूटेश्वर शर्मा | ७ ५० । 

ग्रचीन भारत की सांग्रामिकता--पण्डित रामदीन पाण्डेय । ६ ५० । 

बाँसरी बज रही--श्रीजगदीश त्रिगुणायत | ८ ०० । 

चतुर्दंशभाषा-निवन्धावली--पृष्ठ १८०४ । ४ २४ । 

भारतीय कला को बिहार की देन--डॉँ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह । पृष्ठ २१६९। ७ ५०। 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य--श्रीदुर्गाशकरप्रसाद सिह । स० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद। 
पृष्ठ ३९६९ । ५ ७५। 


पेट्रोलियम--श्री फूलदेवसहाय वर्मा । चित्र ४०। ५ ५० । 
नील-पंछी--(मूल-लेखक मारिस मेटररलिक)। अनु० डॉ० कामिल बुल्के । २५०। 
लिंग्विस्टिकफ सर्वे आफ्‌ मानभूम एण्ड सिंहभूम | ४ ५०। 
घडद्शेन-रहस्यू---प१ ० रगनाथ पाठक | ५ ०५ । 

जातक-कालीन भारतीय संस्क ति---श्रीमोहनलाल महतो (वियोगी'। ६ ५०। 


प्राइत भाषाओं का व्याकरण--सल-ले० श्रीरिचर्ड पिशल। अनु० डॉ० हेमचन्द्र 
जोशी । पृष्ठ १००४ | २० ००। 


दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा--महापण्डित राहुल साकृत्यायन | ६,००। 
भारतीय प्रतीक-विद्या--डॉ० जनाद॑न मिश्र । पृष्ठ ६१२। ११ ००। 
संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय--डॉ ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । ५५० । 
कषिकोश (प्रथम खण्ड)--स ० डॉँ० विश्वनाथ प्रसाद। ३ ००। 


कु वरसिंह-अमरसिंह--अनु ० प० छविनाथ पाण्डेय । ५ ००। 
मुद्रणु-कला--प० छविनाथ पाण्डेय । ७ २५। 


लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची--आचारय॑ नलिनविलोचन झर्मा। ५० न० पै० । 
लोककथा-कोश---आचार्य नलिनविलोचत हर्मा। ३२ त० पै० । 
लोकगाथा-परिचय--आचाय॑ तलिनविलोचन शर्मा । २५ न० पै० । 

बौद्धधम ओर बिहार---प० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'। ७७ दुर्लभ चित्र | ८ ०० । 
साहित्य फा इतिहास-द्शेन---आचाय नलिनविलोचन हर्मा । ५ ००। 
मुहावरा-मीमांसा--डॉ० ओमप्रकाश गुप्त। ६.४० । 
वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति--म० म० प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी | ५.००। 


, पंचदृश लोकभाषा-निबन्धावली ।४ ५० । 
६०.६१. प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण (३-४ खण्ड )--स० आचार्य 


नलिनविलोचन दार्मा। १ २५। १ ००। 


६२ व आर बिहार (बिहार का साहित्यिक इतिहास: सातवीं शती 


६३ 


अठारहवीं शती तक )--स ० आचाये शिवपूजन सहाय । ५ ५० 


कथा-सरित्सागर--मूल-लेखक महाकवि सोमदेवभट्ट । अनु० स्व० प० केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत । ( प्रथम खण्ड; षष्ठ लम्बक तक ) पष्ठ 5४६ | १० ००। 


*+उपयु कत प्रत्येक सजिल्द पुस्तक पर तिरंगा नयनाभिरास आवरण है ।, 


